प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ 
आर 


राजनीतिक विचार 


' लूलेक 
,, ..सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. (पारस) 


'भीविन्दबल्लम पन्त पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार 
झौर मज्जनलाप्रसाद पारितोधिक विजैता) 


प्रकाशक 
श्री सरस्वती सदन, मसरो 
प्रधान वितरण केन्द्र 3 
ह ए-१/३२ सफदरजंय एस्क्‍्लेद, मई दिल्‍्लो-१६ . 
ठृलीय संस्करण १६७४ ] [ पूल्य २१ रुपये 


अ्रकाशक : 
श्री सरस्वती सदन, 
ससूरी (उत्तर प्रदेश) 


वितरक : 
ए-१/३२ सफदरजंग एम्कलेब, नई दिल्‍ली-१६ - 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


मुद्रक ; 
धजय प्रिठर्स 
नवीन शाहुदरा, 
ईदेल्ली-३२ 


प्रस्तावना 


प्राचीन भारत की शासनपद्धति और राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करते 
हुए जिस दृष्टिकोण को इस स्रन्थ में मैंने अपने सम्मुख रखा है, उसका उल्लेख करना 
उपयोगी है-- 

(१) प्राचीन काल में भारत राजनीतिक दृष्टि से एक देश नहीं था । धर्म, 
संस्कृति श्रादि की एकता यहाँ ब्रवश्य विद्यमान थी, पर राजनीतिक रूप से यह देश 
बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनमे अ्नेकविध शासन-संप्याओं की सत्ता 
थी । वेदिक युग के झ्रार्य अनेक 'जनो' (कबीलों) मे संगठित थे | शुरू में ये जन “झन- 
वस्थित' दशा में थे । जब ये स्थायी रूप से किसी प्रदेश भे बस गए, तो प्रामों और 
जनपदी का निर्माण हुप्ला । इन जनपदों का स्व॒रूप प्रायः वेसा ही था, जैसा कि प्राचीन 
ग्रीस के 'पोलिस' का और प्राचीन इटली के 'सिवितास' का था। ऐतिहासिकों ने इन्हें 
“तगर-राज्य” (सिटी स्टेट) की संज्ञा दी हैं। भारत के प्राचीन जनपद भी नगर-राज्यो के 
रूप में ही थे, और उनका स्वरूप आधुनिक युग के राज्यों से बहुत भिन्‍न था। उनकी 
शासनसंस्थाएँ भी वर्तमान समय की' शासनसस्थाशओ्रो से भिन्‍न प्रकार की थीं । कतिपय' 
जनपदों में गणशासन की सत्ता थी, और कतिपय में वंशक्रमामुमत राजाप्नों के शासम 
की । गणराज्यों में भी कुछ में श्रेणितन्‍्त्र या कुलतन्त्र शासत विद्यमान थे, भ्ौर कुछ 
में लोकतन्त्र शासन की सत्ता थी । सब राज्यतन्त्र जनपदों की शासन-संस्थाएँ भी एक- 
सदृश नही थी । उनमे भी द्वेराज्य, वैराज्य, भोज्य, राज्य, एकराज्य श्रादि अश्रनेकविध 
शासन थे । कतिपय जनपदो मे प्रजा (विश:) द्वारा राजा के वरण किये जाने की प्रथा 
थी, ध्रौर कुछ में राजा स्वेच्छाचारी रूप से शासन किया करते थे | यह भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि इन जनपदों मे सदा एक-सी ही शासन-पद्धति कायम नही रही । 
झनेकझ ऐसे जनपदों में, जिनमे पहले गणशासन था, बाद में राजतन्त्र शासन स्थापित हो 
गया; भोर अनेक राजतन्त्र जनपदों से बाद मे गणतस्त्र शासन की स्थापना हो गई। 
इस दुष्ठि से भारत का प्राचीन इतिहास प्राचीन ग्रीस के इतिहास के समान है। भारत 
की प्राचीत शासन-संस्थाओों का भ्रध्ययन करते हुए इन तथ्यों को भ्रवश्य दुष्टि में रखना 
चाहिए । प्राचीन जनपदों का स्वरूप भौर उनकी शासन-संस्थाएँ भ्राधुनिक युग से बहुत 
भिन्‍न थीं। इस तथ्य की उपेक्षा करने के कारण ही श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने पौर- 
जानपद के स्वरूप को इस ढंग से प्रतियादित कर दिया है, मानो वह वर्तमान ब्रिटिश 
पालियामेट के सदुश हो । प्राचीन भारत में पौर-जानपद नामक संस्थाझों की सत्ता 
झवश्य थी । पर वे राज्य की केन्द्रीय संसद्‌ न होकर पुर-संघ (पुरसभा) और जनपद- 
संघ (जनपद सभा) की ही स्थिति रखती थीं। उनकी तुलना प्राचीन श्रीक लगर-राज्यों 


१.4 


की सभाश्रों से भ्वद्य की जा सकती है, पर झाधुनिक युग के सांसद प्रणाली वले' 
राज्यों का पालियामेट से उसके साइएय को प्रतिषांदित कर सकना ससस्‍्भव नहीं है । 
प्राचीन समय में न केवल भारत में अपितु संसार के सभी देशों में राज्यप्ंस्था का स्वरूप 
प्राधुनिक राज्योंसे बहुत भिन्‍न था । इसी कारणउनकी शासन-संस्थाएँ भी भिन्‍न प्रकार की 
थीं । इस तथ्य को इप्टि में न रखने से प्राचीन आसन-पद्धति और राजनीतिक संस्थाओं 
के स्वरूप का निरूपण करने में बहुत मूल हो सकती है । मैंने यरन किया है, कि पाणिति 
की अष्टाब्यायी, कौटलीय भर्थशास्त्र, वाल्मीकोष रामायण, महाभारत श्रादि ग्रन्थों में 
प्राचीन जनपदो के स्वरूप और उनकी झासन-संस्थाशों के सम्बन्ध में जो भी निर्देश ' 
मिलते है, उनका विद्ददरूप से विवेचन किया जाए । ऐसा करते हुए मैंने इन प्रस्थों से 
बहुत-से उद्धरण भी दे दिये हैं । 

(२) पर भारत के ये जनपद या नगर-राज्य देर तक कायम नही रहे । जिस 
प्रकार मैसिडोनिया के शक्तिशाली राजाझों ने ग्रीक नगर-राज्यो का अच्त कर उन्हें प्रपने 
श्रवीन किया, इसी प्रकार मगध के महत्त्वकाक्षी सम्राटोंने भारत के विविध जतपदी को 
अपने भ्रधीन कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की | जनपदो के पारस्परिक संघर्ष 
द्वारा पहले महाजनपदों का निर्माण हुआ, श्रोर बाद मे मगध के राजाश्रो ने उन सबको 
जीतकर 'प्रास्ममुद्रक्षितीश' श्रौर 'एकराट' के पद प्राप्त किये । बाहंद्रथ, नन्‍्द झौर मौये 
बंशो के जिन प्रत्तपी सन्नाटो ने मगध के इस सुविस्तीर्ण साम्राज्य का निर्माण किया 
था, वे श्रपने बाहुबल श्र व्यक्तिगत योग्यता द्वारा ही उसका शासन भी' करते थे । 
उनकी शक्ति का मुख्य आधार बह भृत सेना थी, जिसमें लाखों की सख्या मे सैनिक ये । 
इन साम्राज्यों के केन्द्रीय शासन में मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता झवध्य थी, पर ये मन्त्री 
सम्नाद द्वारा ही नियुक्त किये जाते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे । इस 
साम्राज्य-युग में भी पुराने ग्राम-संघों, पुरसघो और जन्पदसंघो की सत्ता कायम रही 
पर केन्द्रीय शासन मे किसी भी प्रकार की लोकतन्त्र सभाभों की सत्ता नहीं थी । यहू 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि ये साम्राज्य विजिगीषु राजाशो की कृति थे, झौर इनके 
शासन मे उन्हें हो 'कूटस्थानीय' माना जाता भा। भारतीम इतिहास के सा म्नाज्य-गुग 
में पौर-जानपद सभा था परिषद आदि जिन संस्थाओं की सत्ता के, निर्देश मिलते हैं, के 
केन्द्रीय शासन की संस्थाएँ न होकर उन जनपदों से विद्यमन थी, जिनकी आरान्तरिक 
स्वतन्त्रता इस युग मे भी कायम रही थी । भारत के सम्राटों ने. इन प्राचीन जनपदो की! 
स्व॒तन््रता सत्ता का पूर्णतया अन्त नहीं कर दिया था, भ्रपितु इस बीति का अमुसरण 
किया था, कि इनके चरित्र, व्यवहार और धर्म को कायम रंखा जाए । इसी कारण 
सम्राटों की शक्ति के निर्बल पड़ते ही अचेक पुराने अजतत्त और राजतन्त जनपद फिर 
से स्वतन्त्रता प्राप्त करने मे समर्थ हो सके थे, और भारतीय इतिहास के उस युग को 
प्रारम्भ हुआ था, जिसमे कि यौतेय, मालव, आजुनायन, महाराज झादि गण फिर से 
शवतन्त्र रूप से स्थापित हो गए थे । 

(३) पाश्वात्य देशों के समान भारतीय इतिहास के मह्यकाल में भी सासन्त- 
प्रद्धति का विकास हुझा । सुप्त यु में इस पद्धति का प्रादुर्भाव हो गया था, और पाल; 


डर रा 


वर्धत, मौखरी, चालुबय, राष्टरकूट, गुर्जरप्रतीहार, परमार आदि शाजवंक्षों के श्ासन- 
कील में सामस्तपद्धति ही भारत की प्रमुख संस्था थी । इस पद्धति के समय उस प्रंकार 
की, झासम-सस्धाह्रों की सता सम्भव ही नहीं थी, जो इस देश मे प्रतचीन काल से 
विद्यमान थीं; पुराने जनपदों का इस काल में भ्रल्त हो गया था, और गणतन्त्र राज्यों 
का शाक्षन भी ऐसे महाराज-महासेनापतियों के हाथों में भ्ञा गया था, जो किसी प्रतापी 
महाराजाधिराज़ की प्रधीनंता स्वीकृत करते थे। छोटी-छोटी जागीरों के शासक भी 
इस थूग में राजा कहलाने लगे थे, और पुराते जनपदों को स्थान ऐसी जानीरों ने ले 
लिया था, जिनके जासीरदा रो था शासकों की स्थिति उनके अपने बाहुबल' पर ही झ्ाधित 
थी। इस दशा में नपुरानी पौर-जानपद मंस्थाएँ ही कायम रह सकती थी, और ने 
मन्त्रिपरियद ही। प्रस्येक सामन्त राजा या महाराजाधिशज के भपने-ग्रपने दरबार होते 
थे, जिनमे प्रधानतंवा शासक राजवंश के सजातीय व्यक्ति ही सम्मिलित होसे थे । 
साम्राज्य-युग की भृत सेसाप्रों का स्थान श्रब ऐसी सेनाओो ने ले लिया था, जिनके 
सैनिक सामन्‍्त राजाओं की जाति के साथ सम्बन्ध रखते थे । 

(४) भारत की प्राचीन शासन-संस्थाओ्रों ने अपने-अपने समय के विचारकों को 
भी प्रभावित किया । इसी कारण कौटलीय श्रथ्नशास्त्र, सहामारत, स्मृतिग्रस्थों आदि में 
विविध प्रकार के राजनीतिक मन्तव्य और सिद्धास्त प्रतिपादित हैं। जहाँ कतिपय 
विचारक राजाओ्रो को इन्द्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओो के अंश लेकर निर्मित 
मानते हैं, और यह प्रतिपादित करते हैं कि यदि राजा बालक हो तो भी उसे 'महती 
देवता' समभना चाहिए, बहाँ ऐसे विचारक भी प्राचीन भारत मे विद्यमान थे, जो राजा 
को 'ध्वजमात्र' मानते थे, और यह कहने मे भी संकोच नहीं करते थे कि यदि कुत्ते को 
अच्छे वस्त्र और प्रामृषण पहना कर राजकीय सवारी पर बिठा दिया जाए, तो क्या 
उसकी भी शोभा नहीं होगी। ये विविध प्रकार के राजनीतिक विचार उन परि- 
स्थितियों के ही परिणाम थे, जिनमे कि ये विविध विचारक अपने मन्तव्यो का निरुषण 
कर रहे थे । 

प्राचीन भारत के इतिहास की जो सामग्री अरब तक उपलब्ध है, उसमें यह तो 
सम्भव नहीं है कि उस ढंग से मारत की शासन-संस्थाझ्नो और राजनीतिक सिद्धाम्तों 
के क्रमिक विकास का प्रतिपादन किया जा सके, जैसे कि पाइचात्य जगत्‌ के सम्बन्ध 
में किया गया है। प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यो की शासनपद्धति के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करने के जैसे साधन विद्यमान हैं, वसे अभी भारत के प्राचीन जनपदों के विषय 
में उपलब्ध तहीं हुए हैं। कठ, यौधेत्, मद्र, लिच्छवि, शाक्य, वज्जि, अ्न्धक-वृष्णि भ्रादि, 
प्राचीन भारतीय गणराज्यों की शासन-संस्थाएँ क्‍या थीं, इस सम्बन्ध में कत्तिपय निर्देश 
ही हमें प्राप्त हैं। अरब तक कोई ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिनसे इनकी शासन- 
पद्धतियों का विशद झूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सके । राजतन्तञ जनपदों की शासन- 
संस्थाओं के विधय में कुछ अधिक परिचंय प्राचीन ग्रन्थों से प्राप्त किया जा सकता है, 
पर यह मी प्रपरयोप्त है। यह श्राशा की जा सकती हैं, कि झोष द्वारा बाहंस्पत्य, 
झोशनस, मानव, प्ाम्भीय, प्रसशर आदि सम्प्रदायों सौर कोणपदन्त, पिशुत, वातव्याधि 


६ 


भारद्वाज, कात्यायत, दी्घ चारायण भादि झाचारयों के भ्रस्थ भविष्य में उपलब्ध हो 
जायेंगे। तभी म्रह सम्भव हो सकेगा, कि भारत की ग्राचीत शाधन-संस्थाप्रों और 
राजनीतिक सिद्धान्तों के कमिक विकास का वृत्तान्त त्रिशद रूप से लिखा जा सके । जब 
तक अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती, छमें उन्हीं निर्देशों से सब्तोष करता होगा, जो 
प्राचीन साहित्य में विद्यसान हैं । 

इस ग्रन्थ को लिखते हुए मैंने प्रायः उस सब सामग्री का उपयोग किया है, जो 
इस विषय पर प्राप्तव्य है। यह विषय अत्यन्त गहन है, भरत: इस विषय के ग्रन्थों की 
भाषा बहुत सरल नहीं हो सकती । फिर भी मैंने यत्व किया हैं, कि जहाँ तक सम्भव 
हो, भाषा को सरल ,भऔर शैली को सुबोध रखा जाए। पर श्रनिवार्य रूप से भ्रस्थ में 
भनेक ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है, जिन्हे श्रनेक पाठक कठिन समझ सकते हैं। यह 
आवश्यक भी है, क्योंकि दण्डनीति-सम्बन्धी प्राचीन साहित्य के भ्रपने शब्दों को प्रयुक्त 
किए बिना उनके प्रभिग्राय को भलीभाँति स्पष्ट नहीं किया जा सकता । 


--शत्यकेतु विद्ालंकार 


प्रकाशक का निवेदन 


हमे प्रसन्‍नता है, कि हित्दी ससार में इस ग्रन्थ का बहुत आदर हुआ है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने ५००० रु७ के ग्रोविन्द वललभ पन्त पुरस्कार द्वारा और मध्य- 
प्रदेश की सरकार ने १५०० २० के मोतीलाल नेहरू पुरस्कार ह्वारा इस ग्रन्थ की रचना 
के लिए डा० सत्यकेतु विद्यालद्भार को सम्मानित किया है। इन सरकारों ने इसे प्रावीन 
भारतीय राजशास्त्र विषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ स्वीकार किया है। नवीन संस्करण मे जहाँ 
झ्रावदयक सशोधन कर दिये गए हैं, वहाँ कतिपय सामग्री बढ़ायी भी गई है ' हमें प्राशा 
है कि डा० सत्यकेतु विद्यालछूपर के श्रन्य ग्रस्थों के समान इसे भी पाठक उपयोगी 
पायेंगे, और इससे प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के सम्बन्ध में आवश्यक परिचय प्राप्त कर 
सकेंगे । 


थी सरस्वती सदत, मसूरी 


ह। 


विषथ-सूची 


प्रस्तावना 
विधय-स्ूचो 


यहला भ्रध्याय : विषय प्रवेश 


१. 


प्राचीन भारत में राजनीतिशास्त्र का महत्त्व । 

प्राचीन भारत की विविध विद्याएँ, विद्याओों का विभांग, राजनीति- 
शास्त्र के बिविध नाम, दण्डनीति या राजनीतिशास्त्र के महत्त्व का 
प्रतिपादन । 


« प्राचीन भारत भें राजनीतिशास्त्र का विकास | 


राजनीतिशास्त्र के विविध आचायें और विचार-सम्प्रदाय, राजनीति- 
सम्बन्धी पुराने ग्रन्थों का परिचय । 


, राजनीसिश्ास्त्र विषयक प्राज्ीन ग्रन्थ । 


कौटलीय प्रर्थभास्त्र, महाभारत का शान्तिपर्व (राजधर्म पर्व), 
शुक्रनीतिसार, नीतिवाक्यामृत भादि भ्रन्य मीतिग्रन्थ, स्मृति-साहिंत्य, 
धर्मसूत्र भ्रादि । 


. प्राचीन राजशास्त्र और शासन-संस्थाप्नों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य 


बातें, विविध जनपदों या राज्यो की सत्ता, इतिहास के विविध युग 
और उनमे शासन-संस्थाओों की भिन्‍नता, साथ ही राजनीतिक विचारों 
में भी भिन्‍नता । 


वूसरा भ्रध्याय : वेदिक युग की झासन-संस्थाएँ 
१. राज्य-संगठन का स्वरूप । 


्ध्छ 


वैदिक युग के विविध जन और उनमे 'सजातता” व 'सनाभिता' की 
सत्ता, ग्रांमों के रूप में भ्रार्यों के संगठन, जनपदों या राष्ट्रों का विकास 
झार्थों के कुल तथा गोत्र 


» राज़ा की स्थिति । 


राजा का वरण या निर्वाचन, राजा के कर्त्तव्य, राजा के निर्वाचक- 
“राजान. राजकृत: बविशः (जनता) के साथ राजा का इकरार, 
जानराज्य । 


« सभा और समिति । 


राज्यसंस्था का प्रादुर्धव श्रौर विकास, सभा और समिति नामक 
संस्याभों के सम्बंस्ध भें उपलब्ध निर्देश, समिति का स्वरूप, सभा का 
इवहूप, सभा हारा ल्याथ कार्य का संम्पादन । 


१७ 


बेर 


यु 


तीसरा अ्रध्याय : उत्तर-वेदिक युग को कासन-संस्थाएँ 
१. विविध प्रकार के राज्यों का विकास । 
साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य श्ौर राज्य श्रोदि । 
२. राजा का राज्याभिषेक । 
सजसूय और वाजपेय यज्ञ, ब्राह्मण-अ्रन्यों से प्रतिपादित राज्याभिषेक- 
विधि, राजा को वरण करने वाले 'रत्निन', राजा द्वारा की जाने 
वाली प्रतिज्ञा, राज्याभिषेक-विधि द्वारा उत्तर-बंदिक युग की शासन- 
सस्थाओं पर प्रकाश । 
३, उत्तर-बैदिक थुम के विविध जनपद झौर साथ भौम शासक । 
जोया शभ्रध्याय : रामायण धौर महाभारत काल 
१, कोशल' राज्य की शासन-पद्धति । 
राजा का वरण करने वाले 'लोक-सम्मत: राजान ,, परिषद्‌ की सत्ता 
झौर उसका स्वरूप, रामायण में राजा के सम्बन्ध मे विचार । 
२. महाभारत युग के विविध राज्य । 
३. राजतन्त्र शासन । 
राजा का मुख्य कार्य--प्रजा का रंजन, राजा पर नियत्रण, राजा की 
पदच्युति और प्रजा द्वारा राजा की नियुक्ति या वरण, राजसभा और 
जन-संसद्‌ की सत्ता, राज्य के शासन का स्वरूप । 
४. गणतन्त्र राज्य । 
महाभारत में मणराज़्यो का उल्लेख, गणराज्यों की शासन-पद्धति के 
सम्बन्ध में निर्देश । 
पाँववाँ भ्रध्याय : बोद्ध युग की शासन-संस्थाएं 
१. सोलह महाजनपद और साम्राज्यवाद की श्रवृत्ति । 
बौद्ध युग के सोलह महाजनपद, अन्य जनपदों की सत्ता, साज्राज्यवाद 
का विकास । 
२. बौद्ध युग के गणराज्य । 
गणराज्यों की सूची, प्रमुख गणराज्य और उनकी शासन-पद्धति, 
लिच्छवि-गण, वज्जि-संघ, अन्य गणराज्य । 
३. गणराज्यों की कार्यविधि । 
भिक्षुसंघ भर उसकी कार्यपद्धति, प्रस्तावों की स्वीकृति, ग्रणपूरक, 
शलाका (वोट), बोट लेने की विधि, ज्ञप्ति 
४. राजतन्त्र राज्यों के शासन का स्वरूप । 
राजा की स्थिति, प्रजा वारा राजा की च्यूति और नये राजा की 
नियुक्ति, राजा के अमात्य, ग्रामों, पुरों प्रौर जनप्दों का शासन, 
न्याय-व्यवस्था । 


डा 


६० 


फ्ड 


सहवा शध्याय : प्रत्यींग सारत के अनपत्र बतौर उनका शासन - 


+7 5 


१. जनपद का स्वरूप । 


प्राचीन सारतीय जनप्रदों और ग्रीस तथा, इत्ली के तमर-राज्यों की 
तुलना, प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों (:॥7 83058) की विशेषताएं 
इन विशेषताओं की श्राचीन भारतीय जनपदों में सत्ता, पॉणिनि की 
भ्रष्टाध्यायी और कौटलीय भ्रथ॑ंशास्त्र द्वारा जनपदों के स्वरूप का 


' परिचय । 
. कौटलीय अर्थश्षास्त्र के श्रनुसार जनपद का स्वरूप । 


ग्रामों वरा जनपद का निर्माण, जनपद के उपविभाग, जनपद की 
राजधानी-+पुर, जनपदों के शील, वेज, भाषा, देवता, चरित्र 
व्यवहार और कानून । 


, जनपदों के शासन का स्वरूप । 


शासन-संस्थाओं की विभिन्‍नता, जनपदों की शासन-व्यवस्था मे परि- 
बर्लेन । 


सातवां झ्रध्याव : पाणिनि के श्राधार पर जनपदों का शासन 


१. 


न्प्ण 


गणतन्त्र जनपद । 
संघ शासन वाले जनपदों के सम्बन्ध में सूचनाएँ, श्रायुधजीबि संघ 
श्रौर भ्रन्य प्रकार के संघ । 


. पाणिनीय श्रष्टाध्यायी में अन्य प्रकार के जनपद । 
, पाणिनि के झाधार पर जनपदों का शासन । 


जनपद-निवासियों के तीन वर्ग, शासन की दृष्टि से जनपद निवासियों 
मे विभिन्‍तता, कुलतन्त्र या श्रेणितन्त्र जनपदों की सत्ता, जनपदों के 
शासन में कुलों या गोत्रो का स्थान, जनपदी भौर उनका शासन, 
संघ-जनपदों के अंक, लक्षण श्रोर घोष, आयुधजीवि और जातिमात्रोप- 
जीवि रुंघ । 


आाठवाँ प्रध्याथ : कौटलोग प्रमंशारत्र के ्रनुतार जनपदों का शासन 


१. 


विविध प्रकार के जनपद । 
संघ-जनवपद और राजतन्त्र जनपद, वार्ताशस्त्रोपजीबि श्रीर राज- 
दब्दोपजीबि संध । 


« संघ-जनपदों का शासन । 


अभिसंहत भौर बिगुण संघ, संघ-सुख्यों भोर संघ-सभाभ्रों को सत्ता, 
कुलतन्त्र शासन, संघ-राज्यों के प्रति कौटरूप की नीति । 


, राजतन्त्र जनपद़ों का शासन । 


रफजतत्त्र जनप्रदों के भेद----राज्य, ढेराज्य और बैराज्य, इतने, विविध 
अकार के राज्यों की शासन-प्रद्धति सम्बन्धी निर्देश, राजा के लिए 


'. झावश्यक गुण, मिरंकुश राजा । 


३० 


१३० 


१४७ 


१०७ 


नमो अध्यक : ग्रोक विवरणों द्वारा सूचित मणतस्त्र जनपद 


१. 


र२्‌. 


उत्तर-पश्चिमी भारत के गणराज्य । 

स्लुचुकायन, कठ, भ्ररिष्ट, थौधेय, सौमूति, शिवि, मालव, क्षुद्रक, 
भ्रम्बष्ठ, क्षत्रिय, मुश्चुकर्ण, ब्राह्मणक भर पातानप्रस्थ । 

ग्रीक विवरणों में गणराज्यों के शासन-बिषयक निर्देश । 

श्रेणितन्त्र श्लौर लोकतन्त्र शासन । 


दसमाँ प्रध्याय : मोय साप्नाज्य को शासन-व्यवस्था 


१. 


पं 


साम्राज्यवाद की सफलता । 
मगध के राजाओ द्वारा साम्राज्य का विस्तार, मौर्यो का विशाल 
साम्राज्य । 


. साम्राज्य के शासन की रूपरेखा । 


पाँच चक्र, चक्रो के उपविभाग, प्राचीन जनपदों की अ्रधीनस्थ रूप से 
सत्ता, ग्रामो का शासन, शासक वर्ग, स्थानीय स्वशासन । 


» विजिगीषु राजषि सम्राट । 


साम्राज्य मे राजा या सम्राट्‌ का स्थान और महत्त्व, राजा के लिए 
प्रावश्यक गुण । 


, मन्त्रि-परिषद । 


मन्त्रियों की आवश्यकता, मन्त्रि-परिषद्‌ और 'मन्त्रिण.', परिषद्‌ या 
परिषा, साम्राज्य के शासन में श्रमात्यों प्लोर मन्त्रियों का महत्त्व । 


« जनता का शासन । 


जनपदो का स्वशासन, नगरों का स्वशासन, ग्रामों का स्वशासन, 
व्यवसायियों की श्रेणियाँ । 


. केन्द्रीय शासन का संगठन । 


प्रठारह तीर्थ (शासन के विभाग), मन्‍्त्री, पुरोहित, समाहर्ता, सन्नि- 
घाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, 
सन्त्रिपरिषदु-अध्यक्ष, दण्डपाल, श्रन्तपाल, दुर्गंपाल, नागरक, अशास्ता, 
दोवारिक, आान्तवंशिक, भ्राटविक, विभिन्‍न तीर्थों के श्रधीन विविध 
विभागाध्यक्ष । 

न्याय-व्यवस्था । 

धर्मस्थीय श्रोर कण्टकशोधन न्यायालय, कानून के विविध झंग । 
राजकीय आय-ब्यय । 


राजकीय श्राय के विविध साधन, राजकीय व्यय के विविध विभाग, 


१४६ 


१६६ 


११ 


स्याशहुबां भ्रष्याय : मोर्योतर युग को शासन-संस्थाएँ २०४ 
१. मौर्थोच्तर युंग । 
२. भौर्योत्तर युग के गणराज्य । । 
झनेक गणराज्यों का पुनरुत्यान, यौघेय, मद्र, मालव, श्रार्जुनायन, 
शिवि, झौदुम्वर, कुणिन्द, वृष्णि, राजन्य, महाराज, भ्राप्रेय, लिंच्छवि । 
३. राजतन्त्र राज्यों की शासन-संस्थाएँ । 
स्मृति-ग्रन्थों में राजतन्त्र राज्यों के शासन-विषयक निर्देश । 
सारहुवां भ्ध्यकय : प्राजोन भारत को कलिपय भहस्वपूर्ण शासन-संस्थाएँ ११८ 
१. पौर-जानपद । 
विविध ग्रन्थों में पौर-जानपद के विषय में निर्देश, क्या पौर-जानपद 
प्राचीन भारत की पालियामेंट थी ? पौर-जानपद का वास्तविक स्वरूप । 
२. मन्त्रि-परिषद्‌ । 
मन्त्रियों की पभ्रावश्यकता, मन्त्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में विविध झाचायों 
के मत, मन्त्रिपरिषद्‌ का स्वरूप भौर स्थिति । 
३. पुरोहित । 
उत्तर-वैदिक युग मे याज्ञिक कमंकाण्ड और धार्मिक प्रनुष्ठानों का 
महत्त्व, इस कारण राज्यसंस्था मे पुरोहित की विशिष्ट सत्ता, प्राचीन 
राज्यों में पुरोहित की स्थिति । 
४, सभा। 
महाजनपदों और विशाल राज्यों मे सभा का स्वरूप, उसकी रचना 
और स्थिति। 
तेरहवाँ प्रध्याय : गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्था २३६ 
१. गुप्त साम्राज्य । 
भुप्त साम्राज्य की स्थापना, सामन्त-पद्धति का उदय। 
२. गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्था । 
साम्राज्य का स्वरूप, केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन, राजकीय कर' 
प्रश्तीनस्थ राज्यों का शासन, गणराज्य भौर उनके शासन में परिवर्तेन 
चओदहया भव्याय : मध्यकालीस भारत को शासत-संस्थाएं २५१ 
१. भारतीय इतिहास का मध्यकाल । 
केन्द्रीय राज-दाक्ति का अ्रमाव, विविध राजवंशों के शासन । 


» “२ शासन-व्यवस्था । , 
सामस्त-पद्धति, प्राचीन जनपदों का प्नन्त, रोजाश्ों का निरंकुश भौर 


स्वेच्छाचारी दासन, प्रजा के रंजन और लोक कल्याण की उपेक्षा । 
हे. प्राम-संस्थाएँ। 
धाम सभा, ग्राम समिति, ग्राम संस्थाभों के कार्य । 


श्र 


४. शासन-व्यवस्था का स्वरूप । 
दक्षिणी भारत की शासन-व्यवस्था, उत्तरी भारत की शासन-व्यवस्था । 
चन्द्रह्॒वा भ्रध्याय : शिल्पियों भौर व्यापारियों के संगठन 
१. बौद्ध युग के पूर्व का काल । 
शिल्पियों की श्रेणियाँ, व्यापारियी के निगम, श्रेणी-मुख्य भर उनका 
महत्त्व । 
२. बौद्ध युग के श्राथिक संगठन । 
जातक ग्रन्थों द्वारा शिल्पि-श्रेणियो और व्यापारी निगमों का परिचय | 
३. सस्कृत साहित्य में श्राथिक सगठन । 
कोटलीय भ्र्यशञास्त्र, स्मृति-ग्रन्थ, महाभारत प्रादि। 
४. व्यापारियों के संगठन । 
५ आधथिक सगठनो का १रातत्त्व, सम्बन्धी सामग्री द्वारा परिचय, 
इन संगठनों द्वारा बेकिंग का कार्य, निगमो की मुहरें । 


सोलह॒याँ भ्रध्याय : राज्य विषयक सिद्धान्त--राज्यसंस्था की उत्पसि 

१. विकास सिद्धान्त । 
अथवंवेद मे विकास सिद्धान्त का प्रतिपादन । 

२. अराजक दशा और राज्य की उत्पत्ति । 
महाभारत में भ्रराजक दशा का आदर्श दशा के रूप में प्रतिपादन, 
उपभोग्य पदार्थों का अभाव और उसके कारण काम, लोभ श्रादि की 
उत्पत्ति, इसी कारण राज्यसस्था की झावश्यकता हुई । 

३, मात्स्यन्याय और समयवाद का सिद्धान्त । 
अराजक दशा का भयकर वर्णन, इस दशा मे सवंत्र मात्स्यन्याय की 
सत्ता और व्यवस्था का अभाव, इस दशा को दूर करने के लिए दो 
सविदाएँ की गई, एक मनुष्यों द्वारा आपस में और दूसरी राजा के 
साथ । 

४, देवी अभ्रधिकार सिद्धान्त । 
ईश्वर द्वारा राजा की उत्पत्ति, विविध देवताशरो का अश लेकर राजा 
का निर्माण । 
५. युद्धयूलक सिद्धान्त । 
युद्ध की परिस्थितियों द्वारा राजा की उत्पत्ति । 


सतरहवाँ भ्रध्याय : राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके हावक्यक तत्व 


१. राज्य की शरीर (078478॥)) के रूप से कल्पना । 
सप्ताजु राज्य, राज्य की सात प्रकृतियों में कौन॑ भ्रपिक महत्त्वपूर्ण 
< हहैं। 


२६१ 


२७७ 


श्दश 


हरे 


२. दण्डबाक्ति का सिद्धान्त । 
दण्ड का झभिप्राय--उछ ललता का दसत या मर्यादा की स्थापना, 
दण्ड की सर्वोपरिता, दण्ड के प्रयोक्ता को ही राजा (स्वामी) कहते 
है ॥ $ 

३. स्वधर्म का सिद्धान्त । 
चार वर्ण और चार झाश्रम, वर्णों और झाश्नमों के स्वर्म, राजर्शाक्ति 
का प्रधान कार्य सबको स्वंधर्म में स्थिर रखना ही है । 

४. राजा की स्थिति और क़रतेव्य । 
राजा और प्रजा की अन्योत्याश्रयिता, काल का कारण राजा, सतयुग 
झ्ादि चार युगों की कल्पना और उनका राजा पर आझाश्चित होना, 
राजा के लिए आवश्यक गुण, राजा का समय-विभाग, राजा पर 
नियन्त्रण । 

५. सप्ताडु राज्य के भ्रन्य प्रग (प्रकृतियाँ) । 
श्रामात्य, जनपद, पुर या दुर्ग, कोश, सेना या बल, मित्र । 

ध्रठारहवाँ प्रध्पाय : राज्यक्रर विधयक सिद्धान्त झ्ोर राजकीय भ्राय-व्यय ३१३ 

१. कर सम्बन्धी सिद्धान्त । 
राजा मनमानी तरीके से कर नहीं लगा सकता, करों और उनकी 
मात्रा का शास्त्रनीति और परम्परागत व्यवहार पर अ्राश्चित होना, 
कर राजा के वेतन है, कर के सम्बन्ध मे विविध सिद्धान्त । 

२. भूमिकर और भूमि का स्वामित्त्व। 
भूमिकर सम्बन्धी व्यवस्थाएँ, क्या राजा को भूमि का स्वामी माना 
जाता था। 

३. राजकीय झ्राय के अन्य साधन । 
वस्तुओं की बिक्री पर कर, चुगी, श्रायात-कर और निर्यात-कर, 
प्रत्यक्ष कर । 

४, राजकीय व्यय । 
व्यय के विविध विभाग, विविध कार्यों पर राजकीय भ्राय का व्यय । 

५. राजकीय प्राय-व्यय का विभाग ! 

उम्मीसर्षां भ्रध्याय : कानून झौर न्याय-व्यवस्था ३२६ 

१. कानन का स्वरूप । 
कानून के विविध भ्रंग, इन अंगों के महत्व का विवेचन । 

३. राजा का कानून के अ्रधीन होना । 
कानून की सर्वोपरिता और राजा का भी दण्डनीय होता । 

३. स्माय विभाग का संगठल और क्ामविधि, वैदिक स्वायालय - सभा, 
स्मृ्तियों में सभा का स्वरूप, त्यायाघीक्षों के श्रावश्यक गुण, कौटलीय 
अर्थशएत्र में न्‍्मायालयों का संसठत और कार्यविधि | 


है 


जीसर्वा श्रष्पाय : राज्यों के पारत्थरिक सम्बन्ध प्लोर व्यवहार दैशे८ 


१. 
२, 


सती अ्द 


बदिक तथा उत्तर-वेदिक युग । 

प्राय-बौद्धकाल । 

महाभारत भौर स्सृतिग्रन्थों में युद्ध-सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन, 
बाडगुण्य की नीति । 


« साज्नाज्य के विकास काल में पर-राष्ट्रगीति, कौटलीय अ्र्शास्त्र में 


घाडगुण्य नीति और युद्ध के विविध नियम । 


, शान्ति काल के राज्थों के पारस्परिक सम्बन्ध । 


विविध प्रकार के राजदूत श्रौर उनके सम्बन्ध मे नियम । 


. नण्हस सिद्धान्त । 
. सामन्‍्त-पछ्ति में राजा और उसके अधीतस्थ राज्यों मे परस्पर सम्बन्ध । 


अग्रथ धर्माथंफलाय राज्याय नमः 
--कामन्दक 


'सर्वस्य जीवलोकस्य राजधमें: परायणम्‌। 
त्रिवर्गों हि समासक्तो राजधमेंषु कौरव । 
मोक्षधर्मर्च विस्पष्ट: सकलोउत्र समाहित: ॥' 
“महाभारत, शान्तिपर्व 
सर्वोक्‍्जीबक॑ लोकस्थितिकृन्नीतिशास्त्रकम्‌ । 
धमर्थिकाममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रद यतः ॥' 
-शुक्रतीति 
“दण्डनीतिरेका विद्येत्यौशनसा:--तस्यां हि 
सर्वे विद्यारम्भा: प्रतिबद्धा इति ।' 


'. विर्षय-प्रवेंश 


"१७०, 20 '#०० ३३७०९ ५ हन 


(१) भ्ाचीन भारत में राजनतिशास्त्र का महुस्‍्व 


भारत के आचीन निवासियों ने जहाँ धर्म, दार्शतिक चिन्तव और भ्ध्यात्मवाद 
के विकास पर विश्लेत्न ध्यान दिया था, वहाँ उन्होंने संसार की ऐहलौकिक उन्नति की भी 
उप्रेक्षा नहीं की थी । उत्तकी सस्मति में धर्म का प्रयोजन जहाँ मोक्ष (निरश्रेयस) की 
प्राप्ति था, चहाँ साथ ही सासारिक अभ्युदय भी था।' मनुष्य की व्यक्तिगत और 
सामूहिक उनलति के लिए उन्होंने बहुत-सी विद्याश्ों का विकास किया था। शुकनीति 
के प्रनुसार विद्याओों की कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती, वे प्ंनन्त हैं। इसी 
प्रकार कलाएँ भी अनगिनत हैं। शुक्राचर्य ते ३२ विद्याञ्रों का परिमणन किया है, 
जिनमें अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, शिस्पशास्त्र और थयावन दर्शन भी अन्तगंत है।* 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में महषि समत्कुसार के पूछने पर नारद ने उन बिद्याओं को गिनाया 
है, जिनका उन्होंने श्रनुशीलन किया था | ये विद्याएँ निम्नलिखित हैं--वेद, इतिहास, 
पुराण, पितुविद्वा, राजिविद्या, देवविद्या, भूतविद्या, युद्धनीति, नक्षत्रविद्या, सर्पचिया 
झौर खनिविद्या ।? जातक-प्रन्थों मे स्थान-स्थान पर अ्रष्दादश विद्याओं का उल्लेख 
किया गया है।४ साथ ही, यृथक्‌ रूप से शिल्पविद्या,' हस्तिविद्या,” धनुविद्या, 
मन्त्रविद्या,” चिकित्साशास्त्र' तथा विविध प्राणियों की बोली समभते की विद्याभो् 
का भी व्णन है। जातक-प्रन्थो के समान वायु पुराण से भी अ्रठारह विद्याओं का 
उल्लेख किया गया है।*' प्राचीन साहित्य में इन' विविध विद्याशञ्रों के उल्लेख से इस बात 
में कोई सन्देह नही रह जाता कि प्राचीन भारतीय ऐहलौकिक ज्ञान को भी बहुत महत्त्व 
देते थे, और उसके विकास के लिए भी वे समुचित अयत्न करते थे । उनकी खोज व 
जिन्नासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म व दशन तक ही सीमित नहीं था । सांसारिक उन्मति 
झौर मनुष्यों का योगक्षेम भी उनकी इप्टि में महत्व के विषय थे । 


१. “यतोउस्युदयनिष्थेयससिद्धि: से धर्म” मोगशास्त्र । 


२ शुकर्तीतिसार, चतुर्थ प्रध्याय, तुतीय अकरण, २३-२५ । 

३ छान्‍्दीग्योपतिषद्‌, सप्तम प्रपाठक । 

४, ३९ 'उ08८७, ९50 एए 8. 8, (०एश ५७ 7., छ. 426 
१, एवं प्रण ए# 9. 92 

5, व ३४० पर 9. 32 

७, छिं0 परत पं 9. 69 

#, ७४ जग मं 9. 8, एज (५, 9, 283 
९, ईछं6 फ््न व $ 249 


# असमुपुरान हे; ६, ए२ । 


शक प्राचीन भारत की शासन संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कौटलीय प्र्थश्षासत्र में विविध विद्याओं का विभाग इस प्रकार से किया गया 
है-..“झान्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता भौर दण्ड-नीति ये चार विद्याएँ हैं।”' सांख्य, योग और 
लोकायत (चार्वाक) दर्शनों को 'भाल्वीक्षकी' विद्या कहते थे । इन्हो को दर्शनशास्त्र भी 
कहा जाता है। न्याय, वेदान्त, वैशेषिक और मीमासा दर्शनों का विकास सम्भवत 
कौटल्य के समय तक नही हुआ था, या उस समय सांख्य योग और चार्वोक्त दर्शनों की 
ही दर्शनशास्त्रों में प्रधातता थी । ऋण, यजु और सामवेदों को 'त्रयी' कहते थे । श्रथवे 
और इतिहास को भी बेदो के पभ्न्तर्गत माना जाता था। कृषि, पशुपालन झौर वाणिज्य 
को 'वार्ता' कहते थे । इन साधनो द्वारा प्र्थसाधन करना और 'प्र्थ' व 'अनर्थ' में विवेक 
करना (वार्ता विद्या का कार्य था। 'दण्डनीति' का लक्षण कौटल्य ने इस प्रकार कया 
है--“आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता का योगक्षेम (फलना फूलना) दण्ड (व्यवस्था) पर 
ही निर्मेर करता है। उनकी नीति को दण्डनीति कहते हैं । जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त 
करना, प्राप्त हुए की रक्षा करना, रक्षित की वृद्धि करता और बढ़ी हुई सुख-समृद्धि के 
यथायोग्य स्थानों व पात्रों में प्रयुक्त करता दण्डनीति का ही कार्य है। लोकयात्रा 
देष्डनीति पर ही निर्मर करणो है ।* 

शुक्रनीतिसार में झान्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता श्नौर दण्डनीति--इन चार विद्याग्रों 
का विवेचन कर दण्डनीति के महत्त्व को बताने के लिए 'दण्ड' श्रौर दण्डनीति के 
अभिप्राय को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है---“दम या मर्थादा का नाम दण्ड है। 
इसी कारण राजा को भी “दण्ड' कहते हैं। इस दण्ड की जो नीति होती है, उसे' 
दण्डनीति कहते हैं । इसे नीति इस कारण कहा जाता है, क्योंकि यह नयत (पथ-प्रदर्शन) 
करती है ।* 'महाभारत' के शान्तिपवं मे दण्ड और दण्डनीति के ग्रभिभ्राय को इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया है-- “दण्ड द्वारा श्रदान्त (उद्धृत) लोगों का दमन किया जाता 
है। भरत. दमन करने झौर दण्डित करने के कारण “दण्ड' शब्द का प्रयोग विद्वानों द्वारा 
किया जाता है। मनुष्यो में कही भ्रसंमोह (अव्यवस्था) न मच जाय, और ग्रर्थ का 
संरक्षण हो सके, श्रत. मर्यादा की स्थापना की गई, जिसे “दण्ड' कहते है ।* यह ध्यान 
में रखना चाहिए, कि दण्ड का श्रर्थ सजा नहीं है। अव्यवस्था व ग्रराजकता को दूर कर 
व्यवस्था स्थापित करना श्र मनुष्यो की उच्छु खलता को मर्यादित करके सच्चे श्रर्थों 
में स्वतन्त्रता को कायम करना ही 'दण्ड' का प्रयोजन व श्रभिष्राय है। दण्ड के मूल 
तत्त्व मर्यादा और दम हैं । मानव-समाज की स्थिति द्रण्ड पर ही निर्भर होती है, क्योकि 


१ “भआ्रान्वीक्षकीत्रयीबात्तदिण्डनीतिश्चेति विद्या ।” अथंशास्त्र १/१ | 
२. “आान्वीक्षकी त्यी वार्सावां योगक्‍तस्पक्षेमसाधनों दण्ड । तंस्थ नीतिए॑ण्डमीति प्रलब्धलाभार्था 
लब्ध परिरक्तिणी, रक्षिवविवर्धिनी, वृद्धस्य तोर्थेषु प्रतिपादिनीच ।” प्र्थशास्त्र १/३। 
हे. शुक्रनीतिसार २/१५ २-१५४ । 
४ “यस्माददास्ताचवमयति भ्रशिष्दान्दण्डयत्यपि । 
दमनाइण्डनाच्चेब तस्माव्‌ दण्ड विदृर्व धा. ॥ 
अ्रसंगोहाय मर्त्यानामर्गंसरक्षणाय ने । 
"मयोंदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ा विशापते. ॥” महाभारत, शान्तिपवं प्र० १४५ । 


विषय अंवेश श्ह 


सभाज के निर्माण का धमिप्राय ही यह है, कि सनुष्यों के कर्म और स्वेच्छातरिता 
मर्यादित हों । 

भरत के प्राचीत विवारकों की सप्ट में इस दण्हं और इसे प्रतिपादित करते 
वाली दण्डनीति' का बहुत अधिक महत्व था। इस सम्बन्ध में कोटलीय अर्थशास्त्र में 
कंतिप्य पुराने प्रोषायों के मत उद्धत किये गए हैं। वाहंस्पत्य सम्प्रदाय को मत है कि 
चॉर्सा और दण्डनीति ये दो ही विद्याएँ हैं, क्योंकि तयी तो दुनियादार लोगों के लिए 
सहारा था भावरण मांत्र ही है। भौधनस सम्प्रदाय के मत में “दण्डनीसि हो एकमात्र 
विद्या है | अंन्य सब विद्याओं का सूल उसी में है ।”” यद्यपि आचार्य कौटल्य का मत 
था कि ये चारों ही विद्याएँ हैं, क्योंकि विद्या वह है, जिससे धर्म और अर्थ का परिज्ञान 
झौर सिद्धि हो, तो भी वे दण्डनीति के विशिष्ट महत्व को स्वीकार करते थे । उन्होंने 
लिखा है कि “पअ्रन्य तीनों विद्याओं का पूल दण्डनीति में ही है ।/ “सम्पूर्ण सांसारिक 
जीवन दण्डनीति पर ही झाधित हैं ।”* “अर्थ ही सबसे प्रधान है, धर्म श्रौर काम का 
मूल पर्थ मे ही है ।* 

भारत के प्राचीन साहित्य में राजनीतिशास्त्र के लिए जहाँ 'दण्डनीति' दच्द 
का प्रयोग हुआ है, वहाँ राजनीति, राजपर्मशास्त्र, भर्यशास्त्र प्रादि भ्रन्य भी अनेक भ्षब्द 
इस शास्त्र के लिए प्रयुक्त किये गए है। कौटलीय प्र्थशास्त्र सम्पत्तिशास्त् 
(४९०7०पां८४) विषयक ग्रन्थ ने होकर दण्डनीतिं या राजनीति का ही प्रतिपादन 
करता है। कौटल्य ने भ्र्थशास्त्र के 'प्र्थ' शब्द का प्रभिप्राय इस प्रकार स्पष्ट किया 
है--“मनुष्यों द्वारा बसी हुई मूमि को 'प्र्थ” कहते हैं,” प्रौर “उसके लाभ भौर 
पालन के सम्बन्ध में जो शास्त्र व्यवस्था करे, उसे भ्रथेशास्त्र कहा जाता है ।“९ 
कौटल्य ने झर्थ' की जो व्याख्या की है, वह बड़े महृत्त्व की है। बंस्‍्तृत., इससे 
राज्यसंस्था का ही बोध होता है। 'राज्य' के तीन मुख्य तत्त्व हैं, भूमि, मनुष्य और 
संगठित सरकार की सत्ता । इनसे से दो तत्त्वों का समावेश कौटल्य के “श्र्थ! मे हो 
गया है। तीसरे तत्त्व को ही प्राचीन राजनीति विषयक ग्रन्थों में 'दण्ड' नास से कहा 
जाता है । 

, प्राचीत भारतीय विचारकों की इष्टि में इस दण्डनीति, भ्र्थशास्त्र या राजघर्म- 

शास्त्र का महत्त्व बहुत प्रधिक था। कौटल्य ने दण्डनीति के महत्त्व को प्रतिषादित करते 
हुए जो कुछ कहा है, उसे हमने भ्रभी ऊपर उद्धृत किया है। महाभारत के ध्वुसार 


4, “तंगी वात दण्डनीसिस्वेति मानवा. । *'वार्तादण्डनीतिश्वेति धाहस्पत्या:--संबरणमात हि. तयी 
लोफयाज़ाबिद इति । दण्डनीतिरेका विज्वेत्यौदवनसा:--तरस्याँ हि सर्विविज्ञारस्भा: प्रतिबद्धा इति ।* 
अर्थंशास्त १/१। 

“बतलेख एवं विधा इति कौटल्य: तरभिः धर्मोवी यद्विद्या्ना विद्यात्यम्‌ । भर्यशास्त १/९३+ 
“दुड्डयूलास्तिन्रों विद्या: ।” भर्यशास्त्र १/४। 

, “ज्रस्यामायता लोकयांत्रा ।/ भर्यंधास्त्र १/३ ! 

मझरर्थ पु अधास इति कौटल्य: + प्रश्म॑सूलो हि ध्रमकामादिति 

सपनुष्यवती भूमि: हत्या: । तरवा: पूथिक्सा! साक्पासगोपाम: शास्कसर्यक्ास्तम्‌ (* भें० १५/१ 


ही डर ले जा यण 


२० प्राचीन भारत की शासन संस्थाएं तथा राजनीतिक विचार 


“सम्पूर्ण त्याग, दीक्षा, विद्या तथा लोक राजधर्म पर ही भाश्रित हैं।”*“बदि दण्डनीति 
न रहे, तो 'त्रयी' का नाश हो जाए, घर्म रह ही न सके भौर समाज कौ स्थिति ही 
सम्भव न रहे /”* “सम्पूर्ण जीवलोक का प्रन्तिम झाश्रय राजधर्म में ही है ।/* “जिवर्गं 
(धर्म, काम और प्र) राजधर्म पर ही भ्ाश्ित है। स्पष्ट रूप से मोक्ष भी सजधर्म 
में ही समाहित है।”* “जिस समय दण्डनीति का ठीक प्रकार से श्रनुष्ठान हो रहा होता 
है, उस काल को ही सतयुग कहा जाता है ।”* इन्हीं भावों कों सोमदेव सूरि ने एक 
वाक्य द्वारा इस ढंग से प्रकट किया है---““उस राज्य को नमस्कार है, जिसका फल धर्म 
और भर्थ है ।”* इसी विचार के कारण बाहंस्पत्य सम्प्रदाय के विचारको ने त्रयी और 
आस्वीक्षकी को विद्या के रूप में स्वीकार करने से इन्कार किया था, श्रौर श्रौशनस 
सम्प्रदाय दण्डतीति के अतिरिक्त श्रन्य किसी को विद्या के रूप में स्वीकार करने के 
लिए उद्यत नहीं था। अ्रभिप्राय यह है कि प्राचीन भारतीय विचारकों के प्रनुसार 
मनुष्यों के चरम लक्ष्य की पूर्ति राज्यसंस्था व राजधर्म द्वारा ही सम्भव हो सकती थी। 
प्राचीन ग्रीक विचारक एरिस्टोटल के समान भारतीय राजश्ञास्त्र-प्रगेता भी यह मानते 
थे कि राज्यसंस्था मे ही मानव-जीवन के चरम विकास और उनतति की सम्भावना 
निहित है। राजनीतिशास्त्र के महत्व को प्रदर्शित करने वाली कतिपय प्रन्य उक्तियाँ 
भी उल्लेखनीय हैं। कासन्दक नीतिसार के ग्रनुसार “दण्डनीति द्वारा ही सम्पूर्ण भुवन 
अ्रपने मार्ग पर निरस्तर रूप से चलता है ।”” शुक्रनीतिसार के अनुसार, “नीतिशास्त्र 
सबको जीवन प्रदांत करने वाला, लोक की स्थिति को सम्पादित करने बाला, धर्म, 
अर्थ और काम का मूल तथा मोक्ष का प्रदान करने वाला है।* “जिस प्रकार भोजन 
के बिना देह नहीं रह सकता, उसी प्रकार संसार के सब व्यवहार नीतिशास्त्र के बिना 
नही रह सकते ।”€ 


. “सर्वे त्यागा राजधर्मषु दृष्टाः सर्वा' दीक्षा' राजधरमंषु चोकक्‍्ता, । 
सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता., सर्वे लोका, राजधर्मे प्रविष्टा: ॥” शान्तिपवं, ६२/२६ | 
“मज़्जेत्‌ त्रयी दण्डनीती हताया, 
सर्बे धर्मा प्रक्षयेयु: विवृद्धा ॥” शान्तिपर्व ६२/२५। 

“सबंस्थ जीवलोकस्य राजधम- परायणम्‌ ।” शान्तिपवं ५५/३ । 
“ज्िवर्गों हि समासक्तो राजधमेंषु कौरव । 
'मोक्षघरमंशच विस्पष्ट सकलो5ल्न समाहित. ।” शान्तिपर्व ५५/४ | 
“दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक्‌ कारत्स्येंन वर्तते । 
तदा कृतयुगों नाम काल' श्रेष्ठ, प्रवर्तते ॥” झान्तिपव ६९/७। 
- “अर्थ धर्माथफेलाब राज्याय नमः ।” 
७ कामल्‍्दक मीतिसार १/१॥ 
- “सर्वोपजीवक लोकस्थिति कुल्नीतिशास्त्कम्‌ । 
धर्मार्थकाममूल हि स्मृत मोकषप्रद यतः ॥ शुक्र १/५। 
. € “सर्व लोक व्यवहार स्थिति नौत्या बिना न हि। 
यथाशनेविना देहस्व्रितिते स्थादि देहिनाम्‌ । १/११। 


न 


जज 


प्‌ ्छ 


दर 


ट 


री 


४ 


लत 30, विफंदअवेश 0. पप्छ ईहे 
(२) आ्राधीय भास्त में राजनोतिशास्त्र कां विकास 


वर्तमाव समय में राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी प्राचीन भारतीय ग्रन्थ बहुत कम 

संख्या में उपलब्ध हैं। पेंर जी थोड़े-से प्रन्य इस समय आप्त है, उनके द्वारा राजनीति, 

विषयक अन्य भी प्रतेक लेखकों, विचारकों, ग्रन्थी और सम्भदायों की सत्ता का परिचय 
मिलता है। इस दृष्टि से भी प्राप्त ग्रन्थों का अध्ययन बहुत उपयोगी है। 

'. कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र का प्रारम्भ करते हुए प्रथम वाक्य यंह लिखा है--- 
“पृथिवी के लाभ (प्राप्ति) और पालन' के प्रयोजन से जो-जो' प्रथंशास्त्र पहले के' 
आाचायों में लिखें ये, प्रायः उन सबका संग्रह करके इस अर्थशास्त्र की रचनों की गई 
है ।” इस वाक्य से स्पष्ट रूप से सूचित होता है, कि कौटल्य से, पहले भी बहुत-से 
भ्राचारयों से प्रथ॑क्षास्त्रों की रचना की थी। कौटल्य ने इन सबका उपयोग कर अपने ' 
ग्रन्थ को लिखा । यही कारण है जो भर्भश्ञास्त्र में स्यात-इ्थान पर पूर्ववर्ती झाचायों के 
मत उद्धृत किये गए है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जिन झ्राचायों के मत उद्धृत किये गए 
हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं--भारद्वाज', विशालाक्ष , पराशरर, पिशुन*, कौणपदन्त', 
वातव्याधि", बाहुदन्तीपुत्र'ं, कणिडक भारद्वाज, कात्यायन", घोटमुख”", दो 
चारायण” , पिशुनपुत्र'*, और किझ्जल्क ४ । 

इन झाचायों के अतिरिक्त कौटलीय भर्थशास्त्र में पाँच सम्प्रदायों के मत भी 
उद्धत किये गए है। प्राचीन ग्रीस के समान प्राचीत भारत में भी विचार-सम्प्रदायों की 
सत्ता थी, यह इससे सूचित होता है। मतु, बृहस्पति श्रादि सुप्रसिद्ध विचारकों ने ग्रीक 
विचारक प्लेटो के समान अपने विचार-सम्प्रदायों को स्थापित किया था, जिनमे गुरु- 
शिष्य परम्परा द्वारा विशिष्ट प्रकार के विचारों का विकास होता रहता था | कौटलीय 
श्र्थक्षास्त्र ने निम्नलिखित सम्प्रदायों का न केबल उल्लेख किया है, भ्रपितु उनके मत 


१. “पृथिज्या, लाभे पालने वे यावन्त्यथंशास्त्राणि पूर्वाचार्ये, प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्य एक- 
मिदमर्धशास्तम कृतम्‌ । 
कौ ० ग्रयंशास्त्र १४४, १११७, ११।१। 
कौ० झर्थ० १४, १११७, १५११। 
कौ० झर्थ ० ११४, ११११ ॥ 
कौ० श्र्थ ० ११४, १११७, १११ ।॥ 
कौ» श्र्थ० १४४, १॥१७, १॥११ । 
कौ० भ्र्यं० १९४, १९१ । 
कौ» भये० १।४, १।१७ । 

६, कौ० भअर्थ० ५५ । 
4१०. प्रतै० भर्थ० ६१५ । 
धृ१, ऋ्रै० अर्च० ५५ | 
१९. कौ० पर्स० ४४५ । 
थ्‌ ३. कौ० अ्चे ० ४५१४ । 
बृ४, कौ» भर्प० ६४५ । 


शी के डी मद बे कण 4० 


श्र प्राचीस भारत की झासन संस्थारं तथा राजनीतिक विचार 


भी उद्धृत किये हैं-मासवा:", आहैस्पत्या:, प्रौशनसा: 3 धाराशरा: और झाम्भीया:?। 
इनके श्रतिरिक्त आाचार्या.', भपरे” और एके” इन शब्दों से भी कौटल्य ने अपने 
से पुवंदर्ती मतों को उद्धुत किया है। निस्सन्‍्देह, प्राचीन भारत में बहुत-से ऐसे भाजागे 
और विचार-सम्प्रदाय विद्यमान थे जो विभिन्‍न प्रकार के मतों व विचारों का प्रतिपादन 
किया करते थे। दर्शनशास्त्र के इन संम्प्रदायों में छ. भ्रास्तिक दश्शेन तो- स्रवेविदित 
हैं। पर कौटल्य ने 'लोकायत' नाम से ऐसे दार्शनिक सम्प्रदायों का भी निर्देश किया है, 
जो नास्तिक थे । बौद्ध साहित्य में ६२ दाशेनिक सम्प्रदायों का उल्लेख है, जो बुद्ध के 
प्रादुर्भाव से पू्वे भारत मे विद्यमान थे । इनमें सस्वतवाद, एकच्चस्सनिक, भ्रन्तानिक, 
प्रमरविक्सेपिक, अधिज्वसमुपन्निक, उद्धम-प्राघतनिक, उच्छेदवाद और दित्वधम्म- 
निब्बानवाद मुख्य थे ।५ इन विविध सम्प्रदायों की वया विशिष्ट विचार-पद्धति थी, इसे 
जानने के समुचित साधन हमारे पास विद्यमान नहीं हैं। पर इसमे सन्देह नहीं, कि 
भारत के प्राचीन विचारक केवल किसी एक विचारसरणी का ही भ्रनुसरण नहीं करते 
थे, वे दार्शनिक व श्रन्य तत्त्वों के सम्बन्ध मे स्वतन्त्र रूप से विचार किया करते थे, 
झौर इसी कारण प्राचीन भारत में भ्रनेक सम्प्रदायो का विकास हो गया था। जहाँ 
मानव सम्प्रदाय के श्रर्थशास्त्र की सत्ता की सूचना कौटलीय प्रर्थशास्त्र से प्राप्त होती 
है, वहाँ मनुस्पृति के रूप में इस सम्प्रदाय का धर्मशास्त्र तो बततमान समय मे उपलब्ध 
भी होता है । मनु द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के धर्म, भर्थ, काम, मोक्ष श्रादि के सम्बन्ध 
में अपने कतिपय विशिष्ट विचार थे। इसी प्रकार राजनीतिशास्त्र के सम्बन्ध में भी 
उसके विचार भस्य सम्प्रदायों से भिन्‍न थे। चार्वाक सम्प्रदाय का प्रवर्तक सम्भवतः 
श्राचार्य बृहस्पति ही था, जिसकी सम्मति में तीनों वेदों के कर्त्ता भाण्ड, धूर्त और 
निशाचर थे ।” प्रत: इस बात में क्या आश्चर्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र मे उद्धत इस 
सम्प्रदाय के मत मे “त्रयी' (वेद) को दुनियादार लोगो का रोजी कमाने का ढकोसला 
कहा गया है। बाहंस्पत्य प्रर्थशास्त्र नाम का एक छोटा-सा ग्रन्थ वर्तमान समय मे 
उपलब्ध भी हुआझा है, जिसके सिद्धान्तो पर नास्तिकता की छाप पूरी तरह से विद्यमान 
है। भौशनस सम्प्रदाय के प्रवर्तक सम्भवत: शुक्राचार्य (उद्चना) थे, जिनकी सम्प्रदाय- 
परम्परा मे 'शुक्रतीतिसार' का निर्माण हुआ था। 


१. कौ० ग्रथंशासत्र १११, ११११ | 

२. कौ० भ्र्थशास्त्र १११, १।११ । 

३ कौ० अर्थशास्त्र १११, ११११ । 

४, कौ० जर्थशास्त्र १।१९, १११ | 

५ कौ० अ्रथ्ृशास्त् १११६ । 

६ कौ० अर्थशास्त्र ११३, २६, ३॥४, ३॥४५, ३७, ३।१४। 

७ कौ० ग्रथ॑शास्त्र ३१७, ३॥१४॥। 

८ कौ० प्रथंशास्त्र ३३१४ । 

६. रि४३ [08४05 : छग्र00#8७ 79७ 3। 

१९०. “ज्यों वेद॑स्थ कर्तार, भाष्ड घूते निशाचरा ' वर्क सप्रह, चार्वाक मत । 


| 
पा, ,.. विषयनपवेदा . ४) २३ 


महाभारत के शास्तिपर्व में भी श्रतेक पूर्वबर्तो राजशीस्थ-्प्रणेताओं के ताम 
उल्लिखित हैं-..-विशालाक्ष', इन्द्र, बृहस्वति”, झनुर, शुकर, भारदाज*, भौरक्षिसा*, मात- 
' रिव्या, कह्पपपं, वैश्ववण *, उत्तथ्य'", बामदेव”, शम्बर'?, कालकवृक्षीय *, ससुह्दोम ५ 
' और कामल्दक?९ । इनमें से कुछ नाम कौटलीय अर्थशास्त्र में मी आए हैं। पहले छ 
नाम इसी प्रकार के हैं। इन्द्र बाहुदन्तीपुत्र का ही दूसरा नाम है। शेष दस आवायों के 
सास लये हैं। इन झाचायों के अ्न्धों का परिसाण कितना भा, इस सम्बन्ध में भी कुछ 
महत्वपूर्ण निर्देश महाभारतर में पाये जाते हैं। इनके ध्नुसार विशालाक्ष के तीतिदाहब 
में दस हजार, इन्द्र के नीतिझ्षास्त्र मे पाँच हुजार और बृहस्पति के श्रथशास्त्र में तीन 
हजार भअ्रध्याय थे ।** 

ऊपर जिन आजार्यों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त भी कतिपय 
राजश्ास्त्र-प्रणेता प्राचायों के ताम महाभारत में पाये जाते हैं। कीतिमानू, कर्देम, 
पतंग, भ्रतिवल, वैण्य, पुरोधा, काव्य और योगाचार्य नामक भचायों के नाम 
राजनीतिशास्त्र विषयक प्रस्थो के ऋिक विकास को प्रदर्शित करते हुए महाभारत के 
शान्तिपर्व में दिये गए हैं ।*। पर इनके सम्बन्ध में कोई अन्य परिचय हमें प्राप्त नही 
होता । महाभारत में कतिपय' प्राचीन नीतिशास्त्रों से श्लोक भी उद्भधुत किये गए हैं । 


महाभारत, शान्तिपव ५०२, ५६॥८०-८२। 
महा ० शान्ति० ५५२, ५६८३ । 
महा ० शान्ति० ५६।१। 

« महा० शान्ति० ५७।४४-४५, १२१॥११। 
महा ० शान्ति० ५६।२६-३०, ५०२ | 
महा ० शान्ति० ५८।३ । 
महा ० शान्ति० शु८ा३ । 
महा ० शान्ति० ७२३ । 

« महा? शान्ति० ७४७ । 
महा० शान्ति० ७४।१८। 
अहा० शान्ति० ६०३ । 
महा० शान्ति० ६२॥३ । 
महा० शान्ति० १०२३१ | 

« महा० शोस्ति० १०४३ । 

- महर० शात्ति० १२२१९।५४ । 

- महा शान्ति० १२३॥९२ । 

 “बैशालाक्षमिति प्रोक्‍त तंदिस्द: प्रत्यपत । 
अध्यायाना दवाध्यायसहल्लाणि सुब्रह्मण्यों महाततपा, ।। 
सहखे: पश्चमभिस्तान्‌ ग्रदुक्‍्त बाहुदन्तकम्‌ । 
सहूर्ख॑स्तु लिंभिरेकब्‌हस्पति: ॥ महा ० झान्तिप (८१६०-६२ | 

१५. महा० शास्ति० ६१२४-२४ ॥ 


€ए | & छः उद ० शछ 2 5 


नबी नी >0 छ 0 नयी >०0 0 
पड का अब ७ २७ ७ 93 के 


श्ड प्रतचीत भारत की घासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


थे ग्रन्थ मनु", उठाना, मह्तः और प्राचेतस* नामक आचायाोँ द्वारा विरचित के * 
भारगव-प्रणीत रामचरित-प्रास्यान' से भी दो इलोक श्ान्तिपवं में उद्धृत किये गएं 
हैं ।£ इसी प्रकार शहल्न भ्रध्यायों वाले एक विशाल नीतिग्रल्थ का भी महासारत में 
उल्लेख है, जिसकी वहाँ सम्पूर्ण विषय-सूची भी दे दी गई है।' इस विषय-सून्षी का 
अनुशीलन करने से ज्ञात होता है, कि इस ग्रन्थ में राजनीतिशास्त्र से सम्बन्ध रखते 
वाले प्रायः सभी विषयों का समावेश हो गया था| महाभारत के शान्तिपर्व भें कतिपथ 
ऐसे संबाद भी संमूहीत हैं, जो कि पुराने ग्रन्थों से संकलित किये गए है, भौर जिनमे 
राजनीतिशास्त्र से सम्बद्ध विषयों पर विचार-विमर्श किया गया है। ये संवाद भ्रश्यन्त 
उपयोगी है, झोौर इनके भ्रनुशीलन से प्राचीन श्राचार्यों के मन्‍्तव्यों का कुछ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है । 
कामन्दक नीतिसार में भी भनेक प्राचीन ग्रस्थो के मत उद्धृत किये गए है । 
इनमें से कुछ ग्रल्थ तो उन प्राचारयों द्वारा ही प्रणीत है, जिनका उल्लेख कौटलीय 
अर्थशास्त्र में किया गया है। पर दो श्राचार्य ऐसे भी है, जो नये हैं। इनके नाम मय* 
और पुलोमा' हैं। 
चण्डेश्वर द्वारा प्रणीत 'राजनीति रत्नाकर' मे अनेक आचार्यों श्रौर ग्रन्थों के 

मत प्रमाण-रूप से प्रस्तुत किये गए हैं। इनके नाम निम्नलिखित है-- (१) व्यास 
निर्मित “अर्थ प्रदीप'*, इस नाम का कोई ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता । 
(२) 'प्र्थशास्त्र*, इस ग्रन्थ से कामन्दकीय नीतिसार अ्रभिप्रेत है, जो इस समय 
उपलब्ध हैं। (३) कात्यायन”', इस आचाय॑ के नीति-विषयक ग्रनेक इलोक दिये गए 
है, यद्यपि इसका कोई ग्रन्थ भ्रब नही मिलता । (४) कुल्लूकभट्ट *, इसका भी कोई ग्रन्थ 
वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। (५) नारद*3, इसके जो इलोक “राजनीति रत्नाकर” 
में दिये गए हैं, उनमें से बहुत-से ऐसे है, जो 'नारद स्मृति में नही पाये जाते। (६) मनु", 
उद्धुत इलोक प्राय' मनुस्मृति में विद्यमान है। (७) शुक्रनीति**, शुक्रनीतिसार' नाम 

- भहा ० शान्ति० ५६।६-३० । 

» भमहा० शान्ति० ५६३१ । 

» महा० शान्ति० ५२६।७ । 

« भहा० शान्ति० ५६।४३ | 

* महा० शान्ति० ५६।४०-४२। 
महा० शान्ति० (८।२९-०२। 
कामन्दक नीतिसार, १२२० ! 
कामन्दक नोतिसार, १२२१ । 

* जायसवाल द्वारा सम्पादित राजनीति रत्वाकर, पृ० ८५११ 

« तथा पृ० ६२१ 

« तथा पृ० १८६, २३, २४, ७५, ८१, ५६ ॥ 

« तैथा प्‌ृ०२। 

१३. तथा १० १३, १५, १६, २० । 

4४. पृ० ४, ६, ८, €, ७८, ८०, ६७ | 

जै४, पृ० ५१। 


हे डा & आी जब ०९ 0९ 0 9 


न्-क 
छ5 


जे न्छ 
नफी न 


लत 7 22 विषमय-पज्रेशः कै हा श्भू्‌ 


मे जो प्रन्‍थ इस सभव प्राप्य है, उसेमें थे इसोक वहीं सिलते। . / #। 

खरीमिश्रमिश्र विरचित 'वीरमित्रोदपराजन्ीति' में भी अनेक ग्रातीन भ्राचायों के 
नाम दिये गंए हैं । इनमें विज्ञानेश्वर, बुहत्पारागर, भागराक, मोतम, बृहस्पति, नारद, 
अंगिरा और कात्यायन असुस हैं। परन्तु. इस 'राजनीति' में मो उद्धरण आधीन ग्रस्थीं 
से दिये गए हैं, उन्हें प्रायः पुरांणों भौर सीमांसा-प्रन्थों से लिया गया है। 

भध्यकाल में सोमदेव सूरि ने 'नीतिवाक्याभुत' तांम का एक राजनीति-विषयक 
ग्रन्थ लिखा था । इसी ने गशस्तिलेकचम्पू नाम के एक महाकाव्य को भी रचना की 
थी, जिसमें राजनीतिशास्त्र के भ्रमेक तत्वों का समावेश है! इन दोनों ग्रन्थों के 
अनुशीलत से ज्ञात होता है, कि सोभदेव सूरि कौटलींय अ्रश्ेशास्त्र और कामन्दक- 
नीतिसार से तो परिचित थे ही, पर इनके ग्रतिरिक्त गुरु, शुक्र, विश्ालाक्ष, परीक्षित, 
पराशर, भीम, भीष्म झौर भारद्वाज प्रादि प्राचीन राजशास्त-प्रणेताओं के प्रन्‍्थों से 
भी उनको परिखय था। सम्भवत:, शुरु का अ्रभिप्रात बृहस्पति से है। बृहस्पति, शुक्र, 
विशालाक्ष, पराशर और विशालाक्ष के नाम कौटलीय प्र्थशास्त्र मे भी भ्राएं हैं, 
पर भोमदेव सूरि की सूची में परीक्षित, भीम भौर भीष्म के ताम नये हैं। भीष्म के 
राजशास्त्र का अ्रभिष्राय सम्भवत' महाभारत के शान्तिप्ये मे उद्धृत भीष्म द्वारा 
उपदिष्ट सन्दर्भों से है। नीतिवाक्याभृत में जिन पुरातन नीति-प्नन्थों के उद्धरण दिये 
गए है, उनकी संख्या पचास से ऊपर हैं। इनमें से बहुसर्यक भ्रन्थ ऐसे हैं, जो वतेमान 
समय में उपलब्ध नहीं है। साथ ही, भ्रनेक उद्धरण ऐसे भी हैं जो उन पुस्तको में नहीं 
मिलते, जो भ्राजकल प्राप्तव्य हैं। मनु और शुक्र के जो उद्धरण 'तीतिवाक्यामृत” ने 
दिये है, वर्तमात समय में उपलब्ध भनुस्मृति भौर शुक्रमीति में वे नहीं मिलते । ऐसा 
प्रतीत होता है, कि मानव और औदशनस सम्प्रदायों के अन्य भी भ्नेक ग्रन्थ प्राचीन 
समय में विद्यम।न थे, जो प्रब लुप्त हो छुके हैं । बाहस्पत्य सम्प्रदाय के राजज्ञास्त्र के 
अनेक इलोक सोमदेव सूरि ने दिये हैं, जिनको पढ़ने से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, कि 
जिस बृहस्पति के उद्धरण मीतिवाक्यामृत में दिये गए हैं, उसके सिद्धान्तो में भौर 
कौटलीय अर्थशास्त्र में उद्धृत बाहंस्पत्य सम्प्रदाय के विचारों व मन्तव्यों में बहुत समता 
है। जिस प्रकार कौटल्य को ज्ञात बृहस्पति वेदों को ढकोंसला समभता था, वैसे ही 
सोमदेब सूरि द्वारा उद्धत बृहस्पति भी बेदों को बुद्धि और पौरुष से हीन लोगों द्वारा 
पेट भरने के निमित्त बनाया हुआ साधन-मात्र मानता था।” कौटलीय अ्शास्त्र में 
बाहुसपत्म सम्प्रदाय के उद्धरण गद्य में हैं, पर नीतिवान्यामृत मे उनके उद्धरण शलोकों 
के रूप मे हैं। इससे सूचित होता है, कि प्राचीन समय में बाहेस्पत्य सम्प्रदाय के कम- 
से-कम दो ग्रन्‍्थ अवश्य विद्यमान थे । एक सम्भदाय में प्नेक प्रत्थों का विकास' सर्वधा 
स्वाभाविक बात है । 

इस प्रकरण में जो विवेच्ना हमने की है, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि प्राचीन भोरत में राजनीतिशास्त्र-विधयक बहुत-से प्रत्थ विश्वमात थे | 
4. “रालहोत कसा बता: इहेनशे बलभुच्ििता | 

बुद्धि पौस्ष हीतानां जीवितेषदों भरत! नीतिवाश्याभूत ( बेम्बई) पू० ७६ | 


२६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


अ्रनेक ऐसे भ्राचायों प्रौर विचार-सम्प्रदायों की प्राचीन भारत में सत्ता थी, जिन्होंने कि 
इस शास्त्र को भली-भाँति विकसित किया था। दुर्भाग्यवश, इस समय प्राचीन समय 
के ये सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । भ्रधिक खोज द्वारा जब भारत का' प्न्‍्य प्राचीन 
साहित्य प्रकाश में प्राएणा, तो सम्भवत' राजनीतिशास्त्र-विषयक अन्य अनेक अन्य भी 
उपलब्ध हो सकेंगे । 


(३) राजनीतिशास्त्र-विषयक प्न्‍्य 

वर्तमान समय भे राजनीतिशास्त्र से सम्बन्ध रखने बाले जो ग्रन्य उपलब्ध हैं, 
उनका संक्षेप के साथ परिचय देना उपयोगी है। ये ग्रन्थ निम्नलिखित हैं-- 

(१) कौटलीय भ्र्थज्ञास्त्र--इस ग्रन्थ का निर्माण झ्राचार्य चाणक्य द्वारा किया 
गया था, जो मौयं-साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त के ग्रुरु व प्रधान मन्‍्त्री थे । कौटल्य 
खाणक्य का ही नाम था। हेमचन्द्र ने श्रभिधानचिन्तामण्रि में चाणक्य के निम्नलिखित 
नाम उल्लिखित किये हैं--वात्स्थायन, मल्लनाग, कुटल, चाणक्य द्रामिल, पक्षिलस्थामी, 
विष्णगुप्त और श्रंगुल ।* प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त के अनुसार प्रात्रार्य चाणक्य ने 
नवनन्दों का विनाश कर ऋनद्रगुप्त को मगध के राजसिहासन पर बिठाया था।* 
कौटलीय पग्रर्थशास्त्र की श्रन्त:साक्षी हारा सूचित होता है, कि इसी चाणक्य ने 
प्र्ृशास्त्र का निर्माण किया था। वहाँ लिखा है-- "जिसने बड़े भ्रमर्ष के साथ शास्त्र, 
शस्त्र श्र नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र 
की रचना की हे ।* श्रर्यशास्त्र का निर्माता चाणक्य ही था, इसके प्रमाण प्राचीन 
साहित्य के भ्रन्य ग्रन्थों मे भी मिलते हैं। कामन्दक ने अपने नीतिसार मे चाणक्य द्वारा 
निर्मित अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है ।* इसी प्रकार कवि दण्डी ने 'दशकुमारचरितम्‌' 
में आचाय॑ विष्णुग्ुप्त द्वारा मौ्यों के लिए बनाए गये ग्रन्थ का निर्देश किया है।* 
पञ्चतन्त्र, नीतिवाक्यामृत आदि ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में निर्देश पाये जाते हैं । 
मल्लिताथ ने रघुबश आदि की टीकाश्रो में अत्र कौटल्य.' लिखकर श्र्थशास्त्र से 
उद्धरण दिये है ।* मे सब बातें स्पष्ट रूप से सूचित करती है, कि श्र्थंशास्त्र का 
रचयिता चाणक्य या कौटल्य ही था। इस सम्बन्ध में श्र्यशास्त्र के कतिपय भप्रन्य 
निर्देश भी उल्लेखनीय है। वहाँ एक स्थान पर लिखा है--“सब शास्त्रों का प्रनुशीलन 
करके और प्रयोग (क्रियात्मक भ्रनुभव) द्वारा कौटल्य ते “नरेन्द्र” के लिए शासन की 


१ “वात्स्थायने मह्लिनाग कुटलश्वणकात्मज़, । 
द्रामिल पक्षिलस्वामी विष्णगृप्तोड्डगुलश्न स. ।” 
२ मुद्राराक्षस, पुराण भ्रादि । 
३ “येत शस्त्त च शास्त्र च नन्दराजगता च भू. । 
प्रमर्षणोद्घृतान्थाशू तेन शास्त्रमिद कृतम्‌ ।” कौ० अरथ० १५॥१ । 
४ “दर्शनात्‌ तस्य सदृशों विद्यानां पारद्रश्वन' । 
राजविद्या प्रियतमा सक्षिप्तग्रस्थमर्थ वत्‌ ॥” कामन्द्रक ११७ । 
५ “हयमिदानीम्‌ भाचार्य विष्णु गुप्तेन मौर्यार्थ बड्रि: श्लोक सहुर्खः: सक्षिप्ता (/ 
६ रुबश १७४६ । 





विषय-अवेश | र्७ 


| 


रे + 
अह 'विधि' बनायी है ।" एक प्रन्यः स्थान पर कौठलीय प्रेथशाल्त मे लिखा है-- 
+क्रौरल्य मे यह झारत्र ऐसा बनाया है, जिसे सुगमता से व सुल्लपूवंक समझा व प्रहण 
किया जा सकता है इसमें अन्‍य का व्यर्थ विस्तार सही किया गया है, और इसके 
तस्व, भर्थ भौर पद सुनिश्चित हैं ।'/* भ्र्थशास्त्र का यहूं प्रन्तिम इलोक भी उल्लेश्ननीय 
है--“बहुधा यह देखा जाता है, कि शासरुत्रों पर जो भाष्य किये जाते हैं, उनमे प्राय: 
परस्पर-विरोध होता है, श्रतः विष्णूगुप्त ने स्वयं ही सुत्त बनाये भौर स्वयं ही उन पर 
भाष्य भी किया ।* 

इन संब प्रमाणों से इस ब्यत में कोई सन्देह नही रह जाता, कि भ्र्वशास्त्र की 
रचना चाणक्य या कौटल्य द्वारा ही की गई थी । पर कतिपय बिद्वानों का भत है कि 
कौटलीय अर्थशास्त्र तीसरी या चौथी सदी ईस्वी की रचता है । इस ग्रन्थ का श्रनुवाद 
करते हुए उसकी भूमिका में प्रो० जाली ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनकी 
सम्मति है, कि यह ग्रन्थ मौय॑-काल मे नहीं बना, और इसकी रचता भी किसी एक 
व्यक्ति द्वारा नहीं की गई । यह एक सम्प्रदाय की कृति है। इसमें मुख्य प्रमाण प्री० 
जॉली ने यह दिया है कि प्र्यशास्त्र भें स्थान-स्थान पर 'इति कौटल्य:' लिखकर कौटल्य 
या चाणक्य के मत को उद्धत किया गया है ४ यदि कौटल्य स्वयं इस ग्रन्थ के लेखक 
होते, तो उन्हें कौटल्य के मत को उल्लिखित करने की कोई आवद्यकता न होती । 
पर जॉली की थूृरक्तियों का श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने विस्तार के साथ विवेचन 
कर इस मसल को * प्रतिपादित किया है, कि अरथज्ञास्त्र कौटल्थ की ही कृति है और 
उसकी रचना चतुर्थ सदी ई० पू७ में ही हुई थी ।* श्री जायसवाल की युक्तिग्रों को 
यहाँ उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं । भ्र्थशास्त्र की भ्न्त:साक्षियों और भाषा 
के आधार पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि यह प्रन्थ कौटल्य या 
चाणक्य द्वारा ही निर्मित है, जिसे कि उन्होंने 'नरेन्द्र' चन्द्रगुप्त के लिए शासन की 
विधि के रूप मे लिखा था। उन्होंने एक स्थान पर यह भी लिखा है--“तेन .ग्रुप्त: 
प्रभवति” जिसका श्रर्थ है--गुप्त (चत्रगुप्त) इसी के अ्रनुसार कार्य करता है। 
अर्थशास्त्र के भनुशीलन से भारत की जिन परिस्थितियों का हमे परिचय मिलता है, 
वे उस युग की है जबकि विविध जनपदों की स्वतस्वता का प्रन्त होकर भारत में एक 
साज्ाज्य का विकास हो रहा था। यही कारण है कि इस ग्रन्थ से जहाँ मौर्य साज्ाज्य 
की धशासन-विधि के सम्बन्ध में परिचय मिलता है, वहाँ साथ ही प्राचीन जनयदों के 


4. सर्वशास्ताप्यनुकम्य प्रयोग्ुपलक्ष्ण ज । 
कौटल्पेत मरेन्द्राये शासतस्प विधि: कृत' ॥ 
रे. “सुख्र ब्रहण जिशेयं तस्वार्थ पद मिश्चितम्‌ । 
कौठल्तेन कृत शास्त्र विमुक्त ग्न्यविस्तरम )” कौ० भथे० ११६ । 
है, “दुष्ट्वा विप्रतिर्पत्ति बहुधों शास्क्षेपु भाव्यकारायाम । 
स्वा्नमेव विष्णुमुप्तानकार सूत अर भाष्यज व ॥ 7 कौ० झरबंण १५१ । 
४. कौ? भर्धंशारत् १११ “सिख एवं विद्या! इति कौटल्य: ॥/ 
2. #&, #, 3१; तघ 20॥0 एज 4. 


रद प्राचीन भारत को जझासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक घिचार 


स्वरूप और क्षासन के विषश्व में भी भ्रसेक उपयोगी निर्देश प्राप्त होते हैं। भारत के 
'राजदर्शन-सम्बन्धी विचारों को जातने के लिए भी कौटलीय भर्भेशास्त्र एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण प्रन्य है। कौटल्य की सस्मति में राजनीतिशास्त्र के दो पहलू होते हैं, 
दर्शनात्मक और प्रयोगात्मक । इस भ्रन्थ मे दोनों ही प्रकार की राजनीति का वर्णन है। 

' (२) भहाभारत--भारत के प्राचीन साहित्य में महाभारत का महत्त्व बहुत 
अ्रधिक हैं । उसे प्राचीन भारतीय ज्ञात और इतिवुत का विद्व-कोश माना जा सकता 
है। महाभारत के श्ञान्तिषर्व में राजधर्म का बड़े विस्तार के साथ विवेवम किया गया 
है। शान्तिपर्व स्वयं एक विशांल ग्रन्थ के रूप में है, जिसमे भीष्म के विविध व्यक्तियों 
के साथ संवाद सकलित हैं। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से उनके शिष्य झौर सम्बन्धी 
राजधरमं के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के प्रइत पूछते है, और भीष्म उनके उत्तर देते 
है। विचारों की उच्चता की दृष्टि से भीष्म के ये प्रवचन ग्रीस के प्लेटो और 
सोक़ टीज के प्रवचनों से किसी भी प्रकार हीन नही है । भाषा के लालित्य कीं दृष्टि 
से भी ये संसार के सर्वोत्क्रष्ट साहित्य मे बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। शान्तिपवं 
(या उसका राजधर्म पव॑) विशालता और विस्तार की दृष्टि से राजज्ञास्त्रविषयक 
किसी भी प्राचीन ग्रन्थ से कम नही है । प्राचीन भारतीय राजदर्शन और राज्य- 
संस्थाओं के प्रनुझ्ीलल के लिए महाभारत के शान्तिपवं का बहुत अधिक उपयोग 
है। इसे हम आचार्य भीष्म का 'राजदर्शन' समझ सकते है। पर प्रसंगवश इसमें 
भ्रन्य' श्राचार्यों के मन्तब्यों का भी विशद रूप से समावेश कर दिया गया है, जिसके 
कारण इसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ गयी है। शान्तिपर्व या महाभारत की 
रचना किस समय मे हुई, इस विषय पर भी विद्वानों मे मतभेद है | बहुत-से ऐतिहासिक 
इसे कौटलीय भअ्र॑शास्त्र के बाद का मानते हैं, और इसका समय तीसरी सदी ईस्वी 
मे रखते है। महाभारत और उसका शान्तिपर्व भ्रपने बतमान रूप में चाहे तीसरी 
सदी ईस्बी में श्राये हों, पर इस बात मे सन्देह नहीं कि उनमे संकलित विचार बहुत 
पुराने हैं। शाच्तिपर्व मे स्थान-स्थान पर यह लिखकर कि इस प्रसंग में हम पुराने 
इतिहास व श्रुति को उल्लिख़ित करते हैं, भारत के श्रत्यन्त प्राचीन विचारो को 
सकलित किया गया है। वहाँ जो भ्रनेक संवाद संगृहीत हैं, वे भी बहुत पुराने विचारों 
के परिचायक है । 

(३) शुक्रनीतिसार- शुक्र या उशना प्राचीन भारत के एक प्रत्यन्त प्रसिद्ध 
धराचाये थे। उनके द्वारा स्थापित विचार-सम्प्रदाय को ही 'आऔौशनस' कहा जाता था | 
शुक्रनीलिसार नाम का एक ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध होता है, जो प्रत्यन्त 
महत्त्व का है। इसमें दण्डनीति भौर राजधर्म का बड़े विशद रूप से वर्णन हैं। पर 
इसके रचनाकाल के सम्बन्ध मे भी बहुत मुहवर्भिद हैं। जहाँ भ्रमेक ऐतिहासिक इसे 
ईस्वी सन्‌ से भी पहलें का मानते हैं, वहाँ ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो इसे भब से पाँच या 
छः: सदी पूर्व में निमित समभते हैं। वस्तुतः, शुक्रनीतिसार मे कतिपम ऐसे प्रसंग हैं, 


१. "दष्डनीति बमतुष्रयोकत्भ्य:” कौ« प्र १५ । 


विषव-प्रवेश दो २५६ 
जिनसे इसकी प्रा।वीनता में सन्देह होता स्वाभातिक है । पर साथ ही अह भी स्पष्ट 
है, कि इस ग्रस्य में प्रात तस्वों की भी कन्ती सही है। अपने बर्तरमात रूप में चाहे 
यहु बाद में आया हो, पर इसके भ्ाधारमूत विज्ञार अवश्य प्रकक्षीन हैं । 

(४) ऋौटलीय अर्थशास्त्र, महाभारत (शान्तिपर्द) और झुक्रतीति के झतिरिक्त. 
राजनीति-विवयक निम्नलिखित प्राचीन ग्रन्य भी इस समर प्राप्य हैं - सोमदेव सूरि 
कृत मोतिवाक्यासृत, कासस्दक नोतिसार, मित्रमिश्र द्धरा रचित औरमिनोदयराजनोति, 
चण्डेश्वर का राजनौतिरत्नाकर, मीलकण्ठ का भोतिमयूख, भोजराज कृत युक्तिकल्पतर 
झौर ध्ृहस्पति सूत्र । थे सत्र ग्रन्थ ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के बाद मे बने थे, और इन्हें 
प्राय' मध्यकाल का माना जाता है। “राजनीतिरत्ताकर का प्रणेता आचार्य चण्डेश्वर 
मिथिलाधीश महाराज हरिसिंह देव (चौदहवी सदी) का प्रधानामात्य था। उसने प्रपने 
को 'मन्त्रीन्द्र' कहा है। चण्डेश्वर का पिता बीरेइतर इसी मिथिला राज्य में 'महासन्धि- 
विग्रहक' के पद पर नियुक्त था। भोज का काल भी मध्यकाल में था। कौटलीय 
अर्यशास्त्र व शान्तिपर्त (महाभारत) के भअतिरिक्त भ्रन्‍्य नीति-ग्रन्थ प्रायः सब मध्यकाल 
के है, जबकि भारत में स्वतन्त्र बे मौलिक चिन्तन का प्राय: प्रभाव हो गया था । इस 
कारण इन प्रव्थों में प्रायः राजनीति की उसी परिपाटी का श्रनमुसरण किया गया है, 
जिसका सूत्र पात पुरातन भ्राचार्यों द्वारा किया गया था, यद्यपि इन ग्रन्थों पर भपने समय 
की परिस्थितियों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता । 

(५) विद्युद्ध नीति-विषयक ग्रन्थों के अ्रतिरिक्‍त प्राचीन भारतीय साहित्य के 
भ्रन्य भी बहुत में ग्रन्थ है, जो राजनीति-सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन करते है। 
प्रायः सभी स्मृति-अन्धों में राजधर्म का भी समवेश है। इसीलिए भनु, नारद, 
याशवल्क्य ग्रादि की स्मृतिरयाँ प्राचीन भारतीय राजशास्क के भ्रनुशीलत के लिए बहुत 
उपयोगी हैं। धर्मंसृत्रों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। पुराण, 
रामायण, काव्यग्रन्थों भ्रादि में भी राजशास्त्र-चिषयक भ्रनेक निर्देश मिलते हैं । १राण 
संख्या में प्रदारह हैं, जिनमे जहाँ प्राचीन इतिवृत्त संगृहीत हैं, वहाँ प्रसंगवश उनमें 
धर्म, भ्रथं, काम और मोक्ष सम्बन्धी सनन्‍्दर्भों की भी रूमी नहीं है। बौद्ध और जैन 
साहित्य भी राजनीतिक-विषयक निर्देशों से शून्य नहीं हैं । 

इस ग्रन्य में हम भारत के इस सब साहित्य को उपयोग करते का प्रयत्स 
करेंगे । पर हमें इस ग्रत्थ में केवल प्राचीन राजेदर्शन का ही विवेचन नहीं कश्ता है । 
प्रायीन भारतीय राज्यसंस्थाध्रों भौर शांसत पर भी हमें विचार करना है। इसके लिए 
हमारे सम्मुख वे सब साधन हैं, जिनका उपयोग भारत के प्राचीन इतिहास की शोध 
ये परिज्ञान के लिए किया जाता है । वेद, बाहांण, उपनिषद्‌, रामायण, सहाभारत, 
ऐतिहासिक व भ्न्‍्य काव्य, संस्कृत साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य, प्रणिनि की 
प्रप्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण के प्न्‍्य प्रस्थ, शिलालेख, ताअलेख, सिक्के श्रादि 
सब प्रादीत भारतीय इतिहास के अनुणीलन के लिए पग्रुक्त किये जाते हैं। इन सबका' 
अध्ययन राजसंस्थाओं व शासन के लिए भी उप्रयोगी है । बिदेशी यांतियों के यात्रा- 
विवरणों का भी इस सम्बन्ध में उपयोग हैं। भारतीम इतिहास की इस सह धामग्री 


'ड्छ प्राचीन सारत की झासन-सेस्‍्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


को यहाँ उल्लिखित कर सकता सम्भव हीं है । पर इस सबका प्राचीन भारतीय 
'शासन-संस्थाश्रों के श्रनुशीलत के लिए बहुत उपयोग है । 


(४) प्राचोत राजशास्त्र शौर शासनसंस्थाओरों के सम्बन्ध में 
कुछ शातव्य बातें 


भारत के प्राचीन राजशास्त्रसम्बन्धी विचारों और शासनसंस्थाश्रों का 
प्रनुशीलन करते हुए हमे यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत बहुत बडा देश है। 
यद्यपि इसकी भौगोलिक, धारमिक प्रौर सास्कृतिक एकता से इतकार नहीं किया जा 
सकता, पर यह सत्य है कि राजनीतिक दृष्टि से इस देश मे कभी ग्रविकल रूप से 
एकता कायम नही रही । प्राचीन काल में भारत में बहुत-से जनपद थे, जिनकी संख्या 
सैकड़ो में थी । महाभारत, पाणिनि की भअ्रष्टाध्यायी, बौद्ध व जैन साहित्य श्रादि मे 
भारत के बहुत-से जनपदों का उल्लेख है, और यह बात शिलालेखो व सिक्‍कों से भी 
सूचित होती है। यदि भारत के प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन किया जाए, तो 
राज्यसंस्था के बिकास की दृष्टि से हम उसे निम्नलिखित युगों में विभकत कर 
सेकेंगे-- 

(१) बेदिक काल--जब श्रायं जाति के विविध जन (कबीले) भारत के 
विविध प्रदेशो मे बस रहे थे। भार्यों के ये जन एक ही वह के होते थे, और इसी 
कारण इन्हें 'सजात' समझा जाता था। राजनीतिक रूप से संगठित “जन' को राष्ट्र 
कहते थे । एक जन जहाँ स्थायी रूप से बस जाता, उसे भी राष्ट्र कहते थे । जनपद 
व देश भी इसी राष्ट्र की सज्ञाएँ थी । 

(२) उत्तर-वेदिक काल--श्रार्यों के विविध जन जब भारत के विभिन्‍न प्रदेशों 
में स्थायी रूप से बस गए, तो उनमें से कतिपय शक्तिशाली जनो द्वारा आबाद जनपदों 
या राष्ट्रो ने भ्रपती शक्ति के विस्तार के लिए भी प्रयत्न करना प्रारम्भ किया, और 
अन्य जनपदो को जीतकर अपने सार्वभौम या चक्रवर्ती राज्य विकसित करने शुरू 
किये । पर ये पुराने प्रार्य राजा अन्य जनपदो का उच्छेद करना झआ्ाय॑ मर्थादा के 
विपरीत समभते थे, झौर उनसे अपनी चत्रवर्ती सत्ता स्वीकार कराके ही सन्तोष प्रनुभव 
कर लेते थे। वे दिग्विजय करना गौरव की बात मानते थे, और दिग्विजय के बाद 
श्रश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे । पर इस युग मे भी प्राच्य भारत के मगध- 
सदुश अ्रतेक जनपद, जिलके निवासियों में श्रायेभित्न तत्त्व की प्रधानता थी, ऐसे 
साम्राज्यों के निर्माण में तत्पर थे, जिनमे स्वतन्त्र ब पृथक जनपदों की सत्ता की 
गुंजाइश नहीं रहती थी । 

वैदिक काल की राज्यसंस्थाओं का परिचय हमें वेदों द्वारा मिलता है, और 
पुराणों में संगृहीत अ्रनुश्रुति भी इस युभ् की राज्यसंस्थाग्रो पर प्रकाश ढालती है । 
उत्तर-वंदिक युग की राज्यसंस्थाओं के परिचय के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद, 
रामायिण, महाभारत प्रादि प्रधान साधन हैं। 


विषय-प्रवेश मर 584 

[$) ओड़े कॉल-- छठी सदी ईस्बी पूर्व में भारतीय इतिहास के उस युस का 
श्रारध्म हुआ, जिसे बौद्ध काल कहते हैं। इस काल में भो भारत में बहुत-ते जनपदों 
की सत्ता थी। पर इस काज़ में कतिपय जनपर्द बहुते शक्तिशाली हो गए थे, भौर 
उन्होंने अपने पड़ीस के भनन्‍्य जनपंदों को जीत्तकर प्रपने भछघीन कर लिया था । बौद्ध- 
साहित्य में स्थान-स्थान पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है; जिनमें से चार 
'राजतत्त जनपद (वत्स, मयध, काशी और श्रवन्ति) अपनी शक्ति का विस्तार कर 
साज्नाज्य-निर्माण के लिए प्रयत्नशील थे । 

प्राचीन भारत में बहुत-से ऐसे जनपद भी थे, जिनमें वंशकमानुगत राजा का 
शासन न होकर जनता का शासन थे। इन्हे गणराज्य” कहा जाता था। वैदिक, 
उत्तर-वैदिक श्रोर बौद्ध--तीनों कालो में बहुत से गणराज्य भारत में विद्यमान थे । 

(४) सास्राज्य काल--- साम्राज्य विस्तार के संघर्ष मे मगध को सफलता प्राप्त 
हुई, जिसके विविध राजवंश (छ्ैशुनाक, नन्‍्द, मौय्ये, शुद्ध, कण्व, झान्ध्र, गुप्त प्रादि) 
भारत के बड़े भाग को प्पनी अ्रधीनता मे लाकर एक विश्ञाल साम्राज्य के निर्माण में 
सफल हुए | मगध का यह साआआज्य एक हजार वर्ष के लगभग तक (प्राय: पाँचवीं 
सदी ईस्वी पूर्व से छठी सदी ईस्वी तक) कायम रहा | इस सुदीर्ष काल में मसध के 
राजवशो में परिवतंन होते रहे, विदेशी भ्राक्रमणों के कारण कभी-कभी साम्राज्य का 
आकार भी क्षीण होता रहा, भौर भ्रनेक बार आन्तरिक विद्दोहों ने भी श्रव्यवस्था 
उत्पन्त कर दी, पर मगध का साम्राज्य कायम अवश्य रहा । 

साज्राज्यकाल मे भी भारत में गणराज्यों का श्रन्‍्त नहीं हो गया था | जब 
कभी मगध की शक्ति में क्षीणता झाती, गणराज्य फिर से कायम हो जाते और अपनी 
पुरानी शासन-संस्थाओं का पुनरुद्धार कर लेते । 

(५) सामम्त पद्धति का काल---गुप्तवंश के शासन-काल में ही भारत में सामन्त 
पद्धति (7८008 8फ5८॥) का विकास प्रारम्भ हो गया था। विदेशियों के प्राक्रमण 
से देश की रक्षा करते हुए झनेक प्रबल सामन्त मगध के सम्राद की अ्रधीनता स्वीकार 
करते हुए भी भपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने लग गए थे । 
इसीलिए जब गुप्त-साम्राज्य का ह्वास हो गया, तो भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली 
राजा व सम्रांट्‌ मही रहा, जो देश में राजनीतिक एकता को कायम रखने मे समर्थ 
होता । सातबी सदी से बारहवीं सदी तक के काल को भारतीय इतिहास का 'सामन्त 
युग” कह सकते हैं, जबकि भ्रनेक राजवंश (पाल, प्रतिहार, चेदि, चालुक्य, रष्ट्रकूट 
आदि) भारत के विभिन्‍न प्रदेशों प्रर स्वत्तन्ज रूप से शासन करते थे, यद्यपि थे नाम 
को किसी शक्तिशाली राजा को महाराजाधिराज के रूप में भ्रपना प्रधिपत्ति स्त्रीकार 
करते थे । यह महाराजाधिराज पद कभी पाल वंछ्य में रहा, कभी प्रतीहार वंश में और 
कभी कतिपय' भ्न्य राजवंणों में । अब सुकं-अफेयानों ने भारत पर झाकमंण शुरू किये, 
तो सामन्त-पढ़ति के कारण इस देश में राजनीतिक एकता का अभाव था, सौर इसी 
कारण विदेशी श्राकान्तामों के लिए भारत की विजय कर सकता बहुत कठिन नहीं 
हूँचा । 


झ्२ प्तचीन भारत की पासन-संस्थाएँ तथा राजतीतिक विचार 


यह स्पष्ट है,कि भारतीय इलिहास के इन विविध मुंगों में राज्यसंस्था का' ' 
स्वरूप एक संदुक्ष नहीं था। जो शासन-संस्थाएँ जनपद यूंग में विधमान थीं, साऋज्प- 
युग में बे कायम सही रह सकती थी । सामन्तन्युव में इन संस्थाओं मे पुन. परिवर्तन 
होना अनिवार्य था। अपने समय की संस्थाएँ राज्य-सम्बन्धी विचारों व दंदोन को भी 
प्रभावित करती हैं। भारत के प्राचीन जनपदों मे राजतस्त्त और गणतन्त्र दोनों प्रकार 
के शासनों की सत्ता थी। इसीलिए इस देश के प्राचीन राजशास्त्र-प्रणेताशरों ने विविध 
प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया है। अतः यह स्वाभाविक है, क्रि जब हम 
प्राचीन भारत की शासन-संस्थाझ्रों पर विचार करें, तो भारत के राजनीतिक इतिहास 
के इन विविध युगो को ध्याल मे रखें; और साथ ही इन विविध युगो की विभिन्‍न 
परिस्थितियों में जो विभिन्‍न विचार विकसित हुए, उन्हें परस्पर मिलाएँ नहीं । भारत 
की सब प्राचीन शासनसंस्थाश्रो और राजददांन सम्बन्धी सब विचारों को एक ही रूप 
से प्रतिपादित करना युक्ति-संगत नहीं समकभा जा सकता। 


दूसरा भ्रध्याय 
बेदिक थुग की शासन-संस्थाएँ 


(१) राज्यसंगठत का स्वकृप 


गाय जाति के इतिहास के रंगमठन्च पर प्रवेश करने से पूर्व भारत मे जिस 
उन्‍नत सभ्यता की सत्ता थी, उसे 'सिन्धु घाटी की सम्यता' कहते हैं। इस सम्बता का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत था, और इसके प्रधान नगर उन स्थानों पर स्थित थे, जहाँ बरतंमान 
समय मे मुश्नन-जो-दड़ो और हडप्पा के खेडे विद्यमान है। इस प्राचीन भारतीय सम्यता 
की शासन-संस्थ्न्नों का क्या स्वरूप था, यह ज्ञात नही है, क्योकि भव तक इसके लेखों 
को पढा नही जा सका है । 

जिस' समय झाय॑ लोग भारत मे प्रविष्ट हुए और उन्होंने सिन्धु सम्बता को 
परास्त कर इस देश मे अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया, वे राजनीतिक 
दृष्टि से सगठित हो छुके थे। उनके सगठन को 'जन” कहते थे। भारतीय आरयों के 
जँसे 'जन' थ्रे, वैसे ही आार्यों की श्रन्य शाखाओ्रों (प्राचीन ईरानियों, श्रीकों और लैटिन 
लोगो) के भी थे। इन जनों का संगठन परिवार के नमूने पर होता था, और प्रत्येक 
'जन' का नाम उसके किसी प्रतापी पूर्व पुरुष या विद्यमान शक्तिशाली पुरुष के नाम पर 
पडता थां। एक 'जन' के सब व्यक्ति 'सजात”, 'सनाभि ब एक वंश के संमके जाते 
थे । अपने “जन को वे 'स्व' कहते, और दूसरे जनो के व्यक्तियों को 'अन्यनाभि' या 
अरण' । 

श्रार्यों के अत्यन्त प्राचीन 'जन' प्राय “भ्रनवस्थित' दशा मे होते थे, क्योकि वे 
किसी प्रदेदा पर स्थायी रूप से बसे हुए नही थे। राज्यसंस्था के लिए यह ब्रावश्यक 
है, कि मनुष्य किसी निश्चित प्रदेश पर बस जाएँ। पर इन झनवस्थित जनों में भी 
संगठन का ग्रभाव नहीं था। प्रत्येक जने के भ्रनेक विभाग होते, जिन्हें 'प्राम' कहते 
थे। ग्राम का भ्र्थ समुदाय है। बाद में जब मनुष्यों का कोई समूह या समुदाय (ग्राम) 
किसी स्थान पर स्थायी रूप से बस गया, तो बह स्थान भी 'ग्राम' कहाने लगा । इसी 
प्रकार जब कोई जन (जो झनेक ग्रामों में विभक्त होता था) भी किसी प्रदेश पर 
स्थायी रूप से बस जाता, तो वह प्रदे्ा 'जनपद' कहाने लगता, और स्वाभाविक रूप 
से उसमे प्रमेक ग्रामों की सत्ता होती। सारे जनपद के झासक को 'राजा' कहते थे, 
और विभिल्न ग्रामों के शासकों को 'ग्रामणी' । 

जब आ्रायों ने भारत में प्रवेश किया, तो वे 'ग्रामों और “जनों' में संगठित हो 
चुके थे। उन्होंने ग्रिस्धु सम्यत्ञा के लोगों को युद्ध में परास्त किया | भारत के इन 


दि मम 


थ. तैसिरीय ब्राह्मण २।१।३।२. स्रथवें० १३६१४ झौर अचर्व ० १॥६॥४ । 
२. “बेस संनाभियत वस्यनाभिसम प्रापतू पौरषेयों बधों य. ।/ श्रचर्व ० ११३०१ | 


है प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


प्राचीनतम निवासियों को वैदिक साहित्य मे 'दास” या 'दल््यु! नाम से कहा गया है। 
ये लोग रंग में कृष्ण थे, और उनकी नाक उभरी हुई नहीं होती थी ! इस कारण उन्हें 
अनास: भी कहा जाता था। सिन्धु सभ्यता के इन लोगो को परास्त कर जब पआ्राये 
जन भारत के विविध प्रदेशों में स्थायी रूप से बस गए, तो वहाँ उन्होंने श्रपने विविध 
जनपद स्थापित किये। ऋग्वेद के प्रनुशीलन से इस बात मे कोई सन्‍्देह नहीं रह 
जाता, कि बैंदिक युग के भारत मे झ्रार्यों के भनेक जनपद या राज्य विद्यमान थे। अनेक 
मन्त्रों [मे 'पंत्चजना.' का उल्लेख है। पुरु, यदु, तुवंशु, अनु और द्वह्म, ये पाँच 
पञ्चजन थे । तिःसन्देह, ये वैदिक भ्राय्यों की मुख्य शाखाएँ थीं। पर इनके अतिरिक्त 
भरत, त्रित्सु, जय श्रादि अन्य भी प्रनेक जनो का उल्लेख वेदों मे झ्राया है, जिससे' 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वैदिक झार्य अनेक जनो में विभक्त थे, 
और उन्होंने इस देश में श्रनेक जनपदों या राज्यों की स्थापना की थी । 
वैदिक युग मे एक 'जन' के श्रन्तगंत सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से “विष” 
कहा जाता था, भ्रौर राजनीतिक रूप से सगठित जन या विश: की 'राष्ट्र' सज्ञा थी। 
दूसरे शब्दों मे हम यो कह सकते हैं, कि वैदिक युग का भारत भ्रनेक ऐसे राष्ट्रो मे 
विभक्त था, जिनकी संख्या तो बहुत अधिक थी पर क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से 
जो छोटे-छोटे थे । 
वैदिक युग के भ्रायें राजनीतिक दृष्टि से जिन “जनों' में संगठित थे, वेदों के 
भ्रनुशीलन से उनके सम्बन्ध में भी परिचय मिलता है | वैदिक इल्डेक्स (५८०९ ॥॥060) 
में इत जनो का भौगोलिक दुष्टि से इस प्रकार विभाजन किया गया है--- 
(१) उत्तर-पश्चिम के क्षेत्र मे--कम्बोज, गान्धारि, श्रलिन, पक्‍थ, भलान 
श्र विषाणिन्‌ । 
(२) सिन्धु तथा वितस्ता नदियों के क्षेत्र मे--अजिकीय, शिव, केकय और 
वुचीवन्त । 
(३) वितस्ता नदी के पृर्व॑वर्ती पार्व॑त्य क्षेत्र मे--महावृष, उत्तर-कुरु और 
उत्तर-मद्र । 
(४) असिक्‍नी और पुरुष्णी नदियों के मध्य मे--बाल्हीक, द्ुह्म, तुर्वशु भौर 
झनु । 
(५) शतुद्वि नदी के पूर्व मे--भरत, त्रित्सु, पुरु, पारावत और शखूंजय । 
(६) यमुना के क्षेत्र मे---उशीनर, बढ, साल्व और क़रिवि । 
इन जनों के भ्रतिरिक्त मत्स्य, मुजबन्त, यक्षु, यदु, सोमक, शिष्ट, शिम्यु, 
वैकर्ण , वरशिख, प्रथु भ्रादि अन्य भी अनेक जनों का उल्लेख वैदिक साहित्य में श्राया 
है। वैदिक युग के आर्यो की इन विविध शालाप्रों व जनों का निवास प्राय, उत्तर- 
पश्चिमी भारत झौर पंजाब के क्षेत्र मे ही था। इसी प्रदेश को वैदिक साहित्य में 
'सप्तसैन्धव' देश के नाम से कहा गया है। उत्तर-बैदिक काल मे आरयों का प्रसार पूबे 
. की ओर होता गया, और उन्होने वर्तमान समय के उत्तर-प्रदेश में श्रपने भ्रमेक नये 
राज्यों की स्थापना की । 


वौदिक युग की शासन-संस्थाएँ . ,! १५ 


झनेक विद्वानों ने इन जनों के स्वरूप व संगठन पर विशद रूप से विचार 
फिया है। जमेन विद्वान जिमर ने इनकी तुलना पुराने जर्मन भायों के 'थिण्ड 
(पशव) से की है। जर्मन घिल्‍्ड का स्वरूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि लैटित आर्यों 
के सिवितास ((४७६७७) या ग्रीक शझ्रायों के पोलिस (?०॥5) का था। इनके संगठन 
का प्राधार कबीला (]79७) होता था । एक 'जन' (5099) के अस्तर्गत जो व्यक्ति 
होते थे, वे सब प्राय: 'सजात' समझे जाते थे । यह माना जाता था, कि वे सब परस्पर 
अअन्धु' हैं । श्रथवंवेद के एक मन्त्र से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है, जहाँ कि 
विश: के संब व्यक्तियों को 'सबन्धून' कहा गया है।" जन के प्रत्तगंत यह विदा: 
जहाँ 'सबन्धु' होती थी, वहाँ साथ ही प्रनेक ग्रामो में भी विभक्त रहती थी। वर्तमान 
समय में ग्राम शब्द का उपयोग एक ऐसे क्षेत्र से होता है, जिसमें मनुष्य बसे हुए हों । 
पर वैदिक युग में ऐसे 'प्राम' भी विद्यमान थे, जो कहीं स्थायी रूप से बसे हुए नहीं 
थे। उत्तर-वैदिक युग में निमित 'शतपथ ब्राह्मण” तक में एक ऐसे ग्राम का उल्लेख 
किया गया है, जो कही स्थायी रूप से बसा हुझ्ना नही था, भ्रपितु श्रपने नेता शर्यात्ति 
मानव के नेतृत्व में घूमता फिरता था ।* इससे स्पष्ट है, कि जब वैदिक युग मे बहुत-से 
जन अ्रनवस्थित दशा में थे, तो उनके भ्रन्तर्गत ग्राम भी भ्रनवस्थित दशा में ही थे। बांद 
में जब जन किसी प्रदेश से स्थायी रूप से बस गए, तो उनके भ्रन्तगंत भ्राम भी किसी 
क्षेत्र पर स्थिर रूप से आबाद हो गए। इसी कारण वह मूमि-क्षेत्र भी 'ग्राम' कहाने 
लगा । जिस प्रकार 'जन' का नेता या शासक “राजा' कहाता था, बसे ही ग्राम के 
नेता था शासक को 'ग्रामणी' कहते थे। क्योंकि जन के सब सदस्यों की सामूहिक 
संज्ञा विश. भी थी, शभ्रत. जन के राजा को 'बविशूपति' भी कहा जाता था ।* जब 
चैंदिक युग के जन प्रनवस्थित दशा से ऊपर उठकर किसी प्रदेश पर स्थायी रूप से' 
आबाद हो गए, तो उस प्रदेश को 'जनपद' या राष्ट्र” कहने लगे । बाद के भारतीय 
साहित्य में जनपद शब्द उसी अर्थ मे भ्रयुक्त हुआ है, जिसे हम वर्तेमान समय में “राज्य' 
(9%०) कहते हैं । जिस प्रकार जनपद श्रनेक ग्रामों में विभक्त होता था, वैसे ही ग्राम 
के भी अनेक उपबिभाग होते थे, जिन्हे गोत्र! कहा जाता था। पाणिनि की श्रप्टा- 
ध्यायी के भ्रनुशीलन से सूचित होता है, कि गोन्न कुल या परिवार की ही संज्ञा थी। 
इस विषय पर हम झागे चलकर श्रधिक प्रकाश डालेंगे। ग्राम के शासन मे इन मोत्रों 
या कूलों का स्थान महत्त्व का था। इस कार्य में ग्रामणी की सहायता गोत्रापत्यों या 
कुलमुख्यों हारा की जाती थी, और जनपद के शासन में भी इन कुलमुख्यों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
वैदिक युग की शासन-संस्थाओं का अनुशीलत करते हुए हमे यह ध्यान में 
रखना चाहिए, कि 'जन' के रूप मे उनका जो राजनीतिक संगठन था, उसका स्वरूप 
१ “स विश सबन्धूनस्तमस्ताशमभ्युदतिष्ठत्‌ 
विशां परे स सबन्यूनां चास्तस्थ चान्नाज्षस्य च॒ प्रिग्रे धाम भवति य एवं वेद” झ्थवंबेद १५॥८।२-३ 


है. “शर्मातों हि बा5हद॑ मानवों प्रामेण चचार | स तदेव प्रतिवेशों निविविशे तस्व कुमारा: फीडन्त 
शतप् ४3१५२ । 


जे “सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु सवा सस्तु विशषत्ति; ।” 


झ६ प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


क्या था। इस प्राच्चीन युग के भारतीय राज्य जनों पर ही भाश्वित थे, ऐसे जनों पर 
जो कि ग्रामो व गोत्ों (कुलो) में विभक्त थे । वतं मान समय के राज्यों से उनका स्वरूप 
बहुत भिन्‍न था । 

(२) राजा की स्थिति 


वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया 'राजा' होता था । सामान्यतया, 
राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था । पर यह 
झावध्यक था, कि विश या प्रजा राजा का वरण करे। यदि राजा का पुत्र प्रजा की 
सम्मति मे राजा के पद के योग्य हो, तो प्रजा उसे ही राजा के रूप में वरण कर 
लेती | अन्यथा, उसे अधिकार था कि वह राजवंश के किसी शन्य व्यक्ति का या 
कुलीन परिवारों (राजन्यो) के किसी व्यक्ति का राजा के पद के लिए वरण कर सके ; 
राजा के वरण या निर्वाचन को सूचित करने वाले कतिपय बेदिक मन्त्रो को यहाँ उल्लि- 
खित करना उपयोगी होगा । एक मन्त्र मे कहा गया है--“प्रजा (विश:ः) राज्य के 
लिए तुम्हे वरण करती है, सब दिशाओ्ो के लोग तुम्हारा वरण करते है। तुम राष्ट्र - 
रूपी शरीर के सर्वोच्च स्थान पर आसीन रहो, और वहाँ रहते हुए उग्र शासक के 
समान सब में सम्पत्ति का विभाजन करो ।'” इस मन्त्र से स्पष्ट है, कि प्रजा, जनता 
या विश" राजा का वरण करती थी, और सब लोगों द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई 
व्याक्त राजा के पद को प्राप्त कर सकता था। वरण का अर्थ चुनना भी है, पर इस 
शब्द के स्वीकारार्थक होने में तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता । 
राजा के बरण या निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रथवंवेद के निम्नलिखित मन्त्र 

बड़े महत्त्व के हैं--“सहर्ष हम तुम्हे श्रपने बीच मे आवाहन करते है। तुम हमारे 
बीच में भ्रविचल रूप से तथा ध्रुव होकर स्थित रहो ! सब प्रजा तुम्हे चाहे, तुमसे 
राष्ट्र का अधिकार कभी छीनना न पड़े । यही रहकर तुम उत्कर्ष करो, कभी तुम्हारा 
पतन न हो, कभी तुम विचलित न हो, इन्द्र के समान तुम श्रुव होकर रहो और इस 
राष्ट्र का धारण करो । ये पर्वत सुदृढ़ रूप से स्थिर है, यह प्रथिवी भी स्थिर है, यह 
सारा जगत्‌ ध्रुवरूप से स्थिर है, यह दुलोक भी भलीभाँति स्थिर है, इसी प्रकार प्रजाशो 
का यह राजा भी श्रुव॒ रूप से स्थिर रहे । राजा वरुण, देव बृहस्पति, इत्ध और श्रग्नि 
इस राजा को श्रुव रूप से राष्ट्र का धारण करने की शक्ति दे ।”* 

१. हत्वा विशो बुणुता राज्याय त्वामिम प्रदिश पचदेवी । 

वष्मंन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रा विभजा वसूनि” भ्रथर्व ० ३॥४॥२ । 

“ब्रा त्वाहार्षमतरेधिभ्रुवास्तष्छाविवाचलि । 

विशस्त्या सर्वा वाडछन्तु मा त्वद्नाष्ट्रमधिश्रणत्‌ ।।' 

इहैवबेधि मापच्योष्ठा १र्वत इवाविवाचलि' । 

इन्द्र हैव भुबस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय” ॥ श्रथर्व ० ६।८५७।१-२ । 

श्रुवा छौर्भृवा पृथियी प्रूवविश्वमिद जगत्‌ । 

प्रुवास पता इमे ध्रुवों राजा विशामयम्‌ ।॥। 

« श्रुव ते राजा वरुणों प्रूव देवों बृहस्पति । 
प्रुध ते हस्दश्वाग्निश्च राष्ट्र धारयंता ध्रुवम्‌ ॥ श्रथर्ब ० ६।८८१-२ । 


व 


बैदिक युग की झासन-संस्थाएँ ३७ 


प्रथवेवेद के इन मन्तरों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं--(१) जब प्रजा 
"किसी राजा का वरण करती थी, तो स्वाभाविक रूप से उसकी यह इच्छा होती थी कि 
जिस व्यक्ति को उसके गुणों के कारण राजा स्वीकार किया गया है, वह ध्रुव रूप से 
राष्ट्र का शासन करें; वह पृथिवी, पर्वत और झुलोक श्रादि के समान अपने पद पर 
स्थिर रहे | वरुण, बृहस्पति, इन्द्र श्रादि देवता उसे राजकीय पद पर स्थायी रूप से 
कार्य कर सकने की शक्ति दें । (२) पर राजा से राष्ट्र का भ्रधिकार छीना भी जा 
सकता था। “मा ल्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्‌” दाब्द इसके स्पष्ट प्रमाण है। (३) राजा के पद 
के लिए केवल ऐसे व्यक्ति का ही वरण किया जाता था, जो उसी 'जन' का हो, जिससे 
राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए झ्रथवंवेद में एक स्थान पर कहा गया है--“मैं 
राजा राष्ट्र का झ्पना व्यक्ति हूँ, मैं अपने को भ्रवश्य उत्तम बनाऊँगा ।” एक झ्न्य 
मन्त्र मे राजा का “भन्तरम्‌” कहा गया है, जिसका अभिप्राय है कि वह अपने अन्दर 
का है। 

यजुर्वेद मे भी कतिपय ऐसे मन्त्र विद्यमान है, जो प्रजा द्वारा राजा के बरण 
किये जाने का निर्देश करते हैं। यजुर्वेद के एक मन्त्र मे कहा गया हैं, कि “सब देव 
लोग महान्‌ फल के लिए, सबसे ज्येष्ठ होने के लिए, महान्‌ जानराज्य के लिए, और 
इन्द्रो के भी इन्द्र होने के लिए इस व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा से विरहित करते हैं ।/* प्रजा 
राजा का वरण इसी प्रयोजन से करती है, कि वह सब प्रकार की विपत्तियों से त्राण 
करे, वह सबसे ज्येष्ठ होकर रहे, उसके नेतृत्व में जनता का प्रभुत्व कायम रहे, श्रौर 
वह इन्द्रो का भी इन्द्र बनकर रहे । यजुर्वेद के इस मन्त्र मे ऐसे राजा की देबजनों 
(उत्तम पुरुषों) द्वारा स्वीकृति व नियुक्ति का निर्देश भी विद्यमान है । 

वैदिक युग में प्रजा जिस व्यक्ति को राजा के पद पर बरण करती थी, उससे 
चह यही भ्राशा रखती थी, कि वह भ्रुवरूप से राष्ट्र का शासन करेगा। उसे किसी 
निश्चित अभ्रवधि के लिए राजा नहीं बनाया जाता था। इसीलिए भ्रयवंवेद मे कहा है--- 
है राजन, तू सुप्रसन्‍त रूप से राष्ट्र में दसवी भ्रवस्था तक शासन करता रहे । ६० सान 
से ऊपर की भ्रायु को 'दशमी” श्रवस्था कहते हैं। राजा से वैदिक काल में यही आशा 
की जाती थी, कि वह दशमी भअ्रवस्था तक (वुद्धावस्था तक) राष्ट्र के शासन का सचालन 
करता रहेगा । 

पर ऐसे अवसर भी उपस्थित हो सकते थे, जबकि राजा दशमी अवस्था तक 
राष्ट्र का झांसन न कर सके । कतिपय कारणों से राजा को निर्वासित भी कर दिया 
जा सकता था, भौर यदि जनता उसे राजा के पद पर पुनः अ्रधिष्ठित करना चाहे, तो 


१. “प्रहूं राष्ट्रस्यभीवर्ग निजो भूयासमृत्तम' ।” झथर्वबेद ३१५॥२। 
२. प्रथवंबेद ६।५७१। 
« ”इसंन्देया भ्रसपत्नं सुवध्य महते क्षत्राय 

महते ज्यैष्धयाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्राय ।” यजुर्वेद (४० 
४, क्षतात्किल त्ायत इत्युदग्र: क्षत्रस्य शब्द: भुगमेवु झड़: ।/ 
५. “दशमीसुग्र: सूमता वर्शेह ।' बयर्य० रे।४।७ 4 


जय 


श्८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


उसे निर्वासन से वापस भी बुलाया जा सकता था। ग्रथवंवेद का एक मनन्‍्ते है--“बह 
जो पझ्न्‍्य क्षेत्र मे विचरण कर रहा है था वहाँ पर अवरुद्ध है, वह श्येन द्वारा पराग्रे 
स्थान से पुनः यहाँ ले ग्राया जायेगा । अश्विनु उसके लिए मार्ग को सुगम कर देंगे । 
सब सजात उसके चारो झोर एकत्र होंगे |” यह मन्त्र बडे महत्त्व का है। इसमे पराये 
क्षेत्र व प्रदेश में विचरण करते हुए या कारणवश वहाँ झ्रवरुद्ध हुए राजा को श्येन द्वारा 
प्रपने राष्ट्र में वापस लाये जाने का उल्लेख है। यहाँ श्येन का प्रभिष्राय सम्भवतः 
गरुड पक्षी से है, जो प्राचीन भारत के भ्रनेक राजवशो द्वारा राजत्रि्न के रूप मे प्रयुक्त 
होता था । इस मन्त्र मे सम्भवतः एक ऐसे राजा का निर्देश किया गया है, जिसे या 
तो किसी अन्य जनपद द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, और था जो अपने रप्ट्र ले 
निर्वासित कर दिया गया था। श्येन-रूपी राजचिह्न के साथ उसे पुन. भ्रपने राष्ट्र मे 
वापस लाया जाता है, और उसके सजात लोग पुन उसे घेर लेते है। अ्थबेवेद के एक 
अन्य मन्त्र मे यह कहा गया है--“तुके हम फिर से बुलाते है, तू अपने पद पर 
विराजमान हो, प्रजा तुओे राजा बनाती है, तू श्रेष्ठ पुरुषों का पालन कर ।* 

» विश: या प्रजा जिस राजा का वरण करती थी, उससे वह कतिपय कतंब्यो 
के पालन की झ्राशा भी रखती थी। इन कतेव्यो मे सर्वप्रधान जनता को धन और 
बभव का प्राप्त कराना था । प्राचीन जनपदो में मूमि आदि सम्पत्ति पर व्यक्तियों का 
स्वत्व न होकर सम्पूर्ण जन का सामूहिक स्वामित्व माना जाता था। भूमि, पशु आदि 
से जो भाथिक उत्पादन होता था, उसे सब विश. में न्‍्यायपूर्वक वितरण करना एक 
महत्त्व का कार्य था । यह राजा के नेतृत्व मे ही सम्पन्त होता था । इसीलिए प्रथवंवेद 
में राजा को “धन सम्पत्ति का प्रदान करने बाला' और सुदृढ़ रूप से धन (वसु) का 
विभाजन करने वाला कहा गया है ।* राजा के इस कर्तव्यपालन के बदले भे प्रजा उसे 
बलि प्रदान करती थी । इसीलिए ऋग्वेद मे राजा को बलि (कर) लेने का एकमात्र 
श्रधिकारी कहा गया है। “हम भ्रुवरूप राजा को ध्रुव हवियो द्वारा सन्तुष्ट करते है । 
राजा ही पकेला विश: से बलि प्राप्त करने का अधिकारी है ।”* राजा प्रजा की रक्षा 
करता है, उसमे धन व्‌ आ्राथिक पैदावार का विभाजन करता है, और उसके बद्रले मे 
प्रजा उसे बलि (कर) प्रदान करती है। कर के रूप मे पारिश्रमिक प्राप्त कर राजा 
प्रजा का दास्य स्वीकार करता है, बाद के नीति-प्रन्थो का यह विचार बैदिक युग मे 
भी विद्यमान था। इसी कारण अथर्ववेद में राजा को *'राष्ट्रभृत्य की संज्ञा भी दी 


१ “श्येनों हब्य नयत्वा परस्मदनन्य क्षेत्रे श्रपरुद्ध चरन्तम्‌ । 
प्रश्विना पन्‍्था कृणुतां सुगतं इस सजाता श्रभिसविशध्वम्‌ ॥” झ्थर्च ० ३।३॥४ । 
२ “सत्वाय महृत स्वे सघ्स्थे स॒ देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कल्पयाद विश ।” ब्रथर्व ० ११४६ । 
३. “अधा मनोवसुदेवाय क्ृणश्व । 
ततो न उम्रो विभजा वसूनि ॥” भ्रथर्य ० ३।४ै।४ | 
४. “ध्रुव श्रुवेण हविषाभि सोम मृशामसि । 
+ . श्रथों म इन्द्र. केवलीविशः बलिहृतस्करत्‌ ॥।” ऋग्वेद १०१७३॥६ | 





कदिक युग की शासन-संस्थाएं 533 


शई है ।' राष्ट्र में राजा भृत्य है भौर प्रजा स्वामी, यह विचार श्रथर्ववेद के इस मन्त्र 
में भी प्रगट किया गया है, कि राजा प्रजा या विशः का झनुचर (अनुचलन करने वाला) 
होकर रहता है ।'* 

राजा का वरण विश्व: द्वारा किस ढंग से किया जाता था, इस सम्बन्ध में 
कोई निर्देश वेदों में नहीं मिलते । राभायण श्रादि बाद के साहित्य से इस विषथ पर 
जो प्रकाश पड़ता है, उसका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे । पर अ्रथर्ववेद में 'राजान: 
राजकृत:' (राजा बनाने वाले राजाओं) का उल्लेख मिलता है, भौर धौवान्‌ू, रथकार, 
कर्मार, सूत तथा ग्रामणी को 'राजकृत: कहा गया है । ग्रामणी जनपद या राष्ट्र के 
भ्रन्तगंत ग्रामो के मुखिया (मुख्य) को कहते थे, और धीवान्‌, रधकार, कर्मार तथा सूत 
विविध प्रकार के शिल्पियों की संज्ञा थी। वैदिक युग के समाज में ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों का पृथक बर्ग के रूप में विकास नही हुआ था। उस समय धामिक विधि- 
विधान व कर्मकाण्ड अत्यन्त सरल थे, और उनका अनुसरण कराने के लिए किसी 
पृथक पुरोहित वर्ग की झ्रावश्यकता नही थी। प्रत्येक झ्ायं योद्धा भी होता था, भौर 
युद्ध के समय शस्त्र घारण कर रणक्षेत्र मे उतर श्राता था। पर फिर भी समाज में 
रथी या रथकार विशेष महत्त्व रखते थे। रथी, विविध प्रकार के शिल्पी और ग्रामणी 
लोग ही सम्भवत. 'राजकृत” हुआ करते थे, और राजा के वरण का महत्त्वपूर्ण कार्य 
सम्पादित किया करते थे । 

'राजकर्तार: राजान"' जब किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिए वरण कर 
लेते थे, तो राजशक्ति के चिह्न के रूप मे उसे वे एक 'मणि' प्रदात किया करते थे ।* 
यह मणि सम्भवतः एक “पर्ण' (पत्ते) के रूप में होती थी। राजशक्ति को सूचित करने 
के लिए राजा इस पर्ण-शाखा को धारण करता था । इसलिए अ्रथवंबेद में राजा के 
मुख से यह प्रार्थना कहायी गई है--/हे पर्ण, ये धीवानू, रथकार और मनीषी कर्मार 
तथा मेरे चारों श्रोर उपस्थित सब जन मेरी सहायता करें । हे पर्ण, ये सूत्, ग्रामणी और 
राजकृत राजा व मेरे चारो और उपस्थित सब जन मेरी सहायता करें ।/* इस मन्त्र 
में पर्ण स्पष्ट रूप से एक ऐसा राजचिह्न है, जिसे सबोधन कर राजा राष्ट्र के प्रमुख 
पुरुषों व स्वसाधारण जनो के सहयोग की प्रार्थना करता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में राजा 
के राज्याभिषेक का जो वर्णन किया गया है, उसमे वैदिक साहित्य के इस निर्देश पर 
भ्रधिक ब्रिस्तार'से प्रकाश पर्ता है। वहाँ राजा की पीठ पर दण्ड द्वारा श्राघात 
कर उसे अश्पने कर्तव्यों का स्मरण कराया जाता है, और “रत्नी' लोग उसे रत्तहबि 





- अथर्ववेद १६।३७॥२ | 
» “स विशोषनुव्यचलत्‌ ॥” अझथवंब्ेद १५॥६।१॥ 
- प्रथबंकेद १॥२९।९-६ । 
, “ये धीवानो रथकारा: कर्मारा ये सनीचिण: | 
उपस्तीन्‌ पर्ण मद्या «व सर्वान्‌ कृष्बभितों जनान्‌ ॥। 
ये राजानों राजकृतः सूता ग्रामण्यरच थे । 
उपस्सीन्‌ पर्ण भद्म' त्वं सर्वान्‌ कृष्वभितों जनान्‌ ॥ संभर्व ० ३।५।६-७ । 


ब्रछ 5 


४० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएं तथा राजनीतिक विचार 


प्रदान करते हैं। ये रत्नी लोग ही राजा को राजचिक्नु का सूचक रत्न प्रदान किया 
करते थे, जिसे भ्रथवेवेद मे पर्णमणि नाम से कहा गया है वैदिक युग में राज्याभिषेक 
के समय राजा को व्याश्न-चर्म पर बिठाया जाता था। 'अथर्वत्रेद' में लिखा है--“तू 
स्वय व्याक्न है। इस व्याक्नचर्म पर बंठकर सब दिशाओं में विक्रम कर। सब विश: 
तुमे चाहे ।”* जब राजा राजसिहासन पर आसीन हो जाता था, तो सब जलों से उसका 
अभिषेक किया जाता था। एक वैदिक मन्त्र के अनुसार “तुक्रे हम सब जलो के वर्चस्‌ 
से अभिषिड्चित करते है ।”* ये जल सम्भवत” जनपद या राष्ट्र की सब नदियों व 
जलाशथो में लिए जाते थे, जैसी प्रथा कि भारत में बाद मे भी जारी रही। राज्याभिषेक 
के समय राजा से यह कहा जाता था, कि यह राज्य तुम्हे कृषि के लिए, क्षेम के लिए, 
समृद्धि के लिए और पुष्टि के लिए सौंपा गया है, तुम इसके यन्ता (सचालक), नियामक 
श्र ध्रुवरूप से धारणकर्ता हो ।? राजा भी इस श्रवसर पर ब्रिशः के साथ एक ढग 
का इकरार करता था, जिसके श्रनुसार वह स्वीकार करता था, कि यदि मैं विश. करे 
प्रति द्रोह करू, तो मैं अपने जीवन, अपने सुकृत (पुण्य कर्म के फल), और ग्रपनी 
सनन्‍्तान--सबसे वचित किया जाऊँ।* 

इस प्रकार विश' द्वारा वरण किये जाने पर और उसके साथ एक निश्चित 
इकरार कर के जो राजा राष्ट्र का शासन करता था, वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं 
हो सकता था। उसकी स्थिति 'समानो मे ज्येप्ठ' के सदृश होती थी, भ्रौर इसी कारण 
वैदिक युग के इन राष्ट्रो के शासन को 'जानराज्य' (जन या जनता का राज्य) कहा 
जाता था । 


(३) सभा और सभिति 


वेदिक युग के राष्ट्र का शासन राजा अकेला नहीं करता था, श्रपितु उसकी 
सहायता के लिए सभा और समिति नाम की दो सस्थाओ की सत्ता भी थी। समित्ति 
सम्पूर्ण विश. की ससस्‍्था थी । ग्रीस के प्राचीन नगर-राज्यो मे से अनेक ऐसे थे, 
जिनके सब वयस्क नागरिक नगर-राज्य की 'समिति' मे एकत्र होकर प्रपने राज्य के 
लिए कानून बनाते थे और राजकीय नीति का निर्धारण करते थे। एथन्स की 
“एक्लीजिया' इसी प्रकार की सरथा थी | वैदिक युग की समिति भी एक इस प्रकार 
की सस्था थी, जिससे सम्पूर्ण विश: (या उसके वयस्क नागरिक) एकत्र होते थे । यह 
भी सम्भव है, कि श्रनेक राष्ट्रों की समितियों मे सब वयस्क नागरिक न सम्मिलित 
होते हो, श्र उनका एक विशिष्ट वर्ग (जिसे वैदिक साहित्य में 'राजान. राजकृत.' 
कहा गया है) ही उसमे शामिल होता हो । 'यजुर्वेद' का एकमन्त्र है--“जिसके पास 


१. “व्याप्नो श्रतिबयाप्ने विक्रमस्वे दिशों मही । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छस्तु ।” ग्रथर्व ० ४८५४ | 

२. “तासा त्वा सर्वासामपाभिषिड्वामि वर्चसा ।” झथवं ० ४४५५ । 

ह “इय ते रादु। यनन्‍्तासि यसनों ध्रुवोधसि धरण । कृष्ये त्वां क्षेमाय त्वा रग्ये त्वा पोषाय त्वा ।” 
शतपथ ५१२।१।२५ यजुर्वेद के मन्त्र को उदृघृत करके । 

४ ऐतरेय ब्राह्मण, ८१५ । 


वैदिक श्रुत्र की शासन-संस्थाएँ ४१ 


* झौषधियाँ उसी तरह से एकत्र होती हैं जैसे कि समिति में 'राजान:, उसी विप्र को ' 
मिषक कहते हैं।”' इस मन्त्र में यह निर्देश मिलता है कि समिति में राज़ान: एकत्र 
होते थे । ये राजान: वही हैं जिन्हे वेद मे भ्रन्यत्र “राजान, राजकृत: कहा गया है, 
अर्थात्‌ वे राजा या राजन्य जो राजा को बनाते है । 
अथर्ववेद के एक मन्त्र मे राजा यह प्रार्थना करता है--“सभा और समिति 
प्रजापति की दुहिताएँ हैं, वे मेरी रक्षा करें । वे मुझे उत्तम शिक्षा (समुचित परामर्श) 
दें, संगत में एकत्र हुए “पितर' लोग समुचित भाषण करें।”* इस मन्त्र से ये बातें 
निर्दिष्ट होती है---सभा और समिति नामक संस्थाएँ प्रजापति की दुहिताएँ है। उन्हें 
राजा ने नहीं बनाया, अपितु वे ईश्वरीय विधान की परिणाम है। वे राजा की रक्षा 
करती है, और उसे समुचित परामर्श देने का कार्य करती हैं। उनमे 'पितर”' एकत्र 
होते है, जो वहाँ समुचित रूप से भाषण देने का कार्य करते है। 'पितर' का झभिप्राय 
सम्भबत. उन व्यक्तियों से है, जिन्हे बाद के भारतीय साहित्य में 'वृद्ध/ कहा गया है । 
वृद्धो का कया प्रभिप्राय है, यह हम आगे चलकर पाणिनि की “भश्रप्टाध्यायी' शझ्रादि के 
आधार पर स्पष्ट करेंगे। प्राचीन जनपदो मे विविध कुलो के जो नेता शासन-कार्य से 
हाथ बटाया करते थे, उन्ही को “कुलवृद्ध कहा जाता था। सम्भवतः इसी प्रकार ग्राम 
के नेताश्रो की 'ग्रामवृद्ध/ सज्ञा धी। इन्हीं 'वृद्धो' को बदिक साहित्य मे 'पिंतर' कहा 
गया है । 
सभा और समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख बैदिक साहित्य में अ्न्यत्र भी 
अनेक स्थलो पर आया है। एक मन्त्र मे कहा गया है---“सभा मेरी रक्षा करे, उसके जो 
सभ्य सभासद्‌ हैं, वे मेरी रक्षा करें ।”३ भ्न्यत्र सभा, समिति और सेना का एक ही 
मन्त्र मे उल्लेख किया गया है ।* एक मन्त्र मे प्रार्थना की गई है, कि सभा के सभासद 
सवाचस' हो* । उनकी वाणी एक हो, वे परस्परविरोधी बाते न करके सवाचस होकर 
कार्य करें। 
सभा भ्ौर समिति नामक संस्थानों के स्वरूप पर अथर्ववेद के एक सूक्त से 
बहुत उत्तम प्रकाश पडता है। यह सूक्त इस प्रकार है---“निशचय ही पहले विराट 
(अराजक या राज्यसंस्था-विहीन) दशा थी, इस दक्ा के उत्पन्न होने के कारण सब डरे 
कि बया सदा यही दशा रहेगी । इस विराट दक्शा में उत्कान्ति (परिवर्तन, विकास) 
हुई, यह बिराट दक्षा गाहंपत्य दशा मे उतरी । इस गाहंपत्य संगठन मे भी उत्क्रान्ति 
हुई, और यह गाहंपत्य दशा 'झाहबनीय' दर्शा के रूप मे परिणत हुई । इस आहवनीय 
१. “यत्नोषधी. समर्मस राजान समिताबिब । 
विप्र: स उच्यते भिषप्नक्षो हाभीव चासन, ।।” यजुर्वेद १९८० । 
२. “सभा लू मा समितिक्चावता प्रजापतेद हितरों सबिदाने । 
येना संगच्छा उप मा से शिक्षाज्चार बदानि पितर सयतेषु ॥” भ्रथर्ब० ७३१।६३ ।! 
३. “सस्य सभा में पाहि ये व सभ्या: सभासद: ।/ अव्ब ० १६४५६ | 
, ४. “ते सभा ज समितिश्व सेसा श्र ( पथ ० १५६२ । 
४ “ये ते के ले सभासदस्ते से सन्‍्तु सास: (” अथदबं ० ७१४२ । 


४२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


संगठन में भी उत्कान्ति हुई, जिससे 'दक्षिणाग्नि' की दशा झाई । जो कोई यह जानता 
है, वह 'वसती' में तिबास के योग्य होता है। इस दक्षिणाग्नि दक्षा में भी उत्कान्ति 
हुई, और सभा की दशा झाई । जो कोई यह जानता है, वह सभा का सम्य बनता है । 
सभा की इस दशा मे भी उत्क्रान्ति हुई, झौर समिति की दशा झाई। जो कोई यह 
जानता है, वह समिति का सामितेय बनता है। इस समिति दक्शा मे भी उत्क्रान्ति हुई, 
झौर प्रामन्त्रण की दशा आई। जो यह जानता है, वह आमन्त्रण का झामन्त्रणीय 
बनता है ।* 

अथर्ववेद के इस सूक्त मे मानव-समाज और उसकी संस्थाओं के क्रमिक विकास 
का बड़े सुन्दर व स्पष्ट रूप से वर्णन है। पहले विराद या भ्रराजक दशा थी, जिससे 
सब लोग भयभीत व आशंकित हो गए। महाभारत मे भी इसी विचार को प्रगट 
किया गया है। इस दक्शा मे उत्करान्ति होकर सबसे पहले भाहूपत्य दशा आ्राई । लोग 
परिवार के रूप में संगठित हुए । मानव-समाज का सबसे पहला संगठन परिवार' 
ही था, जिसमे पति, पत्नी व सन्‍्तान एक समठित व मर्यादित जीवन व्यतीत करते 
थे। गाहपत्य व पारिवारिक सगठन मे उत्क्रान्ति होकर श्राहवनीय' दशा आई। 
झहवनीय शब्द का श्रभिप्राय एक ऐसे सगठन से है, जिसमे बुलाया जाय, श्रा्वान 
किया जाए। सम्भवत', यह ग्राम के सगठन को सूचित करता है, जिसमे विविध कुलो 
के कुलमुख्यो को आह्वान द्वारा एकत्र किया जाता था। श्राहवनीय सस्था के बाद 
दाक्षणाग्नि' सस्था का विकास हुआ। दक्षिण का श्रर्थ चतुर है, और अग्नि का 
प्ग्रणी । निरुक्त में श्रग्नि की निरुक्ति श्रग्णणी रूप से की गई है।' इस संस्था में 
सम्भवत॒ ग्राम के चतुर श्रग्रणी एकत्र होते थे। यह ग्राम की श्रपेक्षा श्रधिक बड़े 
संगठन को सूचित करता है, जो सम्भवत जनपद या राष्ट्र का ऐसा सगठन था, जिसमे 
ग्रामो के योग्य नेता (ग्रामणी) एकत्र होते थे। इसके बाद सभा और समिति नामक 
सस्थाश्रो का विकास हुआ्ना, जो राष्ट्र या जनपद की ही सस्थाएँ थी । राष्ट्र का ही एक 
झ्ौर भश्रधिक बडा सगठन था, जिसे “आमन्त्रण” कहते थे । श्रामन्त्रण शब्द ही इस बात 
को सूचित करता है, कि इसमें सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में लोगो को 
निमन्त्रित किया जाता था । 

वेद के इस सूक्त का बहुत भ्रधिक महत्त्व है। सम्भवत', यह प्राचीनतम सन्दर्भ 
है, जियमे राज्यसंस्था की उत्पत्ति और विकास पर विचार करने का प्रयत्न किया 
गया है । वर्तमान समय के विचारक भी मानव-समाज व राज्य के प्रादुर्भाव व विकास 
का प्रायः यही क्रम मानते है। सबसे पहले परिवार संगठित हुए, फिर ग्राम, जन श्रौर 





१. बिराड बाइदमग्र श्रासीतू, तस्या जाताया सर्वमविभ दयमेवेद भविष्यत्तीति । सोदक्रामत्त्‌ सा गाहे- 
पत्ये स्यक्रामत्‌ । सोदक्रामत्‌ साहवनीये न्यक्रामत्‌ | सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणारनौ न्‍्यक्रामत । यज्ञा्तो 
दक्षिणीयों बासतेयो भवंति ये एवं बेद । सोदक्रामत्‌ सा सभाया स्यक्रामत । यन्त्यस्थ सर्भा सभ्यो 
भअवति य एवं वेद | सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ । यन्त्यस्य समिति सामित्यों भवति थ एयजेद । 
सोदकरामत्‌ सामन्‍्त्रणे न्यक्रामत्‌ । यन्त्यस्यामन्त्रमामन्त्रणीयो भवति थ॑ एव बेद ।” प्रग्रवं ० ६१०११ 

४- निर्क्‍त, देवत काण्ड, ७।४ । 


वेंदिक युग की शासन-संस्थाएँ ४३ 


हि ) 
जनपदों का संगठन हुआ । दक्षिणारिस और धामन्वरण जैसे शब्दों का क्या अभिष्नय है, 
यह भली-माँति स्पष्ट नहीं है। पर सभा और समिति स्पष्ट ही ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनका 
उल्लेख बैंदिक साहित्य में भ्नेक स्थानों पर झ्राया है। अ्रथर्ववेद में इन संस्थानों को 
निर्दिष्ट करने वाले मन्त्र इसी प्रकरण में हमने ऊपर दिये हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र मे 
यह कहा गया है कि “तुम अपने घर को भद्र बनाओ, तुम्हारी वाणी भद्र हो और तुम 
पचिरकाल तक सभा मे रहो |” एक भ्रन्य भन्त्र में ये शब्द शाये हैं---“वह सदा सभा 
मे जाते हैं।/* एक भन्‍्त्र में 'सभेय विध्र' का उल्लेख है,” जिससे सूचित होता है कि 
सभा के सदस्यों को 'समेय' कहा जाता था। जहाँ मनुष्य एकत्र हुए हों, ऐसे समूह 
को सभा नहीं कहते थे । वह एक सुसंगठित संस्था थी, जिसके सदस्य 'सभेय' कहाते 
थे। पर कभी-कभी सभा में श्रामोद-प्रमोद भी होता था, श्रौर लोग वहाँ जाकर जुआ 
ग्रादि भी खेला करते थे । ऋग्वेद के एक मन्त्र मे लिखा है---'जुआ खेलने वाले सभा 
में जाते हैं, यह समभते हुए कि हम ही विजयी होंगे। वहाँ उनके पासे बिखरे रहते 
हैं? ।९ ऋग्वेद के समय के भारतीय राष्ट्रो व जनपदो में सभा नाम की संस्था मली- 
भाँति विकसित हो छुकी थी, यह बात भरोसे के साथ कही जा सकती है। 

सभा के समान समिति का भी ऋग्वेद मे श्रनेक स्थानो पर उल्लेख है। एक 

मन्त्र मे राजा के समिति में शामिल होने के लिए जाने का निर्देश किया गया है ।* 

सभा झौर समिति में क्या भेद था, यह वैदिक साहित्य से स्पष्ट नहीं होता । पर बंदिक 
मन्‍्त्रों का भ्रनुशीलन कर विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुँचे हैं, कि समिति सभा की 
तुलना में एक बडी संस्था थी, भश्रौर यह माना जाता था कि बह सम्पूर्ण विश: या प्रजा 
का प्रतिनिधित्व करती है। सम्भवतः:, राष्ट्र के भ्रन्तर्गत सब ग्रामों के ग्रामणी उसमे 
सम्मिलित होते थे, और साथ ही विश: के कतिपय प्रमुख व्यक्ति--सूत, रथकार व 
अन्य शिल्पी आदि---भी उसमे उपस्थित होते थे । राजा भी समिति में उपस्थित होता 
था। समिति के पति (अध्यक्ष) को ईशान कहते थे। सभा समिति की श्पेक्षा छोटी 
ससस्‍्था थी, और उसमे कतिपय विद्विष्ट व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे । राष्ट्र के प्रधान 
न्यायालय का कार्य भी सभा द्वारा ही किया जाता था। 

यह शझ्रावश्यक समझा जाता था, कि सभा श्रौर समिति के सदस्य परस्पर 
सहयोग से काम करें । उनके मन एक हों, उनकी वाणी एक हो, उनका विचार-विमर्श 
एक समान हो, और वे एक ही भन्त्र (नीति) का निर्धारण करें । ऋग्वेद के भ्रन्तिम 
सूक्त के ये मन्त्र सम्भवत: सभा और समिति के सदस्यों के लिए ही लिखे गये थे--- 
तुम एक साथ मिलकर एकत्र हो, तुम साथ मिलकर एक-सी बात कहो, तुम्हारे मन 
एक-सदुश हों । पू्वेकाल के देवता लोग समान रूप से चिन्तन करते हुए जैसे बरतते 


१. “भद्ठ' गृह कृणुथ भव्ववाचरों युहद्दों वय उच्यते सभासु ।” ऋग्वेद ६।२८।६ । 

२. “सदा चस्द्रो बाति सभामूप ।” ऋग्वेद ८४६ । 

३. “उताशिष्टा प्रनुश्दण्वन्ति वहून्‍्य' सभेयो विश्नो भरते मतों धना |” ऋच्ेद १।२४५३। 
ड. “सभामेति कितवः प्‌च्छमातो जेष्यामीति तन्‍्वो शूशुजान, ।” ऋग्वेद १०३४६ । 

३, “परि सशाव पशुमान्ति होता राजा न सत्य: समिती रियान: ।” ऋग्वेद ६६२६ । 


६.24 प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


रहे है। तुम्हारा मन्त्र एक समान हो, तुम्हारी समिति एक समान हो, तुम्हारा मन भ्रौर 
चित्त समान हो । तुम्हारे निर्णय समान रूप से हो, तुम्हारे हृदय एकर्मत हो, तुम्हारे 
मन एक समान हो, जिससे कि तुम प्रसन्‍्ततापूर्वक एकमत होकर रह सको |” 

ये मन्त्र इस बात में कोई सन्देह नही रहने देते, कि वैदिक काल के राष्ट्रो मे 
सबका एकमत होना बडे महत्त्व की बात समझी जाती थी। सभा भर समिति जैसी 
सस्थाओ मे जो लोग सम्मिलित हो, यदि उनके मन, चित्त श्रौर हृदय एक न हों, के 
परस्पर विरोधी बाते कहते हो, तो वे कभी किसी समुच्तित निर्णय पर नहीं पहुँच 
सकते । इसीलिए उनके लिए समान मन और समान विचार वाले होने की बात को 
इतना महत्त्व दिया गया है। 

सभा और समिति नामक संस्थाओं मे विविध विषयो पर विचार-विमर्श व 
वाद-विवाद हुआ करता था, और उनके सदस्य अच्छे वक्ता होकर दूसरो को श्रपने 
अनुकूल बनाने के लिए भी प्रयत्नशील रहा करते थे । इसीलिए श्रथर्वबेद मे यह 
प्रार्थना की गई है---“यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, मै उनके तेज व ज्ञान की ग्रहण 
करता हूँ। हे इस्द्र ! मुफ्रे इस सम्पूर्ण संसद्‌ का नेता बनाओ । जो तुम्हारा मन किसी 
अन्य ओर गया हुआ है, या तुम्हारा मन जो किसी बात को पकड़कर बैठ गया है, 
मैं तुम्हारे उस मन को वहाँ से हटाता हूँ, तुम्हारा मन मेरे अनुकूल हो जाए ।”” इन 
मन्‍्तो के अनुशीलन से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि वैदिक युग की सभा- 
समितियों मे विविध वक्ता भ्रन्य सदस्यों को अपने अभ्रनुकूल करने के लिए प्रयलशील 
रहते थे, और उनमे विविध विषयों पर विचार-विमर्श द्वारा एकमंत होने का यत्न किया 
जाता था । इसी कारण राजा की श्रुव रूप से सत्ता के लिए समिति का उसके अनुकूल 
होना आवश्यक माना जाता था? श्लौर यह स्वीकार किया जाता था कि जो राजा 
स्वेच्छाचारी होने का यत्न करे, समिति भी उसके अनुकूल होकर नहीं रह सकती ।४ 

सभा नामक सस्था मे न्‍्याय-सम्बन्धी कार्य विशेष रूप से होते थे, इस सम्बन्ध 
में भी कतिपय वैदिक मन्त्र उल्लेखनीय है। अथर्ववेद मे सभा को “नरिष्ट' कहा गया 
है, जिसकी व्याख्या सायणाचार्य ने इस प्रकार की है--'जहाँ बहुत-से एकत्र होकर एक 


१ “सगच्छध्व सवदध्व स वो मतासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वी सजानाना उपासते ॥ 
समानो मन्तो समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌ । 
समान मन्त्रमभिभनन्‍्त्रये ब समानेन वो हृविपा ज्‌होमि ॥ 
समानो व आाकूति समाना हृदयानि व । 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥” ऋग्वेद १०१६१॥२-४ । 
२ एपामह समासीनाना ब्चों विज्ञानमाददे । 
प्रस्या स्वेस्था ससदो मामिन्द्र भगिन कृणु ॥ 
यद्‌ वो मन पराश्रत यद्‌ वद्धमिह वेह बा । 
तदेव श्रावतंयामसि मयि वो रमता मन' ॥ श्रथं० ७१२३३-४ । 
रे “भ्रुवाय ते समिति कल्पतामिह ।”  अ्रथवें० ६।८८॥३। 
४ “नास्मे समिति कल्पते न मित्र नयते वशम्‌ ।”. झथबें० ४।१९।१५ | 


वैदिक युग की झासन-संस्याएँ भू । 


बात कहें, उसका उल्लंघन दूसरों को नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह 'प्रनतिलंध्य* 
होती है, इसी कारण इसे 'नरिष्ट' कहते हैं।' सभा के नरिष्ट विशेषण से यह स्पष्ट है,. 
कि इसके निर्णय का भतिक्रमण कर सकना कदापि सम्भव नहीं था। ऋग्वेद में सभा 
छा एक विशेषण “किल्विष-स्पृत्‌' दिया यया है, जिसका अर्थ है पाप या अपराध का 
परिमार्जत करने बाली । सभा में न्याय करते हुए उसके सभासदो द्वारा कदाचित्‌ 
प्रत्याय या पाप हो जाने की सम्भावता भी बनी रहती थी, इसीलिए यजूबेंद मे मन्त्र 
द्वारा 'सभा में किये गए पाप' से मुक्ति की प्रार्थना की गई है ।४ 

बैदिक साहित्य के जो निर्देश हमने ऊपर दिए हैं, उनसे इस बात में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता कि वैदिक युग के राज्यों में समा श्रौर समिति नामक सस्थाओं 
की सत्ता थी, जिनका राज्य के झ्ासन में महत्वपूर्ण भाग होता था। समिति सम्पूर्ण 
विशः की सस्था थी, जो राजा का वरण करती थी, और जिसमे राजकीय विकयों पर 
जनता की सम्मति प्रकट की जाती थी । सभा मे जहाँ न्याय कार्य होता था, वहाँ साथ 
ही उसमे एकत्र “पितर' या कुलमुर्य राजा को महस्त्वपूर्ण विधयों पर परामझ्ं देने का 
भी कार्य किया करते थे । 


. “बिद्य ते सभे नाम तरिष्ठा ताम वा प्रसि । अथवत्रे० ६६१२२ । 

२. “बहुव. सम्भूय मरद्चेकं वाक्य वर्देगुस्तद्धि न परेरतिलंध्यम्‌ ्तः प्रनतिल॑ष्यवाक्यत्वात्‌ नरिष्टेति 
नाम । 

3. ऋषग्वेद १०१७१॥१० । 


४. यजु्वेद २०१७ । 


न््कः 


तोसरा प्रध्याय 
उत्तर-वेदिक युग की शासन-संस्थाएँ 


(१) विविध प्रकार के राज्यों का विकास 


वैदिक युग में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यो की सत्ता थी, जिन्हे 'राष्ट्र' कहा 
जाता था । इनकी “जानराज्य'ं भी कहते थे, क्योंकि इनका झ्राधार एक 'जन' होता 
था। एक जन के सब व्यक्ति प्राय 'सजात' या 'सनाभि' होते थे । इन सब राष्ट्रो व 
जानराज्यो भे प्रायः ऐसे शासनो की सत्ता थी, जिनमें राजा का 'वरण' किया जाता 
था, और राजा राष्ट्र की सभा और समिति नामक सस्थाओ का अनुगामी बन कर 
शासनकार्य का संचालन किया करता था । 

उत्तर वैदिक काल मे विविध राष्ट्रो, जानराज्यो या जनपदो के पारस्परिक 
संघर्ष के कारण महाजनपदों का विकास शुरू हुआ । टन सब में एक ही प्रकार का 
शासन विद्यमान नही था। धीरे-धीरे श्रनेक प्रकार की भासन पद्धतियाँ भारत के जनपदों 
में प्रचलित हुई । ऐतरेय ब्राह्मण की भ्रष्टम पजिका मे एक सन्दर्भ है, जिसमे इस युग 
के विविध शासन-प्रकारों का परिगणन किया गया है। इस सन्दर्भ के अनुसार प्राची 
दिशा के राज्यों (मगध, कलिज्ड, वज्भ ग्रादि) के जो राजा है, उनका 'साम्राज्य' के 
लिए अभिषेक होता है, और वे 'सम्राट्‌' कहाते हैं। दक्षिण दिशा मे जो सत्वत (यादव) 
राज्य है, वहाँ का शासन 'भोज्य' है, और उनके शासक “भोज' कहे जाते है। प्रतीची 
दिशा (सुराष्ट्र कच्छ, सौवीर आ्रादि) का शासन-प्रकार 'स्वाराज्य' है, और वहाँ के 
शासक 'स्वराट्‌' कहाते हैं। उत्तर दिशा मे हिमालय के क्षेत्र मे (उत्तरकुरु, उत्त रमद्र 
श्रादि) जो राज्य है, वहाँ 'बैराज्य' प्रणाली है, और वहाँ के शासक 'विराट' कहाते है। 
मध्यदेश (कुरु, पाञ्चाल भ्रादि) के राज्यों के शासक “राजा' कहे जाते है ।" इस प्रकार 
ऐतरेय ब्राह्मण मे साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वेराज्य और राज्य--इन' पाँच प्रकार 
की शासन पद्धतियों का उल्लेख है | ये विविध प्रणालियाँ किस-किस क्षेत्र मे प्रचलित 
थी, इसका निर्देश भी ऐतरेय ब्राह्मण मे कर दिया गया है। सम्नाट्‌ वे थे, जो वशक्रमा- 
नुगत राजा होते हुए भ्रपनी शक्ति के विस्तार के लिए भ्रन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने 
में तत्पर थे। महाभारत के समय का मागघ राजा जरासंघ इसी प्रकार का सम्राट 
था। सम्भवत , भोज्य उन राजाओो की संज्ञा थी, जो वंशक्रमानुगत न होकर कुछ 


१. “ये केच प्राच्यानां दिशि प्राच्याना राजान साज्नाज्याय॑व तेईभिविच्यन्ते 
ये के भर सत्वतां राजान' भोण्यायँव तेईभिषिच्यन्ते, ये के ले नीष्याना राजान. 
स्व॒राज्यायेव तेईभिषिच्यन्ते उदीच्या दिशि ये के धपरेण हिमवन्त जनपदा उतस्तरकुरव उत्तर- 
मद्गा इति वैराज्यायैव तेडभिविच्यन्ते मध्यमायां प्रतिष्ठायां द्विशि ये के च॑ 
* कुरुपअचालानां राजान, राज्यायैव तेइभिकिच्यसन्ते” ऐतरेय ८।३॥३। 


उत्तर-वेदिक युग की शांसन-संस्थाएँ , ४७ 
[त॒ 


निश्चित समय के लिए राजा के पद पर “नियुक्त किये जाते थे। सात्वत-बादवों में यह 
प्रथा प्रंचलित थी, और महाभारत से सूचित होता है कि वासुदेव कृष्ण इसी प्रकार 
के भोज्य या संघ-मुख्य थे। 'स्वराद' शासक बे थे, जिनकी स्थिति “समानों में ज्येष्ठ' 
की होती थी । इन 'स्वाराज्यों' में कतिपय कुलीन श्रेणियों का झासन होता था, और 
सब शासक-कुलों की स्थिति एकसमाल मानी जाती थी । ससानों में ज्येष्ठ व्यक्ति को' 
ही 'स्वराद' के पद पर नियत किया जाता था। सम्भवतः, बैराज्य ज़नपद वे थे, जहाँ 
जनता भझपतना शासन स्वय करती थी, और जिनमें कोई राजा नहीं होता था । यह 
शब्द सम्भवतः गणतन्त्र जनपदों का परिचायक है। मध्य देश के कुरु, पाञन्चाल आदि 
जनपद “राज्य' कहाते थे, और वहाँ प्राचीन वैदिक युग की परम्परागत शासन प्रणाली 
विद्यमान थी । 

ऐतरेय ब्राह्मण के इस सन्दर्भ से यह सूचित होता है, कि भारत के प्राचीन 
जनपदों में विविध प्रकार की शासन-पद्धतियों की सत्ता थी, और उत्तर-वैदिक युग में 
अनेक प्रकार के शासनों का विकास हो गया था। 


(२) राजा का राज्याभिषेक 


ब्राह्मण ग्रन्थों मे राजा की राज्याभिषेक विधि का विशद रूप से बर्णन किया 
गया है, और इस वर्णन द्वारा उत्तर-वैदिक युग के राजा तथा शासनपद्धति पर प्रच्छा 
प्रकाश पडता है । जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर अधिप्ठित किया जाना हो, 
तो 'राजयसूय यज्ञ' का अनुष्ठान किया जाता था । राजसूय यज्ञ के बिना कोई व्यक्ति 
राजा के पद को प्राप्त नहीं कर सकता था। झतपथ ब्राह्मण मे लिखा है---“राजा के 
लिए ही राजसूय है । राजसूय यज्ञ करने से ही वह राजा बनता है।” जो व्यक्ति 
सम्राट का पद्द प्राप्त करना चाहे, उसके लिए वाजपेय यज्ञ का विधान था | शतपथ 
ब्राह्मण मे लिखा है---“बाजपेय से सम्राट बनता है। राज्यहीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ है। 
राज। सम्राट्‌ बनने की कामना करे ।* 

राजा के लिए जिस राजसूयथ यज्ञ का विधान किया गया है, वह उसके 
राज्याभिषेक को ही सूचित करता है । इस यज्ञ में सबसे पूर्व विधि के साथ भग्नि का 
झधान कर प्ररिनिहोत्र यज्ञ किया जाता था । उसके अनन्तर राजा के पद पर झ्नधिष्ठित 
होने वाला व्यक्ति 'रत्तियो' को हवि प्रदान करता था । वैदिक युग में कतिपय व्यक्ति 
+राजान: राजकृत:' होते थे, जो' राजा को राज-चिह्नल के रूप मे पर्णमणि प्रदान किया 
करते थे। उत्तर-बैदिक युग भे इत्तका स्थान 'रत्नियों' ने ले लिया था। ये रत्नी 
निम्नलिखित होते थे--(१) सेनानी--सेना का प्रधान अधिकारी या सेनापति । (२) 
पुरोहित--जिसे तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण” नाम से कहा गया है। (३) पअ्रभिषिक्त 
होने वाला राजा स्वयं । (४) महिषी या राजमहिषी। (५) सूत। (६) ग्रामणी । 


१, “राज्ञ एबं राजसूय । राजा थे राजसूयेनेष्ट्‌वा भवति ।” शतपथ ५॥१।१॥१२ ३ 
२. "सम्रादे वाजपेयेन प्रवरं हिं राज्य पर साम्राज्यम्‌ । शतंपथ ५।२।१४१३ । 


न प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


(७) क्षत्रिय या क्षत्ता। (८) संगृहीता। (६) भागदूष्‌ ' (१०) अ्रक्षवाप | (११) 
गोविकर्ता । (१२) पालागल ।' 
इन बारह रत्नियों मे से कतिपय के झ्भिश्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता 
है । सूत राजा और राज्य-विषयक इतिवृत्त का संकलन करते थे। पुराणों मे जो प्राचीन 
ऐतिहासिक श्रनुश्रुति सगृहीत है, वह पुराने काल के सूतों के कत्‌ त्व का हीं परिणाम 
है। कौटलीय प्र्थणास्त्र मे भी 'सूत' नामक राजकर्मचारियो का उल्लेख है, जिन्हे एक 
हजार कार्थापण वेतन देने की व्यवस्था की गई है ।'* ग्रामणी ग्राम के “मुख्य' को कहते 
थे। जनपद या राष्ट्र के श्रन्तगंत जो विविध ग्राम होते थे, उनके मुख्यों की ही 
भ्ामणी' संज्ा थी | ये शामणी प्राय सर्वनाधारण जनता (विश ) के ही व्यक्ति होते 
थे, इसी कारण शतपथ ब्राह्मण मे इन्हें 'वैश्य' भी कहा गया है ।* उत्तर-वंदिक काल 
में जाति या वर्ण का भेद विकसित होना शुरू हो लुका था। सर्वसाधारण “विश ' 
से ब्राह्मण (याज्ञिक व धार्भिक अनुष्ठान कार्यों के विशेषज्ञ) श्र क्षत्रिय वर्ण पृथक्‌ 
होने लग गए थे। राज्याभिषेक के समय राजा जहाँ ब्राह्मण (पुरोहित) झौर क्षत्रिय 
को ह॒वि प्रदान करता था, वहाँ स्वंसाधारण “विश ' के प्रतिनिधिरूप वैश्य ग्रार्मणयों 
को भी उस द्वारा हवि दी जाती थी । क्षत्रिय या क्षत्ता उस वर्ग को सूचित करता है, 
जो सैनिक कार्य मे निपुणता के कारण सर्वसाधारण “विश से पृथक्‌ हो गया था। 
राज्य-कोश के नियनन्‍्ता को 'सगृहीता' कहते थे। इसीके लिए कौटलीय भ्र्थशास्त्र से 
सन्निवाता' शब्द का प्रयोग किया गया है ।” राज्य-कर को वसूल करने वाले प्रधान 
राज-पदाधिकारी को “भागदुघ” कहते थे। झाय-व्यय का हिसाब रखने वाले प्रधान 
झ्धिकारी की सज्ञा भश्रक्षवाप' थी। कौटल्य ने इसी को अ“अक्षपटलाध्यक्ष' कहा है ।* 
जगल विभाग के प्रधान भ्रधिकारी को 'गोविकर्ता' कहते थे, जिसका एक मुख्य कार्य 
खेती को नुकसान पहुँचाने वाले जगली पशुओं का विनाश करना भी माना जाता था । 
पालागल का कार्य राजकीय सन्देशो को पहुँचाता होता था। मैत्राथणी सहिता मे इसी 
के स्थान पर तक्षा या रथकार को रत्नियों मे गिना गया है ।१ पालागल, तक्षा तथा 
रथकार ऐसे वर्ग को सूचित करते है, जो श्रम या शिल्प के साथ सम्बन्ध रखता था | 
शतपध ब्राह्मण के श्रनुसार पालागल लाल रग की पगडी पहनता था, झौर वह धनुष, 
१ हृवि प्रदान के सम्बन्ध में विविध रत्नियों के लिए जो उक्तियाँ शतपथ ब्राह्मण मे हैं, वे इस ढग से 
है - “सेनान्यी गृहान्‌ परेत्याम्नयेडष्टाकपाल पुरोडाश निर्वबेपति | श्रस्नियें देवतानामनीक॑ सेनामा 
वे सेनानीरतीक तस्मादस्तयेइ्तीकवता5एतट्व अस्थैक रत्न बत्सेनानीस्तस्माइएवैलेन सूचते त॑ 
स्वमनपक्रमिण कुंछते तस्य हिरण्य दक्षिणास्नेयो वाएएप यज्ञों भवत्यस्ते रेतो हिरष्य तस्माद्धिरण्य 
दक्षिणा ।” शतपथ ५१२॥५।१ | 
२ कौटलीय प्रर्थशास्त्र २।५ । 
“प्रामण्यों गृहान्‌ परेत्य मात सप्तकपाल पुरोडाश निर्वपति विशों वै मरुतो वैश्यों व ग्रामणी- 
सस्‍्लस्मान्‌ मारुतो भवति ।” शत्पथ ५१२५६ । 
कौटलीय प्र्थशास्त्र २।५ । 
५, कौटलीय श्र्थश्लासत्न २७ । 
६ *मैत्रायणी सहिता २।६।४। 


न्प्ण 


ण्र्‌ 


उत्तर-वैदिक युंग की शासन-संस्थाएँ ४६ 


बाण और धर्म (हाल) को धारण करता था ।' इसमें सन्देह नही, कि ये बाड़ रत्नी 
जहाँ प्राचीन शज्यों में उच्न वर्ग (पुरोहित, राजमहिपी, क्षत्रिय, संगृहीता भ्रावि) का 

, प्रतिनिधित्व करते थे, वहाँ साथ ही सर्वताघारण जनता (वैश्य, पालागल आदि) को 
भी इनमें प्रतिनिधित्व प्राप्त था। रत्नियों में राजमहिषी का उल्लेख भी महत्त्व का 
है। प्राचीन धामिक मर्यादा के भ्रनुसार पत्नी के भभाव में किसी घामिक कृट्य का 
सम्पादन नही ही सकता था। हतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पुरुष की भर्धाद्ििनी कहा गया 
है । उसके बिना मनुष्य झाधा रहता है । पत्नी के कारण ही कोई व्यक्ति 'सर्ब' (पूरा) 
बनता है ।* क्योंकि राजा स्वयं भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता था, श्रतः उसे 
भी रत्नतियों के भन्तगगंत माना गया है। रत्नियों को हवि प्रदान करते समय राजा 
उनके धर पर जाता था, भ्रौर उनके प्रति अपने कर्तव्यों तथा वशवर्तिता को प्रदर्शित 
करने के लिए विविध प्रकार की हवि उन्हे प्रदान करता था। सेनानी को दी जाने 
वाली हवि हिरण्य (सुबर्ण) के रूप में होती थी, पुरोहित को गो के रूप में, राजमहिषी 
को भी घेनु (गौ) के रूप मे, सूत को यब (जो) से बने हुए भोजन के रूप में, ग्रामणी 
को भी गौ के रूप मे, क्षत्ता को बैल (अनड्वान्‌) के रूप मे, भागदुघ्‌ को काली गाय के 
रूप मे, संगृहीता को दो गौ के रूप मे, भ्रक्षावाप को भी गाय के रूप मे, गोविकर्तु 
को भी गौ के रूप मे, और पालागल को लाल पगडी व धनुष बाण के रूप में हवि दी 
जाया करती थी ।? ये हवियाँ भी “रत्नियों' के प्नुरूप ही थी । हवि मे प्रधानतया गौवों 
को प्रदान किया जाता था, जो उस युग में सम्पत्ति का प्रधान रूप था। 

हवि प्रदान द्वारा रत्नियो की पूजा करते समय उनसे कहा जाता था---/हम 
तुम्हारे लिए ही अभिषिकत होते है, और तुम्हे श्रपना श्रनुगामी (श्रनुपक्रमी) बनाते 
हैं।* रत्नियों को हवि प्रदान करने का श्रभिप्राय यही था, कि राष्ट्र के विविध भ्रगों 
की अनुमति प्राप्त कर ली जाए, झौर उन्हे अपता श्रनुभामी झोर सहायक बना लिया 
जाए। 
रत्नियों को ह॒वि प्रदान करने के अनन्तर राजसूय यज्ञ के जो विविध अनुष्ठान 

किये जाते थे, शतपथ ब्राह्मण में उनका भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन है । रत्नियो के 
बाद देवताओं को बलि देने का विधान किया गया है। जिस व्यक्ति को राजा के पद 
पर अ्रभिषिक्त किया जाता है, उसमें भ्रनेकविध देवी ग्रुणों का होना श्रावश्यक है । 
सत्य की प्रसूति के लिए सविता को, गाहंपत्य गुणों के लिए झग्नि को, बनस्पतियों 
की वृद्धि के लिए सोम को, वाक्शक्ति के लिए बृहस्पति को, सबसे श्रेष्ठ (बड़े) होकर 
रह सकने की योग्यता के लिए इन्द्र को, गोधन व झन्य पशुझों की रक्षा के सामर्थ्य के 
लिए पशुपति रुद्र को, सत्य के लिए मित्र को, भोर धर्पति बनने के लिए बरुण को 

4. «उस्णवेष्टित घनुश्मर्ममया बाणवस्तो लोहित उच्णीष एसद्‌हि तस्य भवति ।” शतपथ ५१२।५१११ । 

, “यावज्जाया भ विदस्से मैंव तावत्यजातेंडसवॉहि तावंद्भवत्यथ यर्दव जायां विन्दतेईथ प्रजापते लाहि 
हि सर्वो भवति !” शतफ्थ ५॥२।१५१० 

३, शतप्थ आह्ण ५।३।१९-१३ । 

४. “सस्माउएजलैस सूयते तं स्वमवपक्रसिश कुरुते ।” शतपण ५॥३॥१।१ ! 


य्धज्क्ा 


१० प्राचीन भारत की शासंन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


बलि दी जाती थी ।' यह बलि भी यव और ब्रीहि आादि ध्रन्नों द्वारा ही तैयार की 
जाती थी। ऐसा भाना जाता था कि सविता झादि देवताओं को सन्तुष्ट करके राजा 
सत्य आदि गुर्णो को प्राप्त करता है, और इन देवी गरुणो के अनुरूप शासन कर सकते 
में समर्थ होता है । 

रल्वियों भौर देवताश्रों का बलि द्वारा सत्कार करने के अनन्तर जलो द्वारा 
राजा का भ्रभिषेक किया जाता था। ये जल सरस्वती आदि नदियों, छूदों (जलाशयों),* 
कुओं,” और समुद्र व वर्षा के जल* आ्रादि से ग्रहण किये जाते भे। दूध,' घी” भ्रादि जो 
भ्रन्‍्य द्रव पदार्थ हैं, उन्हें भी राजा के भ्रभिषेक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुल 
सोलह प्रकार के जल ब द्रव भ्रभिषेक के लिए प्रयुक्त होते थे। श्रभिषिक्त होता हुपा 
राजा कहता था---“मैं (जन! का भरण करने वाला हो सके, इसलिए राष्ट्र को देने 
वाले जलो, मुझे राष्ट्र प्रदान करो | इस पर यह कह कर कि “यह जन का धारण 
करने वाला हो सके, भ्रत: राष्ट्र को देने वाले जल इसे राष्ट्र प्रदान करें,£ राजा का 
श्रभिषेक किया जाता था । यह बात महत्त्व की है, कि राजा के झ्रभिषेक के लिए जो 
जल एकत्र किये जाते थे, वे सरस्वती भ्रादि विविध नदियों भ्रौर समुद्र के साथ-साथ 
राष्ट्र के कु भौर जलाशयों से भी लिये जाते थे। सरस्वती सदश नदियों को भारत 
के सभी राष्ट्र पवित्र मानते थे। घारमिक व सास्क्ृतिक दृष्टि से यह देश एक है, यह 
विचार इस प्राचीन काल मे भी विकसित हो छुका था। पर श्रपनी भूमि के प्रति विशेष 
भक्ति के कारण वहाँ के कुप्रो और जलाशयों तथा वर्षा का जल लेना भी आवश्यक 
था । इससे भ्पनी मूमि के प्रति विशिष्ट भक्ति की सूचना मिलती है । 

सबसे पूर्व राजा का अ्रभिषेक प्रजाजनों द्वारा किया जाता है ।* जब प्रजाजन 
जल छिड़ककर राजा क भ्रभिषेक कर चुकते थे, तब वह मित्रावरुण देवताभो की वेदी 


शतपथ ब्राह्मण ५१३।३१२-९ ! 
- “स सारस्वतीरेब प्रथमा गृह णाति ।” शतपथ ५॥३।४।३ । 
« “अथ य स्थन्दमानानां स्थावरों छूदों भवति ।” शतपथ ५३४१२ ॥ 
« “अ्रथ कृप्या गृह्माति ।” शतप्थ ५३४१५ । 
- “झथ नदीपति युछ्भाति ।” शतपथ ५३॥४।१० । और 

“ग्रथ या आतपन्ति ब्षेन्ति ता गृह्नाति ।” शतपथ ५१३।४१३ | 

६. “झथ पयो युक्ताति !” शतपथ ५।३।४।१६ । 

७. "झ्थ घृतं गृक्लाति” ५॥३।४२० धौर 

“हाथ मधु गृह्माति/” ५३॥४।१७ | 

५. “जनभुतस्य राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाह ।” शतपथ ५३॥४१६ । 

६. “अनभृतर्प राष्ट्रदा राष्ट्रममुस्में दतेति ताभिरभिषिज्द॒ति ।” शतपथ ५३।४।१६ झादि। 
१०. “त॑ वे माध्यन्दिने सवनेडभिषिझ्मति। एथंजे प्रजापतिय एब यशस्तायते यस्मादिमा: प्रजा: 


प्रजाता एठम्बेवाप्येतहानू प्रजायन्ते तदेनं मध्यत एवंतस्य प्रजापतेदंघाति मध्यतः सुबति ।" 
शतपथ शा३।२१। 


ुद हई॑ बाण ७ 9 


उत्तर-बैदिक युग को शासननसंस्थाएँ ५१३ 


के सम्मुख रखी हुई शादूल की खाल पर बैठ जाता था।* चैदिक युय में राजा का 
अभिषेक ब्याक्न की खाल पर होता था, यह पिछले भ्रध्याय में लिखा जा चुका है । 
अ्यान्न को ही सतपत्च आह्यण में शादुल कहा गया है। राजा के शार्दूल-चर्म पर 
आसीत हों जाने के श्वनन्तर ब्राह्मण," 'स्व' (राज़ा के अपने कुल का कोई ब्याक्ति),* 
राजन्य५ और बैश्य* द्वारा क्रशः उसका झभिषेक किया जाता था। यहाँ यह ध्याव 
देने योग्य है, कि राजा का श्रभिषेक करने वाले व्यक्तियों में शूद्रों का परियणन नहीं 
किया गया है। या तो इस युग के आये राष्ट्रों में शूद्रों का पृथक्‌ बर्ग विकसित ही 
नहीं हुआ था, या उनकी संख्या प्रभी सगण्य थी। तैत्ति रीय ब्राह्मण में 'स्व' के स्थान 
पर “अन्य” का उल्लेख किया गया है,' जो सम्भवतः राजा के स्वकीय कुल का ही 
परिचायक है । 

झभिषेक के अनन्तर राजा को वस्त्र दिए जाते थे, और वह उष्णीष (पगड़ी) 
आदि विविध बस्त्रों को धारण करता था (* वस्त्रो को धारण कर चुकने पर राजा को 
धनुष और तीन बाण प्रदान किये जाते थे, जो उसकी क्षात्र शक्ति के परिचायक थे ।* 
धनुष के साथ ही उसे जो तीन बाण भी दिए जाते थे, उनका प्रयोजन पृथिवी, भन्तरिक्ष 
और दौ---तीनो लोकों के क्षेत्र में रक्षा कर सकने के कर्तव्य का स्मरण कराना था । 

राजा के राज्याभिषेक की यही विधि थी | जब यह विधि पूर्ण हो छुकती थी, 
तो घोषणा द्वारा सबको राजा के अभिषेक की सूचना दी जाती थी। यह घोषणा 
गृहपति श्रर्ति, वृद्धकअवा इन्द्र, सित्रावरुणों देवता, विश्ववेदा पूषा, ण्यावापृथिवी और 
अदिति श्रादि श्रन्य देवताओं को सस्बोधित करके की जाती थी ॥६ यह माना जाता 
था, कि इन सबकी ग्ननुमति राज्याभिषेक के लिए प्राप्त है। शतपथ ब्राह्मण ने इस 
बात को स्पष्ट किया है, कि इत देवताओं मे अग्नि ब्राह्मणों का, इन्द्र क्षत्रियों का 
और पूषा पशुओं का सूचक है। थ्यावापृथिवी में राष्ट्र के प्रन्य सब वर्गों का समावेश 
हो जाता है । 


१. “प्रग्रेण मैज्नावरुणस्य धिष्ण्यमू । शार्दूलचर्मोपस्तृणाति'''शार्दूलत्विषिमेबास्मिनू एतद्धताति |” 
शतपथ ५॥२।५॥३ । 
“तेन ब्राह्मणोईभिषिओ्चति ।” शतपथ ५।३।५॥११। 
. “सेन स्वोषध़िपिश्चति ।” शतपथ ५३।५।१२। 
. “लेन मिक्ष्यों राजन्योडभिषिण्यति ।? शतपथ ५१५१३ | 
“तैच वैश्योईभिषिस्चति ।” शतपथ ५३।५१४ | 
सैत्तिराव पे।आ८ । 
. “अ्र्यन बासांसि' परिधापयति भवाधिवासं प्रतिमुञ्चति'*“अ्रयोष्णीष॑ संहत्य ।” शतपथ 
१॥ ३५२०-२३ । 
रू. भथ धनुरधिततोति |“ अथास्मे तिस्र इषू: प्रथज्कति । स यथा प्रथमया समपंणेन पराभिनक्ति सैका 
सेएें पुथिवी सैद्ा दुका सांमांथ यया विद्ध: शब्रित्ता जीवति वा ज़ियते वा सा द्वितीया तदिदमन्त- 
रिक्ष' “सा तुतीमासो थी: सँघा क्षमा नामेत्ा हिं वे तिरस इषबस्तस्मादस्म तिसु इषू: प्रवच्छति” 
शतपथ्च ६/३१५।२७-२६ । 
€. शतपथ ५३।४।३१-२७ । 





दू या अर &% जा 0 


रे प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


अभिषेक की घोषणा के अनन्तर अभिषिक्त राजा को कुछ श्षपथें लेनी होती 
थीं। एक शपथ में बह कहता था---“जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमें मेरी 
मृत्यु होगी, उसके बीच में (सम्पूर्ण जीवन-काल मे) जो भी दृष्टापूर्त (शुभ कर्म) मैंने 
किये हो, वे सब नष्ट हो जाएँ और मैं अपने सब सुकृतो, झायु और पूजा से वंचित 
हो जाऊँ, यदि मैं किसी भी प्रकार से झ्रापके विरुद्ध द्रोह करूँ ।” यह शपथ राजा को 
अ्रत्यन्त श्रद्धा के साथ लेनी होती थी । राज्य मे चाहे किसी भी प्रकार की शासन- 
प्रणाली हो, राज्य-शासन का प्रकार साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, परमेष्ठ्य, 
राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, सामन्तपर्यायी झौर सा्वभौम आदि मे से चाहे किसी भी 
ढंग का हो, पर शासन की शक्ति जिस भी व्यक्ति के हाथो में दी जाती थी, उसे यही 
शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी ।* क्योकि सब प्रकार के शासको के कतंव्य एक-से ही 
समझे जाते थे, अत सबके लिए इसी शपथ को ग्रहण करना झावश्यक था। यह शपथ 
शाजा था शासक को सदा अपनी स्थिति का स्मरण कराती रहती थी । 

शयथ को ग्रहण करने के ग्रनन्तर राजा को चारो दिशाओं मे आरोहण करने 
के लिए कहा जाता था | क्रमश. पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओो की ओर 
सुख करके वह इन दिशाओं द्वारा रक्षित होने का आ्राजीर्वाद प्राप्त करता था। पूर्व 
दिशा में उसे ब्रह्म-द्रविण, दक्षिण दिशा से क्षत्र-द्वविण, पश्चिम दिशा से विड्-द्रविण, 
(सर्वमाधारण विश' के घन) और उत्तर दिशा से फल-द्रविण (सम्भवतः, शूद्र-द्रविण) 
के रक्षित होते का श्राश्वासन प्राप्त होता था।? इस क्रिया का अभिप्राय सम्भवत 
यह था, कि चारो दिशाश्रों में स्थित राज्य-क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज और उसके के चारों 
वर्गों की धनसम्पत्ति की रक्षा करने की व्यवस्था हो । 

इसके बाद राजा का एक ऐसे सुवर्ण पत्र (रुक्‍्म) द्वारा अभिषेक किया जाता 
था, जिसमे सो छिद्र होते थे । ये सौ छेद सौ साल की आयु के परिचायक थे ।४ इस 
समय यजुर्वेद के कतिपय मन्त्रो का उच्चारण किया जाता था, जिनका भ्रर्थ यह है-- 
“मै तुफे सोम के दुम्न से, अ्रग्नि के तेज से, सूर्य के वर्चस से और इन्द्र के बल से 
१ “गनेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रिय शापयित्वा अभिषिल्चेत्‌ु स बूथात्‌ सह श्रद्धया याल्च्र 

रात्ीमजायेह याञ्च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेणेष्टापूर्त मे लोक सुकृतमायु प्रजा वुष्जीथा यदि ते 
द्रह्म॑ मिति ।” ऐतेरेय ब्राह्मण 5१५ । 


२ “स य इच्छेदेव वित्क्षत्रियमय सर्वाक्षितीजंयेताय सर्वान्लोकान्विदेताय सर्वेषा राज्ञा श्रेष्ठभसतिष्ठां 
परमता गच्छेत सान्नाज्य भौज्य बेराज्य पारमेष्टय राज्य महाराज्यमाधिपृत्य समतपर्यायी स्पास्साबं- 
भोम सावयिष आन्‍्ताउदापरार्धापृथित्य समुद्रपर्यन्‍्ताया एकराड़िति तमेतेव ऐस्द्रेण महाभिषेकेन 
शापयित्वाउश्रिपिज्चेत्‌ । ऐतरेय 5१५। 

३. “अरयेन दिश समारोहयपि | प्राचीमारीह गायत्ली त्वावतु रथम्तरसाम क्िवृत्सोमोबसन्त ऋतुर्रहा- 
द्रविणम्‌ । दक्षिणामारोह:*'प्रीष्म ऋतु; क्षत्र द्रधिणम्‌ प्रतीचीमारोह-“'वर्षा ऋतुविड द्रषिणम 
उददीचीमारोह “**शरद्‌ ऋतु. फल द्रविणम्‌ ।” शतपथ ५१३४) ३-६ । 

४ “झथ रुकम शतवितृणों वा भवति “शतबितृणों शतायुर्वाज्य ैं 
पुरुष शततेजा शतवीर्यस्तस्थात्‌ शतवितुणों ।” शतपथ ५।३।५११३ । 


उत्तर-वंदिक यूंग की झासन-संस्थाएँ , भरे 


अभिषिश्चित करता हूँ। तू क्षत्रपतियों के क्षत्र का पालन करने जाला हो । महान 
क्षत्रबल के लिए इसे सब देवता प्रसपत्न (जिसका कोई श्र न हो) करें । प्रमुक पुरुष 
और प्रमुक स्‍त्री के इस पुत्र को और भ्रमुक प्रजा के इस स्वामी को तुम क्षाजधर्म के 
लिए, महान्‌ ज्वैष्ठय (सर्वोपरिता) के लिए, महान्‌ जानराज्य के लिए और इन्द्र के 
बल के लिए योग्य बनाओ । यह हम सबका सौस्‍्य राजा है, यह ब्राह्मणों का राजा 
है ।*” सी छिद्र वाले सुकर्णपत्र द्वारा अभिषेक करता हुआ ब्राह्मण पुरोहित भ्रभिषिक्त 
व्यक्ति को सम्पूर्ण (विश: के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ग के राजा के रूप में भी स्वीकार 
करता था । 

अ्रभिषेक के श्वनन्तर राजा को लकड़ी की चौकी (भ्रासन्दी) पर बिठाया जाता 
है । यह चौकी गूलर (उदुम्बर) की लकडी की बनाई जाती थी। राजा के चौकी पर 
बैठ जाने पर उसे कहा जाता था--“तुू बनता (संचालक) और यभन (नियामक) है, त्‌ 
इस पद पर ध्रुव है, तु इस पद का धारण करने वाला है। तुझे यह राज्य कृषि के 
लिए, क्षेम के लिए, धन समृद्धि के लिए, पोषण के लिए भर सब प्रकार की सुख- 
सम्पन्तता के लिए दिया जाता है ।”* ये वाबय यजूवेंद के एक मन्त्र के प्रनुसार कहे 
जाते थे ।* 

इसके बाद राजा उदुम्बर की चोकी से नीचे उतरता था, भौर उसे वराह (सुझर) 
के चमड़े के जूते पहनाये जाते थे ।* फिर वह चार धोड़ों के रथ पर चढ़कर कुछ दूर तक 
जाता था ।* रथ द्वारा यात्रा करके वह फिर यज्ञस्थल पर वापस लौट आता था, और 
उसे पुन. काष्ठ की झासन्दी पर बिठा दिया जाता था। अआ्ासन्दी पर बिठाते हुए उसे 
कहा जाता था--“पझब तू “घृतब्रत' (ब्नत को जिसने ग्रहण कर लिया हो) है। पांचों 
दिशाएँ और सम्पूर्ण 'विश ' इसकी सहायक हों ।*” यह कहकर राजा की पीठ पर 
एक दण्ड से धीरे-धीरे श्राधात किये जाते थे। यह आधात इस प्रयोजन से किया 
जाता था," कि राजा को स्मरण रहे कि वह भी दण्ड के झधीन है। शतपथ आह्यण 
में इस क्रिया की व्याख्या करते हुए लिखा है, कि दण्ड के आघात द्वारा राजा को 


१. “सोमस्य त्वां धुम्तेनाभिषिड्चास्यस्ते भ्रजिसा वर्चसा इन्द्रस्थेन्द्रयिण । 
क्षत्राणा क्षत्रपतेरेघीति ॥ इम॑ देवा झसपत्न॑ सुबध्व॑ महते क्षत्ाय, महते 
ज्यैष्ठभाय, महते जानराज्यायेन्दस्थेन्द्रियय | इममम्‌ष्य पृत्रममुष्ये पुत्तममुस्य॑ 
विश एवं वोइसी राजा सोमोउस्माक ब्राह्मणाना राजा ॥ शतप्थ ५४२२ । 
२. “अपास्मा5 भासच्दीमा रोहति *झौदम्थरी भषति !**“इय ते राशइ इति । 
राज्यमेवा स्मिनूं एतडघाति अ्रथेवमासादयति यन्तासि यमन इति'**ध्ुवोईसि घरण । 
इति “:कृष्य॑ त्या क्ष मात्र त्या रये त्वा पोषास त्या इति साधवे त्वा।” शतपथ ५१२॥१।२२-२५ । 
. यजूवेंद १०॥४।१७-१८ | 
. “ग्रथ बाराह्या5 उपनहाइठपमुच्यते ।/ शतपथ ५।४।३+१६ । 
« व सरथमेव रबवाहन भादधति ।' शतपथ ५।४।३।२३ । 
- “नियस्राद धुतद्रत इतति धृतदतो राजा*" सभिश्रस्मेतास्ते पञ्च दिशः कत्पस्तामित्येष वाः्य्रयानभि 
भूयत्कलिरेघ हिं सरवतियानभिभवत्रि ।” शतपथ ५।४१४)६ 
७. भय्यन पृष्ठतस्तृण्णीमेव दष्डेध्नेन्ति । प्रातपथ ५।४॥४3७ + 


स्क्म रा् « 


श्र प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


मृत्युदण्ड से ऊपर उठा दिया जाता है। श्रव उसे दण्डवर्थ (मृत्युदण्ड) नहीं दिया 
जा सकता ।* 

ये सब कृत्य हो जाने के अलन्‍्तर राज्य की जनता के विविध वर्ग राजा को 
स्फ्थ' (तलवार) प्रदान करते हैं। यहाँ 'स्फूय' प्रधीनता व भक्ति (&]62/0706) का 
परिचायक है। जब राजा के भअ्रभिषेक के सब कृत्य सम्पन्न हो जुकें, तो यह सर्वथा 
स्थाभाविक व उचित है, कि जनता के विविध वर्ग उसके प्रति श्रपनी निष्ठा प्रदर्शित 
करें । यह कार्य इस क्रम से किया जाता थां--बाह्याण (अध्वर्यू व पुरोहित), राजश्राता 
सूत, स्थपति, ग्रामणी भौर श्रन्य सजात लोग ।' इस कृत्य में जो मन्त्र प्रयुक्त होता था, 
वह बड़े महत्व का है। 'विविध वर्गों की भक्ति एक ऐसा बज्ञ है जो राजा को, जो 
स्वयं (व्यक्तिगत रूप से) बलविहीन होता है, बलवान्‌ बना देता है ।” इस उक्ति को 
जनता के विविध वर्मों द्वारा प्रदर्शित करते हुए दोहराया गया है। वस्तुत", अकेला राजा 
स्वय बलहीन होता है, सज्य की उत्त रदायिता वह अकेला नहीं निभा सकता। पर 
जब जनता के विविध वर्गों की भक्ति और सहयोग उसे प्राप्त हो जाते है, जो बह शत्रुप्रों 
के मुकाबले मे बलवान्‌ बन जाता है और राज्य के प्रति श्रपने कतंव्यो को भली-भाँति 
सम्पन्त करने के योग्य हो जाता है । 

इस प्रसग में शतपथ ब्राह्मण मे उल्लिखित एक अ्रन्य मन्त्र ध्यान देने योग्य 
है। जब किसी व्यक्ति को राजसूय यज्ञ द्वारा राजा बना दिया गया तो है, तो उसके 
सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि “जिसका अभिषेक हो गया है, वह अब महान्‌ बन गया 
है । पृथ्वी उससे भय खाती है । पर वह भी भय खाता है, कि कही पृथ्वी उसे पदभ्रष्ट 
करके उसका अनादर न कर दे । इसलिए वह प्रृथ्वी के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 
करके रहता है, क्योकि न माता पूृन्र की हिसा करती है और न पुत्र माता की ।४ 
वस्तुत:, पृथ्वी (जिसका श्रभिप्राय यहाँ पृथ्वी व राष्ट्र में निवास करने वाली जनता से 
है) राजा की माता है और राजा उसका पुत्र है। जनता ही किसी व्यक्ति को राजा 
बनाती है, इसी कारण उसे पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। राजा यह प्रार्थना भी करता 
है---“हे पृथ्वी, तू मेरी माता है । न तू मेरी हिसा कर और न मैं तेरी हिसा करूँ ।/* 

राज्याभिषेक (राजसूय यज्ञ) की विधि का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में बहुत 
विस्तार के साथ किया गया है। हमने यहाँ उसके कतिपय महत्त्वपूर्ण कृत्यों का ही 





१. “त दण्डैध्नेन्तो दण्डबधमतिनयन्ति तस्माद्राजा दण्ड्यो यदेन दण्डवधमतिनयन्ति ।” 
शत्तपथ ५।४४।७ । 








ग। 


शतपथ् ब्राह्मण ५।४।४।१५-२० । 

३. “सएतेत बज्ञेण ब्राह्मगोराजानमात्ममोध्बलीयास कुरुते यो ब॑ राजा ब्राह्मणादबलीयान्‌ भभितेभ्यों 
वें स बलीयान्‌ तदमित्रेभ्य एवंतमेतदू बलीयांस करोति ।” शत्तपथ ५॥४॥४॥१५ 

४. “वरुणसवों वाइएप यद्गाजसूयम्‌ । पृथ्चिव्यू हैनस्माद्रिभेति महद्वाध्यमभूश्ो3भ्यपेचि यहँँ माय 
बावदुणीयादित्येष उ हास्ये विभेति यह मेय नावधून्वीतेति तदलयैज॑तन्मिस्रधेय कुछते न हि माता 

. पुत्र हिनस्ति न पुद्नो मारतम्‌ 3 शतपथ ५४४॥३।२१। 

५. पृथिवि मातर्मा हिसीर्माहहूं त्वाम्‌ इति ।” शतपथ ५।४॥३२० । 


उत्तर-बैदिक युग की शासन-संल्थाएँ भ५ 


उल्लेख कियी है। इसके अनुशीलन से उस्तर-बैदिक युग की राज्यसंस्था पर बहुत 
उत्तम. प्रकाश पड़ता है। इससे हमें निम्नलिखित बातें ज्ञाव होती हैं---..' 

(१) बैदिक युग में राजा के वरण की जो परिपाटी थी, वह उत्तर-वैदिक 
काल में भी विद्यमान थी। इस काल में भी राजा का वरण किया जाता था। यह 
आवश्यक नहीं था कि राजा का पुत्र ही राजा के पद पर प्रभिषिक्त हो। पर यह 
स्वाभाविक था कि राजा का पद एक वंश में ही स्थिर रहे, भ्रतः इस युग में यह 
प्रवृत्ति भ्रवश्य प्रारम्भ हो गई थी कि राजा के बाद उसके पुत्र को ही राजा बनाया 
जाए ।" विशज्लेषतया, ब्राह्मण-प्रन्थों में जिन राज्यों को साम्राज्य, राज्य श्रादि संज्ञात्ं 
से कहा गया है, उनमें यदि राजा के पद को वंशानुक्रमानुगत होते की परम्परा प्रारम्भ 
हो चुकी हो, तो यह स्वाभाविक ही है । पर वैराज्य, स्वाराज्य झ्ादि प्रकार के जनपदों 
में राजा की नियुक्ति झब भी 'वरण' द्वारा ही की जाती थी। वंशक्रमानुगत राजतन्त्र 
राज्यों मे भी राजा के वरण किये जाने की परिपाटी का झ्नुसरण किया जाता था । 

(२) राजा को देवी नहीं माता जाता था। राज्य और उसके राजा की एक 
मानव संस्था मानने का भाव श्र भी विद्यमान था । इन्द्र, भित्र, वरुण भ्रादि देवताश्रों 
से यह प्रार्थना भ्रवद्य की जाती थी कि वे राजा के पद पर नियुक्त हुए व्यक्ति में भ्रपने- 
अपने विशिष्ट देवी गुणो का निधान करें, पर इनके कारण राजा को दैवी समभने 
की प्रवृत्ति भ्रभी विकसित नहीं हुई थी । 

(३) राजा जनता द्वारा राजा के पद पर झभिषिक्त होता था, भर राजकीय पद 
को प्राप्त करते हुए विद्व: या प्रजा से एक इकरार (पण) करता था, जिसके श्रनुसार 
बह प्रजापालन व अन्य राजकीय कतेव्यों को निभाने की प्रतिज्ञा करता था। इसीलिए 
बह जनता से बलि का ग्रहण करता था । राजा जो जनता से कर बसूल करता है, 
इसका कारण यही है कि उसके जनता के प्रति कृतिपय कतंव्य भी हैं, यह विचार इस 
युग में भी विद्यमान था। 

(४) यदि राजा जनता पर अत्याचार कर सकता था, तो जनता भी उसके 
विरुद्ध द्रोह कर सकती थी। राष्ट्र और राजा का सम्बन्ध माता और पुत्र के समात 
है, उन्हें एक-दूसरे की हिसा नहीं करनी चाहिए, यह विचार दोनों को ही समुचित 
मर्यादा मे रखता था। 

(५) रात्नियों के रूप में इस युग में भी “राजकत.' या “राजकर्तार:' की सत्ता 
थी, जिनके द्वारा राजा राजशक्ति को प्राप्त करता था। इन रत्तनियों में जनता के 
विविध वर्ग और महत्त्वपूर्ण राजपदाधिकारी भ्रन्तंत होते थे। 

(६] इस युग़ का राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं हो सकता था। 
यद्यपि उसे मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता था, पर वह दण्ड से ऊपर न होकर उसके 
झधीन होता था । इसी कारण अ्रमिषेक के समय दण्ड द्वारा उसकी पीठ पर तीन बार 
झाधघात भी किया जाता था। प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकती थी और इस 
प्रकार उसे पदच्युत कर सकना भी जनता की शक्ति में था। 


१. 'राजान॑ रामपितरम ।' ऐसरेय ८१२ । 


१६ जाचीन जारत की शासल-्सभंस्थारएँ तथा राजनीतिक पिचार 


(७) उत्तर-बैदिक युम में राजा भी एक पद था। इस पद को श्राप्त कर राजा 
अन्य पदाधिकारियों व जनता के सहयोग व सहायता से शासन का संचालन करता था। 

पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्त र-वैंदिक शुग के राजा 
की शक्ति वैदिक काल के राजा की तुलना मे अ्रवश्य भ्रधिक थी । इस युग में जो 
“एरत्ती' राजा का बवरण करते थे, उनमे कतिपय ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध राजा के 
भ्रपने परिवार के साथ होता था, भौर या जो राज्य के महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी होते 
थे। वैदिक युग के “राजकृत:' स्वयं राजा की स्थिति रखते थे और राजा उनमें 
'समानो में ज्येष्ठ' के समान होता था। पर उत्तर-वैदिक युग के बारह रत्नियों में 
एक राजा स्वयं होता था, एक उसकी महिषी थी और सेनानी, सूत, संगृहीता, 
अक्षवाप, भागदुध्‌, गोविकर्ता पभ्रादि राज्य के पदाधिकारी थे । इस युग के 'रत्नी' सर्वे- 
साधारण 'विश ' के उस ढग से प्रतिनिधि नही थे, जैसे कि वैदिक युग के 'राजकृत"' 
या 'राजकर्तार" थे। पचविश ब्राह्मण मे श्राठ ऐसे वीरो का उल्लेख किया गया है, 
जो राज्य मे प्रधान स्थान रखते है। ये वीर निम्नलिखित है--राज अ्राता, राजपुत्र, 
पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षता और सगृहीता ।* इन वीरो में केवल ग्रामणी ही 
ऐसा है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राजभ्राता, राजपुत्र, और राजमहिषी 
का राजपरिवार से सम्बन्ध है, और पुरोहित, सूत, क्षत्ता और संगृहीता राज्य के 
प्रधान पदाधिकारी है । इस दशा में यह अस्वाभाविक नहीं था, कि क्रतिपय राज्यों मे 
सब शासन-शक्ति राजा मे ही केन्द्रि हो जाए भौर वह राज्य मे सर्वोक्ष्त सत्ता प्राप्त 
कर ले। पंचविश् ब्राह्मण मे द्विरात्र यज्ञ का उल्लेख है, जिसका अनुष्ठान करके 
चैत्ररथ वश के कापेय ने; एक क्षत्रपति.' का पद प्राप्त कर लिया था और वह भ्रकेला 
ही भअ्रन्नादि सब सम्पति का एकमात्र अध्यक्ष बत गया था।* 

उत्तर-वैदिक युग में याज्ञिक कर्मकाण्ड का महत्त्व बहुत बढ गया था । शतपथ 
ब्राह्मण मे राजसूय का जो वर्णन किया गया है, वह एक ऐसे यज्ञ के रूप मे है, 
जिसमें राजा न केवल जनता के विविध वर्गों को सहायता की भ्रपेक्षा रखता है, अपितु 
साथ ही विविध देवताओं के साहाय्य की भी प्रार्थना करता है। क्योंकि देवताप्ों के 
साथ सम्पर्क के लिए पुरोहितो को सहायता आवश्यक थी, श्रतः स्वाभाविक रूप से 
इस युग के राज्यों मे पुरोहित की महत्ता बहुत अ्रधक बढ़ गई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के भ्रनुसार यदि राजा पुरोहित के विना यज्ञ करे, तो देवता उस द्वारा दिये गए भ्रन्त 
का भक्षण नहीं करते, श्रत राजा के लिए आवश्यक है कि वह ब्राह्मण को पुरोहित 
नियुक्त करे ।र ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जिस राजा का राष्ट्र का गोप्ता ब्राह्मण 


१. “अष्टो वे वीरा राष्ट्र समुद्युच्छम्ति, राजप्राता च राजपुत्रश्च पूरोहितश्य महिष्री वर सूृतश्य 
ग्रामणी न क्षता सम्रहीता चैते व वीरा राष्ट्र समुणुल्छम्ति ।” पचबिश १६।१।४ | 

२. “एतेन वे चित्र कापेया श्रयाजयंस्तमेकाकिनमन्नशस्पाध्यक्षमकुरवनू । तस्माच्चेज़रथीनामेक: 
क्ष्रपतिर्जायते नुलग्ब इब द्वितीय ।” प्रविश, २०१२५ । 

३ “म ह वा अपुरोहितत्य राज्ञों देवा अन्नमदन्ति तस्मागक्ष्यमानो राजा ब्राह्मणं पुरोदधीत |” 
दैतिरीय २७।१। 


उत्तेर-बैदिक दुय की शासन-संस्कसरे भर 


पुरोहित हो, वह क्षत्रियों के बल से विजय प्राप्त कर सकता है, उसी को शक्ति प्राप्त 
होती है, और सर्वताधारण विश: भरी उस्मी को एकमन होकर स्वीकार करती हैं।* 
ब्राह्मण पुरोहित के इस महत्व का कारण सम्भव्त: यही था कि याज्ञिक कर्मकाण्ड के 
अत्यन्त जटिल हो जाने से इस काल भे एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी का घिकास हो गया 
था, जो धाभिक प्रनुष्ठानों के रहस्थ को समझती थी भौर जिसकी सहायता द्वारा ही' 
देवताओं का झाशीर्वाद व सहंयोग प्राप्त किया जा सकता था। इस दशा में यहु 
स्वाभाविक था कि राज्य के शासन मे ब्राह्मण पुरीहितों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता 
जाए भर उन्हें न केवल राष्ट्र का गोप्ता माना जाने लगे, अपितु विश: की भक्ति प्राप्त 
कर सकना भी उन्हीं पर निर्मर हो जाए , ब्राह्माण ग्रन्थों में ऐसे भनेक निर्देश मिलते 
हैं, जबकि ब्राह्मणों के विरोध के कारण राजाप्ों को अश्रपने राजसिहासनों से हाथ 
धोना पड़ा । राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों के प्रति प्नुचित व्यवहार किया, जिसके 
कारण उसे अपनी राजगद्दी छोडनी पड़ी । इसी प्रकार शजा श्छंजय को, जिसके पुरखा 
दस सन्तति से राज-सिहासन पर आरूढ़ थे, राज-सिहासन का परित्याग कर देने को 
विवश किया गया। महाभारत मे भी ऐसे बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मण- 
पुरोहित के इस उत्कर्ष का सृत्रपात उत्त र-वेदिक युग में भ्रवश्य हो गया था। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों का निर्माण प्रधानतया कुरु-पाञ्चाल जनपदो में हुआ था, झभौर इनके राजा इन 
ग्रन्थों में प्रतिपादित याज्ञिक कर्मकाण्ड का भनुष्ठान श्रवश्य ही करते थे। उनमे 
ब्राह्मण-पुरोहित वर्ग का प्रभाव भी पअ्रवत्य बहुत भ्रधिक था । पर इस युग के सब 
जनपदो के सम्बन्ध मे यह बात नहीं कही जा सकती । ज॑सा कि इस प्रध्याय के प्रारम्भ 
मे लिखा जा हुका है, इस काल के विविध जनपदों मे विभिन्‍न प्रकार की झासन- 
पद्धतियो का विकास हो रहा था। प्राच्य भारत के जनपदों (मगघ, शअ्रद्भ, बंग ग्रादि) 
के राजा सम्राट्‌ कहाने लगे थे, और उत्तर दिशा के राज्यों मे ऐसी शासन-पद्धति 
विकसित हो रही थी, जिसे “वैराज्य' कहा जाता था। यह स्पष्ट है कि इस अध्याय 
के इस प्रकरण में राजा के जिस भ्रभिषेक का हसने विवरण दिया है, बह प्रधानतया 
मध्यदेश के कुरु-पाञ्चाल आदि उन्हीं जनपदों मे प्रयुक्त होता था, जिन्हें शतपथ 
ब्राह्मण मे “राज्य” कहा गया है, भौर जिनकी शासन-पद्धति साम्राज्य, वराज्य, भोज्य, 
स्वाराज्य आदि प्रकार के शासनों से भिन्‍न ढंग की थी । 


(३) उत्तर-वेदिक युग के विविध जनपद झोर सार्वभोस्त शासक 


वैदिक काल में भारतीय भायों का प्रधान केन्द्र सप्तर्सन्धव देश था। पर 
उत्तर-वैदिक युग में भाय॑ लोग निरल्तर पूर्व की प्लोर बढ़ते गए, और उन्होंने सुदूर 
पू्व में मगध, भ्रद्भ, बग श्रादि भ्रनेक जनपदों को स्थापना की । इस युग मे श्रार्यों का 
प्रधान केन्द्र सप्तसेन्धव देश के स्थान पर मध्यदेश बन गया, जिसके मुख्य जनपद 


१. “यर्स्यंत्र विद्वाम्‌ बाड्माणों राष्ट्रगोप. पुरोहित: सल्नेथ क्षत्ं अति बलेन बलमस्नुते सस्मेव जिद्ान 
ब्राह्मणों राष्ट्रगोप: पुरोहित: सस्मे विश: संजाइते संमुखा एकसनसों ।” ऐसरेय ८।२५। 


घद प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कुरु, पाञ्चाल, कोंशल, काशी, मत्स्य भौर उश्ीनर थे। इनमें भी कु जनपद सर्व- 
प्रधान था, जिसमें भरत वंक्ञ का शासन था। मध्य देश के कुरु भौर पाञचाल जनपद 
प्राय संस्कृति, धर्म भौर सम्यता के प्रधात केन्द्र थे। ब्राह्मण ग्रन्‍्थों का निर्माण इन्ही 
जनपदो में हुआ था, और इनके विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सारे श्रायं जनपदों में प्रतिष्ठा 
थी। इनमें ही उन विविध याज्ञिक प्रनुष्ठानों का विकास हुआ था, जिनका राज्या- 
भिषेक के लिए भी उपयोग किया जाता था। महाभारत की कथा का सम्बन्ध 
विशेषतया इन्ही जनपदों के साथ है। मध्य देश का कोशल जनपद भी बहुत महत्त्व 
का था, जिसमें सूर्य वंश के ऐक्ष्वाकव राजाझों का शासन था। रामायण की कथा 
इसी कोशल जनपद के साथ सम्बन्ध रखती है। मध्य देश के इन राजाओं का राज्या- 
भिषेक ब्राह्मण ग्रन्यों में प्रतिपादित राजसूय विधि से ही होता था । इनके राजा 
जनता द्वारा बरण किये जाते थे, भौर अपने जनपद के कुलमुरुयों, ग्रामणियों भौर सूत, 
पुरोहित झ्रादि राज-पदाधिकारियों के परामर्श के अनुसार ही शासन करते थे । मध्य- 
देश के ये सजा पड़ोस के अन्य जनपदों को जीतकर अपनी सार्वभौम सत्ता को 
स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे। पर अन्य जनपदो का ये मूलोच्छेद 
करना आर्य मर्यादा के विपरीत मानते थे । ये उनसे प्रधीनता स्वीकृत करा लेना ही 
पर्याप्त समभते थे । इसके लिये ये श्रश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करते थे । यज्ञीय अश्व 
को विविध आ्राभूषणों द्वारा विभूषित करके ये खुला छोड देते थे । अश्व के साथ-साथ 
सेना चलती थी । यदि कोई राजा इस अश्व की गति को रोकने का प्रयत्न करता, 
तो सेना युद्ध द्वारा उसे परास्त करती । जब यज्ञीय भ्रश्व सब दिशाओं में परिभ्रमण 
कर वापस लौट श्राता, तो ऐन्द्र-महाभिषेक द्वारा विजयी राजा सार्वभौम व चत्रवर्ती 
पद को प्राप्त करता । ब्राह्मण ग्रन्थों में कुक, पाञचाल, कोशल और मत्स्य के पश्रनेक 
ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अ्रश्वमेध यज्ञ श्रौर ऐन्द्र-महाभिषेक 
द्वारा सार्वभौम पद को प्राप्त किया था। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमुसार कुरु के राजा' 
जनमेजय, शतानीक सत्रजित्‌, यधाश्रीप्टि और दौष्यन्ति भरत ने तथा पाञ्चाल के राजा 
पैजवन सुदास और दुर्मुख ने ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा सार्वभोम पद की भ्राप्ति की थी । 
शतपथ ब्राह्मण के प्रनुसार परीक्षित के वंशज जनमेजय, भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन 
तथा दौष्यन्ति भरत और शतानीक सत्रजित्‌ कुरु के ऐसे राजा थे, जिन्‍्होने प्रश्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वभौम पद को प्राप्त किया था। कुरु के राजाओ के अतिरिक्त 
शतपथ ब्राह्मण मे पाञइचाल (यथा क्रैव्य और सत्रासाह), मत्स्य (यथा द्वैतवन ध्वसन) 
झौर कोशल (यथा नार और पुरुकुत्स) के भी अनेक राजाभों का उल्लेख है, जो 
प्रश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वभौम पद को प्राप्त कर सकते में समर्थ हुए थे । 
शांख्यायन श्रौत सूत्र, महाभारत और पुराणों श्रादि मे भी मध्य देश के जनपदों के 
झ्रनेक ऐसे राजाओं का वर्णन है, जो कि अ्रश्वमेध यज्ञ द्वारा सार्वभौस पद को प्राप्त 
कर सके थे। पर भनन्‍्य जनपदों से भ्रपनी श्रधीनता स्वीकृत करा लेने पर भी मध्य- 
देश के ये राजा सञ्लाट्‌ नहीं कहाते थे, इनकी संज्ञा राजा ही रहती थी, यद्यपि ये 
साबंभौम पद को प्राप्त कर लेते थे । 


उत्तर-वैंदिक युग की शौसन-संस्थाएँ, भ्ह्‌ 


सम्राद्‌ पद की प्राप्ति का प्रयस्त भगघ, अज़ू, बंग सदृश प्राच्य यजाभों द्वारा 
ही किया जाता था, जो अन्य राजाशों से भश्रपीनता स्वीकृत कराके ही सम्तुष्ट नहीं 
हो जाते थे, अपितु उनका मूलोच्छेद करके भ्पने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 
तत्पर रहते थे । महाभारत के समय में जरासन्ध इसी प्रकार का सम्नादू था, जिसने 
बहुत से राजाओों का मूलोच्छेद करके भ्रपने जनपद (मगध) को एक विशाल साम्राज्य 
में परिवर्तित कर लिया था। जो मगध बाद में प्राय: सम्पूर्ण भारत में भ्रपना साम्राज्य 
विस्तृत करने में सफल हुआ, उसकी यह प्रवृत्ति उत्तर-बैंदिक काल में ही प्रारम्भ हो 
गई थी। मध्य देश और प्राच्य भारत के अतिरिक्त दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 
के भ्रनेक जनप्रदों का उल्लेख भी ब्राह्मण ग्रन्धों मे झ्राया है, जिनमें शूरसेन, चेदि,, 
सात्वत, केकय, म॒द्ग, गान्धार, विदर्भ आदि महत्व के है। इनकी शासन-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में भी कतिपय निर्देश ब्राह्मण भ्रन्थों मे मिलते हैं, जिनका उल्लेख इस श्रध्याय 
के प्रारम्भ मे किया जा चुका है, पर वराज्य, भोज्य व स्वाराज्य के रूप मे इनके 
छासन-प्रकारो का जो निर्देश किया गया है, उसका सही-सही अ्रभिप्राय ब्राह्मण ग्रन्थो 
द्वारा स्पष्ट नही होता, यद्यपि यह कल्पना कर सकना कठिन नही है कि वैराज्य ऐसे 
जनपदो को सूचित करता है, जिनमे किसी राजा का क्षासन न हो । 


चौथा भ्रध्याय 
रामायण ओर महाभारत का काल 


(१) कोहाल राज्य को शासन-पद्धति 


बैदिक साहित्य के श्रनुशीलल से भारत के प्राचीन राष्ट्रों या जनपदो की 
शासन-पद्धति के विषय में केतिपय निर्देश अवश्य मिलते हैं, पर इस साहित्य के प्रधान- 
तया धर्म व कर्मकाण्डपरक होने के कारण इस सम्बन्ध मे हमे अधिक परिचय प्राप्त 
तहीं होता । पर रामायण और महाभारत में भारत की जो पुरातन ऐतिहासिक भनु- 
श्रुति सगुहीत है, वह भारत के प्राचीन राज्यों की शासन-पद्धति पर भ्रच्छा प्रकाश 
डालती है। रामायण में इक्ष्बाकु वश के राजा रामचन्द्र का वृत्तान्त बड़े विस्तार के 
साथ वर्णित है। इक्ष्वाकुबंश का शासन कोशल जनपद में था, जिसकी राजधानी 
भ्रयोध्या थी । कोशल कोई विशाल राज्य नहीं था। उसका स्वरूप एक नगर-राज्य या 
जनपद का ही था| जब राम को वनवास दिया गया, तो वे ग्रयोध्या से चलकर एक 
रात अपने राज्य की सीमा भे ही ठहरे । अयोध्या के बहुत-से पुरवासी भी उनके साथ- 
साथ गए थे। रात को उन्हे सोता छोड़कर रामचन्द्र बहुत सवेरे चल पड़े, और अगले 
दिन कोशल राज्य की दक्षिण सीमा स्पन्दिका नदी को पार कर गए ।' इस प्रकार 
स्पष्ट है, कि कोशल राज्य का क्षेत्रफल बहुत कम था, और उसके पडोस मे ही अन्य 
अ्रनेक राज्यों की सत्ता थी । 

रामायण के भ्रध्ययन से कोशल के शासन पर जो प्रकाश पड़ता है, उससे 
भारत के प्राचीन राज्यों की शासन-पद्धति को भली-भाँति समझा जा सकता है । 
कोशल मे ऐक्ष्वाक वश का शासन था, और इसी वंश के व्यक्ति वशक्रमानुगत रूप से 
वहाँ के राजसिंहासन पर आरूढ होते थे ।* जब राम के पिता दशरथ वृद्ध हो गए, तो 
उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुश्न राम को “युवराज” के पद पर अभिषिक्त करने का विचार 
किया । पर यह कार्य वह स्वय श्रपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। भारत की पुरानी 
परिपाटी के अ्रनुसार युवराज व राजा के पद पर अ्रभिषिक्त होने के लिए “विश: या 
जनता की स्वीकृति की प्रावश्यकता थी। विश द्वारा वरण किये जाने पर ही कोई 
व्यक्ति राजा के पद को प्राप्त कर सकता था। इसीलिए दशरथ ने कोशल की परिषद्‌ 
का अधिवेशन बुलाया । सबसे पूर्व उन्होंने अपने सचिवों (स्त्रियों) के साथ परामर्श 
किया । जब वे राजा के भ्रस्ताव से सहमत हो गए, तो परिषद्‌ का अ्रधिवेशन बुलाया 





१ वाल्मीकि रामायण, भ्रयोध्या काण्ड, सर्ग ३२ । 
२ “विवित भवतामेतब्था में राज्यमुत्तमम्‌ । 
पूर्वकसम राजेन्द्र सुतवल्परिपालितभ्‌ ॥' वाल्मीकि, श्रयोध्याकाण्ड, २४ । 


समायण और संहाभारत का कास ६१ 


समा । जब राजा दर्शर्थ परिषद्‌ के मवस में अपने झ्लासन पर बैठ गए, तो 'लोकसम्मत 
राजाधों' ने परिषद के भवन में प्रवेश किया, भौर अपने-धझपने झासनों को प्रहण 
किया ।* वाल्मीकीय रामायण में प्रिषद्‌ के सदस्यों को 'लोकसम्मता: राजान:' कहा गया 
है, जो वैदिक युग के 'राजकृतः राजान:' का स्मरण दिलाता है । परिषद्‌ के सदस्य जहाँ 
स्वयं 'राजा' या 'नूप' कहाते थे, वहाँ साथ ही वे लौकसम्मत (विश: द्वारा प्रभिमत) 
भी होते थे । परिषद्‌ के वे सदस्य कौन-कौन थे, इस सम्बन्ध में भी रामायण में स्पष्ट 
निर्देश विद्यमान हैं। वहाँ लिखा है---”धर्म भ्रौर भर्थ को भली-भाँति समझने वाले 
राजा के अ्भिप्राय को भली-भाँति जानकर ब्राह्मणों, बलमुख्यो (सेना के सेनानियों) 
झौर पौर-जनपदों ने विचार करना प्रारम्भ किया, भौर भली-भाँति विचार-विमर्श करके 
बुद्ध राजा दशरथ से इस प्रकार कहा ।”* इस संदर्म से स्पष्ट है कि जिस परिषद्‌ के 
सम्मुख दशरथ ने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया था, उसके सदस्य 
निम्नलिखित थे--अाह्मण, प्रमुख सेनापति शोर पौर तथा जानपद । पौर जानपद का 
क्या अभिप्राय है, इस विषय पर हम आगे चलकर विशद रूप से विचार करेंगे | यहाँ 
यह जान लेना पर्याप्त है कि युवराज व राजा बनने के लिए 'लोकसम्मत राजाशो' द्वारा 
वरण व स्वीकृत किया जाना रामायण के काल मे भी क्रावद्यक था। दशरथ के 
प्रस्ताव से परिषद्‌ के सब सदस्यो ते सहमति प्रकट की, और घोष द्वारा उसका अनु- 
मोदन किया ।* परिषद्‌ के सदस्यों ने राजा दशरथ के प्रस्ताव पर अपनी सहमति इन 
शब्दों द्वारा प्रकट की--"हे पार्थिव, आप अब वृद्ध हो गए है। अब झ्राप पारथिव राम 
को युवराज पद पर श्रभिषिक्त कीजिए । हम चाहते है कि महाबल, महाबाहु रघुवीर 
को राजच्छत्र द्वारा सिर को ढाँपे हुए व महान्‌ गज परसवार होकर निकलते हुए देखें । 





१ “अथोपविष्टे नृपतौ तस्मित्पर पुरादने । 
तत प्रविविशु शेषा राजानों लोकसंमता: ॥। 
अथ राजबिती्ेंषु विविधेश्वासनेषु चे । 
राजानमेवाभिमुला निषेदु्नियता नुपा. ॥ श्र० का? १।४६-४७ । 
२ “तस्य घर्मार्थविंदूषो भावमाजश्ञाय सवंश । 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्व पौर जानपद सह ॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितु समतागत बुद्धय, । 
ऊर्चुश्च मनसा शात्वा वृद्ध दशरथ नूपम्‌ ॥ झ० का? ३।१६-२० । 
३ “इच्छामों हि महाबाहु रघूवीर महाबलम्‌ । 
इति बुवन्त मुदिता: प्रत्ययेनस्नूपा तृपस ॥ 
बृष्टिमन्त महामेघ नन्‍्दंत इव बहिण' । 
स्निग्धोप्तुवाद सजज्ञें ततो हर्घस्तमोरितः ॥ 
जनोधोद्‌ धुष्टसनादों सेदिती कम्पयन्तिव ॥| श्र० का०, समें २। 
४. “पझनेक बर्ष साहलो बृदस्त्वम॑सि पाथिव । 
स्‌ राम युवराजान अ्रभिषिझ्चस्व पाथिवस्‌ ॥ 
इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीर महावलम्‌ । 
ग्रजेन महृत। यान्त राम छत़वृतासभम्‌ ॥| रामा० प्रयोध्या० २२२१-२२ | 


है । प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


प्ररिषद्‌ के इस वचत को सुनकर राजा ने प्रढन किया---"हे राजाओं (राजानः), झापने 
जो मेरी बात को सुनकर राम को 'पति' (स्वामी) बनाने की इच्छा प्रकट की है, उसके 
सम्बन्ध मे मुझे यह संशय है कि जब मैं घर्मपूवंक पृथ्वी का शासन कर रहा हूँ, तो 
आप किसलिए राम को युवराज पद पर देखना चाहते हैं ?”” इस पर पौर-जानपदों 
के सहित (परिषद्‌ के) महात्माओ्रों' (प्रमुख व्यक्तियों) ने राम के गुशों का विस्तार 
से वर्णन किया, भौर यह बताया कि “राष्ट्र और पुर (राजधानी) के सब जन राम 
के बल, आरोग्य झौर आयु की कामना करते हैं। राजघानी में निवास करने वाले 
झाऊयन्तर' पौर प्लौर बाहर रहने वाले जानपद जन सबकी यही इच्छा है !”* परिषद्‌ 
के सदस्यो ने अपने हाथों की भ्रज्जलि फैलाकर श्रपने मत को प्रकट किया," श्रौर उन्हें 
देखकर राजा दशरथ ने कहा---“जो आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाना चाहते 
हैं, इससे मैं श्रत्यन्त प्रसन्‍न हूँ ।/* इसके श्रनन्तर दशरथ ने एक शुभ दिन राम को 
युवराज के रूप मे अ्रभिषिक्त करने के लिए प्रस्तावित किया, जिसका परिषद्‌ के सदस्यों 
ने जयधघोष के साथ अनुमोदन किया । 

वाल्मीकि रामायण के इस विवरण से कोशल राज्य के शासन के सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित बातें सूचित होती है--(१) यद्यपि कोशल में ऐक्ष्वाकब वश का वंशक्रमा- 
नुगत शासन विद्यमान था, पर किसी व्यक्ति के युवराज व राजा के पद नियुक्त 
होने से पूर्व परिषद्‌ में एकत्र हुए “'लोकसम्मत राजाओं से इसके लिए अनुमति व 
स्वीकृति लेनी आवश्यक थी । (२) कोशल में एक परिषद्‌ की सत्ता थी, जिसमे पौर, 
जानपद, सेनानी श्रौर ब्राह्मण एकत्र होते थे। ये राज्य के प्रमुख व्यक्ति होते थे, और ये 
जनता का प्रतिनिधित्व भी करते थे। इसी कारण इन्हे 'लोकसम्मत' भी कहा जाता 
था । परिषद्‌ के इन सदस्यो की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती थी, यह कह सकना कठिन 
है। सम्भवत., जनपद के भ्रन्तगंत विविध ग्रामो के ग्रामणी भ्रौर पुरसभा के सदस्य 
(जिन्हे क्रश. जानपद और पौर कहा जाता था) प्रमुख ब्राह्मणो और सेनानायको के 
साथ मिलकर राज्य की परिषद्‌ का निर्माण करते थे। कौटलीय प्रर्थशास्त्र मे उस 
राजा को उत्तम बताया गया है, जिसकी परिषद्‌ 'भ्रक्षुद्र' हो, श्रौर जो (वृद्धदर्शी' (वृद्धों 
या पुर एवं जनपद के प्रमुख पुरुषों द्वारा राजकीय विषयों का अवलोकन करने वाला) 


१ “पुत्त्वेतद्नबन यन्में राघव पतिमिच्छथ । 
राजान संशयोध्य में दमिद बत तत्त्वत' ॥ 
कथ नु सथि धर्मेण पृथिवीमतुशासत्ति । 
भवन्‍्तों द्रष्टुमिच्छन्ति युवराज महाबलम्‌ ।!” रामा० भयोध्या० २२४-२५ । 
. “त तमूचु: महात्मान, पौरजानपदे: सह ।” रामा० क्रयोध्या० २२६ । 
३. “झाशसते जन सर्वों राष्ट्र पुरवरे तथा । 
भ्राध्यन्तरश्च बाह्मश्व पौरजानपदो जन. ॥” रामा० प्रयोध्या० २४५०-४१ ।॥ 
४. “रामायण,” श्रयोध्या काण्ड, ३१ । 
४. “झहोष्स्मि परमप्रीत' प्रभावश्चातुसो मम । 
मनन्‍्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्र यौवराज्यायमिश्छय ॥।” रामा० झयोध्या« ३४२ । 


जप 


रामायण और महाभारत का काल. ' धरे, 


हो । इसमें सन्देह नहीं, कि कोशल जैसे राज्यों में उत्तर-बेदिक काल में छेश्ी परिबदों 
की सत्ता अवश्य थी । 2 

रामायण के काल में राजा की कया स्थिति थी, इस विषय पर अयोध्या कोष्ड 
के एक भश्रन्य संदर्भ से भी अच्छा प्रकाश पढ़ता है। कैकेयी द्वारा जब राम को वनवास 
देते की व्यवस्था की यई, तो कोशल राज्य के वृद्ध प्रधानमन्त्री सिद्धाश्ने ने उसे समकाते 
हुए यह कहां---“राजा सगर के एक़ पुत्र था, जिसका नामे असमुक्रजस था। वह भार्ग 
पर बेलते हुए बच्चों को पकड़कर सरयर्‌ नदी मे फेंक देता था, श्रौर इससे वह दुर्मति 
बहुत खुश होता था। इस बात को देखकर नागर लोग बहुत कुद्ध हुए, और उन्होंने 
राजा से कहा--हे राष्ट्रवर्धन, या तो भ्राप भ्रकेले श्रसमझज़स को लेकर रहिये और 
या हम सबको रखिये। राजा ने पूछा--सुम्हें किस कारण यह भय उत्पल्त हो गया 
है ? नागरों ने उत्तर दिया---असमण्ज्जस हमारे खेलते हुए अवोध बच्चों को सरयू में 
फेंककर परम प्रसन्नता अनुभव करता है। जनता के इस वचन को सुनकर राजा ने 
जनता का प्रिय बने रहने की इच्छा से अपने पुत्र का परित्याग कर दिया, और उसे 
जीवनपर्यन्त देशनिकाले का दण्ड दिया ।”" रामायण की इस कथा से भी इस बात 
मे कोई सन्देह नही रह जाता कि राजा प्रजा का प्रिय बना रहने के प्रयोजन से श्रपने 
पुत्र को बहिष्कृत करने में भी संकोच नही करता था। क्योंकि जनता में प्रिय होने की 
इच्छा से राजा सगर ने अपने पुत्र भ्रसमझजस को देशनिकाला दे दिया था, अत: सगर 
की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उत्पन्त हुआ कि राजा के पद पर किसे नियुक्त किया जाए । 
रामायण के अ्रनुसार समर के बाद जनता ने सुधार्भिक अंशुमन्‍्त का राजा के पद के 
लिए वरण किया ।' इससे स्पष्ट है, कि राजा को चुनना या वरण करना जनता के 
अधिकारु-हक्षेत्र मे था। 

कंकेयी के षड़्यन्त्र से जब राम वनवास के लिए चले गए, और पुत्र-शोक में 
राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो कोशल जनपद के सम्मुख यह प्रश्न उत्पन्त हुआ कि 
श्रब राजा के पद पर किसे नियुक्त किया जाएं। रामायण मे लिखा है कि रात बीत 
जाने पर जब सूर्थे का उदय हुआ, तो सब “राजकर्तार:' सभा में एकन्र हुए ।१ राज- 
पुरोहित बसिष्ठ भी इस सभा में उपस्थित थे। उन्हे संबोधन कर राजकर्त्ताओो ने 


१ “अ्रसमश्जों गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि द्वारकान्‌ । सरण्वां प्रक्षिपन्नप्स रमतें तेन दुर्मेति. ॥। 

ते दृष्ट्वा नागराः सर्वे कुद्धा राजानमजवन्‌ । ध्रसमझऊज बुणष्वेकसस्मान्वा राष्ट्रवर्धल ॥ 

तानुवाच ततो राजा कित्निमिसमिद भयस्‌। तांश्वापि राज्ञा सपृष्टा वाक्य अकृतयी आुवन्‌ ॥। 

औीडरतस्त्वेष मः पुतान्‌ वालान्‌ उद्भ्रान्तनेतस: । सरस्वां प्रक्षिपन्मौर्यादसुलां प्रीतिमश्नुते ॥। 

स तासां बचन अ्ुर्वा प्रकुतीनां नराधिषः 4 त॑ तत्याजाहित॑ पुत्र तासों परियचिकीर्षया ॥” 

रामा० अ्रमोध्या० २७१५-१६ | 

२. “कालप्र्म गते रामे सगरे प्रकृती जना:। 

राजानं रौचयामासुरशुमन्स सुधामिकम्‌ ॥” 
३. “व्यतीतायां सु शर्वर्यामादित्यस्पोदये ततः | 

समेत्य राजकर्तार: सभामीयुद्धिणातय: ७” रफ्मा० अयवोध्यय० ४३९॥२+ 


द् प्राचीन भारत की क्षासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कहा--महाराज (दशरथ) भ्रब स्वर्य में हैं, श्रौर राम जंगल मे निवास के लिए चले 
गए हैं। (लक्ष्मण भी राम के साथ बन में चले गए हैं । भरत भौर शत्रुध्म कंकेय की 
राजधानी राजगृह में अपने नाना के घर मये हुए हैं। हमे भ्राज ही इस इ्ष्वाकु राज्य 
में किसी को राजा के पद पर नियुक्त कर देना चाहिए, क्‍योंकि भ्रराजक राष्ट्र का 
विनाश निर्चत है। राजा से विहीन (प्रराजक) राष्ट्र मे न पुत्र पिता के वश में 
रहता है, और न पत्नी पति के। ऐसे राष्ट्र मे धन भी नहीं रह पाता, झौर न पति- 
पत्नी सम्बन्ध स्थिर रह सकता है। ऐसे अराजक जनपद में न सभाएँ होती हैं, त 
घनवानो के पास धन रहता है, और न कृषि, गोरक्षा व वाणिज्य सम्भव है| भ्रराजक 
जनपद में कोई किसी का नहीं रह पाता । जिस प्रकार मछली मछली को खा जाती 
है, वैसे ही मनुष्य मनुप्य को खाने लगते हैं। राजा के बिना हमारा राष्ट्र जगल के 
समान हो रहा है, श्रत” भ्राप ऐसी व्यवस्या कीजिए, जिससे कि इक्ष्वाकुवश का कोई 
कुमार या कोई भन्य व्यक्ति राजा के पद पर भ्रभिषिक्त हो जाए |” रामायण के इस 
संदर्म में जहाँ प्रराजक दशा का भयकर वर्णन किया गया है, वहाँ साथ ही इससे यह 
भी सूचित होता है कि रामायण के युग में सभा में एकत्र हुए 'राजकर्तार ' को ही 
यहे भ्रधिकार था कि वे राजवश के या किसी भी भ्रन्य व्यक्ति को राजा के पद पर 
नियुक्त कर सके । इस श्रसंग मे यह भी उल्लेखनीय है, कि रामायण की कथा के पअनु- 
सार जब राम का बनवास के लिए जाना निश्चित हो गया, तो राजपुरोहित वसिष्ठ ने 
यह प्रस्ताव भी पेश किया था, कि राम के वनवास के लिए जाने पर उनकी पत्नी सीता 
को कोशल के राजसिहासन पर बिठाया जाए, क्योकि पत्नी पति की श्रर््धाज्डिनी होती 


१ “मस्व॒गंस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रित । 
लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गत सह ॥॥६।॥। 
उभौ भरतशत्रुध्नी ककेयेसु परतपो। 
पुरे राजगृ हे रम्ये मातामह निवेशने ॥।७॥॥ 
इक्ष्वाकूणाभिहायव कश्चिद्राजा विधीयताम्‌ । 
श्रराजक हिं नो राष्ट्र विनाश समवाप्नुयात्‌ ॥॥५॥ 
नाराजके पितु पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे ॥१०॥ 
झराजके धन नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके ॥११॥ 
नाराजके जनपद़े कारयन्ति सभा नरा ॥१२॥ 
नाराजके जनपदे ध्रनवन्त सुरक्षिता:। 
शेरते विवृत्द्वारा. कृषि गोरक्ष जीविन' ॥१५॥ 
ताराजके जनपदे वणिजो दूरगामित ॥॥२२॥ 
नाराजके जनपदे स्वर्क भवति कस्पचित्‌ । 
मत्स्या इब जनता नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥३१॥ 
सन समीक्ष्य द्विजवय बुत नृष बिना राष्ट्रमरष्यभूतम्‌ । 
कुमा रमिक्षयाकु सुत तथाउन्य ल्कमेव राजतनमिहाशिषेचय ।३५॥ 

रामा० भ्रयोध्या०, सर्ग ४३ । 








शामायण शौर महामास्त का काल ६५ 


है, भौर उसकी प्रमुपस्थिति में वह पति के कार्यों को संम्प्रदित कर सकती है ।* पर 
जब सीता मे राम के साथ वन में निवास करने का मिश्विय कर लिया, तभी कसिष्ठ 
की प्रम्मति के अनुसार भरत को केकय देश से बायस बुलाने के लिए दूत भेजने का 
निएचय कोशल की सभा द्वारा किया सया। राजा और सभा की स्थिति के सम्बन्ध 
में रामायण के ये निर्देश बहुत महत्त्व के है, जिनसे सूचित होता है कि बैंदिक और 
उत्तर-बंदिक युग की परम्पराएँ रामायण के काल में भी भारत के मध्यप्रदेश के जन- 
पदो में विद्यमान थीं । 


(२) महाभारत युग के विविध राज्य 


रामायण के समान महाभारत भी एक ऐतिहासिक महाकाण्य है, जिसमे भारत 
की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्नुति सगृहीत है। यद्यपि इस बिशाल ग्रन्य में प्रधानतया 
कुरु जनपद के कौरबो और पाण्डवो का इतिवृत्त दिया गया है, पर प्रसंगवश भन्य 
राज्यों श्रौर उनके राजाओो का वृत्तान्त भी इसमे सकलित है। महाभारत के काल मे 
भारत में बहुत-से छोटे-बडे राज्यो की सत्ता थी । इसीलिए कौरबों शौर पाण्डबों का 
पक्ष लेकर भारत के बहुत-से राजा कुरुक्षेत्र के मंदान में एकत्र हुए थे। महाभारत मे 
इन सब के नाम भी दिये गए है। जिन राज्यों के राजा या शासक पाण्डबो का पक्ष 
लेकर अपनी सेनाओ के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए एकत्र हुए थे, उनमे 
मुख्य निम्नलिखित थे-- 

(१) मध्यदेश से--पाञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारुष, दशार्ण, काशी, पूर्वी 
कोशल और पश्चिमी मगध । 

(२) पश्चिम से--भोज, अन्धक, बृध्णि, सात्वत, माधव, भाहुक, कुकुर श्रौर 
यादव । 

(३) उत्तर-पद्िचिम से--कैकय और अभिसार। 

(४) दक्षिण से--पाण्ड्य, चोल, केरल और काञ्ची । 

कौरवों का पक्ष लेकर युद्ध मे शामिल होने वाले प्रमुख राज्य निम्नलिखित 
भे--- 

(१) पूर्व से--पूर्वी मगघ, विदेह, प्राग्ज्योतिष (असम), भ्रद्ध, वज्भ, कलिज्भ, 
पुण्डू, आन्ध्र, मेकल भ्ौर उत्कल । 

(२) मध्यदेश से---शू रसेन, वत्स भौर कोशल । 

(३) पत्रिचम से--सिन्दु-सौबीर, शाल्व, मालव, क्षुद्रक भौर अन्धक । 

(४) पद्चिम-उत्तर से--पहुच्ननद, ग्रात्धार, त्रिगर्त, मद्र, कम्बोज, केकय्र, 
शाल्हीक, भम्वष्ठ, शिवि, खहा, कियत, पुलिन्द झौर हंसपाद । 

(५) मध्य भारत से--यादव, भ्रवन्ति, महिष्मक, विदर्म, निषध झौर कुन्तल। 
श्रात्या हि दारा: सर्वधीं दारसबह वरतिणाम्‌ ।£ 
झात्मेयम्रिति रामस्त धालफिनाति फेशील ॥ 


दर्द प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


(६) दक्षिण से---भान्थ्क और कुकक्‍्कुर । 
ऊपर जिन राज्यों या जनपदों के नाम दिये गए है, उनके अतिरिक्त भी भ्रतेक 
“ राज्यों व जातियों के नाम महाभारत में मिलते हैं, जो कौरवों या पाण्डवों में से किसी 
एक का पक्ष लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल हुए थे। इनमें भ्ररवातक, चिच्छिल, 
चूलिक, रेचक व विकुओ्ज उल्लेखनीय है। इन सब राज्यो में एक ही प्रकार की 
शासन-प्रणाली की सत्ता नहीं थी। कुछ ऐसे जनपद भी थे, जिनमे कुलतन्त्र या गणतन्त्र 
शासनों की सत्ता थी। केकय राज्य ने कौरवों का पक्ष लिया था, पर उसके पाँच 
कुमार पाण्डवो के पक्ष मे शामिल हुए थे। इससे सूचित होता है, कि केकय में राज- 
तन्‍्त्र शांसन न होकर एक ऐसी शासन-पद्धति विद्यमान थी, जिसके छासक-वर्ग में 
कौरवों श्रौर पाण्डवों के प्रश्न को लेकर मतभेद हो गया था। अन्धक-बृष्णि राज्य 
का शासल भी गणतन्‍्त्र था। यह राज्य एक संघात (007/०6०४०५) के रूप में था, 
जिसमे भ्रन्धक और वृष्णि दो गण सम्मिलित थे। महाभारत युद्ध के प्रश्न को लेकर 
इस संघात में भी मतभेद उत्पन्त हो गया था । वृष्णिगण ने पाण्डवों का पक्ष लिया था, 
और अन्धकगण के कतिपय कुलो ने कौरवों का और श्रन्यो ने पाण्डवो का । 
महाभारत में जो ये बहुत-से राज्य उल्लिखित हैं, उन्नका परिचय भारत के 
अ्रन्य प्राचीन साहित्य से भी मिलता है। पाडञ्चाल, मत्स्य, काशी, कोशल, मगध, 
श्रवन्ति, वत्स, कम्बोज, गान्धार और श्रद्ध भ्रादि का उल्लेख बौद्ध साहित्य के सोलह 
महाजनपदो में किया गया है। केकय और अ्रभिसार उत्तर-पर्चिमी भारत के प्रसिद्ध 
राज्य थे, सिकन्दर के जिनके साथ युद्ध भी हुए थे। पाणिनि की अष्टाध्याथी भ्रौर कौटलीय 
श्र्थशास्त्र श्रादि ग्रन्थों में प्रायः इन सभी राज्यो व जनपदो का उल्लेख मिलता है। 
इन ग्रन्थों के श्राधार पर इन जनपदो का हम यथास्थान उल्लेख करेगे। यहाँ यह 
ध्यान मे रखना आवश्यक है, कि महाभारत के काल में भारत के सब राज्यों की 
शासन-पद्धति एक समान नहीं थी। यदि कुछ राज्यों मे राजाओं का वशक्रमानुगत 
शासन था, तो ऐसे राज्य भी विद्यमान थे, जिनमे गणतन्त्र व कुलतन्त्र दयासकों की 
सत्ता थी। महाभारत एक गत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। उसमे श्रनेक ऐसे प्रसंग भ्राये हैं, 
जिनके भ्रनुशीलन से इस युग की शासन-सस्थाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


(३) राजतन्शत्र शासन 


महाभारत के युग में कुर, पाञ्चाल, मगध, चेदि भ्रादि बहुत-से राज्यों मे राज- 
तन्त्र शासनों की सत्ता थी। इनकी शासन-पद्धति के सम्बन्ध में महाभारत मे अनेक 
महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते है। इस काल मे भी राजा का मुख्य प्रयोजन श्रजा का रंजन 
ही माना जाता था। शान्तिपवं में लिखा है---“उस महात्मा ने धर्मपूर्वक लोक का 
शासन किया । उसने सब प्रजा का रजन किया, इसी कारण वह राजा कहता।* 


न अम  2/00-2:म3 2 अकाली आन ली टकल पक पल सी 
4. “तेन घ॒र्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना । 
' रव्जिताश्न प्रजा. सर्वास्तेन राजेति शब्दयते ॥ महा शाम्ति० ५९६।१३३ । 


रामायण और सहाभारत का काल _/ द््७ 


ग्रह उक्ति राजा वैन्स के खिए है। शास्तिपर्व में संकलित इतिश्रुति के श्नुंसारं राजा 
वेन्य मह॒ियों के पास गधा, और उसने उनसे राजधर्म के सम्बन्ध में प्रघन किया । इस 
असभ में शान्तिपर्य के श्लोक महत्त्व के हैं--- 

“सब्र हाथ जोड़कर वैन्य ने महषियों से कहा--धर्म और भर्थ को देख सकने 
वाली बुद्धि मुभमें उत्पन्न हो छुकी है। इस सूक्ष्म चुद्धि का उपयोग कर मुझे क्या 
करना चाहिए, यह मुके समक्राकर कहिए। श्राप मुझे जिस पअर्थसमन्वित कार्य का 
उपदेश करेंगे मैं बही करूँगा, यह बात निदिजयत मानिए ।” इस पर ऋषियों ने उत्तर 
दिया--“जो धर्म तियत है, तुम उसका हांकारहित रूप से श्रनुसरण करो। तुम्हें 
क्या पिय है भ्ौर क्या भअ्रप्रिय---इसको भूलकर सबके प्रति समान व्यवहार करो। 
काम, क्रोध, लोभ और मात का तुम' त्याग कर दो। जो कोई भी मनुष्य धर्म के 
भार्ग से विचलित हो, उसे तुम शाहइवत धर्म का भ्रनुसरण करते हुए दण्ड दो । 
मन, वाणी और कर्म द्वारा इस प्रतिजा का पालन करो---भूमि और जनता को ब्रह्म 
मानकर मै उसका पालन करूँगा । दण्डनीति मे जिन बातों को धर्मानुकूल प्रतिपादित 
'किया गया है, मैं उनका अ्रशंक रूप से भ्रनुसरण करूँगा । मैं कभी स्ववरश (स्वेच्छा- 
चारी) नही होऊँगा । यह बात भी ध्यान मे रखूँगा, कि द्विजों को मुझे दण्ड नहीं देना 
है, और सम्पूर्ण प्रजांजन की मुझे सब प्रकार की विपत्तियो तथा सकटो से रक्षा 
करती है | 

इसके अनन्तर शान्तिपर्व मे लिखा है---“तब वैन्य ने पूज्य देवधियों को उत्तर 
विया---मैं आपके श्रादेश का अ्रवश्य पालन करूँगा । ब्राह्मण लोग मेरे सहायक हो ।”* 


१ “ततस्तु प्राञजलिर्वेन्यो महर्षीन्स्तानुवाच हू ॥ 

सुसूक्ष्मा भे समुत्पन्ता बुद्धि धेर्मा्थ द्शिती । 

अनया कि मया कार्य तन्‍्मे तत्त्वेन सशत ॥॥ 

यन्मां भवस्तों वरक्ष्यन्सि कार्यमर्थंसमन्वितस्‌ । 

तदहू वे करिष्यामि नात् कार्या विचारणा ॥ 

तम्‌चुस्तत् देवास्ते ते चेव परमर्षय । 

नियतौ यत्र धर्मो व॑ तमशक समाचर । 

प्रिया प्रिये परित्यज्य सम. सर्वेषु जन्तुषु । 

काम क्रोध व्‌ लोभं च मान चोत्सूज्य दूरत: ॥। 

यच्च धर्मात्नविचतेल्लोके कश्चन मानव. | 

निग्राह्मस्ते स्ववाहुभ्यः शश्वद्धमंबेक्षता !॥ 

अतिज्ञां चाधिरोहस्व मनसा कमंणा गिरा । 

पालमिष्पामह भौम जअह्य इत्येव चासकृत्‌ ।। 

यच्चात्न धर्म इत्युक्तों दण्डनीति व्यपाश्रय: 

तमशंक. करिष्यामि स्ववशों त कद्ाजन ॥ 

भ्रदष्ड भा भे द्विजाश्चेति प्रतिजातीष्व चामिभो । 

लोक चू सक्रात्क्ृत्स्त त्रातास्मीति परतप ॥” भहा० श्यन्ति० ५६।१०१-११७ + 
- “ैन्‍्यस्तु तानुवात्र देवानूषि पुरीगमान्‌ । है 

द्राह्मणा में सहामाब्वेदेवमस्तु सुरषेभा: ॥” शाम्ति० ६६।१९८। 


नफ 


ध््८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


बैन्य के यह बचन देने पर झाचाये झुक ने उसका पुरोहित और बाललिस्यों ने उसका 
मन्‍्त्री होना स्वीकार किया । शासन-कार्य मे उसकी सहायता करने के लिए एक 
'सारस्वत्य गण' का भी निर्माण किया गया, भौर इन सबके सहयोग से वैन्य ने झ्पता 
कार्य प्रारम्भ किया ।" क्‍योंकि राजा बैन्य ने दण्डनीति द्वारा प्रतिपादित मर्यादा के 
प्रमुसार शासन करना स्वीकार किया था, भ्रतः महाभारत में लिखा है कि “वन्य के 
शासन में जनता को वुद्धावस्था, दुर्भिक्ष, मानसिक क्लेश झौर शारीरिक रोगों का कोई 
भी भय नहीं रह गया। उसके शासन मे जनता को चोर व जीव जन्तुश्रो तक से कोई 
भय नहीं था, और सारी पृथिवी घनधान्य से परिपूर्ण हो गई थी । ५७४ 

शान्तिपर्व का यह संदर्भ बडे महत्त्व का है। राजा वैन्य (राजा पृथु) के पिता 
का नाम वेन था। राग और द्वेष से अ्रभिभूत होकर उसने जनता के प्रति भपने 
कर्तव्यों की उपेक्षा प्रारम्भ कर दी थी। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मदादी ऋषियों 
ते मन्‍्त्रपृत कुशाओं द्वारा उसका घात कर दिया ।* क्योकि राजा वेन ने प्रजापालन के 
अपने प्रमुख कर्तव्य का पालन नहीं किया था, इस कारण ऋषियों के नेतृत्व में प्रजा 
उसके विरुद्ध उठ खडी हुई, और उसने परस्पर मन्त्र (परामर्श) कर तथा कुशाभों 
(कानून या ग्रकुश) का प्राश्नय लेकर उसे राजा नहीं रहने दिया, इसी का संकेत इस 
इलोक में किया गया है। पर क्योंकि बेत के पुत्र वन्य प्रथु ने राजसिहासन पर झ्रारूढ 
होते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसका यथावत्‌ पालन किया, भ्रत चिरकाल तक वह 
राजापद पर ग्रारूढ रहा । 

महाभारत के इस प्रकरण के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि इस युग 
के राजतन्त्र शासनों मे यह झ्रावव्यक माना जाता था, कि (१) राजा प्रजा का पालन 
करना श्रपना कर्तव्य समफे । वह काम, क्रोध, लोभ, मान आदि के वशीमृत ने होकर 
सबके प्रति समान व्यवहार करे, कभी स्ववश (स्वेच्छसि) न हो, श्रौर दण्डनीति द्वारा 
प्रतिपादित मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का शासन करे । (२) राजा बनते हुए 
उसे एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसके द्वारा वह यह वचन देता था, कि मैं अपनी 
भूमि (राष्ट्र) को ब्रह्म मानूंगा, और उसका पालन ही अपना कतेव्य समभूंगा । मैं 
कभी स्वेच्छाचारी रूप से कार्य नही करूँगा, और दण्डनीति द्वारा प्रतिपादित धर्म के 
प्रनुसार कार्य करूँगा ! (३) यदि राजा इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण करे, तो उसे 
राज्यच्युत किया जा सकता था। (४) द्विजों (द्विजन्मा या सुशिक्षित तथा धर्माचरण 
करने वाले लोगो) को अ्रदण्डय समझा जाता था। 

महाभारत मे प्नन्य भी अनेक राजाझो के पदच्युत किए जाने का उल्लेख आया 


१ महा» शान्ति० ५६।११६-१२० । 
२. “न जरा न चर दु्िक्ष नाधयों ब्याधय, कृत. । 
सरीसूपेश्य स्तेनेभ्यों न चान्येस्य' कदाचन । 
भयमासीत्ततस्तस्य पूथिद्दी सत्यशालिनी ।” महा० शान्ति० ५९।१३० । 
« | “त॑ प्रजासु विधर्माण रागद्वेष वशान्‌गम्‌ । 
मन्त्रपूर्त' कुशैजेध्नुऋ बयो अह्यवादिन' ॥ महा शान्ति० ६६१०३ । 


रामायण और महाँभारत का काल ६६ 


रे 
हऔ। राजा विविश के १५ पुत्र भरे, जिनमें सबसे बड़े कां नाम सनीनेंत्र था। अपने 
आइयों को पीड़ित करके वह राजसिहासन पर झारूढड हो गया । इसका परिणाम यहे 
हुआ, कि जनता ने उसे रॉज्यच्युत कर दिया, और उसके पुंत्र सुवर्चा को राजगही पर 
'बिठाया । अथने पिता का उदाहरण उसके सम्मुख था, और वह यह भी देख चुका था 
कि जनता द्वारा उसे राज्यच्युत कर दिया गया था। इस कारण उससे प्रजा के हित 
को सदा दृष्टि में रखा, और राजधर्म में रहते हुए उसने राज्य का शासन किया । जब 
प्रजा ने देखा कि सुवर्चा सत्यवादी, क्षम व दम से युक्त और ब्रह्मण्य गुणों से युक्त है, 
तो वह भी उसके प्रति अनुरक्त हो गई ।* 
राजा कौन बने, इस सम्बन्ध मे भी जनता की सम्मति का प्राचीन भारत में 

बहुत महत्त्व था। वंशक्रमानुगत शासन वाले राज्यों मे भी इस प्रश्न पर राजा की 
अपनी इच्छा सर्वोपरि नही होती थी । महाभारत की एक कथा के झनुसार राजा ययाति 
अपने बाद अपने कनिष्ठ पुत्त पुरु को राजा बताना चाहता थां। इस पर ब्राह्मण-प्रमुख 
वर्णों (ब्राह्मण वर्ग जिनमे प्रमुख है, ऐसे विविध वर्णो के लोगो) ने ययाति से यह कहा--- 
“राजन्‌ शुक्र के नाती और देवयानी के पुत्र यदु की उपेक्षा कर आप क्यों पुरु को राजा 
बनाना चाहते हैं ? यह आपका सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, उसके बाद तुबंसु है, उसके बाद 
श्भिष्छा का पुत्र द्ुह्म, है। इसके बाद फिर अनु भ्रौर पुरु है। श्राप ज्येष्ठ पुत्रों की 
उपेक्षा कर किस कारण कनिष्ठ को राज्य देना चाहते हैं ? यह हमे समभझाइये। आप 
झपने धर्म (परम्परागत प्रथा) का अनुसरण क्‍यों नही करते ?”'* इस पर ययाति ने यह 
उत्तर दिया--“ब्राह्मण-प्रमुख वर्ण मेरी बात को सुनें, कि किस कारण मैं ज्येप्ठ पुत्र 
को राज्य नहीं देना चाहता । मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने मेरे श्रादेशो का पालन नही किया । 
बह पिता के प्रतिकूल श्राचरण करता है, श्रतः उसे पुत्र कहना भी समुचित नही है । 
१ “तेषा ज्येष्ठ खनीनेत्र सुतान्‌ सर्वानिषीडयत्‌ 

खनीनेत्रस्तु विकान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌ 

नासकद्रक्षितु राज्य नान्वरज्यन्त त प्रजा ॥ 

तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्न सुवर्चसम्‌ । 

प्रभ्यषिच्यन्त राजेन्द्र मृदिताह्मभवस्तदा ॥ 

स पितु विक़रिया दुष्टवा राज्यान्निरसतञ्च तत्‌ । 

नियतो वर्तेयामास प्रजाहित चिकीषंया ॥ 

ब्रह्मण्य सत्यवादी व शुचि सामदमान्वित । 

प्रजास्त चान्वरज्यन्त घमं नित्य मनस्थिनम्‌ ॥ महा ० क्‍झश्वमैध पर्व, ४॥७-६१ । 
२. “अभिषेक्तुकामं नृपति पुरूं पुप्॒कनीयसम्‌ । 

ब्राह्मण प्रमुखा वर्णा इृद वचनमदवन्‌ ॥। 

कथ शुक्रस्य नप्तार देवयान्या: सुत प्रभो । 

ज्येष्ठ यदुमतिक्रम्य राज्य पुरो: प्रदच्छसि |। 

यदुज्येय्ठस्तव सुतोजातस्तमनु तुबंसु । 

शमिष्ठायास्ततो दह्म स्ततोश्न्‌: पुरुरेव व ॥। 

कर्च ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमरईति । 

एतत्संबोधयाभस्त्य॑ धर्म सव॑ प्रतिपालेब ॥ महा० झादि पंवे, ८५१८-२१ । 





छ० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


जो माता-पिला का कहना माने, उनके हित व लाभ्प्रद वचन का पालन करे, जो माता- 
पिता के प्रति पुत्र के समान बरताव करे, वही पुत्र कहाने योग्य है। यदु, तु्वेसु दुष्य, 
और अनु---सभी ने मेरी भाजाझों का उल्लंघन किया है। केवल' पुरु ही मेरे कथन को 
मानता है। अतः वही मेरा उत्तराधिकारी है ।* 

राजा ययाति की बात को सुनकर प्रकृतियों (प्रजाजनों) ने उत्तर दिया--जो 
पुञ्र भुणसम्पन्त हो, सदा माता-पिता का हित करे, वह कनिष्ठ होता हुआ भी (राज्यरूपी) 
कल्याण को प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योकि पुरु आपका प्रिय करने वाला है, 
अ्रतः वही राज्य का स्वामी-पद पाने के योग्य है। भ्रतः अपने पुत्र पुरु को ही राज्य के 
लिए अभिषिक्त कर दीजिए ।”* महाभारत के इस सन्दर्म से इस बात में कोई सन्देह 
नही रह जाता कि भारत के प्राचीन राज्यों मे राजा के पद को प्राप्त करने के लिए 
प्रकृतियो की अनुमति अलिवार्य थी । प्रकृति शब्द का भ्र्थ जनता या प्रजाजन है, यह 
कौटलीय भ्र्थशास्त्र से भी सूचित होता है, जहाँ प्रकृति (जनता) के कोप को सब कोपों 
में सर्वाधिक गरीयान्‌ कहा गया है । 

जनता का राजा के वरण के सम्बन्ध मे इतना अ्रधिक अ्रधिकार माना जाता 
था, कि वह किसी सामान्य दोष के कारण भी किसी व्यक्ति को राजा स्वीकार करने 
से इनकार कर सकती थी। महाभारत की एक कथा के श्रनुसार राजा प्रतीप का 
ज्येप्ठ पूत्र देवाति स्ेगुणसम्पन्त था। बह पितृभक्त, सत्यवादी, धारमिक व सब प्रकार 
से योग्य था । बालकों और वृद्धो के प्रति उसके हृदय मे दया का भाव था। साधुजनों 
का वह सत्कार करता था, श्र पौर-जनपद भी उससे “सम्मत” थे । वह प्राणिमात्र के 
हित के लिए तत्पर रहा करता था। पिता, शास्त्र और ब्राह्मणो का वह श्रनुवर्ती था। 
जब काल की गति के कारण राजा प्रतीप वृद्ध हो गया, तो उसने निश्चय किया कि 
देवापि को राजा बनाकर उसका अ्रभिषेक कर दिया जाए। पर जनता ने राजा के इस 
विचार को पसन्द नही किया। ब्राह्मणो, वृद्धो और पौर-जानपदों ने इसका बिरोध किया, 


१. “ब्राह्मणप्रमुखा वर्णा सर्व झशृण्वन्तु मे बच । 
ज्येष्ठ प्रति यथा राज्य न देय मे कथडचन ॥। 
मम ज्येष्ठेन यदुता नियोगोनानुपालित । 
प्रतिकूल पितुर्यक्ष्य न स पुत्र सतां मत ॥। 
माता पितोर्बंचनकूद्‌ हिंत पथ्यश्च मे सुत । 
सूपुत्न पुत्रनद यञ्च वलेते मात्‌ पितृषु ॥। 
यदुनामहबज्ञात तथा तुर्वेसुनापि च्‌ । 
द्रह्म ना जानुना चाषि मस्यवज्ञा छृता भुषम्‌ ॥ 
पुरुणानुकृत बाक्यं मानितञ्च विशेषत । 
कनीयान्‌ मम दायादो धृता तेन जरा मम ॥। महा० श्रादि पर्व, १५॥२२-२७ । 
२. “प्रकृतय ऊचु--ग्र पुत्तो गृणसम्पन्नो मातापित्नोहित. सदा । 
सर्वेमहंति कल्याणं कनीयानधिसत्तम । 
अह' पुररिद राज्यं व. सुतः प्रियकृत्तव । 
अभ्यशिव्चसत' पुरु' राज्ये स्वे सूतमात्मम. ।। महा» पश्रादि पं, ४५३०-३२ ४ 


'शमायण और महाभारत का काल । ७ 


क्योंकि वेवापि त्वक्‌ रोग से पीड़ित था। यश्षपि वह प्रजा का प्रिय थां, पर देवता ऐसे 
राजा का पग्रभिनन्‍्दन नहीं करते जो हीनाऊू हो, भरत: ब्राह्मणों, बृद्धों ब पौर-जातपदों 
ने देवापि को राजा स्वीकृत करने से इनकार कर दियां। इस पर देवापि ने वन का 
झ्राश्षय लिया । प्रतीक का दूसरा पुत्र वाह्लीक था, उसे बुबराज बनाया गया । पर जब 
प्रतीप की मृत्यु हुई, तो बाह्लीक ने भी युवराज पद का' त्याग कर दिया, भर प्रतीष 
के तीसरे पुत्र शन्तनु को राजगद्दी दी गई ।* महाभारत के इस सन्दर्भ में ब्राह्मणों, वृद्धों 
झौर पोर-जानपदो द्वारा देवापि के राजा बनने का विरोध किये जाने की बात लिखी 
गई है। बाल्सीकि रामायण के अनुसार जब दशरथ ने राम का अभिषेक करने का 
विचार किया था, तो जनता द्वारा श्रपने विचार की स्वीकृति के लिए उसने एक परिषद 
बुलाई थी, जिसमें ब्राह्मण, बलमुख्य भौर पौर-ज।नपद सम्मिलित हुए थे। देवापि के 
राजा बनने का विरोध भी सम्भवत' राज्य की परिषद्‌ द्वारा ही किया गया था, जिसके 
सदस्य ब्राह्मण, वृद्ध पौर-जानपद थे । भारत के पुराने साहित्य में बुद्ध शब्द विशेष 
अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह हम अगले एक अध्याय मे स्पष्ट करेंगे। यहाँ भी वृद्ध से 
क्रुलवृद्धो, ग्रामवृद्धो श्रादि का ही ग्रहण करना चाहिए । 
जनता द्वारा राजा के वरण किये जाने की पुरानी वैदिक परिपाटी महाभारत 
के युग के राजतन्त्र राज्यों में भी कायम थी, यह बात सबवेथा स्पष्ट है। 
वैदिक युग की सभा भर समिति ज॑सी संस्थाओं की सत्ता के सम्बन्ध में 
महाभारत मे कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश नहीं मिलते । पर महाभारत के शान्तिपर्व मे 
राजधमं का प्रवचन करते हुए भीष्म का यह कथन है, कि राजा मे जिन गुणों का होता 
झ्रावश्यक है वे सब किसी एक पुरुष मे हो, यह सम्भव नही है। श्रत: यह भ्रावश्यक है 
१ “प्रतीप. पृथिवीपालस्त्रिषु लोकेपु विश्वुत' ॥ 
तस्य पा्थिवसिहृभ्य राज्य धर्मेण शासित ॥ 
त्रय. प्रजशिरे पुत्रा: देवकल्पा यशस्विन: | 
देवापरिभवच्छु प्ठो. वाल्हीकस्तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय शन्तनुस्तात धृतिमान्‌ मे पितामह ।॥। 
देवापिस्तु महातेजास्त्वग्दोषी राजसत्त मः।। 
धामिक सत्पवादी च पितु सुश्रूषणरत ॥ 
पौरजानपदानाझ्च सम्मत साधु सत्कृत. 4 
सर्वेधा बालवृद्धानां देवापि: हृदयजू मा ॥ 
वदान्य”ः सत्यसत्प्रश्य॒सर्वभूतहिते रतः। 
वर्तमान: पिंतु शास्त्रे ब्राह्मगाना तर्थव च॑॥ 
झथ कालस्य पययि वुद्धो नृपति सत्तम । 
सम्भारान्‌ झभिषेकार्थ कारयामास शास्त्तः ॥ 
त॑ ब्राह्मणाश्व वृद्धाश्व पोर जामपदें: सह। 
कझ्षवें लिवारयामासु: देवापेरभिषेबननस्‌ ॥ 
प्रिय: प्रजावामपि स. त्वगृदोषेण दूषित: ॥ 
हीनाज़ पुथिवीपाल॑ नाभिनल्दन्ति देवताः | 
निवारित नूप दृष्टवा देवापि: संख्ितो बतम्‌ ॥ 


७२ प्राचीन भारत की क्षासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कि राजा अ्रपनी सहायता और परामर्श के लिए कतिपय श्मात्यों की नियत करे । इस 
विषय पर शान्तिपव के ये इलोक उल्लेखनीय है--- 

“बार ब्राह्मण नियत किये जाएँ जो चिकित्सा मे निपुण हों, स्नातक हों, विद्वान्‌ व 
सदाचारी हों, ग्रठारह ऐसे क्षत्रिय नियत किये जाएँ जो झक्तिसम्पन्न झौर गस्त्र धारण 
करने वाले हो। इक्कीस ऐसे वैश्य नियत किये जाएँ जो वित्त से सम्पन्न हों। तीन ऐसे शूद्र 
नियत किए जाएँ, जो विनीत श्रौर सत्कर्म करने वाले हों। साथ ही पौराणिक भनुश्रुति 
के ज्ञाता एक ऐसे सूत को भी लिया जाए, जिसकी श्रायु पचास साल से ऊपर हो हुकी 
हो, भ्रौर साथ ही जो निन्‍्दा न करने वाला, विंद्वान्‌, समदर्शी और श्रुति-स्मृति का ज्ञाता 
हो ।”* यहाँ भीष्म ने एक ऐसी सभा का वर्णन किया है, जिसके सदस्यों की संख्या ४७ 
होतीं थी । इसमे जनता के चारो वर्णों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। छाद्रो तक के लिए 
इसमे स्थान था । जनता में वैश्य (कृषि, पशु-पालन और वाणिज्य का अनुसरण करने 
वालों का) कर्म सबसे अधिक होता है, भ्रत उसके प्रतिनिधियों की सख्या सबसे प्रधिक 
रखी गई थी । सम्भवत., यह एक ऐसी संस्था थी, जो सब महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों 
पर विचार-विमर्श किया करती थी। इसमे जो निर्णय किये जाएँ, उन्हे 'राष्ट्र' के 
सम्मुख पेश किया जाता था और इस प्रयोजन से उन्हे 'राष्ट्रीय' के पास भेज दिया 
जाता था ।” यहाँ राष्ट्र और राप्ट्रीय का क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट नही है। राजा 
का बरण करने के लिए जो लोग एकत्र होते थे उन्हे महाभारत मे “ब्राह्मण-प्रमुखा, 
बर्णा वृद्धा' तथा पौर-जानपदा ' कहा गया है, यह हम ऊपर लिख 'ुके है। “ब्राह्मण 
प्रमुखा' वर्णा" का क्‍या अभिप्राय है, यह अब सर्वथा स्पष्ट है। इससे उन ४७ 
व्यक्तियों का ग्रहण होता है, जिसमे ४ ब्राह्मण, १८ क्षत्रिय, २१ वैश्य, ३े शूद्र और 
१ सूत श्रन्तगंत थे । इनसे मिलकर एक ऐसी सभा का निर्माण होता था, जिससे राजा 
सब राजकीय विषयो पर परामझशे किया करता था। राजा के वरण के प्रसग मे जिन्हें 
'पौर जानपदा ' कहा गया है, सम्भवत वे ही इस सन्दर्भ मे 'राष्ट्र' कहे गए हैं और 
उन्ही के नेता को 'राष्ट्रीय' की सज्ञा दी गई है। इससे सूचित होता है कि प्राचीन 
भारत के जनपदों में 'पौर-जानपद' भी एक सस्था थी, जिसे “राष्ट्र! भी कहते थे । 
पौर-जानपद के सम्बन्ध मे हम आ्रांगे चलकर विशद रूप से विचार करेंगे, पर महा भारत- 
युग मे भी उसकी सत्ता का निर्देश भ्रवश्य विद्यमान है। श्ञास्तिपर्व मे स्पष्ट रूप से 
लिखा है, कि प्रजा के दर्शन का (प्रजा से सम्पर्क स्थापित रखने और उसकी सम्मति से 


१ “बआतुरो ब्राह्मणान्‌ वैद्यान्‌ प्रगल्भान्‌ स्तातकान्‌ शुचीन्‌ । हु 

क्षत्रियान्दश चाष्टो च बलिन शस्त्रपाणिन ॥। 

बैए्यान्‌ वित्तेन सम्पन्नान्‌ू एकविशति सख्यया । 

त्रीश्च शूद्रान्विनीताश्च शुचीन्‌ कर्मणि पूर्वके 

अरष्टा भिश्च गुर्णर्युक्त सृत पौराणिक तथा । 

पञठचाशद वर्ष वयस प्रगल्भमननुसूयकम्‌ ।। 

श्षुतिस्मृति समायुक्‍त विसीत समदर्शिनम्‌ ।” महा० शान्ति पर्व ८५॥७-१० । 
२ "तत सम्पषयेद्राष्ट्रे राष्ट्रीयाय व्‌ दर्शयेत्‌ ।” महा० शान्ति० ८५१२ । 


रामायण और महाभारवख का कास छ्रे 


अवगत रहने का) मही ढंग है ।* 

राजतन्त्र राज्यों में सभा या जन-संसद्‌ के सम्बन्ध में शान्तिप के एक भ्रन्‍्य 
अध्याय से भी बड़े महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं। युधिष्ठिर प्रशन करता है कि, “संसद 
में जब विद्वान, मूढ़ भौर प्रगल्म व्यक्ति मृदु भौर तौक्ष्ण भाषणों द्वारा भ्रपना भाकोन 
प्रकट कर रहें हों, तो क्या करना चाहिए ।”* भीष्म ने इस प्रइन के उत्तर में ये बालें 
कही हैं---जन-संसद्‌ भे जो कोई भ्राक्रोश द्वारा दोषारोषण करता है, राजा उसके 
सुक्ृत स्वयं प्राप्त कर लेता है। केवल उसके दुष्कृत ही उसके पास बच रहते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों की गहित बातों की उसी ढंग से उपेक्षा की जाए, जैसे रोगपीडित 
व्याक्तयों के वचनों की की जाती है। ऐसे व्यक्ति के प्रति जनता भे विद्वेष उत्पन्न हो 
जाता है, और उसका भाषण निष्फल हो जाता है। उसके पाप-कर्म सर्वविदित हो जाते 
है, श्लौर वह लज्जित होकर मृत के समान होकर रह जाता है। स्वल्प बुद्धि वाले जो 
कुछ कहे, उस सबको सहन कर लेना चाहिए । ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा और निन्‍्दा 
से किसी का क्या बनता-बिगडता है। जैसे जंगल मे कौश्रा बेकार बकवास करता है, 
ऐसे ही ससद मे अल्पबुद्धि के व्यक्ति के भाषण को समझना चाहिए। जिस मनुष्य के 
लिए कुछ भी ग्रवाच्य नही है, भ्रौर कुछ भी श्रकार्य नही है, उसके कथन की परवाह 
करने की क्या आवश्यकता है ? जो मनुष्य सामने तो ग्रणो का बखान करता है, पर 
पीठ पीछे निन्‍्दा करता है, वह कुत्ते के समान है ।”३ 

महाभारत के इस सन्दर्भ से जहाँ राजतन्त्र राज्यों मे जनससद्‌ की सत्ता सूचित 
होती है, वहाँ साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि इस ससद्‌ मे मृदु और ती६ण दोनों 


१ “प्रनेन व्यवहारेण द्रष्ठव्यास्तु सदा प्रजा. ।” महा ० शान्ति० 5५।१२ । 





२. यूधिष्ठिर उवाच -- 
विद्वान्मूषप्रगल्भेन मृदुस्तीक्षन भारत । 
आक्रुश्यमान सदसि कथ कुर्यादर्रिदम ॥॥ महा० शान्ति" ११४।१। 


३ “ग्राकष्य दृष्यमाणश्त सुकृत तस्य विन्दति । 
दुष्कृत चात्मनोधमर्षों तस्मिन्नेव प्रमाजंति ॥३॥ 
गहित॑ तमुपेक्षत वाश्यमानमिवातुरम्‌ । 
लोके विद्वेषमापननों निष्फल प्रतिपद्यते ॥४॥ 
इति सश्लाघते नित्य तेन पापेन कर्मणा । 
इदमुक्तो मया कंश्चित्सबंतों जनसंसदि ॥॥ 
स॒ तत्न प्रीडितः शुष्को मृतकल्पोध्वतिष्ठतें ।५॥ 
मशखूयादत्पमतिस्तत्त दस्थ सहेसवा ॥जञा 
प्रकृत्या हि प्रशसन्‍्वा निन्‍्दस्वा कि करिष्यति। 
बसे काक इवाबद्धिवाश्यमानों निर्थेकम्‌ ॥८॥ 
यस्यावाच्य न लोकेडस्मिन्नाकार्य चापि किचन । 
वां तेन न सदष्याज्छचि' सम्लिष्ट कर्मणां ॥१५॥। 
प्रत्यक्ष गुणवांदी ये. परोक्ष तु विनिन्‍्दक: । 
स मानव: प्रवदल्‍लोके नष्ट लोक परायण: ॥१२९।॥ भहा० शाल्ति पर्ष, श्र० ११४ 


छ्ड प्राचीन भारत की शासल-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


प्रकार के भाषण हुआ करते थे । संसद्‌ के सदस्य निन्‍दा, कटु आलोचना झौर क्रोधपूर्ण 
भाषण भी देते थे। भीष्म ने इनके सम्बन्ध में राजा को यह परामर्श दिया है, कि वह 
इनकी उपेक्षा करे, और जगल मे कौए की बकवास के समान इनके प्रति वृत्ति रखे। 
भीष्म ने संसद के सदस्यो और उनके भाषणों के प्रति जिस उपेक्षावृत्ति का उपदेश 
दिया है, उससे यह भी सूचित होता है, कि महाभारत के युग मे राजतन्त्र राज्यों में 
जनसंसद्‌ का विशेष महत्त्व नही रहा था। पुरानी परिपाटी के अनुसार समिति या 
संसद श्रब भी विद्यमान थी, पर राजा लोग उनके भाषणों को कोई महत्त्व नहीं देना 
चाहते थे। समिति या ससद्‌ के समान सभा की भी इस युग के राज्यो में सत्ता थी । 
शान्तिपर्वत मे सभासदो के ये गुण बताये गए है--वे सत्य, मदुता तथा लज्जासम्पन्न 
झौर सम्यक्‌ भाषण में समर्थ हो।' वैदिक युग की सभा के समान इस काल में भी 
सभा का मुख्य कार्य न्याय करना ही था । 


पर श्रमात्यों श्रौर मन्त्रियो का महत्त्व श्रब भी विद्यमान था। यह आवश्यक 
ब उपयोगी समझा जाता था, कि राजा दण्डनीति की मर्यादा मे रहकर शासन-कार्य 
का संचालन करे, और मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा न करे। स्वेच्छाचारी व निरंकुश 
शासको का विकास श्रभी भारत के राज्यों में नहीं हुआ था। शान्तिपव के अनेक 
अ्रध्यायो में अमात्यों या मन्त्रियों के गुणों और उपयोगिता का विशद रूप से विवेचन 
किया गया है। भीष्म के प्रनुसार राज्य का शासन एक व्यक्ति द्वारा कभी भी सम्भव 
नहीं होता । जिस राजा के मन्त्री कुलीन, परस्पर सहयोग करने वाले, सच्चे मार्ग को 
जानने वाले, ज्ञानी, अनागत-विधाता, समय के श्रनुरूप कार्य को समभने वाले, और 
गुजरे हुए का सोच न करने वाले होते हैं, उसका राज्य सदा उन्नति करता है ।* 
समन्त्रियो के सम्बन्ध मे जो अनेक सन्दर्भ महाभारत मे विद्यमान है, उनका यहाँ उल्लेख 
करने की आवश्यकता नहीं । ये सन्दर्भ प्राचीन नीतिपग्रन्थों मे प्रतिपादित मन्सत्रियों के 
गुणों का ही निरूपण करते है । इनका सार यही है, कि क्योंकि राजा अकेला शासनसूत्र 
का संचालन नहीं कर सकता, भ्रत. उसे सुयोग्य मन्त्रियों की सहायता प्राप्त करनी 
चाहिए । 

राष्ट्र या राज्य के शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध मे भी कुछ महत्त्वपूर्ण बातें 
महाभारत द्वारा ज्ञात होती है। शान्तिपव में लिखा है--प्रत्येक प्राम का एक भ्रधिपति 
नियत किया जाए । फिर क्रमश, दस, बीस, सो श्रौर एक हजार ग्रामो के शासक नियत 
किये जाएँ । ग्राम के शासक को “ग्रामिक' कहते थे, दश ग्रामो के शासक को “दशिक', 
बीस ग्रामो के शासक को 'विशाधिप', सौ ग्रामो के शासक को 'शतपाल” और हजार 


2 बन बमन>+ ननन+-न-नननासक * सलल>>पननन-- ८“ फ. "अस«क नम्मंभ»क ढेर 


१ “ड्ली निषेधास्तथा दान्ताः: सत्यार्जज समन्विता । 
शक्ता कथयितु सम्यकते तब स्यू; सभासद ॥॥” महा० शान्ति० 5३३२ । 





२. महाभारत शान्तिपर्त, ग्र० ८5१११५-५१। 


शंमायण और महाभारत का काल ७५ 


ग्रामों के शासक की 'सहख्रपति' संज्ञा थी ।* जनपद या राष्ट्र के भ्स्तयंत जी नगर हों, 
उनके लिए एक-एक 'सर्वार्थचिन्तक' शासक की नियुक्ति की जाती थी।'* ये सत्र 
राजपदाधिकारी राजा की सभा मे सभासदों के रूप मे भी सम्मिलित होते थे ७ ग्रासिक 
का कार्य ग्राम-सस्मन्धी सब कार्यों को सम्पन्न करना और ग्राम के दोबों का निवारण 
करता साना जाता था। उसका यह भी कार्य था, कि वह ग्राम-बिषयक सब मामलों की 
सूचना 'दक्षिक' के पास भेज॑ंता रहे। दशिक विशाधिक को सूचनाएँ भेजता था, 
विशाधिक शतसपाल को, शतपाल सहश्नपति को और सहस्नपति सम्पूर्ण राष्ट्र के राजा 
को । नगर, पुर या राजधानी का राजपदाधिकारी अपने क्षेत्र के सब विषयों का शासन 
करता था। 
राजकीय करों के सम्बन्ध में भी झनेक बातें महाभारत से ज्ञात होती हैं । 

राजा प्रजा से जो कर ग्रहण करता था, उसे “बलि' कहते थे । यह बलि खेती भश्ादि 
की पैदावार का छठा भाग (षड़्भाग) होती थी। इस बलि का प्रयोजन प्रजाजन 
की रक्षा करना ही माना जाता था ।४ कर ग्रहण करते हुए प्रजा का दोहन मृदु रीति 
से किया जाय, जैसे भ्रमर फूलों का करता है, भौर जैसे बछड़ा गाय का करता है, जो 
दूध पीता है पर स्तनों को नही काटता ।* कर निर्धारित करते हुए देश और काल को 
इृष्टि मे रखा जाता था। खेती की पैदावार पर षड़भाग लेना जहाँ धर्मानुकूल माना 
जाता था, वहाँ व्यापारियों, शिल्पियो आदि से कर लेते हुए यह ध्यान मे रखा जाता था 
कि उनको मुनाफा कितना हुआ है, और उनके पारिवारिक खर्च क्‍या है। शान्तिपर्व 
में लिखा है, कि व्यापारी पर कर लगाते हुए यह देखा जाए, कि उसने माल किस 
कीमत पर खरीदा था, ढुलाई पर उसका क्‍या खचे हुआ, किस कीमत पर उसका माल 
बिका और क्या कुछ ख्च पड़ा, और उसके योग-क्षेम की क्या दशा है। शिल्पियों पर 
कर लगाते हुए यह दृष्टि मे रखा जाए कि माल का उत्पादन-व्यय क्या प्राता है, 

विशति लिंशतीश व सहस्नस्य च कारयेत्‌ ॥। 

ग्रामेयान्‌ ग्रामदोषाच्च ग्रामिक प्रतिभावयेत्‌ । 

तानाचक्षीत दशिने दशिनो विशिने पुन. ॥ 

विशाधिपस्तु तत्सर्व॑ बृत्त जनपदे जने । 

ग्रामाणा शतपालाय सर्वसेद निवेदयेत्त । 

ग्राम गआ्रमशताध्यक्षों भोकतुमहंति सत्कृत' । 

शाखा सगरमहंस्तु सहर्नपति रुत्तम: ॥” महा० शान्ति० ८५७।२-८। 
« “नगरे सगरे वा स्थादेक: सर्वार्थचिन्तक । 

उच्च, स्थाने घोररूपों नक्षत्नाणामिव ग्रह: ॥” महा ० शास्ति० ८७१० । 
- “भवेत्स तान्परिकामेत्सवनिव सभासद: ॥” महा० शान्ति० ८७११॥ 
झाददीत बलिज्वापि प्रजाभ्य: कुसुतन्दन । 
पड़ भागमपि प्राश. तासामेवाभिशुप्सये ।। महा० शान्ति ६६२५ । 
४. “मधुदोह दुद्वेदाष्ट्र अमरान्न प्रपातयेत्‌ । 

वत्सापेली दुहेज्जव स्तनांश्चर न विकुट्य्ेत्‌ ॥” महा" शान्ति० ८५८।३े | 


््ण 


सत्य 


७9६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कितना खर्च मजदूरी में देना पड़ता है, और शिल्प की क्या दक्शा है।' निस्सन्देह करों 
की निर्धारित करते हुए यह ध्यान में रखा जाता था, कि उत्पादकों पर अनुचित बोऋ 
न पड़े । इसीलिए शान्तिपवे में भीष्म ने प्रतिषादित किया है, कि यदि जनता का 
बहुत अधिक दोहन किया जाए तो उसकी कर्म करने की प्रेरणा नष्ट हो जाएगी ।* 
भीष्म यह भी भली-भाँति समभते थे कि राजकमंचारी लॉग कर बसूल करते हुए जनता 
पर अनुचित रूप से प्रत्याचार करते है, और उसे व्यर्थ कष्ट देते हैं। इसी कारण 
उन्होंने उपदेश किया था, कि रक्षा-कार्य के लिए अधिकृत कर्मचारी पापी, दसरो का 
घन लूटनेवाले, दूसरो को क्षति पहुँचाने वाले औौर शठ भी होते है, भ्रत' उनसे प्रजा 
की रक्षा की जाए ।? 

महाभारत के अनुशीलन से राजतन्त्र राज्यों की शासन-संस्थाओं और शासन 
के प्रकार के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राप्त होते है, उनका हमने इस प्रकरण में उल्लेख 
किया है। इनसे इस युग के शासन का एक अच्छा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो 
जाता है। 


(४) गणतन्त्र राज्य 

महाभारत के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि महाभा रत-यूग में केवल राजतन्त्र 
राज्यो की ही सत्ता नही थी, प्रपितु अनेक ऐसे' भी राज्य थे जिनका शासन गणतन्त्र 
था | महाभारत मे श्रनेक गणराज्यो का उल्लेख है, जिनमे यौधेय, मालव, शिवि, 
प्रौदुम्बर, अन्धक-वृष्णि, त्रिगर्त, माध्यमकेय, श्रम्बष्ठ, वातघान, यादव, कुकुर, भोज 
आरादि प्रमुख है। सम्भवत, महाभारत के समय में यादव, कुकुर, भोज, भ्रन्धक और 
वृष्णि गणो ने परस्पर मिलकर एक संघ (,८82०८) बनाया हुआ था, जिसके अन्यतम 
सघ-मुख्य' कृष्ण थे। महाभारत की कथा से कृष्ण का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः 
स्वाभाविक रूप से महाभारत के अनुशीलन द्वारा इस सघ के सम्बन्ध में बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात होती है। इस विषय में शान्तिपर्व का एक सन्दर्भ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है--- 

“भीष्म ने कहा--इस सम्बन्ध मे वह प्राचीन इतिहास उद्धृत करने योग्य है 
जिसमे वासुदेव और मह॒षि नारद का सवाद उल्लिखित किया गया है । 

“वासुदेव ने कहा--(राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले) मन्त्र को ऐसे मनुष्य 
से नहीं कहा जा सकता जो मित्र न हो, या जो मित्र होते हुए भी विद्वान न हो, भौर 





१ “विक्रय क्रममध्वान भक्त चे॑ सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्ष म॑ च्‌ प्रप्नेक्ष्य वणिजां कारयेत्करान्‌ ।! 
उत्पति चर दानवृति च शिल्पं संप्रेकष्य चासकृत्‌ । 
शिल्प प्रति करानेव शिल्पिन प्रतिकारयेत्‌ ॥” महा० शाम्ति० ८७१३-१४ ! 
२ “राष्ट्रमप्यतिदुग्ध हि न कर्म कुरुते भुशम्‌ ।” महा० शान्ति० ८७।२१। 
३. “जिधांसव परापकामा परस्वादायिनः शठा, । 
रक्षाधभ्यधिकृता नाम तेभ्यो रक्ष दिमा' प्रजा” महा० शान्ति० ८४७१२ | 


' रामायण और महाभारत का काल, ७ 


या जो भित्र तथा विद्वान्‌ होते हुए भी ऐसा से हो जिसके ऊपर अभ्रपना अधिकार न हे 
है नारव, तुम मेरे मित्र हो भौर तुम्हारी अविकल बुद्धि से भी मैं प्रशिक्षित हूँ । अत: 
मैं तुमसे इस विषय मे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐश्वर्य के नाम से मैं अपने अन्धु-बान्खकों 
का दास्य कर रहा हूँ । यद्यपि आधी शासन-शक्ति मेरे हाथो में है, पर मुझे दूसरो के 
दुर्वचन सदा सहमे पडते हैं। हे देव्षे, जिस प्रकार प्रग्नि की .इच्छा करने बाला 
निरन्तर झरणि को रगड़ता है, उसी प्रकार वाणी से कहे हुए दुवंचन निरन्तर मेरे हृदय 
को जलाते रहते है। यद्यपि संकर्षण में बल की भ्रच्चुरता है, गद मे सकुमारता है, प्रद्युम्न 
अपने रूप के कारण मत्त रहता है, तथापि हे नारद मैं स्वंधा असहाय हूँ । हे नारब, 
भ्रन्य प्रन्धक और वृष्णि बलवान्‌ और सुमहाभाग है, और वे सदा उत्थान के लिए 
तत्पर रहते हैं। ये ग्रन्थक-वृष्णि जिसके पक्ष मे हो जाएँ, उसके पास सब-कुछ है; 

और ये जिसके विरुद्ध हो जाएँ, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। जब इनमे विरोध 
हो जाय, तो मैं किसका पक्ष लूं, यह निश्चय कर सकतना मेरे लिए सम्भव नही रहता | 
आहुक और श्रक्रर के सम्बन्ध मे यह बात है, कि वे जिसके पक्ष में हो उसके 
लिए इससे अ्रधिक दुख की और कोई बात नहीं हो सकती; और जिसके बे विरुद्ध 
हो जायें उसके लिए भी इससे भ्रधिक दु ख की और कोई बात नहीं हो सकती । मेरी 
दशा जुआरियो की माता के समान है जो न एक की बिजय चाहती है और न दूसरे 
की पराजय। हे नारद, मेरी तथा बन्धु-बान्धवों की स्थिति को इष्टि मे रखते हुए 
कृपया यह बताइये कि दोनो के लिए कोन-सी बात श्रेयस्कर है। मैं इस समय बहुत 
क्लेश मे हूँ । 

“नारद ने कहा--पआ्रापत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य और दूसरी 
ग्राभ्यन्तर । पहली वे जो दूसरों द्वारा उत्पन्त की जाती है, और दूसरी वे जो अपनी 
की हुई होती है । तुम्हारी वर्तमान अ्रवस्था में यह आाम्यन्तर विपत्ति है, जो तुम्हे कंष्ट 
पहुँचा रही है, यह अ्रपने ही कर्मों द्वारा उत्पन्न हुई है। प्रक्र और भोज के अनुयायियों 
ने, उन सबके साथ मिलकर जो कि श्राथिक लाभ की आशा से, काम के कारण या 
उनकी बीरता के भय से उनके साथ हो गये हैं, स्वयं प्राप्त ऐश्वर्य (राजशक्ति) को 
भनन्‍्य स्थान पर निहित कर दिया है। जिस प्रकार उल्टी किये हुए अन्त को फिर नही 
खाया जा सकता, उसी प्रकार उस राजशक्ति को, जो कि श्रव भली-भाँति उनमे जड़ 
जमा चुकी है भोर ज्ञाति (बन्धु-बान्धव) जिनके सहायक है, अब वापस नही लिया जा 
सकता । अ्रब बच्नु उम्रसेन से किसी भी प्रकार राज्य वापस नही लिया जा सकता, 
क्योंकि ऐसा करने से बन्धु-बान्धवों मे फूट पड़ जाये का भय है। हे कृष्ण, सुख इस 
विषय में सर्वथा असहाय हो, और यदि यह कार्य किसी सुदुष्कर कर्म द्वारा सम्पन्त हो भी 
जाए ([पर्थात्‌ बच्चु उमग्रसेन से राजशक्ति छीन भी ली जाए), तो भी इस काम में महान्‌ 
विनाक्ष, व्यय झ्रादि के खतरे हैं, और सम्भव है कि इससे सबका विनाञ्ष भी हो जाए । 
१ भीष्म उबाल 

प्रत्नाप्युदाहरन्ती सितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद वासुदेवस्प महेंबास्द्रस्मा शा ४ 


'छ्८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तेथा राजनीतिक विचार 


इसलिए है कृष्ण, तुम एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग करो जो लोहे का बना हुआ नहीं है, 
जो बहुत ही मदु है, पर फिर भी जो हृदय को छेदने मे समर्थ है। उस शस्त्र का 
बआर-बार परिशोधन करके तुम अपने बन्धु-बान्थवों की वाणी को ठीक करो। 

“बासुदेव ने कहा--है मुनि, वह शस्त्र कौन-सा है जो लोहे का बना हुआ नहीं 
है, पर जो बहुत मृदु होते हुए भी हृदय को छेदने में समर्थ है, और जिसका बार-बार 
परिक्षोधन कर मैं अपने अन्धु-बान्धवो की वाणी को ठीक कर सकता हूँ। 

“नारद ने कहा-- जो शस्त्र लोहे का बना हुआ नहीं है, वह यह है--दूसरो के 
गुणों को स्वीकार कर उतका यथायोग्य सत्कार करना, सहनशक्ति, क्षमा, मार्दच और 
ग्रपती शक्ति के प्रनुसार निरन्तर भ्रन्नभोजन देते रहना। जो बन्धु-बान्धव लोग 
बोलने की इच्छा रखते है, उनके कटु तथा ओोछे वचनों का तुम खयाल न करो, और 
अपनी वाणी द्वारा तुम उनके हृदय, वाणी तथा मन को झान्त करने का प्रयत्न करो। 
जो महापुरुष नही है, जिसका अपने ऊपर संयम नही है, जिसके बहुत-से सहायक व 
अनुयायी नहीं हैं, वह राज्य के भार का सम्यक्‌ रीति से वहन नहीं कर सकता । साफ 
झऔर समतल मांगे पर तो हर एक बैल ही भार को उठा ले जा सकता है, पर विकट 
मार्ग पर केवल उत्तम बैल ही भार को ले जा सकता है। संघ-राज्यो का विनाश 
पारस्परिक फूट झौर भेद से ही होता है | है केशव, तुम सघमुख्य हो, यह संघ तुम्हारी 
प्रधानता में नप्ट न हो पाये, ऐसा उपाय करो। बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, इन्द्रियों का 








वासुदेव उवाच । 

नासुहृत्परम मन्त्र ना रदाहति वेदितुम्‌ । 
भ्रपण्डितो वापि सुहृत्‌ पण्डितों बाप्यनात्मवान्‌ ।॥। 
से ते सौहदमास्थाय किडिचद्‌ वक्ष्याम नारद । 
कृत्य्ता बुद्धि ज ते प्रेक्ष्य सपृच्छे त्रिदिवज्भम ॥ 
दास्य॑मेश्वयंवादेन ज्ञातीना वे करोम्यहम्‌ । 
श्रधेभोक्ताउइस्मि भोगाना वाग्‌ दुरुकतानि च क्षमे ॥ 
श्ररणी मग्निकामों वा मथ्वाति हृदय मम । 

चाचा दुरुक्‍्त देवर तन्‍मा दहति नित्यदा । 

बल सकषंणे नित्य सौकोमार्य पुनगंदे । 

रूपेण मत्त, प्रधुम्स सोइसहायो$स्मि नारद ॥ 
भ्रन्ये हि सुमहाभांगा बलवन्तों दुरासदा. । 
नित्योत्थानेन सम्पन्ना नारदा न्यकव॒ष्णय ॥॥ 
यस्य न स्युर्न वे स स्थाद्यस्थ स्यु कृत्स्नभेव तत्‌ । 
इयोरेन प्रचरतों बृणोम्पेकतर न न ॥। 

स्पाता यस्याहुकाऋरो कि न्‌ दु खत्तर तत' । 

यस्‍्य चापि न तौ स्यथातां कि न दु.बतर तत ॥ 
सो5ह कितवमातेव दयोरेव महामुने । 

नेकह्य जयमाशसे द्वितीयस्म पराजयम्‌ ॥ 

मर्मव क्लिश्यमानस्य तारदोभयदर्शनात्‌ । 
चक्तभहूसि बच्छे यो शञातीनामात्मनरतथा ॥ महा» शान्ति" ८१॥९-१२ । 


रामायण शौर महाभारत का काल... ७६ , 


निग्नह' भौर धन का संत्याय--ये ऐसे गुण हैं, जिनके भ्रभाव में कोई प्राश् भी अपने 
चद पर स्थिर नहीं रह सकता । अपने पक्ष के उद्भावन से धन, यश और आयु की 
भ्राष्ति होती है । है ऋष्ण, तुम ऐसे कार्य करो, जिनसे तुम्हारे बन्धु-बान्धवों का विनाश 
ने होने पाएं। तुम भविष्य नीति, वर्तमान नीति, युद्ध नीति तथा षाडगुण्य के प्रयोग में 
निपुण हों। यादव, कुकुर, भोज श्रौर सब ग्रन्धक-वृष्णि जन व उनके स्वामी तुम्हारे 
ऊपर ही आश्रित है। तुम्हारे ऊपर आश्चित रहकर ही भादव लोग सुख प्राप्त कर 
रहे हैं ।१ 

महाभारत का यह सन्दर्भ बड़े महत्त्व का है। इसके भनुशीलन से इस बात में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यादव, कुकुर, भोज, प्रन्धक और वृष्णि गणसज्य 
थे, और उन्होने श्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता श्रौर परथक्‌ सत्ता को कायम रखते हुए 
अपने को एक संघ में संगठित किया हुआ था। इस संघ में दो मुख्य दल थे, जिनके 
नेता श्राहक और अक़्र थे। इन दलों में घोर मतभेद था, भ्ौर इसमे निरन्तर संघर्ष 
चलता रहता था। ये दल संध के मुख्यों पर कटु प्राक्षेप करते रहते थे। कृष्ण की 
स्थिति इस सघ में 'संघ-मुख्य' की थी । कृष्ण विविध ज्ञातियों की कटु झ्ालोचना से 
सदा परेशान रहते थे। इसीलिए उन्होने नारद मुति से श्रपनी मुसीबत के सम्बन्ध में 
प्रषन किया, जिसका उत्तर उन्होंने यह कहकर दिया कि यहे भ्रन्दरूनी (आम्यन्तर) 
विपत्ति है जो तुम्हे परेशान कर रही है। इस विपत्ति का निवारण एक ऐसे दास्त्र 





१. नारद उबाल 

आपदो द्विविधा कृष्ण बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ह। प्रादुर्भवन्ति बाप्णेय स्वकृता यदि वान्यत. )। 
सेयमा भ्यन्तरा तुम्यमापत्‌ कुच्छा स्वकर्मजा । प्रक्रूर भोजप्रभवा सर्वे छोते तदल्वया, ॥। 
प्रथेहेतोहि कामाद्ठा वीर वीभत्सयापि बा । आत्मना प्राप्तमैश्वय भ्रन्यत्र प्रतिपादितम्‌ | 
कृतमूलमिदार्नी तत्‌ ज्ञातिशब्द सहायवत्‌ । न शकय॑ पुनरादातु वान्तमन्नमिव स्वयम्‌ । 

अश्नू प्रसेततो राज्य वाप्तु शक्य कथचन । ज्ञातिभेदभयास्कृष्ण त्ववा चापि विशेषत ॥ 

तच्च सिद्ध्येत प्रयत्नेन कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । सहाक्षयों व्यय था स्थाद्विनाशो बा पुनर्भवेत्‌ ॥ 
भतायसेन शस्ट्रेण मुदुना हृदयच्छिदा। जिह्लामुद्धर सर्वषा परिमृण्यानुमज्य सर ॥ 

वासूदेव उबाच । 

परनायस मुने प्स्त्त मृदु विद्याम्यह कथम्‌ । येनैषामुद्धरे जिह्ा परिमृज्यानुमृज्य च ॥ 

नारद उवाच 

शक्यान्न दान सतत तितिक्षा$प्जेव मार्देबम्‌ । यथाहं प्रतिपुजां च्‌ शस्त्रमेतदनायसभ्‌ ॥। 
शातीनां वक्‍तुकासाना कदुकानि लघूनि चर । गिरा त्वं हुदय वाच शमयस्तव मनांसि ले ॥ 
नामहापुरुष कप्चिन्नावात्मा नासहायवास्‌ । महती धुरमादाय समुश्चम्योरसा वहेत्‌ ॥ 

सर्व एव गुृंझ भारमनड्थान्‌ वहते समे । दुश्शे प्रतीत: सुगषों भार बहति दुवेहम्‌ ।॥। 

भेदात्‌ विनाश. संघानां सघमृख्योइईसि केशव । यथा जव॑ प्राष्य नोसीदय संधस्तथा कुछ ॥ 
चान्यते बुद्धिक्षान्तिभ्यां तान्यसेन्द्रिय निम्रह्मत्‌ । नान्‍्यज् धनसन्त्याथाद गुणः प्रा्लेघ्वतिष्ठते ॥| 
धन्य मशस्यमायुष्य स्वपक्षोदभावनं सदा । ज्ञातीनामविनाश: स्वाचथा कृष्ण सथा कुछ ॥। 
भाषत्या भर तदाल्े भर न तेअल्त्यविदितं प्रभो । षाड़ू शुष्पस्य विधानेन यात्रा यावविधों तथा । 
यादवा: कुकुरा भोजा. सर्वे चान्धकक्ृष्णय: । त्वाग्यक्ता भहाबाहो लोका लोकेश्वराश्य से ॥| 
त्वमासाथ यहुश्रेष्ठ मेधम्ते यादवा; सुछम्‌ । सहा० शान्ति +११३-३१। 


छ््० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


द्वारा किया जा सकता है, जो लोहे का बना न होकर भरत्यन्त मृद्ु होते हुए भी हृदयों 
को जीतने में समर्थ होता है । यह शल्त्र है, दूसरों के प्रति सदा भीठी बाणी बोलना, 
सबका स्रधायोग्य रूप से भ्रादर करना, और सबका प्रन्न-भोजन आदि हारा यश्चार्शौक्त 
सत्कार करना । निःसन्देह, लोकतस्त्र शासन वाले गणराज्यो मे संघमुख्यों के लिए यह 
अनिवार्य है कि वे सबका मन रखें, सबके प्रति मुदु वाणी का प्रयोग करें, सबका आदर 
करें, और अन्त-भोजन आदि द्वारा सबका यथोचित रीति से सत्कार करते रहें । 
यादवों के संघराज्य मे कृष्ण की स्थिति बड़े महत्त्व की थी। कृष्ण बृष्णिगण 
में उत्पन्त हुए थे, जो यादव सघ के अन्तर्गत एक गणराज्य था। जब क्रंष्ण युवा थे, 
तो यादव-सघ का नेतृत्व कस के हाथो मे आ गया था। यह केस मगध के राजा 
जरासन्ध का मित्र था। मगधराज इस यत्न मे था, कि भारत के बड़े भाग को अ्रधीन 
कर अपना साम्राज्य स्थापित करे । कामरूप का राजा भगदत्त, करूष का राजा बक्र, 
बग का राज! वासुदेव और चेदि का राजा शिशुपाल जरासन्ध के सहायक ब वशवर्ती 
थे, और साम्राज्य-विस्तार के कार्य मे उसे सहायता दे रहे थे । जरासन्ध ने यादव-सघ 
के मेता कस को भी अपने पक्ष मे कर लिया था, जिसके कारण इस सघराज्य की 
स्वतन्त्रता खतरे मे पड गई थी । कृष्ण यह नही सह सके कि यादव-सघ मगध के 
साम्राज्य के ग्रधीन हो जाए, वहाँ से गणशासन का श्रन्त हो जाए और वहाँ जरासन्ध की 
सहायता से कस स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने लगे । कस का विवाह जरासन्ध की 
कन्या से हुआ था, और वह यादवराज्य मे निरकुश राजा बनने के प्रयत्न मे था । कृष्ण 
ने कस का वध किया, और उसके पिता बचश्नु्‌ उम्रसेन को यादव-संघ का प्रधान निर्वाचित 
कराया । बाद मे कृष्ण ने इबन्द्रप्रस्थ के पाण्डवो की सहायता से जरासन्ध का भी 
वध कराया, और उसके पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाया। कौरवों 
और पाण्डवो के सघर्ष का अ्रन्त कर उनमे समभौता कराने का भी कृष्ण ने यत्न किया, 
जिसमे उन्हे सफलता नही प्राप्त हो सकी । जब समझौता कराने के सब प्रयत्न अ्रसफल 
हो गए, तो कृष्ण ने कौरब-पाण्डवों की सम्मिलित सभा के सम्मुख भाषण देते हुए 
यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया, कि बहुतो के हित के लिए एक व कतिपय व्यक्तियों की 
बलि दे देना सर्वथा उचित है। जिस प्रकार सबके हित के लिए यादवों ने कंस का 
परित्याग कर दिया और श्रब भ्रन्धक, वृष्णि आंदि सब यादव सुखी है, उसी प्रकार 
दुर्योधन, कर्ण, शकुनि, दुशासन ्रादि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार पाण्डवों से समझौता 
करने को तैयार नही हैं, उतको गिरफ्तार करके कुरु जनपद के क्षेत्रियो को प्रपना 
सामूहिक हित सम्पादित करना चाहिए ।' क्योकि कृष्ण अपने जनपद की इस परम्परा 
१. “उम्रसेनसुतः कस परित्सक्त. स बान्धवें:। 
ज्ञातीना हितकामेन मया शस्तों महामृर्ध ॥ 
उम्ससेन कृतो राजा भोजराजस्य बधंत. । 
कसमेक परित्यज्य कुलार्थ सर्वयादवा: ॥ 
सम्भूग. लखमेधन्ते भारतान्धकक्च्णय: । 


तथा दुर्योधन कर्णशकुरनि 'क्रपि सौबलम्‌ । 
' वद्ध्वा दु'शासन चा्ि पाष्डवेध्य प्रयच्छेत । महा» उद्योग पर्व । 


रामायण झौर महाभारत का काल घर 


से परिचित थे, और उन्होने स्वयं इसे क्रियान्वित भी किया था, इसीलिए उन्होंने कुरु 
जनपद को भी इसी का अनुकरण करने का उपदेश दिया था। 

महाभारत के कर्णविजय पर्व मे भद्र, रोहितक, श्राग्रेय श्रौर मालव जनपदों का 
गण' रूप से उल्लेख है ।' इन गणो को कर्ण द्वारा विजय किया गया था, श्र इनकी 
स्थिति इन्द्रप्रस्थ के पश्चिम मे थी। सभापत्र में अनेक ऐसे जनपदो (औदुम्बर, शिवि, 
जिगते, यौधेय, अ्रम्बष्ठ, क्षुद्रक, मालव, वसाति झादि) का परिगणन है, जिनके लिए 
'मौलिया ', 'सुजातय", 'श्रेणिमन्त:' और '“शस्त्रधारिण” विशेषण दिये गए हैं।' पाणिनि 
की ग्रध्टाध्यायी व कौटलीय ग्र्थशास्त्र द्वारा इनमे से भ्रनेक के गणराज्य होने की सूचना 
मिलती है। इनमे कतिफ्य कुलों का शासन था, और ये भ्रपनी जाति का अ्रभिमान 
विशेष रूप से श्रनुभव करते थे। इनकी शासन-संस्थाश्री के सम्बन्ध मे अधिक परिचय 
बाद के साहित्य मे मिलता है, जिस पर हम यथास्थान' प्रकाश डालेंगे । 

महाभारत के शान्तिपर्व के एक अन्य अध्याय से भी गणराज्यो के सम्बन्ध 
में बिशद रूप से विचार किया गया है। प्राचीन भारत मे गणराज्यों का क्या स्वरूप 
था, और उनकी क्या निर्बलताएँ थी, यह जानने के लिए इस अध्याय का बहुत उपयोग 
है । गरशस्या पर पड़े हुए भीष्म से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया--“हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, 
मैं आप से गणो के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करता चाहता हूँ, किस प्रकार गणो की 
उन्नति होती है, किस प्रकार वे पारस्परिक फूट से बचे रह सकते है श्रौर किस प्रकार 
वे भत्रश्नो पर विजय प्राप्त करते है । मै यह देखता हूँ कि गणों का विनाश पारस्परिक 
फूट के कारण होता है, बहुतो के हाथ में मन्त्र (राजकीय विचार-विमशे) का गुप्त रह 
सकना कठिन है, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है। वे किस प्रकार फूट से बच सकते है, 
इस सम्बन्ध में मुझे बताइये । मै गणों के सम्बन्ध मे विस्तार से जानना चाहता हूँ ।”* 

भीष्म ने युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया--“गणो में श्र 
कुलो के राजाशो मे लोभ और क्रोध पारस्परिक वर को उत्पन्न करते हैं। इनमे से 
कोई तो लोभ के वश हो जाते है, और कोई क्रोध के । फिर वे क्रोध के बश होकर 
गुप्तचरों, शक्ति के प्रयोग, धन के प्रदान, साम, दान, विभेद, श्र क्षय, व्यय व भय 
के उपायों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रयत्न करते है। इस दशा में संघात रूप में 
वतंमान गणों मे भी धन के प्रदान द्वारा फूट पड जाती है, और उनके व्यक्ति परस्पर 
“विमनस” (भिन्न मत्तों वाले) हो जाते हैं, जिसके कारण बे शत्रु द्वारा भय प्रयोग करने 





१ “भद्दान्‌ रोहितकांश्च॑ब झाग्रेयान्‌ मालवान्‌ अपि । 
गणान्‌ सर्वात्‌ विनिजजित्य नीतिकृत्‌ प्रहसस्निव । 
२ महा० शान्तिपर्व ५२१३-१७ । 
३ “गणाना बुत्तिसिज्छामि शओतु मतिमता वर ॥६ 
यथा गणा. प्रवर्धेन्ते न भिद्यस्ते न भारत । श्ररीएच विजिगीषस्ते सुहृद. प्राप्लुवन्ति व ॥७ 
भेदमूलो विनाशों हि गणानामुपलक्षये । मन्त्रसंबरण दुःखं बहुनासिति मे मति. ॥८ 
एतदिच्छास्यहू श्रोत्‌ निश्चिलेल परन्तप । यथा व ते न शिश्चेरन्‌ तच्च मे बद भारत” ॥६ 
जहा शान्ति० झ० १०७३) 


दर प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक चिश्वार 


से उसके वश में चले जाते हैं। गणों का विनाश फुट के कारण ही होता है, फूट से वे 
शतन्र द्वारा सुगमता से जीत लिए जाते हैं । श्रत: गणों को यह यत्न करना चाहिए, कि 
वे परस्पर मिलकर 'संघात' में संगठित होकर रहें। 'संघात' के रूप में संगठित हो 
जाने पर गणों को प्रर्थ की प्राप्ति होती है, भौर बाह्य (जनपद) भी उनसे मैत्री 
स्थापित करते हैं। उत्तम गण तभी उन्नति करते हैं, जब वे शास्त्र द्वारा प्रतिपादित 
धर्म और व्यवहार को कायम रखें, और सब बातो को सही रूप से देखें ॥ गण तभी 
उन्नति करते हैं, जब (उनके कुलनेता) अपने पुत्रों और भाइयो को काबू मे रखें, उनको 
नियन्त्रण मे रखें, भौर उन्हें नियन्त्रित (विनीत) करके उनसे काम लें। क्रोध, भेद, 
भय, दण्ड, कर्षण, निग्रह भौर वध--ये ऐसी बातें है, जिनका यदि गणों में उपयोग 
किया जाए, तो वे शीक्म शत्रु के वश में हो जाते हैं । श्रत: यह आवश्यक है कि गणों 
में गणमुख्यों का सदा सम्मान किया जाए (उनके प्रति क्रोध श्रादि का उपयोग न 
किया जाए), क्योंकि गणों का सुव्यवस्थित रूप से कायम रह सकना प्रधानतया उन्हीं 
पर निर्भर करता है। गण के जो प्रधान हो, मन्त्र की उन्हें गुप्ति रखनी चाहिए । 
यह उचित नही है, कि सारे, गण के सम्मुख मन्त्र (राजकीय विचार-विमशे) को उपस्थित 
किया जाए। गणमुख्यों को ही एक साथ बैठकर गण के हित के लिए कार्य करने 
चाहिए । जब गणों में फूट या भेद उत्पन्न होने लगे, तो समभदार व्यक्तियों को तुरन्त 
ही उसे रोक देना चाहिए । जब कुलों में कलह उत्पन्न हो, भर कुलवुद्ध उनकी उपेक्षा 
करे, तो ये कलह गण मे फूट पैदा करने वाले होते हैं, श्रौर कुलों का ही नाश कर 
देते [हैं। गणो के लिए प्राम्यन्तर भय ही महत्त्व का है, बाह्य भय निसार है। 
झाम्यन्तर भय ही उनकी जडों को काटने वाला होता है। शत्रु लोग भेद और धन के 
प्रदान द्वारा ही गणों को जीतते है, भ्रत संघात ही एक ऐसा उपाय है जिससे गणो की 
रक्षा हो सकती है ।* 


१. “भीष्म उवाच 
गणाना च कुलाना व राज्ञा भरतसत्तम । वैरसदीपनावेती लोभामषौ' नराधिप ॥१० 
लोभमेको हि बृणुते ततो&्मषमतन्‍्तरम्‌ । ततो ह्यमर्षसयूक्तो भ्रन्योन्‍्यजनिताशयौ ॥११९ 
चार मन्त्र बलादान सामदान विभेदर्न । क्षय व्यय भयोपाय. प्रकर्षन्तीतरेतम्‌ ॥१२ 
तलादानेन भिथन्ते गणा सघातवत्तय । भिन्‍ना विमनस. सर्वे गण्छस्त्यरिवश भयात्‌ ॥॥१३ 
भेदे गणा विनश्येय्‌ू भिन्‍नास्तु सुजया' परे. । तस्मात्सधात योगेन प्रयतेरन्‍्गणा सदा ॥१४ 
भर्थाश्ववाधिगम्यस्ते संघात बल पौरष: । बाह्याश्च मंत्री कुबंन्ति तेषु सघात बृत्तिषु ॥१५ 
धरममिष्ठान्व्यवहारान्‌ च स्थापयन्तश्च शास्त्रत. । यथावत्म्रतिपश्यन्तो विवर्धस्ते गणोत्तमा, ॥१७ 
पुत्ान्‌ भब्रातृन्विगुहनन्तो विनयन्तश्च तान्सदा। विनीताश्च प्रगूकनन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमा' १८ 
क्रोधो भेदों भय दण्ड" क्षण निग्रहीं वध. । नयत्यरिवश सद्योगणान्‌ भरतसत्तम ॥२२ 
तस्मान्‌ मानयितव्यात्ते गणमुख्या प्रधानत । लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥२३ 
न गणा' कृत्स्तशो मन्त्र श्रेतुमहँति भारत ॥२४ 
गण मुख्यस्तु सभूय कार्य गणहित मिथ. १२५ 
तेषामस्योन्यभिन्नाना स्वशक्तिमनुतिप्ठताम्‌ । निग्रह पण्डितै, कार्य: क्षिप्रमेव प्रधानतः ॥२७ 
कुलेषु कलहा. जाता: मुल वृद्धैल्पेक्षिता: । गोत़स्य नाश कुव॑स्ति गणलेदस्थ कारकम्‌ ॥ २८ 


रामायण और महाभारत का काल परे 


महाभारत के इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट रूप से सूचित होता है, कि गणों के 
शासन में कतिपय कुलों का महत्त्व होता था, जो उद्योग, बुद्धि, रूप व धन में समास 
न होते हुए भी जाति की दृष्टि से अपने को एक समाव समभते थे ।' चाहे उनमें शक्ति, 
चुद्धिव धन झादि की कितनी भी विषमता हो, पर शासन मे उनकी स्थिति एक 
समान होती थी । इसी कारण द्ात्रु के लिए घन शझादि देकर उनमे फूट डाल सकना 
सुगम होता था। भीष्म के अनुसार कुलवृद्धों का यह कतेव्य था, कि बे अपने भाइयों 
ब पुत्रों को नियन्त्रण मे रखे, ताकि गण के अस्तगंत विविध कुलों में फूट न पड़ले 
पाए। साथ ही, गण के मुख्यो व प्रघानो का भी यह कतेव्य था, कि वे आ्राभ्यन्तर 
भयो से गण की रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहें । भीष्म के श्रनुसार गणों के लिए 
अकेले भ्रपनी रक्षा कर सकना भी सुगम नही होता । इसलिए उन्होने उपदेश दिया है, 
कि उन्हे परस्पर मिलकर 'संघात' बनाने चाहिए । कौटलीय प्रर्थशास्त्र में भी इस बात 
को स्वीकार किया गया है, कि, अभिसंहत' गण शत्रुओं द्वारा सुगमता से नहीं जीते जा 
सकते । भीष्म ने गणों की रक्षा व उन्नति के लिए जिन बातों को प्रत्यन्त उपयोगी 
माना है, वे निम्नलिखित है--( १) गण मे जो शास्त्रानुकूल धर्म व व्यवहार चले श्रा 
रहे हो, उनका यथावत्‌ रीति से पालन किया जाए, उन्हें भली-भाँति स्थापित रखा 
जाए। (२) सब बातों को उनके वास्तविक रूप मे देखा जाए। पक्षपात श्रौर लोभ 
आदि के कारण किसी बात को अन्यथा न देखा जाए। (३) गण के श्रन्तगंत कुलों 
के व्यक्तियों मे _यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है, कि वे अपने कुलगौरव के कारण नियन्त्रण 
में न रहे । कुलबुद्धों के लिए यह आवश्यक है, कि वे अपने भाइयों व पुश्रो को काबू 
में रखें, उन्हे नियन्त्रण मे रहने के लिए विवश करें, और नियन्त्रण मे रहने पर 
उनका गण के हित के लिए उपयोग करें। (४) गणमुख्यो का सम्मान किया जाए, 
क्योकि गण की रक्षा और उन्नति उन्ही पर निर्मर रहती है। (५) राजकीय विषयो मे 
जो गोपनीय हो, उन्हे सम्पूर्ण गण के सम्मुख उपस्थित न किया जाए। गणमुख्य स्वयं 
ही उन पर मिलकर विचार व निर्णय किया करें, क्योंकि गणों में मन्त्र की गुप्ति कठिन 
होती है। (६) यह यत्न किया जाए, कि गणो में फूट न पड़े । धन देकर व फूट डाल 
कर शत्रु-राजा गणो को श्रपने बश मे लाने मे समर्थ होते है। जब गण में फुट पड़ने 
लगे, तो समभदार नेताझो का कतंव्य है, कि वे गण को फूद से बचाएँ। (७) गणों 
के लिए असली भय आम्यन्तर ही होता है, बाह्य भय का उनके लिए कोई महत्त्व 
नही । प्रत: यह प्रयत्न होना चाहिए, कि गणों की प्राम्यन्तर भयों से रक्षा की जाए । 
भीष्म ने इस तथ्य को बड़े स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रकट किया है--क्रोध, लोभ व 
मोह के कारण गण के मुख्यो व नेताओं में इतनी श्रधिक फूट पड़ जाती है कि वे 


भ्राभ्यन्तर भय रक््य असार बाह्यतोभयम । झाभ्यन्तर भय राजन्‌ सद्यो मूलानि कुस्तति ॥२९ 
भंदाज्च॑व प्रदानाक्ष्य नाभ्यन्ते रिपुभियंणा । तस्मात्‌ संघातमेबाहुगं णानां शरणम्‌ महत्‌ ॥३२ 
महा० शान्ति० भ्र० १०७॥ 
4. जात्पा चर सदुशाः सर्थे कुलेत सदृशास्तथा । 
ने घोश्योगेन बुद्धपा वा रुयडन्येण बा पुनः ॥/ भहा० शान्ति० १०७३१ । 


घ्ड ग्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


परस्पर बातचीत करना भी बन्द कर देते हैं। जब यह दशा भ्रा जाए, तो समझ लो 
कि श्र पराभव के चिह्न प्रकट हो गये हैं ।* 

मगध के सम्राट्‌ गणों की इन्ही निर्बलताझों से लाभ उठाकर वृज्जि संघ की 
पराजय के लिए तत्पर हुए थे, यह बौद्ध साहित्य से सूचित होता है। मगघ के राजा 
ग्रजातञ्ञन्नु ने श्रपने प्रधानमन्त्री अमात्य वर्षकार के साथ नकली रूप से कलह करके 
उसे मगघ से बहिष्कृत कर दिया था, और उसने वज्जि सघ मे जाकर शरण ली थी। 
बहाँ उसने वृज्जि सघ के नेताशो में क्रोध, लोभ, मोह आदि उत्पन्न कर फूट डाल दी 
थी, और उनमे यह दशा भ्रा गई थी कि वे आपस मे बातचीत तक भी नही करते थे। 
ग्जातणत्र ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और आक्रमण कर वृज्जि संध को जीत 
लिया ।* पच्चतन्त्र के 'काकोलूकीयम्‌” तन्त्र मे भी इसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख 
एक कथा के रूप में किया गया है । 


१ "“अ्रकस्मात्क्रोधमोहाश्या लोभाद्वापि स्वभावजात । 
अन्योपत्य नाभिभावन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ | महा० शान्ति० १०७१३० क# 


२ बृद्धचर्यो पृ० ५२०-५२३ । 


पाँचवाँ अध्याय 
बोद्ध युग की शासन-संस्थाएँ 
(१) सोलह महाजनपद झौर साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति 


महाभारत के समय में भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी। इनका 
उल्लेख पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। शासन-पद्धति की दृष्टि से ये जनपद 
प्रधानतया दो प्रकार के थे--राजतन्त्र श्रौर गणतन्त्र ! महाभारत के समय और छठी 
सदी ईस्वी पूर्व के मध्य का राजनीतिक इतिहास प्राय श्रज्ञात है। महाभारत के काल 
के सम्बन्ध मे भी ऐतिहासिकों में मतभेद है। इस काल का कोई ऐसा साहित्य भी 
उपलब्ध नही है, जिसके आधार पर जहाँ राजनीतिक इतिहास को क्रमबद्ध रूप से 
तैयार किया जा सके, वहाँ साथ ही इस युग की शासन-सस्थाओं का भी परिचय प्राप्त 
किया जा सके । 

पर छठी सदी ईस्वी पूर्व से इस दशा मे अ्रन्तर आना प्रारम्भ होता है। इस 
सदी में महात्मा बुद्ध ने अ्रष्टागिक आर्य धर्म का प्रतिपादद किया, और जैन धर्म के 
चौबीसवे तीर्थकर वर्द्धमान महावीर भी इसी सदी मे उत्पन्न हुए | बौद्ध और जैन- 
साहित्यों मे जहाँ बुद्ध और महावीर का चरित्र सकलित है, वहाँ साथ ही उन जनपदों 
व राजाओो के सम्बन्ध मे भी उनके द्वारा बहुत-सी बाते ज्ञात होती है, जितका इन 
धर्माचार्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। निरन्तर विकास द्वारा भारत के विविध 
जनपदो में जिस प्रकार की शासन-सस्थाएँ स्थापित हो गई थी, उनका भी इस साहित्य 
से परिचय मिलता है। पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी का काल भी छठी सदी ई० पू० के 
लगभग माना जाता है। श्रष्ठाध्यायी व्याकरण-सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ है। पर उसके 
तद्धित प्रकरण मे बहुत-से ऐसे सूत्र है, जो इस युग के जनपदों श्रौर उनकी शासन- 
सस्याओ पर अच्छा प्रकाश डालते है । 

भारत के जनपदो में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन काल से ही 
विद्यमान थी। यदि मध्यदेश के कुरु, पाञ्चाल, कोशल ग्ादि जनपदों के राजा भ्रन्य 
ज़नपदों से अपनी अ्रधीनता स्वीकृत कराके सार्वभौम व चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील थे, तो मगध-जैसे प्राच्य जनपद के राजा भ्रन्य जनपदो का मूलोच्छेद करके 
एकराट्‌ व सम्राट्‌ बनते के लिए यत्न कर रहे थे। महाभारत के समय में मगध का 
राजा जरासन्ध था। उसने सब दिशाओं में दिग्विजय करके अपने साम्राज्य का बड़ा 
विस्तार किया | पूर्व मे अंग, बंग, कलिंग और पुण्डू को जीतकर जरासन्ध ने अपने 
अधीत कर लिया था। पश्चिम मे कारूष जनपंद का राजा वक्र और चेदि का राजा 
शिक्षुपाल उसके प्रधीनस्थ थे, और उससे मित्रता का सम्बन्ध रखते थे । अपने साम्राज्य 


घद प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


का विस्तार करते हुए जरासन्ध ने अनेक गणराज्यो पर भी आक्रमण किये । उस समय 
सबसे अ्रधिक शक्तिशाली यादवों का संघराज्य था, जिसमे झ्नेक गण सम्मिलित थे । 
कृष्ण इसी संघ के 'संघमुख्य” थे। जरासन्ध के आक्रमणों से परेशान होकर ही यादव 
लोग अपने मूल भ्रभिजन को छोडकर द्वारका मे जा बसने के लिए विवश हुए थे । 
जरासन्ध का साम्राज्यवाद भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओ्रों के साम्नाज्यवाद से 
बहुत भिन्‍न था। वह पराजित राजाभो का मूलोच्छेद करने का यत्न किया करता 
था । इसी कारण महाभारत मे लिखा है, कि उसके कारागार में बहुत-से राजा कैद 
थे, श्लौर जरासन्ध उनकी बलि देने की तैयारी मे व्यापृत था। कृष्ण की कूटनीति के 
कारण पाण्डवों ने जरासन्ध का सहार किया, यह हम पहले लिख चुके है। 

जरासन्ध के बाद मगध के प्रन्य राजाओं ने भी उसकी नीति का अनुकरण 
किया । बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायिभद्र, नागदासक और महापद्य नन्‍्द के नाम इस 
प्रसंग मे उल्लेखनीय है। पुराणों मे महापद्म नन्द को 'एकराट्‌', 'एकच्छत्र', 'अतिबल' 
और 'सर्वक्षत्रान्तक' आ्रादि उपाधियों से विमुषित किया गया है। मगध के अन्य राजा 
भी इसी प्रकार के थे। इन्ही मागध राजाओ ने धीरे-धीरे भारत के श्रन्य गणतन्त्र व 
राजतन्त्र जनपदों को परास्त कर देश के बडे भाग मे श्रपना एकच्छत्र 'अनुलधित 
शासन' स्थापित कर लिया था । 

मगध के समान श्रन्य भी अनेक जनपद पडोस के अन्य जनपदों को जीतकर 
भ्रपनी शक्ति के विस्तार मे तत्पर थे । इसीलिए इनकी स्थिति जनपदो के स्थान पर 
'महाजनपदो' की हो गई थी । बौद्ध साहित्य मे स्थान-स्थान पर सोलह महाजनपदों का 
उल्लेख झ्ञाता है।' यह सूची बौद्ध साहित्य मे अनेक स्थानों पर एक ही ढंग से दी 
गई है।* यह सूची एक इलोक के रूप में है, और उसका श्रनेक स्थानों पर एक ही रूप 
में भ्राना कुछ विशेष श्रर्थ रखता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि वह इलोक जिसमे इन 
सोलह महाजनपदो का विवरण है, बौद्ध साहित्य के विकास से पूर्व ही बन छुका था, 
और एक प्रचलित इलोक को विविध स्थलों पर प्रकरणवश उद्धुत कर दिया जाता था। 
बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित थे-- 

(१) अंग---यह मगध के ठीक पूर्व में था। मग्रध श्रौर अ्रग के बीच में चम्पा 
नदी बहती थी, जो इन दोनो को एक-दूसरे से पृथक्‌ करती थी। श्रग की राजधानी 
का नाम भी चम्पा था, जिसे उस समय भारत के बड़े छः नगरो मे गिना जाता था । 
भ्रन्य पाँच नगर राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी थे।” चम्पा 
पूर्वी व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी । चम्पा नदी और गंगा के जल-मार्गों द्वारा बहुत- 
से व्यापारी वहाँ से सुवर्णमूमि (पेभू श्लोर मालमीन) आ्राया-जाया करते थे । भ्रंग और 
मगध मे निरन्तर सधर्ष चलता रहता था। महात्मा बुद्ध के समय मे श्रंग सगध के 
झधीन हो चुका था। 

१. प्रमूत्तर निकाय १, २१३; ४, २५२, २५६, १६० । 


२. बर।१5 7299४0$ : 0060|भ5 ।7068 9. 88. 
३. महाजनक जातक (न० २५३६) 


बौद्ध युन की शासन-संस्थाएँ छः 


(२) सगध---इसकी राजधानी ग्रिरित्रज या सजगृह थी । बाहंद्रथ भौर पुलक 
के वंशो का अन्त होने पर बुद्ध के समय में श्रेणिय बिम्विसार मगध को राजो था । 

(३) काशी---इसकी राजघानी वाराणसी (बनारस) थी। झनेक जातक 
कथाग्रों से सूचित होता है, कि यह वाराणसी बौद्ध-काल में भारत की सबसे बडी 
नगरी थी। एक ग्रन्थ के श्रनुसार इसका विस्तार बारह बोजनों में था । 

(४) कोशल---इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह अचिराबती (राप्ती) नदी 
के तट पर स्थित थी। कोशल देश की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) थी । 
कोझल-जनपद के पदिचम में पांचाल-जनपद, पूर्व में सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर में 
नेपाल की पव॑तमाला और दक्षिण में स्यन्दिका नदी थी। आधुनिक समय का अवध 
प्रान्त प्रायः वही है, जो प्राच्चीन समय मे कोशल था । इसमें ऐक्बाकब-वबंश के क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे । इनकी बंशावली पुराणों मे श्रविकल रूप से दी गई है । महात्मा 
बुद्ध के समय मे कोशल की राजगद्टी पर राजा विरुद्धक (विड्डभ) विराजमात थे । 

(५) बृजि या वक्जि--यह्‌ एक संघ का नाम था, जिसमे झराठ गणराज्य 
सम्मिलित थे । इन झ्राठ गणो में विदेह, लिच्छवि प्लौर ज्ञातकगण सबसे मुख्य थे | 
सारे वज्जि-सघ की राजधानी वैशाली थी। वंमान समय के बिहार प्रान्त में गंगा 
के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरी बिहार का प्रदेश है, उसे तिरहुत 
कहते है। वज्जि-सघ की स्थिति वही पर थी । वज्जि-सघ में सम्मिलित झाठों गण 
एृथकू-पृथक जनपद थे । विदेह की राजधानी मिथिला थी भर ज्ञात्‌कगण की राजधानी 
कुण्डग्राम थी। जैन धममं के प्रवर्तक वर्द्ममान महावीर का प्रादुर्भाव यही पर हुआ था । 
लिच्छवि गण की राजधानी वैशाली थी। यह वैशाली सम्पूर्ण वज्जि-संघ की भी 
राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय [में यह वज्जि-संघ प्रत्यन्त गक्तिशाली श्रौर 
समुद्ध था । 

कर (६) मल्‍ल---यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमे दो गण 
सम्मिलित थे---कुशीनारा के मल्‍ल और पावा के मलल । यह सध वज्जि-संघ के ठीक 
पश्चिम मे था। झ्राजकल का गोरखपुर जिला जहाँ है, वहाँ ही प्राचीन काल मे मल्ल- 
महाजनपद की स्थिति थी. । 

(७) बत्त--इसकी राजधानी कौशाम्बी थी । इस नगरी के भ्रवशेष इलाहाबाद 
जिले मे यमुना के किनारे कोसम गाँव मे उपलब्ध हुए हैं। बौद्धकाल मे बत्स बहुत 
ही शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का राजा उदयन श्रपने समय का सबसे प्रतापी व 
प्रसिद्ध राजा था । संस्कृत साहित्य उसकी कथाश्रों से परिपूर्ण है । 

(5) चैदि---वर्तमान संभय का बुन्देलखण्ड प्राचीन चेदि राज्य को सूचित 
करता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी थी, जो शुक्तिमती (कैन) नदी के तठ 
पर स्थित थी । 

(६) पाओ्चाल--यह कोशल भौर वत्स के पश्चिम में तथा चेदि के उत्तर में 
स्थित था। प्राचीत समय में पांचाल दो राज्यों में विभक्त था--उत्त र-पांचाल व 


१. गुत्तिल जातक (09७७ : ॥6 788 ४० 5७. 72-78. 


द्छ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


दक्षिण-पाचाल । बतंमान समय का रुहेलखण्ड उत्तर-पांचाल को तथा कानपुर व 
फरंखाबाद के प्रेदेश दक्षिण-पांचाल को सूचित करते है। उत्तरन्पांचाल की राजधानी 
अहिच्छत्र और दक्षिण-पाचाल की राजधानी काम्पिल्य थी । 

(१०) छुरु--इस महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी | यह नगर वतंमान 
दिल्‍ली के समीप यमुना के तट पर स्थिति था। हस्तिनापुर, मेरठ और दिल्‍ली के प्रदेश 
इस जनपद के अन्तर्गत थे । 

(११) भत्स्य--इसकी राजधानी विराट्‌ नगरया वैराट थी, जो वर्तमान 
समय के उदयपुर क्षेत्र में है। मत्स्य-महाजनपद यमुना के पश्चिम में तथा कुरु के दक्षिण 
में स्थिति था । 

(१२) श्रसेन---इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय का प्रसिद्ध 
प्रन्धक-वृ/पणसघ इसी प्रदेश मे स्थित था ।बौद्ध-साहित्य मे शुरसेन के राजा भ्रवस्तिपुत्र 
का उल्लेख मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था । 

(१३) झ्दसक-- यह राज्य गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे था। इसकी 
राजधानी पोतन या पोतलि थी । 

(१४) अ्रवन्ति--चेदि के दक्षिण-पर्चिम में, जहाँ श्रब॒ मालवा का प्रदेश है, 
प्राचीन समय में अवन्ति का महाजनपद था। इसकी राजधानी उज्जैन या उज्जयिनी 
थी । बौद्ध-काल में यह राज्य बहुत शक्तिजाली था । महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ति 
का राजा चण्ड प्रद्योत था, जो वत्सराज उदयन को जीतकर अपना साम्राज्य बनाने 
में तत्पर था, श्रौर जिसके भय से ही मगधराज अजातगत्रु ने राजगृह की किलाबन्दी 
की थी। 

(१५) गान्धाए--इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय भारत में 
विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र थी । रावलपिण्डी, पेशवर, काश्मीर तथा हिन्दूकुण पर्वत- 
माला तक फैले हुए पर्चिमोत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सम्मिलित थे । 
महात्मा बुद्ध के समय मे इसका राजा पुक्कसाती था, जिसने सगधराज बिम्बिसार के 
पास एक दुतमण्डल भेजा था। 

(१६) क्म्बोज---गान्कार के परे उत्तर मे पामीर का प्रदेश तथा उससे भी 
परे बदख्शा का प्रदेश कम्बोज-महाजनपद कहलाता था। कम्बोज में इस काल में भी 
गणतन्त्र शासन स्थापित था। 

धन्य जनपद--इन सोलह महाजनपदों के श्रततिरिक्त, बौद्ध युग में भप्रन्य भी 
बहुत-से जनपद स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे। कोशल के उत्तर श्रौर मल्‍ल के पश्चिमो* 
सर में (प्राधुनिक नेपाल की तराई मे) शाक्य-जनपद था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु 
थी। यही पर महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था। शाक्यगण के पडोस में ही 
कोलियगण (राजधानी--रामग्राम), मोरियगण (राजधानी--पिप्पलिवन), बुलिगण 
(राजधानी--अल्लकप्प), भग्गगण (राजधानी--सुँसुमार) श्रौर कालामगण (राजधानी 
--कैसपुत्त) की स्थिति थी । 


बौद्ध युग की शासत-संस्थाएँ हे, 


गान्धार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्गक, त्रिगर्त भ्रौर यौधेय जनपद थे । 
और श्रधिक दक्षिण मे सिन्धु, शिवि, भ्रम्बष्ठ और सौवीर भ्रादि जनपदो की स्थिति थी । 

पर बौद्ध-साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस अकार बार-बार उल्लेख 
आता है, उसमे प्रतीत होता है, कि उस समय में ये सब ग्रन्य जनपद अपने पड़ोसी 
शक्तिशाली महाजनपदों की किसी-न-किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे । वस्तुत 
उस समय में इन सोलह जनपदों मे भी मगध, वत्स, कोशल और अ्रवन्ति--ये चार 
सबसे श्रधिक शक्तिशाली थे | ये जहाँ अपने समीपवर्ती राज्यों को जीतकर अपने 
ग्रधीन करने की कोशिश में थे, वहाँ आपस में भी इनमे घनघोर संघर्ष का प्रारम्भ 
हो चुका था । 


(२) बौद्ध युग के गणराज्य 


गणराज्यों की सूची--पिछले प्रकरण मे जिन सोलह महाजनपदों का हमने 
उल्लेख किया है, उन सब में एक ही प्रकार की शासन-पद्धति विद्यमान नहीं थी । 
उनमे में कुछ राज्य राजतन्त्र थे और भ्रन्य गणतन्त्र । गणतन्त्र-राज्यों मे कोई वंभक्रमा- 
नुगत राजा नहीं होता था। जनता स्वय ही अपना शासन करती थी। पोडस 
महाजनपदो में वज्जि, मल्‍ल और शूरसेन राज्यों का गणतन्त्र होना निश्चित माना 
जा सकता है। पर इनके अत्तिरिक्त श्रन्य भी प्रनेक्त गणराज्यो का उल्लेख बौद्ध- 
साहित्य मे मिलता है, जो निम्नलिखित है--(१) कपिलवस्तु के शाक्य, (२) रामग्राम 
के कोलिय, (३) मिथिला के विदेह, (४) कुशीनारा के मल, (५) पावा के मल्ल, 
(६) पिप्पलिवन के मोरिय, (७) अलल्‍्लकप्प के बुलि, (5) सूसुमार प्व॑त के भग्ग, 
(६) केसपुत्त के कालाम, और (१०) बंशाली के लिच्छेवि । 

मिथिला के विदेह और वेशाली के लिच्छवि राज्यों के संघ को वज्जि कहा 
जाता था। इन मणराज्यो के सम्बन्ध मे अ्रनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य में 
उपलब्ध होते है। हम इन पर सक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न करेगे । 

शाक्य गण--बौद्ध-साहित्य मे कपिलवस्तु के शाक्यराज्य का बहुत महत्त्व 
है । महात्मा बुद्ध इसी राज्य मे उत्पन्न हुए थे। शाक्य लोग जाति से क्षत्रिय थे । 
महात्मा बुद्ध के निर्वाण होने पर उनके भस्मावशेष के लिए शाकक्‍्य लोगो ने इसी 
आधार पर दावा किया था, बुद्ध भी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय है, इसलिए हमे 
भी उनके भस्मावशेष का अ्रश प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था, कि 
महात्मा बुद्ध हमारी ही जाति के थे ।* बौद्ध-ग्रन्थों के श्रनुसार शाक्य-जाति का सम्बन्ध 
प्राचीन इक्ष्वाकु-बश के साथ जोड़ा गया है। सुमगलविलासिनी' और महावश” की 
कथाश्रो में शाक्यों को राजा शझ्रोक्‍्काक या इक्ष्वाकु का वशज बताया गया है। 
१ एिंड्डाए8 ।२६४५४७ (/श्वा80कात॥रा0080 $पक्रा।8) ४०. ता., 9. 465. 
२. 5प्रगाशाएद्व सजा छा. 7, 99. 258-260. 
है. श8५8780, ०0६2७ ७9ए 05लंएटए 99. 2-4. 


: ६०... आचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विक्तर 


विष्णुपुराण से भी इसी मत की 'पुष्ठि होती है ।* महावस्तु में शाक्यों को भादित्यवन्धु 
कहा गया है।* श्रादित्यवन्धु और सूयेवंशी एक ही बात हैं। भारतीय भनुश्युति के 
अनुसार इद्त्ाक्‌ सूर्यवंश का था। एक श्रन्‍्य स्थान पर भहावस्तु में महात्मा बुद्ध को, 
जो कि शाक्य-जाति के थे, 'इक्ष्याकु-कुंलसम्भब' विश्षेषण से कहा गया है।* इस प्रकार 
इस बात में कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता, कि शाक़्य-गणराज्य के लोग प्राचीन सूर्यत्रंश 
के क्षत्रिय ही थे । 

शाकम-गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी । यहू एक श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर 
महान्‌ नगर था। महावस्तु के भ्रनुसार यह सात दोवारों से घिरा हुआ था ।* कपिल- 
वस्तु के अभ्रतिरिक्त शाक्यराज्य के अन्य भी भ्रनेक नगरों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में 
मिलता है। इनके नाम सामगाम, उलुम्पा, देवदह, चानुमा, सक्‍वर, सीलावती भौर 
खोमदुस्स हैं [* 

शाक्य-गणराज्य में जनतन्त्र शासन-पद्धति प्रचलित थी। उसका कोई वंश- 
क्रमानुगत राजा नहीं होता था। राज्य के मुखिया (राष्ट्रपति) को ही 'राजा' कहा 
जाता था। बौद्ध-काल के भ्न्य श्रनेक राज्यो मे प्रत्येक कुल के मुखिया को 'राजा' कहते 
थे, लिच्छवियों से यही व्यवस्था थी। पर शाक्यों मे प्रत्येक मुखिया व सरदार को 
राजा नही कहा जाता था, वहाँ 'राजा' केवल एक होता था, जिसे निर्वाचित किया 
जाता था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदत शाक्यराज्य के बंशक्रमानुगत राजा नही 
थे, वे कुछ समय के लिए “राजा निर्वाचित किये गए थे। यही कारण है, कि जहाँ 
बौद्ध-साहित्य में श्रनमेक स्थलों पर उनके नाम के साथ 'राजा' का विशेषण आता है, 
वहाँ श्रन्यत्र उनके जीवन-काल मे ही उनके छोटे भतीजे भहिंय को “राजा' कहा गया 
है, भ्रौर उन्हें केवल 'शाक्य शुद्धोदन' लिखा गया है ।६ 

शाक्य-राज्य मे शासन करने के लिए एक परिषद्‌ होती थी, जिसके श्रधिवेशन 
कपिलवस्तु के सन्‍्यागार मे हुआ करते थे । बौद्ध-साहित्य में कपिलबस्तु के सन्‍्थामार 
(सभाभवन) का भ्रनेक स्थानों पर उल्लेख आया है। अ्रम्बद्गुसुत्त में वणंन झाता है, 
कि एक बार पौष्करसाति नाम का ब्राह्मण झाकयों की राजधानी कपिलवस्तु मे गया । 
वहाँ सन्धागार में बहुत-से शाक्य ऊँचे आसनों पर बेठे हुए थे |” महावस्तु के अनुसार 
वाराणसी के राजघराने के ३२ कुमार कपिलवस्तु मे बसने के लिए आए। उनके 
प्रस्ताव को ्ाक्य-परिषद्‌ के सम्मुख पेश किया गया । इस शाक्य-परिषद्‌ के सदस्यों 
की संख्या महावस्तु मे पाँच सौ लिखी गई है। राजा प्रसेनजित्‌ ने शाक्य-कुमारी के: 


सक्राए एशाक्ा4 (ज्इ05) पछ॑, ।५, (का. 5, फ़. 67-72. 
कड4 रेंवडाफ सं, 9, 303. दे 
॥७० ॥, 9 247. 
90 ॥, छ़ 75. 
(80686 प्रोडएा५ 0 4908, ४०. 4, छ. 75. 
- शिाीएड 08९08 । 8700४ ३509, 9, 9, 
- फाब्राए89९8४ एज ॥76 8प्रया4 ॥, छ, 83, 


दखल कद # शक खत 2० 


-  औद युग की शासनन्‍्संस्थाएँ. (5 ६ 

' जाय चिंवाह करने की इकछा से जो राजदूत मेज़ा या, उसने भी भपने राजा के सन्देश 
की सन्‍्थांगार में एकफ्ित पाँच सौ शाक्यों की परिषद के सम्मुख उपस्थित' क्रिया. 
था ।' ललितविस्तार के ध्नुसार भी शाक्यों की प्रिवद्‌ केसदस्यों की संख्या पाँच 
सौ थी (* इससे स्पष्ट हैं, कि शाक्य-परियद्‌ में प्रत्येक नाग्ररिक संवस्य नहीं होता था । 
शाक्य-राज्य एक प्रकार का श्रेणितन्त्र (एरिस्टोक्ेसी) था, जिसमें कुलीन शाक्य» 
घरानों कै मुलिया ही शासन का सब कार्य करते थे । इन पाँच सौ सदस्मों की नियुक्ति 
किस प्रकार होती थी, इस विवय में कोई निर्देश बोद्ध-साहित्य में उपलब्ध भड्ढीं होता । 

कपिलवस्तु के सन्‍्धागार का बौदध-साहित्य में एक भन्य स्थान पर भी उल्लेख 
मिलता है। जिस समय महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के समीप न्यग्रोबाराम में हरे हुए 
थे, तब शाक्य लोगों का तया सन्थागार बनकर तैयार हुआ था। शाक्यों की प्रार्थना 
पर महात्मा बुद्ध ने इस नवीन सन्‍्यागार का उद्घाटन किया और रात-मर उनके अपने, 
झानन्द तथा मोग्गलान के उपदेश होते रहे ।? सन्वागार को शाक्य-लोग जो महत्त्व 
देते थे, वह उनके राज्य की झासन-प्रणाली पर प्रच्छा प्रकाश डालता है । 

डा० रीज डेविड्स के अनुसार शाक्य-राज्य के प्रन्य नगरों मे भी इसी श्रकार 
के सन्‍्यागार विद्यमान थे, और उनके निवासी भ्रपने सन्थायारों में एकत्रित होकर 
अपने स्थानीय नियमों की व्यवस्था किया करते थे ।४ सम्पूर्ण राज्य का शासन कपिलकस्तु 
के केन्द्रीय सत्यागार में एकत्रित शाक्य-परिषद्‌ द्वारा होता था । 

शाक्यों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में बौद्ध-साहित्य से विशेष परिचय 
नहीं मिलता । पर इनमें सन्देह नहीं, कि महात्मा बुद्ध के समथ मे यह एक स्वतन्त्र 
तथा समृद्ध राज्य के रूप मे विद्यमान था। इसकी स्वतन्तता का अन्त साझ्राज्यवाद 
की प्रवृत्ति द्वारा हुआ | कोशल देश के राजा विडूडभ (विरद्धक--असेनजितु का पुत्र) 
के श्राक्मण द्वारा इसकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट की गई। 

लिक्छवि गण--जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के कारण कपिलवस्तु के शाक्यों का 
महत्व है, उसी प्रकार वरद्धमान महावीर के कारण वैशाली के लिच्छवि विशेष महत्व 
रखते हैं। जैन-धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का प्रादुर्भाव वेशाली के राज्यसंघ 
में हुआ था। महावीर स्वयं लिऋछवि नहीं थे, पर वैशाली के शक्तिशाली राज्यस्षत 
में सम्मिलित ज्ञात्‌कगण मे उनका जन्‍्स हुआ था। ज्ञातुकन्रण वर्ज्ज-राज्यसंघ के 
प्रन्तर्गत था। यही कारण है, कि जनों का धार्मिक साहित्य इस संध के विषय मे 
विशेष प्रकाश डालता है। बौद्ध साहित्य से भी इसके विषय में बहुत-सी ज्ातव्य बातें 
ज्ञात होती हैं । ० 
शाक्यों की तरह लिज्छनि लोग भी क्षत्रिय थे। भहात्मा बुद्ध के लिर्वाण के 
पदचास उनके भस्मावशेष के एक हिस्से के; लिए लिलछवि लोगों ने भी इस आाषार. 
१, (०णल। : गज6 7247, ९० 7९, एफ. 9-92, 
२. आाधिशं४98, 99. 735-37. आय, 
३. उकए8 एक 64 : ठै009799 घातक फ. 20. . 
४, पाए ७. 20. ; ९ 


२ प्राचीन भारत की झासम-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


'यर दावा दिया था कि भगवान्‌ क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें भी उसके 
अस्मावशेष का भाग मिलना चाहिए, ताकि हम उसके सम्सान के लिए स्‍्तूपों का 
निर्माण कर सकें ।' जैन साहित्य के झनुसार भी लिखछबि लोन क्षत्रिय वर्ण के थे ।* 

लिच्छवि-राज्य की राजधानी चैशाली थी । प्राचीन भारतीय नगरों में वैशाली 
का बहुत महत्त्व था। इसी कारण प्राचीन सज्रन्‍्थों में इसकी स्थापना के सम्बन्ध में 
अनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं। वाल्मीकि-रामायण के अनुसार इसका संस्थापक राजा 
इक्ष्वाकु का पुत्र विशाल था, जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा था ।* विष्णु- 
पुराण के अनुसार वैशाली का सस्थापक कुमार विशाल ऐश्ष्वाकु-वंश के राजा तृण- 
बिन्दु का पुत्र था ।* वैशाली का सस्थापक चाहे कोई भी हो, पर इसमे कोई सन्देह 
नहीं, कि यह नगरी बहुत प्राचीन थी और प्राचीन नगरों में इसका महत्त्व बहुत 
अधिक था। 

वैशाली -का वर्णन झनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ' इससे सूचित 
होता है, कि यह नगर बहुत विशाल, विस्तृत और समृद्ध था। रामायण मे वैशाली 
नंगरी को रम्य, दिव्य और स्वर्गोपम, इन विशेषगणों से विभूषित किया गया है ।* 
जातक-पग्न्धों के अनुसार महात्मा बुद्ध के समय मे वैशाली नगरी तीन प्राचीरो से, 
जो एक-दूसरे से एक गव्यूति की दूरी पर स्थित थे, घिरी हुई थी और इन प्राचीरो मे 
तीन बडे प्रवेश-द्वार थे, जो ऊँचे तोरणो व बुर्जो से सुशोभित थे ।९ तिब्बती अनुश्रुति 
में वैशाली का वर्णन तिम्न प्रकार से किया गया है--“बैशाली तीन भागों मे विभक्त 
थी। प्रथम भाग में सात हजार मकान थे, जिनके बुर्ज सोने के बने हुए थे | दूसरे भाग 
में चौदह हजार मकान थे, जिनके बुर्ज चांदी के बने हुए थे। तृतीय भाग में इक्कीस 
हजार मकान थे, जिनके बुज ताँबे के बने हुए थे । इन तीनो भागों मे उच्च, मध्य और 
निम्न श्रेणियों के लोग अ्रथनी स्थिति के भ्रनुसार निवास करते थे ।* हा एनत्साग ने 
भी वैशाली का उल्लेख किया है । उसने लिखा है कि “प्राचीन वैशाली नगर की परिधि 
साठ या सत्तर ली थी। पर प्रासादों से पूर्ण नगर के भाग की परिधि चार या पांच 
ली थी ।” ललितविस्तार मे वैशाली का बर्णन करते हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, 


१ फांगएड7८5 0 ॥6 ऐ504 (श४)कांग्रतशा हिपरब्रा॥) ९०. पा, 
9. 87, 

२ 3800ऋ% : #098 5009, 9, 266, 

३. “इंद्बाकडेस्तु नरव्याप्न पुनः परमधा्िक । 
पलम्बूषायामृत्पनन विशाल इति विश्वुत, । 
तेंन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥ (रामाग्रण ४७।११-१ २) 
जा : शंधाया एप ५० ॥, >. 246. 

- “विशाला नगरी रम्यां दिव्यां स्वर्योपमा तदा !” रामायण ४१० | 

- 8 0छ७०। ; गफह 7६8८६ ७, 504. 

- सि०ण्ण:॥॥ : 7/6 ० ४४ पै900॥8, 9. 62. 

* शबाटा8 ; 05 रेप (एश्नक्याह १ठ. वा, 9. 63. 


डी रद भा थद ०८ 


हु 


, बौद्ध बुध की शासन-संस्थाएँ.. ह३ 
वैभवशाली, धनघाल्य से भरपूर, अत्यल्त रमणीक, विविध प्रकार के भनुष्यों,से धूर्ण, 
पिविध प्रकार की इसारतों से सुसज्जित, बाग, पार्क-उ्यान आदि से समलंकृत लिखा 
गया. है ।*,.. 

इसी प्रकार' स्‍घन्य प्राचीन भ्रल्थों मे भी वेशासी का बहुत समृद्ध तथा चैभव- 
धाली नगर के रूय में वर्भन किया गया है | इसमें कोई संन्देह नहीं कि वेशाली बहुत ही 
समुद्ध लगर था। लिरछवि-गण की राजधानी होने के अ्रतिरिक्त यह वज्जिराज्यसंघ--- 
जिसमें कुल मिलाकर आठ गणराज्य सम्मिलित थे---की, भी राजधानी थी | इस दशा 
में यह बिलकुल स्वाभाविक हैं, कि यह बहुत ही उन्‍्तत भौर समृद्ध दशा को प्राप्त ही ।' 
आचार्य महावीर श्रोर महात्मा बुद्ध श्वपने धर्मों का प्रचार करते हुए झ्नेक बार वहाँ 
गए थे । थही कारण है, कि इन घर्मों के साहित्य मे वेशाली का श्रतेक बार उल्लेख 
थ्राया है । वर्तमान समय में बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले में बसाड नामक एक 
गाँव है, जो गण्डक नदी के बायें तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय में 
प्रसिद्ध वैशाली नगरी विद्यमान थी । 

लिछछवि लोगों का सामाजिक जीवन बहुत उन्नत भा । वे एक-दूसरे के साथ 
बहुत सहानुभूति रखते थे। जब कोई लिच्छवि बीमार पड़ता था, तो दूसरे उससे 
हालचाल पूछने के लिए आना अपना कर्तव्य समझते थे। यदि किसी के घर मे कोई 
संस्कार या उत्सव हो, तो दूसरे लोग उसमे उत्साह के साथ सम्मिलित होते थे । 

लिच्छवि लोगों को सौन्दर्य से बहुत प्रेम था। वे श्रपत्ती वेषमूषा तथा बाह्य 
प्राकृति पर विशेष ध्यान देते थे । जिस समय महात्मा बुद्ध भ्रन्तिम बार बेशाली पधारे, 
तो लिच्छवि लोगो ने उनका किस प्रकार स्वागत किया, इसका वर्णन पठनीय है । हम 
उसे यहाँ उद्धुत करते हैं-- 

“उन्होंने श्रपने शानदार और भव्य रथों को तैयार करने का हुकुम दिया, 
ओऔर उन पर चढ़कर वैशाली से बाहर निकले । उनमें से कुछ नीले रंग के थे, उन्होंने 
कपडे भी नीले पहने हुए थे, उनके भराभूषण भी नीले रंग के थे । कुछ इवेत रंग के 
थे, उनके वस्त्र शौर भ्रामूषण भी दवेत रंग के थे। कुछ लाल रंग के भे, उनके वस्त्र 
झौर भ्रामूषण भी लाल रंग के थे। कुछ पीले रंग के थे, उसके वस्त्र और प्राभूषण 
भी पीले रंग के थे।” महापरिनिर्वाणसृत्र से यह उद्धरण लिया गया है। परन्तु 
इसी प्रकार का वर्णन अंगुत्तरनिकाय मे भी उपलब्ध होता है । महावस्तु मे लिच्छवियों 
के इन्हीं रंगों का भौर सी विशद्‌ रूप से वर्णन किया गया है--“कुछ लिछछावि 
लोग हैं, जितके घोड़े नीले रंग के हैं। उतके रथ, रध्मियाँ, चाबुक, दण्ड, वस्त्र 
ग्रामूषण, पगड़ी, छतरी, तलवार, रत्न, जूता आदि प्रत्येक वस्तु नीले रंग की हैं ।” 


१, “डुग्रं बंसाली महासगरी ऋठा थे स्क्ीसा बे से मार्च सु्तिक्षा थे रमणीया' चाकीशंबहुजनंभनुस्या 
थे वितर्ति मिज्येहरतोश्य गवाकाहम्य कूहाग्रारभास्ादतलसभलंकृता अर पुण्मवाटिक्राकाराजिसेकु- 
सुमिता व ।” 
उृक्ाव्रांशआमन, ००054 5५ य,शीक्ष्तम, 9. 2, 


हट प्राचीन भारत की शासन-संस्याएँ तथा राजनीतिक विचार 


इसी प्रकार पीत,, मड्जष्ट, लाल, दवेत, हरे झौर रंग-बिरंगे लि+छप्षियों का वर्णन 
महावस्तु में पाया जाता है। कई विद्वानों ने कल्पना की' हैं, कि लिल्छवियों का इन 
“विविध रंगी के वस्त्र, आमूषण श्रादि पहनना उनके आक्तरिक श्रेगीमेद की सूचित 
करता है। " ; । 
'... लिक्छवि-राज्य की शासन-पद्धति गशतन्त्र थी। उसमें कोई वंशक्रमानुगत राजा 
नहीं होता था। राज्य की शासन-क्षक्ति लिच्छवि जनता में निहित थी। कौटलीय 
अर्थशास्त्र लिच्छवि-राज्य को 'राजशब्दोपजीबी संघ' कहा गया हैं।' इसका अभिनय 
यह है, कि लिच्छबि लोगों में प्रत्येक अपने को “राजा' समझता था। ललित विस्तार 
स॑ 'राजशब्दोपजीवी' शब्द का अर्थ भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। वहाँ लिखा हैं-- 
चैशाली के निवाधियों में उच्च, मध्य, बुद्ध, ज्येष्ठ श्रादि के भेद का विचार नहीं किया 
जाता । वहाँ प्रस्थेक आदमी भ्रपने विषय में यही समभता है कि "मैं राजा हूँ, मैं राजा 
हैँ। कोई किसी से छोटा होना स्वीकृत नहीं करता ।'* 

लिच्छवि-राज्य की राजसभा के अधिवेशन सनन्‍्थागार में होते थे। इस सभा 
में कितने लिच्छवि 'राजा' सम्मिलित होते थे, इसका निर्देश भी बौद्ध-साहिंत्य में 
मिलता है। एकपण्ण जातक में लिखा है, कि वैशाली मे जो राजा राज्य करते हैं, 
उनकी संख्या सात हजार सात सौ सात है।' साथ ही, राजाओं के साथ शासन करने 
वाले उपराजा सेनापति और भाण्डागारिकों की संख्या भी इतनी ही (अर्थात्‌ इनमे से' 
प्रत्येक सात हजार सात सौ सात) है / बुल्लकलिज्भु जातक में लिखा है, कि सात 
हजार सात सौ सात्त लिच्छवि राजा वैशाली में रहते थे ।* वे सब परस्पर विवाद तथा 
प्रश्नोत्तर करते रहते थे। अ्रट्ठकथा मे भी लिच्छवियों के इतने ही राजा, उपराजा 
और सेनापति लिखे हैं। लिच्छवियो के सात हजार सात सौ सात राजाओं, उपराजाभो 
सेनापतियों श्रौर भाण्डागारिको का क्या प्रभिप्राय है, इस प्रदन पर ऐतिहासिकों में 
मतभेद है। कुछ के विचार मे इस संख्या का कोई विशेष महस्व नहीं है। यह केवल 
इतना ही सूचित करती है, कि लिच्छवि-राज्य में शासन करने वाली श्रेणी बहुत बड़ी 
थी। कुछ ऐतिहासिकों का यह विचार है, कि वैशाली मे सात हजार सात सौ सात 
शासक परिवार थे, यद्यपि कहाँ की कुल झाबादी इससे बहुत भ्रधिक थी, क्योंकि बौद्ध- 
साहित्य में वर्णन झ्ाता है, कि जब महात्मा बुद्ध यात्रा करते हुए वैज्ञाली गए, तो 


१. “लिच्छविक बृज्जिक कुकुर कुद पाञ्चालादयगो राजशब्दोपजीविन: सघा:।” कौ० प्र्यशास्त्र 
११॥१। 

२. “नोच्च मध्य वृद्ध ज्येष्ठानुपालिता एकेक एवं मान्यते भहं राजा भहं राजेति। न त्र॒ कस्यचित्‌ 

शिव्यत्वमुपगच्छति ।” 
(श्बवशंडब्रा4 ढक, व 

३. “तत्य निच्चकाल रज्ज कारेत्श वसंताव बेव राजून सत्तस॒हस्थाति संतसत्तानि सत्त जे । राजानों 
होति तत्तका, येव उपंराजानों तत्तका सेनापतितों ततका शत्तका भण्डागारिका 
मगाइ0वव : एप उ3प्रोट, .४०. 4, 9. 504, 

3) कशाकऋओं। : पल उ4त्रो8, रण, ॥, #. . 


चौद्ध युग की शासनन्संस्थाएँ हल हर, 

१,६८/००० झादमी उ्तका स्वागत करने के लिए झाए ४ इससे यह स्पष्ट है कि 
चैज्ञाली की भावदी यहुत भ्रधिक थी ; दैश्ाली जैसे सहान्‌ प्ोर प्रस्थात नगर की 
आबादी यदि लाखों में हो, तो इसमें प्राश्चर्य की कोई बात नहीं है । इस दक्ष सें 
यही कल्पता ठीक प्रतीत होती हैं; कि वैजश्ञाली में सात हंजएर सफल सौ सात, कूलीन 
'लिच्छवि परिवार (कुल) थे, जिनमें शासन-शक्ति निहित श्री॥ दे सब वैशाली के 
सन्धागार में एकत्रित हो शासत कार्य करते थे । वे बड़े जमीदार भी होते थे, इसीलिए 
अदि उनके साथ उपराजा, सेसापति भौर भाण्डामारिक भी हों तो यह आदचर्य की 
चात नही है। 

इन राजाझों का राज्यामिषेक भी होता था ।* क्योंकि प्रत्येक लिछ्छवि अपने 
को राजा समता था, इसलिए उन सबका राज्याभिषेक होना भी भावश्यक था| 

राज्य में एक शासनाधिकारी होता था, जिसे नायक कहते थे । इस नायक की 
निमुक्ति निर्वाचन द्वारा होती थी ।* सम्भव है, कि यह सायक ही लिच्छवि राजाओं में 
प्रधान व राष्ट्रपति का कार्य करता हो । सम्भवत:, इसका कार्य लिज्छवि राजसभा के 
नियमों को कियारूप से परिणत करना होता था । 

लिण्छवि-राज्य की न्‍्याय-व्यवस्था बड़ी प्रद्भुत थी। अभियुक्त लिल्छवि को 
पहले विनिज्चय महामात्त (विनिश्चय महामात्र) नामक कर्मचारी के सम्मुख उपस्थित 
किया जाता था। इसका कार्य यह होता था, कि वह अ्रभियुक्त पर लगाए गए भारोप 
की जाँच करे । यदि तो विनिच्जय-महामात्त ब्नभियुक्त को निरफ्राधी समझे, तो वह 
उसे छोड़ देता था। अ्न्यया वह उसे वोहारिक व व्यावहारिक नामक कर्मचारी के 
सम्मुख उपस्थित करता था । विनिज्चय-महामात्त को यह भ्रधिकार नहीं था, कि वह 
अभियुक्त को सजा दे सके | व्यायहारिक यदि अभियुक्त को निरफ्राधी समझे, तो वह 
भी उसे छोड़ सकता था, पर दण्ड देने का अधिकार उसे भी नही था। अपराधी होसे 
की दक्षा में व्यावहारिक प्रभियुक्त को सुत्तघर या सूत्रधर नामक कर्मचारी के सम्मुख 
उपस्थित करता था। सूत्रधर भी झ्भियुक्त को छोड़ सकते थे | पर यदि वे उसे झप- 
राघी पाएँ, तो अदट्ठकुलक नामक कर्मचारी के सम्मुख पेश करते थे । भट्ठकुूलक के 
बाद अभियुक्त को क्रमश: सेनापति, उपराजा और राजा के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता था। राजा को भी स्वयं दण्ड देने का भ्रधिकार त्ही था। वह 'पवेणिपोत्थक' 
मामक कर्मचारी के सामने भ्रभियुक्त को पेश करता था। इस प्रकार इतने राज-कर्म- 
आारियों के सम्मुख प्रपराधी साबित होने के भतल्तर ही किसी भ्रभियुक्त को दण्ड मिल 
सकता था। अभियुक्त के छूटने के भ्रवसर तो बहुत थे, पर उसे दण्ड तभी ,मिल 
सकता था, जबकि उसका अपराध पूर्णतया साबित हो जाय । 

सिच्छवियों का यह शक्तिशाली राज्य समीप के साम्जाज्यवादी राजांश्रों की 
दृष्टि में काटे की तरह छुमभ रहा था। जिस समय मगघ के सम्राटों ने श्रपवी शक्ति 
१. ३0208 : १०. ३, 9. 256, 
२. इ4॥ड0७॥] : 7४6 32८4 ४०. ४, % कह, . ' 

३. २०५! ; 7.66 00 8॥० छक्त678, 9, 62. 


हद प्राचीन भारत की शासस-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विदार 


का विस्तार गंगा के उत्तर में करना प्रारम्भ किया, तो लिच्छब्षि-राज्य देर तक उनका 
सामना नहीं कर सका । लिच्छवि-राज्य की स्वतन्त्रता का विनाह् मगधराज अजातशात््‌ 
हारा किया गया था। 
विदेहूं मण-- मिथिला का विदेह-राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है । 
ग्राह्मण-प्न्थों और उपनिषदों मे इसका उल्लेख श्राता है। इस राज्य के राजा जनक 
बैदिक साहित्य झौर अध्यात्मविद्या के महाव्‌ पण्डित होते थे । बृह॒दारण्यक उपसिषद्‌ 
में विदेह के राजा जनक की परिषद्‌ मे प्रध्यात्मविद्या-सम्बन्धी विवादों का उल्लेख बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी विदेह के 
राजाओं का वर्णन आता है। बौद्ध-साहित्य मे भी विदेह-राज्य के भनेक राजाग्रो का 
उल्लेख हुआ है । जातक-प्रन्थों में विदेह के राजाशो के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ भी 
लिखी गई है । 
इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है, कि विदेह-राज्य मे पहले राजतन्त्र-शासन 
विद्यमान था । प्राचीन वैदिक काल, रास।यण-काल तथा महाभारत-काल मे विदेह मे 
वंशक्रमानुगत राजा होते थे। पर बौद्ध-काल मे इस राज्य में राजतन्त्रशासन का 
अन्त होकर गणतन्त्र-शासन की स्थापना हो चुकी थी । भारत के विविध राज्यो मे भी 
भिन्न-भिन्न समयो में शासन-विधान में परिवर्तन होते रहे है, यह बात ध्यान देने 
योग्य है। क्रु, पाञउचाल आदि राज्यो मे प्राचीन समय मे वंशक्रमानुगत राजाश्ो का 
शासन था, पर कौटलीय अर्थशास्त्र के समय मे उनमे गणराज्य स्थापित हो चुके 
थे। यही विदेह-राज्य मे भी हुआ । राजतन्त्र से गणतन्त्र मे यह परिवर्तन किस प्रकार 
आया, इस सम्बन्ध में हमे महाभारत से कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं। शान्तिपये 
में वणित इस विषय की कथा उल्लेखनीय है। विदेह का राजा जनक ब्रह्मज्ञान में 
इतना लीन हो गया था, कि उसे मोक्ष नजर भाने लगा था। द्वन्द से विहीन और 
विमुक्त दशा को पहुँचकर उसने राज्यकार्य की उपेक्षा प्रारम्भ कर दी थी। इसीलिए 
उसकी यह मनोवृत्ति हो गई थी---“जब मैं सर्वथा श्रकिञ्चन हो जाऊँ, जब मेरे पास 
कोई घन न रहे, तभी मुझे अ्रतन्‍्त धन की प्राप्ति होगी। यदि मिथिला पअ्रग्नि द्वारा 
भस्म भी हो जाए, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता |? 
जिस राजा की यह मतोवृत्ति हो, वह व्यक्तिगत रूप से चाहे कितना ही धर्मात्मा 
व अध्यात्मवादी क्‍यों न हो, राज्य के प्रति भ्रपने कर्तव्यों का पालन वह कदापि नहीं 
कर सकता । इसलिए महाभारत में जनक के सम्बन्ध में लिखा गया है--धन, भ्रपत्य, 
मित्र और विक्धि रत्न आदि के होते हुए भी जनक ने पावन मार्ग का परित्याग कर 
दिया, और वह मूढ़ हो गया । उसने विचार किया कि राज्य का परित्याग कर भिक्षा- 
बृत्ति को भ्रपना ले । इस पर विदेह की राजमहिषी बहुत दुखी हुई । अत्यन्त दुखी व्‌ 
१. “अ्रपि गाथा पुरा गीता जनकेन बदन्युत । 
नि्वन्द्ेन विमुस्तेन मोक्ष समनुपश्यता ॥। 
अनन्त बत में वित्त यस्य मे माल्ति किड्यन || 
«५... मिश्रिसायां प्रदीप्ताया न भे किडिचिठादहयते ॥ महा० शान्वि० १७१८-०६ । 


बौड धुंध की द्ादाव-संस्थाएँ: हक 


'ऋ:द्ध होकर महारानी कौवस्या घपने पति के पास अई और उसे इस अकार ससकाने 
, सभी “क्या कारव है जो तुम धन-बास्य से. युक्त इस राज्य का परित्याय कर, 
को प्रपनाने के लिए कटिवद्ध; हो । राज्याभिषेक के ससय जो प्रतिज्ञा तुमने की भी; 
' जैसे स्मरण करो । इस: समय तुम्हारी चृत्ति. उस अतिज्ञा, के खर्वेथां विपरीत है। 
महान्‌ राज्य को परित्वाग कर एक स्वेल्प जात से लुत्ध हो रहे हो । तुम अदीष्त श्री 
का परित्याग कर इस समय एके कले के समान दौस रहे हो । भ्राज तुम्हारी माता 
पुत्रविहीन हो गई है, और कौशल्या पति से विहीन । सब्र क्षत्रिय बहु समझते हुए कि 
घर्म भ्ौर काम तुम पर आश्रित हैं, तुम्हारा प्रनुगमन करते हैं, भौर सुम्हीं पर भरोसा 
रखसे हैं। उन सबको सिराश व विफल करके तुम/पत्ा नहीं किस लोक को जाभोगे । 
तुम जिस बृत्ति का अनुसरण कर रहे हो, उसके कारण तुम्हारी प्रतिज्ञा का भंग होता 
है । है राजत्‌, तुम पृथिवी का पालन करी, प्ृथ्चिवी पर तुम्हारा अनुग्रह हो ।" 
पर प्रपनी पत्नी के इन बचतनों का राजा जनक पर कोई भ्रसाव नही पड़ा। 
इसीलिए महाभारतकार ने कहा है--“इस संसार में राजा जतक की एक तत्ववेत्ता के 
रूप में कीति सर्वत्र भायी जाती है। पर वह भी सूढता में फेस बया था । 
संसार के इतिहास में कितने ही राजाओं को अपने राजसिंहासनों का परित्माग 
इसलिए करना पड़ा है, क्योंकि वे भपने राजधर्म की उपेक्षा कर प्रजा पर भअ्रत्याचार 
करते थे । पर भारतीय इतिहास में राजा जनक का एक ऐसा उवाहरण मिलता है, 
जिसने ब्रह्मश्ान मे लीन होने के कारण अपने 'राजकीय कर्त्तव्यों की उपेक्षा कर दी थी । 


१ “उत्सुज्य राज्य भिक्षार्थ कृलबुर्द्धि नरेश्वरम्‌ । 
विदेहराजमहिबी दुः:खिता प्रत्मभाषत ॥ 
धनान्यपत्यं मित्नाणि रत्मानि विविधानि चर । 
पस्थान पावन हिंत्वा जनको मौदघधमास्थित. ।। 
तमुवाच्र समागत्य भर्तारमकुतोभयम्‌ । 
ऋद्धा मतस्थिनी भार्या विविषते हेतुमदव: ॥ 
कथमुत्सूज्य राज्य स्व धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
कापाली वुसिमास्थाय धान्यमुस्टिमुपाससे | 
प्रतिज्ञा तेध्यूचा राजन्‌ विभेष्टा चान्यथा तव । 
यद्राज्यं महदुत्सूज्य स्वल्पे लुभ्यसि पाथिव ॥॥ 
ज्ियं हिस्ता प्रदीष्ता स्त॑ एवचत सम्प्रति वीढयंसे । 
अपुन्ता जननी तेज कोशल्या चापतिस्त्वयां !॥। 
, पग्राश्निताः धर्मकामास्त्वां क्षत्रिया: पर्युपासते । 
त्वद्रशामभिकांकल्त: कृपणा: फलदेतुकाः ॥। 
ताश्च त्यं विफलानू झत्वा के तु लोक बमिध्यसि। 
प्रशात्ि पृथियों राजतू यत तेश्त्‌ग्रंहों भंवेत्‌ ॥ 
महा? शॉस्ति०ण १६३-२३। 
२. “तह्मज्ञों जतेको राजा द्ोकेडस्मिस्लिति भीसते । ह 
सोड़प्पातीस्मोहसस्पस्तों भा मोहबशमस्तसम 6 5 
,.., महा» शान्ति० पृपाऔेछ ) 


श्द आ्रचीन भारत की ससले-संस्थाएँ कथा राजनीतिक विनार 


/“भिधिला चाहे भाग में जलकर भस्म भी हो जाए, इससे मेरा ती क़छ तहीं विगहता, 
यह मनोवृत्ति ठोक बसी ही है, ज॑सी कि रॉमन सआट नौरो कीं थी, जोफि रोम को 
पर्नि से भस्म होता हुआ देखकर स्वयं बाँसुरी बजाता हुआ उस दृश्य का झातत्व से 
रहा था। सम्भवत:, विदेश के जनक राजा की इसी मनोवृत्ति के कारण जनता ने-उसके 
विरुद्ध बिद्रोह कर दिया था, झौर राजसत्ता का पग्रन्त कर झपने जनपद में गशतर्थ 
शासन की स्थापना कर दी थीं। सम्भवतः, विदेह के इस जनक राजा का व्यक्तिगत 
नाम कराल था, जिसके बन्धु-बान्धबों के साथ विनष्ट होने का उल्लेंस कौटलीग अभ्े- 
शास्त्र में भी मिलता है ।* 

विदेह-राज्य भी वज्जि-राज्यसंध में सम्मिलित था। जिस समय सगपघराजा 
अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उस पर आक्रमण किया, तभी उसकी . 
स्वतन्त्रता का पनन्‍्त हुभा । 

वर्फ्जि-संघ--लिच्छवि, तिदेह और अ्रत्य छ॑: मणराज्यों से मिलकर एक संघ 
बना हुआ था, जिसे वज्जि-संघ कहते थे । लिच्छवि और विदेह के भ्रतिरिक्त इस संघ 
में जो गण सम्मिलित थे, उनमें से कृण्डप्राम के क्षातुक गण के सम्बन्ध में हमें 
जैन-साहित्य से विशेष परिचय मिलता है। जैनधर्म के संस्थापक वर्दधमान महावीर 
ज्ातृक जाति के क्षत्रिय थे, शौर शातूके गण में उत्पन्न हुए थे। उनका पिता सिद्धार्थ 
जशातृकगण के प्रमुख नेताओं में एक था । 

ज्ञातृक राज्य के झासन के सम्बन्ध में डा० हानंले ने जैन-साहित्य के श्राधार 
पर इस प्रकार लिखा है--वहाँ का शासन एक सभा (सीनेट) द्वारा होता था, जिसमे 
क्षत्रिय परिवारों के मुख्य नेता सम्मिलित होते थे। इस सभा के भ्रध्यक्ष को राजा कहते 
थे, जो उपराजा और सेनापति की सहायता से छासन का संचालन करता था ।* 

वज्जि-राज्यसंघ के---जिसमें लिच्छबि, बिदेह और ज्ञातुक-राज्यो के प्रतिरिक्त 
अन्य भी पाँच राज्य सम्मिलित थे--शासन का स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध मे एक 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ महापरिनिब्बाणसुत्त में उपलब्ध है ।? जिस समय मगधराज 
अजातशत्रु ने वज्जि-राज्यसंघ पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में सलाह करने के लिए 
अपने प्रधान मस्‍्त्री वत्सकार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा, तो उन्होंने भ्रपने शिष्य 
भानन्द को सम्बोधन करके जो प्रवचन किया, वह बड़े भद्दत््व का है । 

“प्रानन्द ! क्या तूने सुना है कि वज्जि लोग एक साथ एकत्र होकर बहुधा 
अपनी सभाएँ करले हैं ? 

“हाँ भगवन्‌, सुना है । 

“आनन्द ! जब तक बज्जि एक साथ एकत्र होकर बहुधा प्रपनी सभाएँ करते 
रहेंगे, तब तक आनन्द ! वज्जियों की वृद्धि ही समभला, हानि नही । 


१. कौटलीय प्र॒थंशासत्र ११३। 
२. स0क्ा।6 ; ए४४४8888४80. ४०।, 8, ७. 6. 
हे बुद॒बरर्था (महापरिनिज्बाण सुज्), पू० ५२०-३२१ । 


जोड़ ग्रूग की कासचन्यंस्थाएं. 9. ' 66 


"बा आावनंद ?. तूने सुता है कि.बण्जि लोग एक होकर बैठक करते हैं, एक 
हो उत्पांन करते हैं, और एक हो राजकीय का्ों की सेमाल करते हैं) ' 

/॥ै, अगबत्‌, सुंत् है.। ह 
. ...' /झानाद ! ज़ंब:तंक बज्जि ज़ोब, शक हो ब्रेठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान 

“करते रहेंगे, और एक हो राजकीय कामों की सेभाल करते रहेंगे, तब तक॑ उनकी वृद्ध 
ही समता, हानि नहीं । 

“क्या आलन्द ! तूने सुना है कि वज्जि लोय जो श्पने राज्य में विहित है 
उसका उल्लंघन नहीं करते । जो विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करते; भर 
जो तियम पुराने समंध से वज्जि लोगों में चले भ्रा' रहे हैं उसका पालन करते हैं ? 

“हाँ, भगवन्‌, सुना है । 

“ग्रानरुद ! जब तक बज्जि लोग जो अपने राज्य में विहित है उसका उल्लंघन 
नही करेंगे, जो विहित नहीं है उसका झनुसरण नही करेंगे, और जो पुराने समय से 
विथम वज्जि लोगों में चले भा रहे हैं उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि 
ही होगी, हानि नहीं । 

“क्या आनन्द ' तूने सुना है कि वच्जियों के जो बुद्ध (महल्लक) नेता हैं उनका 
वे सत्कार करते हैं । उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को सुनने 
तथा ध्यान देने योग्य समभते है ? 

“हाँ, भयवन्‌, सुना है । 

“आनन्द ! जब तक वण्जिय़ों मे बुद्ध (महल्लक) नेता रहेंगे, उनका बे सत्कार 
करेगे, उन्हे वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उतको बात को सुनने तथा 
ध्यान देने योग्य समभते रहेंगे, उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नही ।/* 

महापरिनिब्बाणसुत्तातत्त का यह सन्दर्भ बड़े महत्त्व का है। इससे वज्जिसंध की 
शासन-व्य्षस्था के सम्बन्ध मे निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं--(१) बज्जिसेघ की 
झनेक सभाएँ थीं, जिनके भ्रधिवेशन बहुधा होते रहते थे । (२) वर्ज्जिसंध के लोग 
पररुपर घस्िलकर राजकीय कार्यो की सँभाल करते थे, एक हो बेंठक करते थे और एक 
हो प्रपने संघ को उन्तति के लिए प्रथत्त किया करते थे। (३) वे अपने संघ के परम्परा- 
भल लियमों व व्यवहार के पालन में जागरूक रहते थे, भ्ौर जो संघ द्वारा अ्रत्तिपादित 
व विहित बातें न हों, उनका प्रनुसरण नहीं करते थे । (४) बज्जिसंघ का झासस वृद्धों 
या महत्लक़ों के हाथों में था, जिनका वज्जि लोग आदर करते थे भौर जिनकी बात 
को जे सुनने, मानने तथा ध्यान देने यौख समझूते थे । 

सल्ल-संध--महास्या बुद्ध के समब में मत्ल-जाति के क्षत्रियों के दो राज्य विय- 
आये थे---कुशीतारा का:मंल्ल-राज्य और पावा का महल-राज्य । बौद्धनकाल में मतल- 
राज्य के महत्व का अनुमान देसी बात से किया जा सकता है, कि इसकी मणता पोडदा 
महाजनपदों में की गई है । मल्‍्ल-राज्य बहुत प्राचीन है। महाभारत में इसका उल्लेख 


'५-२-००५+-०-ननन+-++नमकरनननकन नाम --+ सेन भनपन-म49५+न कल वनमन-मूनिनानन न. मलथ 5» क। 
१. बुद़चर्या (महापरितिब्थशाण सूत्त), पू० ५२०-५३१ 4 


१०० प्राचीन आरत की झासंन-सेंस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


आता है। जिस समय पाण्डवों ते दिग्विजय की थी, तो भीमसेन पूर्व दिशा का विजय 
करते हुए सह्ल-राज्य भी भया था, भौर उसके साथ भी उसका युद्ध हुआ था| महा- 
भारत में भ्न्यत्ष सहलों का उल्लेख श्रंग, बंग और कलिंग के सांथ किया गया है ।* 
कुंशीमारः का महत्त्व इसलिए बहुत भ्रधिक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का स्वर्ये- 
कास (सहापरिनिर्षाण) इसी नगरी में हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है ,कि महात्मा बुद्ध 
, को इस नंगर से विशेष स्नेह था, और वे वही पर मरना चाहते थे । वे पावा में बीमार 
पढ़े थे | पर अपनी अन्तिम लीला कुशीनारा में समाप्त करने की इच्छा से ये वहाँ 
पर चले झाए थे। उन्होने अपने प्रधान शिष्य आनन्द को विशेष रूप से मल्लों के 
पास यह सूचना देने के लिए भेजा था, कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला है, 
भ्रत' मलल लोग उनसे मिल जाएँ ।'* 

वग्रानन्द ! कुशीतारा मे जाकर कुशीनारावासी मल्लों को कही--हे वाशिष्ठो, 
झ्राज रात के पिछले पहर तथागत का परिनिर्वाण होगा | चलो वाशिष्ठो, चलो 
वाशिष्ठो, पीछे अफसोस मत करना कि हमारे ग्रामक्षेत्र में तथागत का परिनिर्बाण हुआ, 
लेकिन हम अ्रन्तिम काल में तथागत का दर्शन न कर पाए ।” 

आनन्द ने कहा---अ्च्छा भगवन्‌ । 

“आपयुष्मान्‌ आनन्द चीवर पहनकर, पात्र-चीवर ले, ग्रकेले ही कुक्ीनारा में 
प्रविष्ट हुआ । उस समय कुशीनारा के मल्‍्ल किसी कार्य से सन्‍्थागार (सभा-भवन) मे 
जमा हुए थे । तब प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द जहाँ कुशीनारा के महलों का सन्धागार था, वहाँ 
गए । जाकर उन्होने मल्‍्लो को महात्मा बुद्ध का सन्देश सुना दिया ।” मल्‍ल लोग 
किस प्रकार दुखित हो महात्मा बुद्ध के प्रन्तिम दर्शन करते के लिये गए, इसका 
प्त्यन्त विस्तुत' वर्णन महापरिनिब्ब्राणसुत्त मे उपलब्ध होता है। 

जिस समय महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समाचार सुनामे के लिए ग्रानन्द 
कृशीनारा गया, उस समय भी मलल्‍्ल अपने सस्यागार मे एकत्रित हो सभा कर रहे थे । 
इसी प्रसंग से मल्‍ल-राज्य के गासन-विधान के सम्बन्ध में कुछ भ्रन्य महत्त्वपूर्ण बातें 
भी ज्ञात होती है। लिच्छवि और शाक्‍य राज्यों की तरह मललों में भी सन्‍्यागार के 
होने में तो कोई सन्देह हो ही नहीं सकता। पर मल्लो के भाठ 'प्रमुखों' की सूचना 
भी महापरिनिन्याणसुत्त से मिलती है। मल्लो में श्राठ प्रमुख होते थे । सम्भवतः, 
शासन का कार्य झ्ाठ प्रमुक्षों मे निहित था, जो सन्थागार मे किये गए निर्णयों को किया 
में परिणत करते थे । इसी प्रकार 'पुरुष' नामक छोटे राज-कर्मंचारियों का भी जिकर 
आता है, जो विविध राजकीय कार्यों को सम्पादित करते थे । 

कुझीनारा वर्तमान समय में गोरखपुर जिले में जहाँ कसिया नामी गाँव है, 
चहाँ पर स्थित था। कसिया गोरखपुर से ३६ मील पू् में स्थित है। इस विषय पर 
ऐतिहासिकों में विवाद रहा हैं कि कसिया ही कुक्षीमारा था या नहीं । विन्सेट ए० 


१ महाभारत, सभाषय ३०।३ । 
« २. बुद्धचयर (महापरिनिम्माण सूस), ६० ४४२-५४५ | 


' जौद़ युग: की शालस-संस्थाएँ,.. १७६ 
स्मिय के भनुंसार कुशीतारा मैपाल-राज्य की तराई में श्थित था। पर भव, यह 
बात भन्ली-माँतिं सिद्ध हो गई है. कि किया ही आचीन कुशीनारा है। कारण यह 
है, कि पुरातत्व-विभाग के घन्जेषणों से कसिया के समीप विद्यमान एक प्राचीन स्तूप के , 
अन्दर एक तांज्रपंत्र उपलब्ध हुआा है, जिस प्र निम्नलिखित वाक्य उत्कीर्ण है-- 

(परिनि) बणि---चैत्य--ता भ्रपट्ट 

इस लेख के प्राप्त होने के पश्चात्‌ क्रसिया को ही प्राचीत कुशीनार स्वीकृत 
कर लिया गया है। 

मल्‍्लों का दूसरा राज्य पावा में था। कर्मिचस ने पावा को भोरखपुर , जिले 
के पडरौना के साथ मिलाया है, जो गष्छक नदी के तीर पर कुझोनारा से १२ मील 
उत्तर-पूर्व में स्थित है । महापरिब्बिणसुत्त के भ्रनुसार महात्मा बुद्ध ने झपने जीवन 
का भ्रन्तिसम भोजन इसी स्थान पर किया था और यहीं पर वे बीमार पड़ गए थे । 
बीमारी की दक्षा में ही वे एक दिन में पावा से कुशीनारा झा गये थे । कसिया और 
गड़रीना भें अन्तर केवल १२ मील है। इसलिए सम्भव है, कि पड़रौना के समीप 
ही कही प्राचीन पावा नगरी स्थित हो । कुझ्कीनारा और पावा के अतिरिक्त मल्लों 
के भ्रन्य भी अनेक नगर थे। घुल्लबर्ा में मल्लों के एक ग्रन्य नगर का जिकर प्राता 
है, जिसका नाम अनृषिया था ।* कुछ समय के लिए महात्मा बुद्ध इस नगर के विहार 
में भी रहे थे |? अंगुत्तरनिकाय में एक अन्य मल्‍लनगर का उल्लेख आया है, जिसे 
उस्वेलकप्प कहते थे ।* यहाँ भी महात्मा बुद्ध ने कुछ समय निवास किया था [* 
अनूपिया व उरुवेलकप्प कोई पृथक राज्य नहीं थे। ये मल्लराज्यों के भ्न्तर्गत सगर- 
मात्र थे । 

झ्रन्‍्य गणराज्य---बौइ-साहित्य में उल्लिखित प्रधान गणराज्यो के भतिरिक्त 
कुछ अन्य गणराज्य भी हैं, जिनका एक-दो बार उल्लेख बौद्ध-साहित्य में भ्राया है। ये 
निम्नलिखित है--- 

(१) झल्लकप्प के बुली, (२) वेवदह भर रामगाम के कोलिय, (३) पिप्पलि- 
बन के मोरिय, (४) सूँसुमार पर्वत के भग्ग, (५) केसपुत्र के कालाम । 

महात्मा बुद्ध के महापरिनिब्बाण के पश्चात्‌ इन गणरांज्यों की भोर से भी यह 
भाँग पेश की गई थी, कि हमें भी भगवान्‌ के भस्मावशेष का प्रंश मिलना चाहिए, 
स्ाकि हम उसके उचित शम्मान के लिए स्तूप आदि का निर्माण कर सकें । पिप्पलिवन 
के मोरियों के भ्रतिरिक्त अन्य राज्यों की माँग पूर्ण भी हो गई थी। पर मोरिय लोग 
तब कुशानारा पहुँचे थें, जबकि बुद्ध के शरीर के अस्मावफेत्र बाँटे जा चुके थे । उस्हें 
राख के प्ंगारों को लेकर ही सन्तुष्ट होतो पड़ा था । 


4. 3. 8. शाप ; 2879 झा गी 79009, क. 59 
२. €कप्ा॥ 3888 ५३४, |. ; 

|. ३. इ$7#॥॥ ; पर 300८3, ४० !, 99, 65-66 
3. #ाइफांशएआ498, 70, 4९, 5, 438. ु ०४४ 

जज अै्राप्रधष॥॥१३, कफ. रे. फ. 228, ह हा 0. 


१०२ प्राचीन भारत की झांसन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक वित्ार 


+ 


'(३) गरभराज्यों की कार्य विधि ; 
भंगध के समाटों ने अपने साज्ाज्य का विस्तार फरते हुए जित झलेक जतपदों 
को चिजय किया श्रा, उसमें से बहुत-से ऐसे थे, जिनमे गणतस्त्र-शासन स्थापित था। 
बज्जि-संघ, मल्‍ल, शाक्य, भग्ग, मोरिय झ्ादि जनपद गणराज्य ही थे। महात्मा बुद्ध 
का प्रादुर्भाव एक गण व संघराज्य मे ही हुआ था, और उनका जीवन संध के वातावरण 
में ही व्यतीत हुआ था। यही कारण है, कि जब उन्होंने भ्रपने नये धामिक सम्प्रदाय 
की स्थापना की, तो उसे 'भिक्षु-संघ” नाम दिया। अपने धामिक संघ की स्थापना 
करते हुए स्वाभाषिक रूप से उन्होंने अपने समय में विद्यमान राजनीतिक संघो को 
दृष्टि मे रखा, और उन्ही के नियमों व॑ कार्यविधि को प्रपनाया । बौद्ध-साहित्य' द्वारा 
यह बात भली-भाँति स्पष्ट है। जिस समय मगधराज भ्रजातशत्रु का प्रधानमन्त्री बत्सकार 
बुद्ध के पास वज्जि-राज्यसंघ पर प्राक्रमण करने के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए 
गया, उस समय बुद्ध ने सात अ्रपरिहणीय धर्मों का उपदेश दिया, जिनके पालन करते 
हुए वज्जियो को जीत सकना उनकी सम्मति में सम्भव नहीं था। वत्सकार के लौट 
जाने के कुछ देर बाद बुद्ध ते भिक्षुओों को एकत्रित कर उन्ही सात अ्परिहाणीय धर्मों 
का कुछ परिवर्तन के साथ उपदेश किया । इस प्रसंग मे महापरिनिब्बाण सुनान्त मे 
लिखा है--- 
हु “तब भगवान्‌ ने वत्सकार ब्राह्मण के जाने के थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान्‌ 
आनन्द को झामस्त्रित किया । 
“जाओ, आनन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृह के आसपास बिचरते है, उन 
सबको उपस्थानशाला में एकत्र करो । 
“अच्छा, भगवान्‌ ! 
“भगवान्‌ ! भिक्ष॒संघ को एकत्र कर दिया । भ्रब श्राप आज्ञा करें । 
“तब भगवान्‌ श्रासन से उठकर जहाँ उपस्थानशाला थी, वहाँ गये और बिछे 
हुए झासन पर बैठ गये । बैठकर भगवान्‌ ने भिक्षुओ को सम्बोधन करके कहा--- 


“भिक्षुओ ' तुम्हें सात अ्परिहाणीय धर्मों का उपदेश करता हूँ । उनका ध्यान 
से श्रवण करो। 


“कहिये, भगवन्‌ ! 

“मिक्ुओ, जब तक भिक्षु लोग एक साथ एकत्रित होकर बहुधा प्रपती सभाएँ 
करते रहेंगे, तव तक भिक्षुओ ! भिक्षुओं की वृद्धि समझता, हानि नहीं ।” 

“जब तक भिक्षुओं ! भिक्षु लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान 
करते रहेंगे श्रौर एक हो संघ के कार्यों को सम्पन्न करते रहेंगे, तब तक भिक्षुत्रों की 
बुद्धि ही समभना, हानि नहीं ।” 

“जब तक भिक्षुझ्रो ! भिद्षु लोग जो अपने संघ मे विहित है उसका उल्लंघन 
नही करेंगे, जो विहित नही है उसका भ्ननुसरण नही करेंगे, जो पुराने शिक्षुझों के 


हक अले भ्रा रहे हैं उनका पालन करते रहेगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि 
फि हरे | हर ल्‍ 


बौद्ध युंथे की शासच-संस्थाएँ द का १०छ 


,..,. “जब तक भिंसुओं ! मिक्षु लोग जो अफों में बड़े धर्मासुरामी, भिरपत्रजित 
सेँध के पिंता,' संच के भायक, स्थविर मिरयों हैं, उ्कों सरकार करते रहेंगे, उन्हें वे 
बड़ी सॉतकर' उनेंकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने गोप्य 
समझते रहेंगे, लथ तंक॑ उनकी हो धृद्धि होगी, हानि नहीं 47 

“जब तक सिक्षुधओ ! “ भिक्षु लोग पुनः पुत्र: उत्पन्न होगे बाली तृष्णा के वश 
में महीं पड़ेंगे, तब तक उनकी वृद्धि हीं होगी, हानि नहीं । 

"जब तंक' भिक्षुओं ! सिक्षु लोग बन की कुटियाँ में निवास करने की इच्छाव्राले 
रहेंगे, तब तक उनकी व॒द्धि ही होगी, हानि नहीं ।” 

“जब तक भिकुझ्रो ! भिक्षु लोग यह स्मरण रखेंगे, कि भविष्य में सुन्दर 
ब्रह्मचारी संघ मे सम्मिलित हों और सम्मिलित हुए लोग ब्रह्मचारी रहते हुए सुख से 
निवास करें, तब तक भिक्षु-संघ की वृद्धि होगी, हानि नहीं । 

“भिक्षुध्रो ! जब तक ये सात अ्रपरिहाणीय घर्म शिक्षझ्रों में रहेंगे, जब तक 
भिक्षु इन सात अ्परिहाणीय धर्मों में दिखायी देंगे, तब तक भिक्षु-संघ की वृद्धि ही 
होगी, हानि नहीं ।९ 

इस उद्धरण से स्पष्ट है, कि अपने संघ के लिए महात्मा बुद्ध ने जिन सात 
झनुल्लधनीय धर्मों का प्रतिपादन किया है, वे प्रायः वही हैं. जिसका महत्त्व वज्जिसंघ 
में बिशमान था। इनमे से पहले चार धर्म तो बिल्कुल वे ही हैं । 

यह बात सर्वथा स्वाभाविक थी, कि महात्मा बुद्ध अपने धार्मिक संघ का 
निर्माण करते हुए अपने समय में विद्यमान राजनीतिक संघों का अ्रनुसरण करते । 
इसमें कोई सन्द्रेह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने श्रपने धामिक संघ की विशेष परिस्थितियों 
और पग्रावश्यकताओं के अनुसार अनेक नवीन भियमों का भी निर्माण किया होगा। 
पर उनके स्वरूप, कार्यविधि आदि मे साजनीतिक संघों से बहुत कुछ सादुश्य होगा, 
यह बात सर्वंधा स्पष्ट और स्वाभाविक है। राजनीतिक संघों की कार्यविधि से हमें 
विशेष परिचय नहीं है, पर सौभाग्यवश भिक्षु संघ की कार्यविधि का वर्णन बड़े विस्तार 
के साथ बौद्ध-ग्रस्थो में किया गया है । उसी को दुष्टि मे रखकर हम यहाँ संघराज्यों की 
कार्यविधि पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 

भिक्षु-संघ के सदस्यों के बेठने के लिए पृथक्‌ू-पृथक्‌ आसन होते थे। झासनों 
की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक कर्मेचारी होता भा, 'आसनप्रज्ञापक' कहते 
थे । वैश्ञांली की महासभा मे श्रज्नित ताम के भिक्षु को इस पद पर नियुक्त किया गया 
था। जुल्लघर्य में लिखा है--- 

#उस समय अजित मास का दसवर्जीय' (जिसकी उपसम्पदा' हुए दस यर्ष व्यतीत 
ही गयमे हों) विक्षु मिश्षु-संघ का प्रतिमोक्षोेदेशक (उपोसथ के दिल सिक्ष नियमों की 
झावुत्ति करने बाला) था | संघ ने आयुष्मान्‌ अजित को ही स्थाविर भिक्षुओं का 
आसनप्रसाषक नियत किया कट... “*#« 

बंद बयां (महापरितिंव्वोर्थ 9 डा 
। हे 2083 के मर, का 533 


हक प्राचीन भारत की क्षास्त-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सुंच में जिस विषय पर विचार होना हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश 
किया जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करने से पूर्व उसकी सुचना देसी होती 
थी। सूचना को 'शप्ति' कहते थे । ज्ञप्ति के बाद प्रस्ताव को बाकांग्दा उपस्यित किया 
जाता था। प्रस्ताव के लिए बौद्ध-साहित्य मे पारिभाषिक शब्द प्रतिशा है। जी 
अस्ताव (प्रतिज्ञा) के पक्ष में होते थे वे छ्ुप रहते थे, जो विरोध मे होते थे ये अपना 
विरोध प्रकट करते थे। यदि प्रस्ताव उपस्थित होने पर संघ हुप रहे, तो उसे तीन 
बार पेश किया जाता था। तीनों बार सघ के छ्ुप रहने पर उस प्रस्ताव को स्वीकृत 
सम्रक लिया जाता था । विरोध होने पर बहुसम्मति द्वारा निर्णय करने की प्रथा थी । 
हम इस प्रक्रिया को उदाहरणो द्वारा स्पष्ट करते हैं। राजगूह की महासभा में भायुण्मान्‌ 
महाकश्यप ने सभा को सम्बोधन करके कहा--- 

“पिक्षुश्रो, संघ मेरी बात को सुने । यदि संघ को पसन्द हो तो संघ इन पाँच 
सौ भिक्षुओं को राजगृह मे वर्षावास के समय धर्म और विनय का संभायन करने के 
लिए नियुक्त करे । इस काल मे प्रन्य भिक्षु लोग राजगृह में न जाएँ। यह ज्ञप्ति 
(सूचना) है ! 

“मसिक्षुओ, संघ मेरी बात को सुने, यदि सघ को पसन्द हो तो संघ इस पाँच सौ 
भिक्षुओ्रे को राजगृह मे वर्षावास के समय धर्म और विनय का संगायन करने के लिए 
नियुक्त करे। इस काल मे भ्रत्य भिक्षु लोग राजगृह मे न जाएँ। जिस झायुष्मानु को 
पाँच सौ भिक्षझों को राजगृह भे वर्षावास के समय घर्म झौर विनय का सगायन करने 
के लिए नियुक्त करना प्रौर इस काल मे झ्न्य भिक्षुओं को राजगृह में न जासा पसन्द 
हो, वह छुप रहे । जिसको पसन्द न हो, वह बोले ।” 

दूसरी बार फिर इसी वाक्य को दुहराया गया । तीसरी बार फिर इसी बाक्य 
को दृहराया गया । इसके बाद महाकद्यप ने कहा-- 

“संघ इन पाँच सौ भिक्षुशो को राजगृह मे वर्षावास के समय धर्म प्लौर विनय 
का सगरायन करने के लिए नियुक्त करने तथा इस काल मे पअन्य मिल्ुशो के राजगृह 
में न जाने के प्रस्ताव से सहमत है । संघ को यह स्वीकार्य है। इसलिए चुप है। यह 
मेरी धारणा है ।”* 

भहात्मा चुद्ध के ससय में उन्हीं के झ्ादेश से निम्नलिखित प्रस्ताव सघ के 
सम्मुख उपस्थित किया गया था--- 

“संघ मेरी बात को सुने । इस भिक्षु उबाल से संघ के बीच में एक पपराध के 
सम्बन्ध में प्रइत किये गए। कभी यह झपराध को स्वीकार करता है, कभी उसका 
निर्षेध करता है, कभी परस्पर-बिरोधी बातें कहता है, कभी दूसरों पर झाक्षेप करता 
है, कभी जानता हुआ भी मूठ बोलता है। यदि सघ पसन्द करे, तो भिक्षु उबाल को 
“तस्सपाषीय्यसिका कम्म' का दण्ड दिया जाए । यह शप्ति (सूचना) है । 

“संघ मेरी बात को सुने । इस भिक्षु उबाल से संघ के बीच में एक अपराध 


के सम्बन्ध में प्रशत्त किये गए । कभी यह भ्रपराध को स्वीकार करता है, कभी निषेष 
६. बुद्धच्या, पृ० ५४८-५४६ । | ३० 


या शौद्ध युव ही शासत-संस्थाएँ .. ईैण 


करता है, कसी प्रस्परमविरोधी बातें कहुता है, कमी दूसरों पर. भाधेप करता: है, कभी 
जानता हुआ भी फूंठ बोलता है। संघ निरक्षय करता है कि इस भित्त उससे को 
' 'हस्सपापीग्ासिका' कम्म: को दण्ड दिया जाए। जो, भिक्षु इस भिक्षु उबाल को 
' अतस्सपापोस्यसिका कस्म' का दण्ड देने के पक्ष में हों, वे कृपया चुप रहें | जो इसके पक्ष 
में जहों, ने बोलें । 
' फिर मैं इसी प्रस्ताव को दोहराता हूँ। 
फ़िर तीसरी बार मैं इसी प्रस्ताव को दोहराता हूँ । 
“यह निश्चय हो गया कि इस भिक्षु उबाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म' का 
दण्ड दिया जाए । इसीलिए संघ चुप है। यह मेरी घारणा है।'* 
इन दो उदाहरणों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि भिक्षुसंघरों मे 
कार्य-विधि किस प्रकार की थी, ओर किस ढंग से ज्ञप्ति तथा प्रतिज्ञा (प्रस्ताव) पेश 
किए जाते थे। 
भिक्षु-संघ के लिए 'कोरम' (४० घा)) का भी नियम था । संध्र की बैठक के 
लिए कम-से-कम बीस भिक्षुओ्रों की उपस्थिति प्रावव्यक थी ) यदि कोई कार्य पूरे कोरम 
के बिना किया जाए, तो उसे मान्य नहीं समभा जाता था । 
गणपूरक नाम के एक. भिक्षु-कर्मचारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम 
को पूरा करने का प्रयत्न करे। संघ के अधिवेशन के लिए जितने भिक्षुश्रो की 
श्रावश्यकता हो, उन्हे वह एकत्रित करता था। झाजकल व्यवस्थापिका-सभ्ाप्रो में 
जो कार्य छ्विष (५४9) करते हैं, यह गणपूरक पुराने भिक्षुसंघ में प्राय: वही कार्य 
करता था । 
जिन भ्रस्ताबों पर किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे सर्वेसम्मति से स्वीकृत 
माने जाते थे । उन पर वोट लेने की कोई आवश्यकता नहीं समभी जाती थी। उन 
पर विवाद भी नहीं होता था। परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो, श्तब उसके पक्ष 
और विपक्ष मे भाषण होते थे, भ्रौर बहुसम्मति द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। 
बहुसस्मति द्वारा! निर्णय होने को 'ये भूयस्सिकस' व ये भूयसीयम्‌' कहते थे । बौद्ध 
ग्रन्थों में वोट के लिए 'छन्द' दाब्द है। छन्‍्द का दूसरा भर्थ स्वतन्त्र होता है। इससे 
यह ध्वत्ति निकलती है, कि बोट के लिए 'स्वत॒न्त्रता' को बहुत महत्त्व दिया जाता था । 
' बोट के लिए प्रयोग सें झाले वाले टिकटों को 'शलाका' कहते थे । वोट लेने के 
लिए एक भिक्षु कमंचारी होता था, जिसे 'शलाकाग्राहक' कहते थे, और जो 'शलाका>- 
अहण (वीट एकत्रित, करता) का काम किय्रा करता था । 
बलाकाग्राहक नियुक्त करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा 
जाता था-- 
(१) जो अपनी रुचि के रास्ते त जाए । 
(२) नी देष के रास्ते न-जहए + . . 
(३) जो मोह के रास्ते न जाए... 
(४) जो भय के रास्ते न जाए । 


३०६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


(५) जो पहले से पकड़े हुए रास्ते ब जाए । 

वर्तमान दौब्दों में हम इल पाँच बातों को इस प्रकार कह सकते हैं-- 

(१) जो नियमों के प्रनुसार कारये करे, वोट लेते समय स्वच्छन्द भ्ाचरण 

ने करे । 

(२) जो निष्पक्षपात हो, किसी पक्ष से द्वेष न रखता हो । 

(३) जो किसी से पक्षपात न करे, किसी पक्ष से मोह न रखता हो । 

(४) जो किसी शक्तिशाली दल या व्यक्ति के भय मे न झा सकता हो। 

(५) जिसकी सम्मति पहले से ही बनी हुई न हो । 

इलाकाग्राहक का नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का पश्रवुसरण 
किया जाता था--- 

जिस व्यक्ति का नाम शलाका-ग्राहक के पद के लिए पेश किया जाना हो; पहले 
उससे यह स्वीकृति ले ली जाती थी कि यदि संघ उसे नियुक्त करे, तो बह पद को स्वीकृत 
कर लेगा । उसके पश्चात्‌ कोई भिक्षु निम्नलिखित प्रस्ताव संघ के सम्मुख उपस्थित 
करता था--- 

“संघ मेरी बात को सुने । यदि संघ पसन्द करे, तो अंमुक व्यक्ति को शलाका- 
ग्राहक पद के लिए नियुक्त किया जाए । यह ज्ञप्ति है |” 

इसके पश्चात्‌ नियमानुसार प्रस्ताव (प्रतिशा) उपस्थित किया जाता था । 

वोट लेने के तीन ढंग थे---(१) गृढ़क, (२) सकर्णजल्पक, भ्रौर (३) विवृतक | 
चुल्लवग्ग मे इन तीनो पद्धतियों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--- 

(१) गृढ़क--शलाकाग्राहक जितने पक्ष हो, उतने रगो की शलाकाएँ बनाता 
था। क्रम से भिक्षु उसके पास बोट देने के लिए आते थे। प्रत्येक भिक्षु को शलाका- 
ग्राहक बताता था, कि इस रंग की शलाका इस पक्ष की है, तुम्हें जो पक्ष श्रभिमत हो 
उसकी शलाका उठा लो । वोट देने वाले के शलाका उठा लेने पर वह उसे कहता था, 
तुमने कौन-सी शलाका उठाई है यह किसी दूसरे को न कहना । 

(२) सकर्णजल्पक--जब वोट देने बाला भिक्षु शलाकाग्राहक के कान में कह 
कर अपने मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकर्णजल्पक' विधि कहा जाता था । 

(३) विवृतक--जब वोट खुले रूप मे लिया जाए, तो विवृतक विधि होती थी। 

जिन प्रश्मो पर भिक्षुसंघ में मतभेद होता था, उन पर अनेक बार बहुत गरमा- 
गरम बहस हो जाती थी, भ्ौर निर्णय पर पहुँच सकना कठित हो जाता था । इस दक्षा 
में सघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी, जिसे 'उद्वाहिक' या 'उब्बशिका' कहुते 
थे। यह 'उद्वाहिका' विवादग्रस्त विषय पर भली-भाँति विचार कर उसका निर्णय 
करने मे समर्थ होती थी | पर यदि इसमें भी परस्पर-विरोध दुर न हो, तो ये मूयसीयभ्‌' 
के भ्रतिरिक्त निर्णय का भ्न्य कोई उपाय नहीं रहता था । 

उद्घाहिका द्वारा किस प्रकार काये होता था, इसे स्पष्ट करने के लिए हम 
बौद्ध-साहित्य से एक उदाहरण उपस्थित करते हैं-...- 

“तब उस विवाद के निर्णय करने के लिए संध्र का अधिवेशन किया गया | 


बींडे बेंग की शसिंग-सेस्थाएँ १०७ ' + 


प्र उस विष की निर्णय करते संस भेनग्रेल बहस होंने लगी । किसी भी/कथन का 
अर्ख के प्रतीक, नहीं होता था ! तब अयुक्यांगू रेंवंत ने संघ के संम्मुंख यहे अस्तान 
पेशे ।'' 

'. “भयवन्‌, संध मेरी बांत को सुने । , हंसे।रें इस थिफले का. निर्णय करते समय 
अतगगल विवाद उत्पत्त हो रहे हैं, किसी जाते का भी अभिग्राथ स्पष्ट नहीं हो रहा है, 
यदि संध को पंसंन्द हो; तो संध इस विषय को उद्वाहिके (उपसमित्ति) के सुधुर्द करे दे।” 

आयुधष्मान्‌ रेचत के प्रस्तावानुसार चार प्राधीनक 'मिक्ु और जार परवेयक 
भिक्ष्‌ चुने गये । प्राचीनक सिक्षुओं में आयुष्यात्‌ सर्वकामी, आयुष्मान्‌ साढ़, ध्ायुष्सान्‌ 
क्षुद्रशोभित और झायुष्मान्‌ वार्ष भग्रामिक की लिया गया। पावेयक भिक्षओ्रों मे प्रागुष्मास 
रेवत, आयुष्मात्‌ संभूतसाणवासी, आयुंष्मान्‌ यश का्कंडपुत्त भौर झायुष्मान्‌ सुमन लिये 
गए। तब श्रायुष्मान्‌ रेवत ने संघ के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित किया--- 

“मगवन्‌ ! संघ मेरी बात को सुने । हमारे इस विषय को निर्णय करते समय" 
अ्नर्गल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी बात का भी प्रभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है, 
यदि संघ की पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक भिक्षुम्रों की उद्बाहिका 
को इस विवाद को शमन करने के लिए नियुक्त करे । यह ज्प्ति है।” इसके बाद तीन 
बार प्रस्ताव उपस्थित किया गया, और सबके सहमत होने के कारण उस विवादश्रस्त 
विषय को उद्बाहिका के सुपुर्द कर दिया गया । 

संघ की वक्‍तृताओं तथा शन्य कार्य को उल्लिखित करने के लिए लेखक भी 
हुआ करते थे। महायोविन्द सुत्तांत (दीघ॑निकाय) के भ्नुसार “तातबिशदेव सुधम्म- 
सभा में एकत्रित हुए और श्रपने-अपने श्ासनों पर बिराजमान हो गए । वहां उस सभा 
में चार महाराज इस कार्य के लिए विराजमान थे, कि भाषणों तथा प्रस्तावों को 
उल्लिखित करें ।” तातविशदेबों की सभा मे 'महाराज' की उपाधि से युक्त लेखकों के 
उपस्थित होने की कल्पना में भ्राइचय की कोई बात नहीं है। मनुष्यों में जो संस्थाएँ 
होती हैं, देवों मे भी उन्हीं की कल्पना कर ली जाती है। उस समय बौद्ध-संघ तथा 
राजनीतिक संधों में इस भ्रकार के सम्मानास्पद लेखक प्रस्तावों तथा भाषणों को 
उल्लिखित करने के लिए नियुक्त होते ये, हसीलिए देव-सभा में भी उत्तकी सत्ता कल्पित 
कर ली गई थी । 

यदि कोई वक्ता संघ में साषण करते हुए वक्‍तृत्ता के नियमों का ठीक प्रकार 
से पालन न करे, परस्पर-विरोधी आतें बोले, पहुले कही हुई बात को दोहराएं, कदु 
भीषण करें या इसी अकार कोई अ्रन्व भ्रभुचित बात करे, तो उसे दोषी सभकका जांता 
था भौर इसके लिए वही उत्तरदायी होता था । 

जो मिक्षु 'संच के अधिवेशन में किसी कारण उपस्थित न हो सकं, 
सम्भति लिखितरूप से भंँगां ली जाती थी। यह शावश्यक नहीं होता था कि इन 
अनुपस्थित 'भिक्षु्नों की संस्मति का लिर्भय के लिए परियणन अवश्य किया ज़ाए, पर 
उनकी सम्मत्तिमापना आवश्यक समझा जाता वा | उनकी सम्मति से उपस्थित भिश्षओों: 
की अ्रमनी सम्सति बनाते में सहायता मिल सके इसीलिए यह व्यवस्था की बई थी । 


डर के फऋ्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कौद्ध-संघ की इस कार्यविधि का अनुकशीलन करने से यह भली-माँति स्पष्ट हो 
जाता है, कि संत्र एंक- प्रत्यन्त उस्तत तथा विकसित संस्था थी । कार्यविधि के नियसों 
की बारीकियों पर उसमें ध्यान दिया जाता था। यह हम पहले लिख इुके हैं, कि बौद्ध- 
संघ का निर्माण राजनीतिक संघों को सम्मुख रखकर किया गया था। कार्यविधि की 
ये सब बातें राजनीतिक संधों से ही ली गई थी । बोद्ध-संध की कार्यविधि के श्रनुशीलस 
से यह कल्पना सुंगमता के साथ की जा सकती है, कि यही विधि राजनीतिक संघों मे 
भी विद्यमान थी, और उसमे भी इसी के झनुसार कार्य होता था। 


(४) राजतन्त् राज्यों के शासल का स्वरूप 


बौद्ध-युग के सब राज्यों मे एक ही प्रकार का शासन प्रचलित नहीं था। भिन्‍न- 
सिम्न राजतत्त्र-राज्यों में राजा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की थी | यही कारण है, 
कि जातक-साहित्य तथा अन्य बौद्ध-ग्न्थो मे इस विषय में विविध तथा परस्पर-विरोधी 
विचार उपलब्ध होते हैं। हम यहाँ इन विचारों को प्रदर्शित करने का यत्न करेंगे । 

राजा की स्थिति--बौढ़-साहित्य के प्रनुसार राजा राज्य का स्वामी तही 
होता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा श्रपराध्तियों को दण्ड देता ही' 
समझा जाता था । वह व्यक्तियों पर कोई भ्रधिकार नही रखता था। एक जातक कथा 
के भ्रनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने अपने पति से यह वर माँगा कि मुझे 
राज्य पर अमर्यादित प्रधिकार प्रदान कर दिया जाएं। इस पर राजा ने अपनी प्रिय 
रानी से कहा--भद्दे ! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं 
है, मैं उनका स्वामी नहीं हुँ। मैं तो केवल उनका स्वामी हूँ, जो राजकीय नियमों का 
उल्लंघन कर श्रकत्तव्य कार्य को करते हैं। श्रतः मैं तुम्हे राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों 
का स्वामित्व प्रदान करने मे अ्रसमर्थ हूँ ।/* इससे स्पथ्ट है, कि जात्क-साहित्य के समय 
में राजाओं का अधिकार मर्यादित माना जाता था, भर वे सम्पूर्ण जनता पर अ्रबाधित 
रूप से शासन नहीं कर सकते थे । 

राज्य व राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो विचार बौद्ध-साहित्य मे पाये 
जाते हैं, वे भी इसी विचार की पुष्टि करने वाले है। बौद्ध-साहित्य के अ्रनुसार पहले 
राज्यसस्था नही थी, भ्रराजक दशा थी । जब लोगों मे लोभ श्रौर मोह उत्पन्न हो जाने 
के कारण 'घर्म' नष्ट हो गया, तो उन्हे राज्यसंस्था के निर्माण की आवश्यकता अनुभव 
हुई । इसके लिए वे एक स्थान पर एकत्रित हुए और अपने मे जो सबसे झधिक योग्य, 
बलवान, बुद्धिमान और सुन्दर व्यक्ति था, उसे राजा बनाया गया। एक योग्यतम व्यक्ति 
को राजा बनाकर सबने उसके साथ निम्न प्रकार से समय” (संविदा या इकंएर) 
किया---“झबसे तुम उस व्यक्ति को दण्ड दिया करो जो दण्ड देने योग्य हो, झौर उसे 
पुरस्कृत किया करो जो पुरस्कृत होने योग्य हो। इसके बदले में हम तुम्हें अपने क्षेत्रों 
१. भहे महां सकलएट्रवासिनों न किड्च होन्ति माह तेसां सामिको । ये पन राजान॑ कोपेत्वर अंकतस्य 


करोठि ते सज्जेदाहं सासिकीति इमिता कारणेत न सकका तुझ॑ सकल रदूठे हस्सरिवष्स्य द्वातुं वि ॥। 
पि्िप्नककां। : पाठ 28088 , 5. 398, ; | 


े बौद़ जुय की आासत-संस्थाएँ |. रैंगहूं 
की उपज का एक भाग प्रदान किया करेंगे”! इसके भागे शिखी गया हैः--्कथोकि यह 
व्यक्ति सब हारा संभ्मत होकर अपने पेद पर ्रेंधिव्वित हींता है, इसलिए इसे “अहासंम्मत' 
कहंते हैं। क्मोंकि यह क्षेत्र को रक्षक है, और हानि से जनता की रक्षा। करता है, भत 
क्षत्रिय! केह्िता हैं ।”* क्योंकि यह अ्ंजा का रेझजत' करता है, इसलिए इसे “राजा 
कहा जाता है ।” राजा के सम्बन्ध भें ये विचार बहुत मंदृत्त्यपूर्ण हैं। इसी ढंच के विचार 
' महाभारत, शुक्रनीति श्रादि प्रतदीन नीति-अन्यों में भी उपलब्ध होते हैं। पर यहाँ हम 
यही प्र्दध्चित करना चाहते हैं, कि बौद्ध-काल में सी राजा के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रचालत थे, वे उसे जनता व रोज्य को भ्रमर्यादित स्वामी नहीं बनने दे सकते थे । जे 
उसकी शौँफ्ति को मेंयॉदित रखने का ही भयत्न करेंते थे । 
पर बौद्ध०काल के सभी राजा शासन में इन उदात्त सिद्धान्तों का अप्रनुंसरण नही 
करते थे । जातक-कथाओं में भ्रगेक इस प्रकार के राजाओं का भी उल्लेख श्राया है, 
जो अत्याचारी, ऋुर और प्रजापीड़क थे । महापिगल-जातक में वाराणसी के एक राजा 
का उल्लेख आया है, जिसका नाम महापिगल था। वह श्रधर्भ से प्रजा का शासन करता 
था। दण्ड, कर भ्रादि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था, जैसे कोल्ड में गन्ना 
पीसा जाता है। वह बड़ा कर, भत्याचारी और भर्यकर राजा या। दूसरों के प्रति 
उसके हृदय में दया का लवलेदा भी न था। प्रपने कुटुम्व में भी वह अपनी धर्मपत्नी, 
सन्तान' भादि पर तरह-सरह के अत्याचार करता रहता था ।* 
इसी प्रकार केलिशील-जातक मे वाराणसी के राजा ब्रह्मदस का वर्णन करते 
हुए लिखा है, कि वह बड़ा स्वेच्छाचारी तथा ऋूर राजा था। उसे पुशनी वस्तुओं से 
बडा द्वेंष था। वह न केवल पुरानी चीजों को' ही नष्ट करने में व्याषृत रहता था, पर 
साथ ही वृद्ध स्त्री-पुरुषों को तरह-तरह के कष्ट देकर उन्हें मारने में भी उसे बड़ा 
आनन्द अनुभव होता था । जब वह किसी बूढ़ी स्त्री को देखता, तो उसे बुलाकर 
पिठवाता था । बूढ़े पुरुष की वहू इस ढंग से जमीन पर लुढ़काता था, मानों वे धातु के 
बरतन हों ।* 
इसी प्रकार भ्रन्थत्र भी जातक-कथाओं में पह्रत्याचारी भौर ऋर राजाओं का 
वर्णन है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि बहुसंस्थक राजा धामिक और 
प्रजापालक होते थे । ऊपर जिन राजाशों का जिक्र हमने किया है, बैसे राजा जातक- 
कथाश्रों में बहुत कम हैं। बौद्ध-काल के राजा प्राय: अपनी 'प्रतिज्ञा' पर हढ़ रहने वाले 
होते थे। थो राजा प्रजा पर भत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते 
थे। जातक-कथाशों में अनेक राजागों के विरुद्ध किये गए विद्रोहों तथा राजाओं के 
पदच्युत किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ उपस्थित करते हैं--- 
सतच्चंकिर जातक में एक राजां की कथा भाती है, जो बड़ा कर झोर अत्याचारी 
3, ऋण्संतओ। : 74४ अं (४६ छच468, 9 3-4. 
२. 80, |. 7 
मे, (0७! ; 0ढ उत्नज४ ४एण, प, क 66: 
४. पाफत , अणजता, 5 99. ; 


' ३१०७. प्राचीन भारत की आसलू-कंस्पाएँ कक सजनीतिक विचार 


शग । भरकर, फोय उसके आध्षत से ठंग आा गए और झहाण, क्षत्रिय तथा धन्य सब 
बेशवासियों ने मिथकर' लिश्चब किया कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए । 
कूपी के झनुस्तारशःएक आर जब बह भश्यावारी सजा हाथी पर जा रहा था, उस पर 
आक़मण किया गया क्र उसे वही कत्ल कर (दिया गया । राजा को मारकर जनता ने 
सक्‍य बोधिसत्व को अपना राजा निर्यालित किया ।* इसी प्रकार पदकुशलमाणव जातक 
में एक अस्याचारी राजा के विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्णन आता है। इस राजा 
के धिलद भड़काते हुए जनता को मिम्नालिखित बातें कही गई थी--“जानपद और 
निगम में एकत्रित जनता मेरी बाल पर ध्यान दे । जल मे अग्नि प्रज्वलित हो उठी है ' 
जहाँ से हमारी रक्षा होनी चाहिए,-कहीं से अब स्खा के स्थात पर भय हो गया है| 
शाजा शौर उसका कआ्राह्मत् पुरोहित राष्ट्र पर श्रत्यात्तार कर रहे है। भ्रब तुम लोग 
अपनी रक्षा स्वयं करो । जहाँ तुम्हें शरण मिलनी चाहिए, वही स्थान गब भयंकर हो 
गया है ।* 
जनता को बह बात समझ मे झा गई । उन्होंने मिलकर राजा का घात कर 
दिया, और इस प्रकार उस शभ्रत्याचारी शासक का अन्त हुआ । खण्डहाल जातक में 
पृष्पषती मगरी के राजा की कथा झाती है, जिसका पुरोहित खण्डहाल नाम का ब्राह्मण 
था। इस खण्डहाल के प्रभाव में प्राकर राजा बहुत पथश्रष्ट हो गया, श्रौर उसने स्वर्ग- 
प्राप्ति की श्रभिलाषा से श्रपनी स्त्रियो, बच्चों झौर प्रजा के मुख्य व्यक्तियों को बलि 
देने का विचार करना प्रारम्भ किया । उसते सब तैयारी भी कर ली। पर जब इस 
महान्‌ हृ॒त्याकाण्ड का अ्रदसर उपस्थित हुआ, तो जनता इसे सह न सकी और उससे 
बिदोह कर दिया । पुरोहित खण्डहाल कतल कर दिया गया, भर जनता ने राजा पर 
भी झाक्रमण किया । पर शकक के हस्तक्षेप करते पर जनता उसे प्राणदान देने के लिए 
उद्यत हो गई । राजा की जान बच गई, पर उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि 
उसे राज्य से च्युत किया जाए भर पुष्पव्ती से बहिष्कृत कर बाहर चाण्डालों के साथ 
बसने का भ्रादेश दिया जाए। ऐसा ही किया गया, भ्ौर जनता के विरोध से पुष्पवतती के 
इस भ्रत्याचारी और पथ भ्रष्ट राजा के झासन का प्रन्त हुआ ।? इन उदाहरणो से यह 
बांत भली-आँति स्पष्ट हो जाती है, कि बौद्ध-काल मे भझत्याचारी राजाश्ो से शासन को 
जनता सहन नहीं कर सकती थी, भौर अवसर पाकर उन्हे पदच्युत करने भे कभी नहीं 
चूकती थी । 


'१. ए०णद्ा3. 6 उछांआ9, ए०, !, 9. 80. 
२. “सूनन्तु में जानपदा नेगभा व समागता । 

यदोदक तदादिस यती खेग् ततो भंयम्‌ ।। 

राजा विलम्पते रद्ठे ब्राह्मणों न पुरोहितो । 

प्रत्तमत्ता विहर॒ण जाते सरणोत भजयम्‌ ॥ 

पद्फड0श्ीी :. पद उतो८8, ४0 पा, 9, 53., 
१. (0एथॉ। ; 08 74७, २७. रां, 9. 79. 


शौद्ध युग की साइत-संस्काएँ. १११ 


बौद्धकास के राजतल राज्यों मैं हासप प्रागः बंखतलानुमतत होते थे । पर 
राजशिहासन पर विराजमान होने के लिए उन्हें यह सिद्ध करना प्रावश्यक होता भा, 
पके थे-शज्यका्य: का धंचालत कसते के लिए उपगुक्त ओ्रेश्मता रखेते हैं। ग्रामणिचण्ड 
जातक में कंथा' आती है, कि ज़ब वाराणसी, के राजा अलसत्प की मृत्यु हो गई, 
प्रमात्यों ने विचार किया कि राजकुमार की फ्रयु बहुत/ कम है, गत: उसे राजा नहीं 
बगाना चाहिए। फिर विज्वार के श्रतत्तर उस्होंने मरह निर्मेम किया कि राजयढ्ी पर 
- बिठाले से पू्षं कुमार की परीक्षा करता भ्रस्व॑इ्यक है। कुमार को त्यायोलग् 
(किनिएजयस्थान) से जाया ग्रया, भौर वहाँ उसकी झनेक प्रकार से पसेक्षा ली गई । जब 
उसने यह सिद्ध कर दिया कि राजा के लिए ध्रावनश्यक सब गुण उसमें विद्यमान हैं, तभी 
उसे बहू पद दिया गया' । 

पादंजलि जातक की कथा इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है।' वाराणसी के 
राजा का नाम अह्दत्त था। उसने अपने 'अ्र्ंघर्मानुझासक भ्रमात्य' के पद पर बोधिसत्व 
को नियत किया हुआ था। राजा का एक पुत्र था, जिसका नाम पादंजलि था। बहू 
बहुत झालसी झौर सुस्त था| कुछ समय पश्चात्‌ राजा अह्यादत्त की मृत्यु हो गई और 
अमात्यों ने पाद्रजलि को राजा बनाने के लिए विचार करना प्रारम्भ किया। पर 
“अर्थधर्मानुशासक श्रमात्य' बोधिसत्व ते उन्हें कहा--“यह पादंजलि अत्यस्त झालसी 
और सुस्त झ्रादमी है। क्‍या यहू उचित है कि हम इसे राजा बनाएँ ?” श्रमास्यों ने 
निरक्षय किया कि उसकी परीक्षा लेकर इस ब्रात का तिर्णय किग्रा जासगा। वे उसे 
विनिश्चयस्थान (न्यायालय) भे ले गए, भौर एक प्रैभियुक्त के मुकदमे का भशुद्ध 
फँसला कर पादंजलि से बोले---कुमार ! क्‍या हमने ठोक निर्णय किया है ?' पादजलि 
में कुछ उत्तर नही दिल्ला । वह भपने होंठो को चबाता रहा। बोधिसत्व ने सोचा--- 
यह एक बुद्धिमाव्‌ लड़का है, उससे यह बात भाप ली है, कि हमने प्रशुद्ध निर्णय किया 
है। इसीलिए वह झपने होठ इस प्रकार खला रहा है। अग्रले दिव फिर पादंजलि को 
न्थायालय में लाया गया । फिर एक झ्भिमुक्त का मुकदमा पेश किया गया। प्र इस 
दिन उसका निर्णय ठीक-ठीक किया ग्या। मुकदमे की समाप्ति पर फिर कुमार से 
पूछा ग्रया, कि कुमार क्या हमने ठीक फैसला किया है ? फ्रादंजलि फिर उसी तरह 
आप बैठा रहा, और अपने होठो को चबाता रहा । झब बोधिसत्व को ज्ञात हो गया कि 
पादंजलि वस्मूर्ख है। उसमे सच भौर भूठ का बिवेक करने की 'क्ति नहीं है। भन्त 
में अमात्यों ने यही निदपवय किय्रा, कि उसे राजा ल बनाया जाए। उन्होंने राजपुत्र 
होते हुए भ्री पादंजलि को खजरहोी नही. दी भौर बोमिसत्व को राजा तिदिबत किया ।' 
इस कथा से यह सर्वथा स्पष्ट है, कि राजा बनने की .योग्यता का निर्णय अ्रम/त्य लोग 
किया करते थे । सामान्य दशा में राजा का पुत्र ही राजगंदी पर बैठता था। पर बदि 
बहू योग्य न' हो, या उसकी योग्यता के सम्बन्ध से विवाद हो तो अमात्य ' लोग उसकी 


१९. ईएश्शं : १५७ उ8६8:8 ४७६, 4, $. 207-25 
३ उछय ४० 37,, 99. 483-84. . 


६ ५१ २५ प्राचीन भारत की शासंत-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


परीक्षा लेते मे और परीक्षा में अनु््तीर्ण होने पर वे किसी भ्रन्ब॑ को राज्य प्रदान कर ' 
सकते यें।. ' 
” “ शासन करने की योग्यता के अतिरिक्त कुंछ अन्य बातें भी राजा के लिए 
उैयाते में रखी जाती थीं। भरश्ये व विकलांग व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता भा। 
शिविजांतंक में अरिट्रुपुर के राजा शिवि की कथा आती है, जो बड़ा दानी था। उसके 
दान' की कीति सब ओर' फैली हुई थी। एक बार एक झन्वे भिक्षुक ब्राह्मण से उससे 
आँखों की सिक्षा माँगी । राजा शिवि तैयार हो गया, भौर उसने श्रपनी श्राँखें उस 
भिक्षुक को प्रदान कर दीं। स्वयं श्रन्धा हो जाने पर राजा शिवि ने सोचा कि भन्‍्वे 
भ्रादमी के राजसिहासन पर बैठने से क्‍या लाभ है। वह अपने प्रमात्यों के हाथ में 
राज्य को सुंपुर्द कर स्वयं बन में चला गया, और वहाँ तापस के रूप में जीवन व्यतीत 
करने लगा ।' इसी प्रकार सम्बुल जातक मे वाराणसी के राजकुमार सोट्टिसित की कथा 
आती है, जो कोंढ से पीड़ित था और इसी रोम से ग्रस्त होते के कारण राजप्रासाद 
को छोड़कर जंगल में चला गया था । वह तब तक अपने राज्य मे वापस नहीं लौटा, 
जब तक कि उसकी धर्मपत्नी सम्बुला की सेवा से उसका रोग पूर्णतया दूर नही हो 
गयां। कोढ़ से पीड़ित होने के कारण वह भ्रपने को राजसिहासन के थोग्य नहीं 
समभता था ।* 

सामान्यतया राजतन्त्र-राज्यो मे राजा का बड़ा पुत्र ही राजगद्टी पर बैठता 
था | इसीलिए राजा लोग सन्‍्तान के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। सन्‍्तान की इच्छा 
से वे बहुविवाह में भी संकोच नहीं करते थे | पर यदि राजा के कोई सन्तान न हो, 
तो राजगद्दी राजा के भाई को प्राप्त हो सकती थी।* अनेक बार जामाता को भी 
राजगद्दी दी जा सकती थी ।* कुंछ दशाओं में राजा की विधवा रानी अमात्यवर्ग की 
सहायता से राज्य का संचालन करती थी । उदय जातक मे कथा झाती है, कि राजा 
उदय के पश्चात्‌ उसकी रानी उदयभहा ने शासन किया और प्रमात्यो की सहायता से 
वह सफलतापूर्वक शासन करती रही ।* इसी प्रकार घट जातक में एक स्त्री के शासन 
का उल्लेख है ।' 

यह पहले प्रदर्शित किया ही जा छुका है, कि यदि राज्य का राजकुमार दासन 
करने के अयोग्य हो, तो भमात्य लोग उसे पदच्युत कर किसी झन्य व्यक्ति को राजगद्दी 
पर बिठा सकते थे । पर कई बार राजगद्दी का प्रश्न बहुत विवादग्रस्त हो जाता था, 
और लोग इस बात पर एकमत नहीं हो पाते थे कि राजा किसे बनावा जाय। इस 
दशा में एक बड़े अभ्रद्युत उपाय का अवलम्बन किया जाता था। प्रमात्य लोग एक 





१. ए०णढो॥, 86 28(6९8, एण, १, ७. 254. 
२. क्ांत॑ *णें ९, 77 48-53, 

३. #99 रण. 9, कु 25-260. 

४ वछाव रण, 4, # 224, 

१. 9ंते ४6. 4९, €. 67, 

६. ॥90 ४०, 39, 5. 50. 


ही । 
] 


है औड़ झुंग की शोसनश्संस्थाएँ /.., औैर३ 
घुणरेत्र भिकालसे थे, जिसके साथ 'राजत्त के पौयों चिह्न रहते थे ।. ये पाँच राजधचिछ 


निम्नलिखित होते बे-->हाथी, घोड़ा, छत्र, चामर और कुम्भ 4 यह रच खलते-अजते - 


जिस व्यक्ति के समीप ठहर जाता था, उसे राजा बता दिया जाता था। जातक-साहित्य 
में अनेक रोजाओं के इसी पद्धति से राज्याभिषिक्त होने की कथा मिंलती है। इंरीजुल 
जातक के अमुसार वाराणसी का राजा, सन्तानहीन था। जब उसकी मृत्यु ही गई, तो 
अमात्यों के सस्मुज यह समस्‍या उत्पन्त हुई, कि राजा किसे बनाया जाए। भस्त में 
युष्परण की पंद्धति का आश्रय लिया गया झौर उससे बोधिसत्व का राजा बनामा 
जाना निदिचत हुआ ।' तिग्रीध जातक में कुमार तिग्रोध की कथा भाती है,जो बढुत 
गरीब घर का था । वह तक्षशिल्रा से शिक्षा समाप्त कर कुछ साथियों के खाथ अपने 
घर को वापस जा रहा था। मांग में वह काशी में ठहर गया । वहाँ राजा कौन हो, 
इस समस्या का हल करने के लिए पुष्परथ सिकाला गया था। पुष्परथ कुमार निम्रोध 
के पास आकर ठहर गया, और उसे ही काझी का राजा बना दिया गया ।* 

बौद्ध-काल के भ्रनेक राज्यों में राजकुमार लोग प्रपने पिता के जीबित होते 
हुए भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे। भगघ के अनेक 
सम्राट पितुधाती थे। उन्होंने अपने पिता को सारकर राज्य प्राप्त किया था । प्रसिद्ध 
सम्राट्‌ अजातशन्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता विभ्बिसार का घात्त किया 
धा। जातक-कथाओं मे भी अनेक कुमारों का उल्लेख है, जिन्होंने भ्रपने पिता के 
जीवन-काल मे ही स्वय राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। संकिच जातक के प्नुसार 
वाराणसी के राजा का नाम ब्रह्मदत्त श्रा। उसका एक पुत्र था, जिसका नाम भी 
ब्रह्मदत रखा गया। जब कुमार ब्रह्मदत्त तक्षशिला से भ्रपनी शिक्षा समाप्त कर 
वापस आया, तो उसने सोचा---“मेरे पिता की श्रायु भ्रभी बहुत कम है, वह तो मेरे 
बड़े भाई के समान हैं। यदि मै उसकी मृत्यु तक राज्य के लिए प्रतीक्षा करूँगा, तो 
राज। बनने तक सै बूढ़ा हो जाऊंगा । बूढ़ा होकर राजा बनने से क्या लाभ होगा ? 
मैं अपने पिता का घात कर दूंगा और इस प्रकार राजगद्टी पर भ्रधिकार प्राप्त कर 
लूँगा । उसने यही किया और एक घड़यन्त्र द्वारा अपने पिता को सारकर स्वमं राजा 
बन ग्रया ।* 

इसी शभ्रकार की अनेक अन्य कथाएँ जातक-साहित्य में उपलब्ध होती हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं, कि भारत के भ्रवेक राज्यों में उस समय यह प्रवृत्ति प्रादुर्मुत 
हो श्ुुकी थी। पर कतिपत ऐसे राज्य भी. थे, जितसें राजाशोों के लिए प्वार्भक्ये 
भुनिकृतीतां' का प्राचीन आदर्श प्रयोग में भा रहा था, श्रौर राजा लोग बृद्धावस्था,के 
झाते ही अपने पुत्र को राज्य-कार्य सौंप कर स्वयं मुनिवृत्ति बारण कर लेते थे। शंखपाल 
जातक में राजगृह के एक राजा का उल्लेख है, जिसने वृद्धावस्था में पदापंण करते ही 
अपना राज्य राजकुमार दुर्योधन को प्रदान कर दिया था झौर स्वयं नगर से बाहर रह 
१. 209थ..: वशठ उदघबापव रण, पा, के 357, 

इछ6 जज, 9४, फ 25 - मे 

कै, इछत ए७, ४, 9. 35. 


॥। 


(१४ ब्राचीन भारत की झोसन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कर तापस का जीवन बितानां आरम्भ किया था ।' इसी प्रकार नििजातक में मिथिला 
के राजा मखादेव की कथा झ्राती है। उसने अपने नाई को कहा हुआ था, कि जब बहेँ 
उसके सिर पर सफेद बाल देखे, तो उसे सूचना दे। शुरू-शुरू में जब नाई ने राजय 
को सफेद बालों की सूचना दी, तो राजा ने झाज्ञा दी कि इन्हे उखाड़कर मेरे हाथ में 
देते जाओ । कुछ समय तक नाई यही करता रहा । पर जब राजा ने श्रनुभव किया 
कि उसके बाल निरन्तर इवेत होते जा रहे हैं, भौर पूर्णतया वृद्धावस्था भ्रा गई है, तो 
उसने अपने बडे पुत्र को बुलाया श्लौर राज्य-संचालन के सम्बन्ध में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण 
निर्देश देकर स्वयं तापस-जीवन स्वीकृत कर लिया । न केवल राजा मखादेव, अपितु 
उसके पुत्र-पौत्र श्रादि ने भी इसी प्रकार स्वयं वृद्धावस्था में राज्य का परित्याग किया 
था। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि भारत की प्राचीन परम्पस बौद्ध-काल में भी 
प्रवशिष्ट थी । 
यद्यपि बौद्ध-काल मे अच्छे और बुरे सब प्रकार के राजा विश्वयमान थे, पर 
प्रयत्त इसी बात का रहता था, कि उन्हे सन्‍्मार्ग पर लाया जाए। एकपफ्ण्ण जातक में 
एक राजकुमार की कथा ग्राती है, जो बहुत पथ भ्रष्ट तथा भयंकर प्रकृति का था । 
ग्रमात्यों, ब्राह्मणों और जनपदवासियों ने बहुत प्रयत्त किया कि उसे सन्‍्मार्ग पर लाएँ, 
पर वह किसी के वश में नहीं झ्राया । श्राखिर, बोधिसत्व ने उसे शिक्षा दी। वह उसे 
एक नीम के छोटे से पौदे के पास ले गया और उसे कहा--'कुमार, इस पौदे के एक 
पले को चखकर तो देखो, यह कैसा लगता है ?” कुमार ने ऐसा ही किया। ज्योंही 
उसने उस पत्ते को मुँह में डाला, कड़वाहट से उसका सारा मुँह भर गया और उसने 
थूककर उसे बाहर फेंक दिया । इतनी ही नही, उसने उस छोटे-से पौदे को भी उखाड़ 
दिया और तोड़-मोहकर हाथ से मसलकर फेंक दिया । बोधिसत्व ने पुछा---'कुमार, 
यह क्‍या करते हो ? कुमार ने उत्तर दिया--'अ्रभी तो यह पौदा इतना छोटा है, जब 
यह प्रभी से इतनी कडवाह॒ट उत्पन्त करता है, तो झ्रागे चलकर तो पता नहीं कितना 
जहर उगलेगा ।' यह सुतकर बोधिसत्व ने कहा---कुमार, यह सोचकर कि यह कड़वा 
पौदा श्रागे जलकर कितना जहर उगलेगा, तुमने इसे उखाइकर मसलकर फेंक दियां 
है । तुमने जो व्यवहार इस पौदे के साथ किया है, वही इस राज्य के निवासी तुम्हारे 
साथ करेंगे। यह सोचकर कि यह पथभ्रष्ट, भयंकर प्रकृति का कुमार आगे चलकर 
कितना प्रनर्थ करेगा, वे तुम्हें भी राजगद्दी पर बिठाने के बजाय उख्ांड़कर फेंक देंगे । 
इसलिए इस पौदे से शिक्षा ग्रहण करो, भर आगे से दया और स्नेह का बरताव किया 
करो ।* इसमे सन्देह नही, कि जनता के विद्रोह का भय बौद्ध-काल के राजाओं को सदा 
बना रहता था, भौर इस डर से कि कही जनता हमे पदच्युत न कर दे, वे सन्मार्ग 
पर स्थित रहते थे । 


१. ए०शथष। : प॥6 उशं॥709, ९०, ५, 9, 84. 
२. (०छथां। ; 7॥6 उ&८3, र0. शा, छ. 53. 
हैं. (०एक्ष। : ॥॥86 32888, ५४0, , 95 38-39. 


' औड़ युध की शाॉसत-्सत्योए ' ११३, 


। न 6 
, बौदेन्साहित्य में राणा के दस घर्मोंका स्थान-त्थान पर उल्लेख किया गया है। 

मे दसे भर्भ विम्नसिखित हैं--दाव, कील, परित्याग, झाजंब, माई, तप, अतीष, 
अवि्टिसा, कान्ति, और अविरोधन ।' सज़ाभों में इन गुझों की: संत्ता बहुत श्रावश्यक 
और लामकर मानी जाती थी । राजाझों से दानक्षीलता 'की भाजशा उस समय बढुत 
आधिक की जाती थी। जातेक-साहित्य में अनेक राजाओं की दानज्ाक्ति का बड़े विस्तार 
के साथ वर्भन किया गया है। हुल्लप्म जातक में वाशणसी के राजा पद्म की कथा 
आती है, जो अत्यन्त दानी था। उसने वहाँ छः दानगृह अनजाये हुए थे। चार वानगुह 
, वाराणसी के चारों द्वारों पर बने हुए थे, एक नगर के ठीके बीच में और छठा राजप्रासाद 
के सामने । इन दानगुहों से प्रतिदिन छः लाख मुद्राएँ दान की जाती थीं ।' इसी प्रकार 
का वर्णन अन्य भनेक राजाओं के सम्बन्ध में भी झाता है। 

बौद्ध-काल के राजा बड़े वभव और शान-क्ौकत के साथ निवास करते थे । 
जातक-प्रस्थों में प्रनेक स्थानों पर उनके जूलूसों, सबारियों तथा राजप्रससादों का वर्णन 
श्राता है। राजा लोग तमादो, खेलों श्रौर सगीत झादि का बहुत छोक रखते थे । 
शिकार उसके आमोद-प्रमोद का बहुत महत्त्वपूर्ण साधन होता था। राजाझों के अन्त:पुर 
भी बहुत बड़े होते थे । भ्रन्तःपुर मे प्रच्चुर संख्या में स्त्रियों को रखना एक ज्षान की 
बात समझी जाती थी । सुरुचि जातक के अनुसार बाराणसी के राज़ा ने निश्चय किया 
कि यह श्रपनी कन्या का विवाह ऐसे कुमार के साथ ही करेगा, जो एकपत्नीग्नत रहने, 
का प्रण करे। मिथिला के कुमार सुरुचि के साथ कुमारी, जिसका नाम सुमेघा था, 
के विवाह की बात चल रही थी । मिथिला के राजदूतों ने एकपत्नीक्षत होने की झर्ते को 
सुना, तो वे कहने लगें---'हमारा राज्य बहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात भोजन 
विस्तार है। सारे राज्य का विस्तार ३००७ योजन है। ऐसे राज्य के राजा के भ्नन्त.पुर 
मे क़म-से-कम सोलह हजार रानियाँ भ्रवश्य होनी चाहिएँ ।* जातक-कथाओं में 
बहुत-से ऐसे राजाशों का वर्णन भी आला है, जिनके श्रन्त'पुर में हजारों स्त्रियाँ 
रहती थीं । 

राजा के ब्रमात्य---राजतन्त्र-राज्यों में राजा के भतिरिक्त प्रमात्यो का शासन 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था । जातक-साहित्य में स्थत-स्थान पर भमात्यों का 
जिक्र भाता है। अमात्य संख्या में बहुत-से होते थे भौर राजा को शासन-सम्बन्धी सब 
विषयीं में परामर्श देने का कार्य करते थे । अमात्यों के लिए सब विद्याओं व शिस्पों में 
निष्णात होना प्रावश्यक माना जाता था।* राजा की मृत्यु के अनन्तर राज्य का 
संचालन पअ्रमात्य ही करते थे । सात दित के पशचासु जब स्वर्गीय राजा को औष्तेदेहिक 





"दान सील परिक्चाग प्रज्जबं महव॑ तपम्‌ । 

अंक्कोध्ध भ्रविष्िसा व खन्ति व ध्रविरोधनम्‌ | 
पए4ए0०शी : "06 उ808 एज. वी, 9. 274 
(७०ए०७ ३ : प्र उक्ल॑ऑ2६ ४०. 4, छ. 83 
इ७४8. ९७, 3९७. 499 

७१, ९ण., छ, | 34 


न 


डख्ण्ट 


शभ्श्द प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विधार 


क्रियाएँ समाप्त हो जाती थीं, तब वे ही इस बात का निदचय करते थे, कि राजगही' 
भरें कौन विराजमान हो ।' राजा की झनुपस्थिति या शासन-कार्य में असमर्ता की दा 
में भी ने शासनं-सूज को अपने हाथों मे ले लेते थे ।* प्राचीन भारत के राजतत्त्र-राज्यों 
में मस्त्रिपरिषद्‌ का बड़ा महस्व होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जातक-कथाभों 
में जिन 'अमात्यों का उल्लेख आया है, वे इसी प्रात्षीत मन्त्रिपरिष्दद्‌ को सूंचित करते 
हैं। प्रमात्यों में सबसे प्रधान स्थान पुरोहित का होता था। पुरोहित राजा के “धर्म 
और भ्र्थ' दोनों का भ्रनुक्लासक होता था। बौद्ध अनुश्रुति के श्रनुसार प्रथम राजा, जिसे 
'महासम्मत' कहा गया है--को भी पुरोहित नियुक्त करने की प्रावश्यकता हुई थी।* 
पुरोहित का पद प्राय' वशक्रमानुगत होता था। एक ही परिवार के व्यक्तियों को 
वशक्रमानुगत रूप से पुरोहित के महत्त्वपूर्ण पद पर नियत किया जाता था ।* पर 
राजा की तरह पुरोहित का पद भी पूर्ण रूप से एक वंश में नहीं रह पाता था। प्नेक 
बार पुरोहित की नियुक्ति पर वाद-विवाद भी होते थे, भ्ौर नये व्यक्तियों को इस पद 
पर नियत कर दिया जाता था ।' 
पुरोहित के सम्बन्ध भे जो विचार प्राचीन नीति-म्रन्थी मे उंपलब्ध होते है, उनकी 
पुष्टि जातक-साहित्य द्वारा भी होती है। पुरोहित' का भ्रनुसरण राजा को उसी प्रकार 
करना चाहिए, जैसे पुत्र पिता का या शिष्य गुरु कां करता है। जातक-कथाझओं 
के अनुसार भी पुरोहित राजा के पथ भ्रष्ट होने की दशा में सन्‍्मार्ग पर लाने का प्रयत्न 
करता था, इसके लिए उसे डाँटता-डपटता भी था।* तिलमुट्टि जातक के श्रमुसार 
वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त ने तक्षशिला के अपने आचार्य को पुरोहित के पद पर नियत 
किया था, भौर वह उसका उसी प्रकार अनुसरण करता था, जैसे पुत्र अपने पिता का 
करता है ।* 
पुरोहित के अतिरिक्त अश्रन्य भी प्ननेक अमात्यो के नाम जातक-साहित्य मे 
उपलब्ध होते है। इनमें सेनापति, भाण्डागारिक, विनिश्चयाम|त्य और रज्जुक के नाम 
विशेषतया उल्लेखनीय है । सेनापति का कार्य जहाँ सैन्य का सचालन करना होता था, 
वहाँ साथ ही वह एक मन्‍्त्री के रूप मे भी कार्य किया करता था । एक कथा से यह भी 
सूचित होता है, कि वह मुकदमों का निर्णय करने का भी कार्य करता था ।£ एक स्थान 


(०शश। : प्र] उकाब, ४०. वा, छ. 57, 

96 २४०, 3५, 9७, 233. 

490 रण. ॥, ७, 233, 

- 70७0 ९० वा. 9. 272. 

- 40॥0 ए० वा, 9. 33. 

 एणं० रण. व, 9. 28. 

॥00 ४०. वी, 9. 97. 

गण रण. कि, >, 486. 

796 २४०), व, ७. 39. 


न्क्ी शी की दूत सूद हाई का एप हे 


बोद युम की शासन-्संस्थाएँ ११७ 
पर सेनापति को असात्यों का प्रमुख भी लिखा शया है ।' विनिश्वकाणात्य त्यॉयसन्त्री 
को कहते थे। वह जहाँ मुकदभों का फैसला करता था, वहाँ राजा को धर्म तथा कालून- 
सम्बन्धी भाभलों में परामर्द भी देता था.।' भाण्डागारिक कोषाध्यक्ष को कहते थे | 
आण्डागारिक प्राय: किसी अत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को'ही बनाया जाता था । एक 
भाण्डासारिक' की सम्पत्ति 5० करोड़ लिखी गई है।? रज्जुक सम्भवतः भमूझि की 
पैमाइश झादि करके मालगुजारी क्यूल करने वाले भ्रामात्य को कहते थे। इनके 
अ्रतिरिक्त दोणभापक, हिरण्यक, सारथी, दोवारिक भादि झन्य झनेक राजकर्मचारियों के 
नाम भी जातक-साहित्य में उपलब्ध होते हैं । 

बौद्ध-काल में ज़हर के कोतवाल को नमरगुत्तिक कहते थे। यह नगर में 
शान्तिरक्षा का उत्तरदायी होता था। इसे एक स्थान पर “रात्रि का राजा' भी कहा 
गया है। पर पुलिस के ये कर्मचारी बौद्ध-काल मे भी रिश्वतों से मुक्त नहीं थे । सुलसा' 
जातक में कथा आती है, कि सुलसा नामक वेश्या ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर 
मुग्ध होकर उसे छूड़ाने के लिए पुलिस के कर्मचारी को एक हजार मुद्राएँ रिश्वत के 
रूप में दी थीं, और इस धनराशि से वह सत्तक को छुड़वाते मे सफल हो गई थी ।९ 

जातक-कथाओं से बौद्ध-काल की सेनाओं के सम्बन्ध भे भी कुछ मिर्देश मिलते 
हैं। सेनाएं प्रायः भ्रपने राज्य के निवासियों द्वारा ही बनी होती थी । विदेशी सैनिकों 
व नये सैनिकों को पसन्द नहीं किया जाता था। स्वदेशी और पितु-पैत्ामह सैनिकों को' 
उत्तम साना जाता था। धूमकारी जातक में कथा आती है कि कुरुदेश के इन्द्रप्तन 
नगर के राजा धनझ्जय ने अपने पुराने सैनिकों की उपेक्षा कर नवीत सैनिकों को सेना 
में भरती करना भ्रारम्भ कर किया। जब उसके सीसाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो 
उसे इन नये सैनिकों के कारण परास्त होना पड़ा । परिणाम यह हुआ, कि उसे अपने 
कार्य पर पश्चात्ताप हुआ और उसने फिर पुरानी सेवाझों के बल पर विजय प्राप्त 
की ।* बौद्धकालीन राज्यों में सीमा-अदेशों पर सदा कुछ-न-कुछ अन्यवस्था बनी 
रहती थी | जातक-कथाओ में स्थान-स्थान पर सीमाबर्ती विद्रोह्टीं भौर युद्धों का उल्लेख 
आता है। 

पुर और जनपर--बौद्ध-काल के जनपद पुर भश्ौर जनपद इस दो विभागों में 
विभक्त किये होते थे । पुर राजधानी को कहते थे और राजधानी के अतिरिक्त झेष 
सम्पूर्ण राज्य को भी जनपद कहा जाता था। जनपद मे विद्यमात विविध प्रामों कर 
शासंस किस प्रकार होता था, इस संस्वन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-साहित्य में: 
उपलब्ध नहीं होते। ग्राम के शासक को ग्राममोजक कहते थे। आमभोजक बहुत , 


१. (एक्ट! : वश 28888, ४०]. ५४, 9. 92, 

२. ॥७६ ९०, प्र, 9. 259. 

३, ३90 ०. 4. 9. 286. 

४; उ6 8 "रण, मा, 9, 263, ४ | 

3. पं ४0॥. सी, ७, 242, 5 पी मु 80. ५३ टष्ट 


११८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


महत्त्वपूर्ण पद समझा जाता था, इसीलिए इसके साथ अमात्य विशेषण भी आता है ।* 
ग्रामभोजक ग्रास-सम्बन्धी सब विषयों का संचालन करता था। उसे स्थाय-सम्बन्धी 
झधिकार भी प्राप्त थे ।* शरांबखोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दुकानों के 
लिए लायसेंस देना भी उसी के भ्रधिकार में था ।* दुर्भिक्ष पड़ने पर गरीब जनता की 
सहायता करना ग्राममोजक का ही कार्ये था ।* एक स्थान पर यह भी जिक्र भाता है, 
कि ग्रामभोजक ने पशुहिसा भोर शराब का संवंथा निषेध कर दिया था ।£ ब्रामभोजक 
की स्थिति राजा के अधीन होती थी। उसके शासन के विरुद्ध राजा के पास झ्रपील की 
जा सकती थी, और राजा उसे पदच्युत कर किसी अ्रन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर 
नियुक्त कर सकला था।* पानीय जातक में कथा श्राती है, कि काशी राज्य के दो 
ग्रामभोजकों ने अपने-अपने ग्रामों मे पशुहिसा तथा शराब पीने का सर्वथा निषेध कर 
दिया था । इस पर उन ग्रामो के निवासियों ने राजा से प्रार्थना कीं, कि हमारे ग्रार्मो 
में बह प्रथा देर से चली भरा रही है, और इन्हे इस प्रकार निषिद्ध नहीं करना चाहिए । 
राजा ने प्रामवासियों की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया, और ग्रामभोजकों की वे श्राशाएँ 
रह कर दी । इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्रामभोजकों के शासन पर राजा का नियन्त्रण 
पूर्ण रूप से विद्यमान था । 

न्याय-ध्यवस्था---बौद्ध-काल मे न्‍्याय-व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध 
में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाओ्रों मे मिलते हैं। उस काल में न्याय इतनी 
पूर्णता को पहुँचा हुआ था, कि बहुत कम मुकदमे न्यायालयो के सम्मुख पेश होते थे । 
राजोबाद जातक में लिखा है, कि वाराणसी के राज्य में न्याययुक्त शासन के कारण एक 
भी प्रभियोग न्यायालय के सम्मुख उपस्थित नही होता था । इसी प्रकार की बात अन्‍्यत्र 
भी जातकों मे लिखी गई है। उस काल में न्याय कितना पूर्ण तथा निष्पक्षपात होता 
था, इसका एक रुष्टान्त चुल्लबग्ग मे मिलता है। श्रावस्ती मे एक गृहपति निवास करता 
भा, जिसका नाम सुदत्त था। वह भ्रनाथों का बड़ा सहायक था, इसीलिए उसे 
अनाथपिण्डक' भी कहते थे। श्रावस्ती के राजकुमार का नाम जेत था । कुमार जेत के 
पास एक उद्यान था, जो शहर के न बहुत समीप था, न बहुत दूर । वहाँ भाने-जाने 
की बहुत सुविधा थी, और वह एकान्तवास के लिए भी बहुत उपयुक्त था। प्रनाथपिण्डक 
से महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती पघारने के लिए निमन्त्रित किया हुआ था। उसके सम्मुख 
बह समस्या थी कि महात्मा बुद्ध के ठहरने से लिए किस स्थान पर प्रबन्ध किया जाए $ 
उसने सोचा, कुमार जेत का उपयन इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है ' यह कुमार 


- (०शशं!; पर] उ20458, १०. !, 9, 354. 
 ल्‍0:0 ४०।. 3, 9. 483. 
- 490 ४०. 4, 9. 98. 
- 499 २४०. 4 9. 35, 
- ॥00 ४0. ५, %, 5. 
- ॥00 २०. 4, 9. 354, 
- 400 ४०।. 7९, 9. 4. 


हां. # >बद न क्र 6-० 


बौद्ध युग की शासन-संस्थाएँ, ११६ 


के पास गया झौर उससे कहा---“कुमार, यह उद्यान सुझे दे दो, मैं इसमें आराम का 
निर्माण कहूँगा ।” कुमार जेत ने उत्तर दिया--“गृहपति,! यह उच्चान तब तक नहीं 
बिक सकता, जब तक इसके लिए सौ करोड़ मुव्राएँ ल दी जाएँ । 

मैं इस कीमत पर इस उद्यान को खरीदता हूँ ।'. 

'नहीं गृहपति, यह उद्यान नहीं बिक सकता ।' 

अनाथपिण्डक सुदत्त का वित्ञार था, कि जब वह कुमार जेत द्वारा माँगी हुई 
कीमत को देने के लिए तैयार है, तो उद्यान उसका हो गया। पर कुमार जेत यह 
स्वीकृत नहीं करता था । आखिर इस बात का फैसला कराने के लिए वे व्यावहारिक 
भहामात्रों के पास गये । उन्होंने भुकदमे को सुतकर यह निर्णय किया--कुमार ने जो 
मूल्य निश्चित किया था, वह गृहपति देने को तैयार हैं, भरत: उद्यान बिक गया है ।” 

इस मुकदमे में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इसमे एक राजकुमार और 
एक सामान्य गृहपति प्रतिबादी और वादी थे। पर न्यायाधीशों में राजकुमार का पक्ष 
न लेकर निष्पक्ष रूप से निर्णय करने का प्रयत्न किया, और गृहपति सुदत्त के पक्ष में . 
फैसला दिया। इसमे स्पष्ट है, कि बौद्ध-काल के न्यायाधीश झ्पना कार्य करते हुए 
व्यक्तियों का ख्याल नहीं करते थे। निष्पक्ष न्याय ही उनकी दृष्टि में सबसे महत्त्वपूर्ण 
विचार होता था। 

इस काल मे यद्यपि न्याय निष्पक्ष तथा उचित होता था, पर दण्ड बड़े भयंकर 
दिये जाते थे । दण्ड देते हुए शारीरिक कष्ट तथा झंग्-मंग को भ्रनुचित नहीं समझा 
जाता था । एक डाकू को यह सजा दी गई, कि उसके हाथ, पैर, नाक, कान काटकर 
एक नौका में डाल दिया जाय और नौका को गंगा में बहा दिया जाय। एक डाक्‌ को 
दी गई सजा के श्रनुसार उसे कटेदार कोड़ो से बुरी तरह पीटा गया, कुल मिलाकर 
हजार कोड़ मार गये । हाथी द्वारा कुचलवाकर मारने का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर 
आता है। 


पृ. 'उपसंकमित्या जैत॑ कुमार एसद्‌ ग्रवोच -देहि मे अ्र्यपुस अ्याव आराम कातुम्‌ ति। श्रदेग्यो 
गहपति आदामों प्रंषि कोंटिसन्वरेना ति। गहितों भग्पपु्स -म्रारामो ति। न यहपति संहितो 
आरामो ति। हितों न गहिती ति बोहारिके महामंरीं पुल्छिसु + महामत्ता एवम आहंसू यतो तमा 
अग्गपुस अ्र्यों कतो गधहिती भारामो ति ।' (७6 रेंडह88 ९, बी: 


छठा अध्याय 
प्राचीन भारत के जनपद ओर उनका शासन 


(१) जनपद का स्वरूप 


इस ग्रन्थ में हमने भ्रनेक बार 'जनपद' शब्द का प्रयोग किया है। जनपद शब्द 
का प्रयोग हमने प्राय: उसी भ्र्थ मे किया है, जिसमे कि वर्तमान समय में 'राज्य' शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । पर प्राचीन जनपदों का स्वरूप झ्लाधुनिक राज्यों से भिन्‍म 
था । भारतीय इतिहास के प्राचीन काल मे राजनीतिक इृष्टि से समठित मानव-समुदाय 
के लिए जनपद शब्द का ही प्रयोग होता था । [बौद्ध-साहित्य में सोलह महाजनपदों का 
उल्लेख आया है, भर साथ ही भ्रन्य भी बहुत-से जनपदों का। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी, 
कौटलीथ भ्रर्थशास्त्र श्रादि भ्रन्य प्राचीन ग्रन्थों मे भी जनपद शब्द का प्रयोग हुआ है । 
वैदिक साहित्य में जनपद के लिए “राष्ट्र' शब्द प्रयुक्त किया गया है। यह ग्रावश्यक है, 
कि इन प्राचीन जनपदो के स्वरूप को स्पष्ट किया जाए। 

भारत के इन प्राचीन जनपदो का स्वरूप प्रायः वैसा ही था, जैसा कि प्राचीन 
ग्रीस मे 'पोलिस' (7०0७) औ्रौर प्राचीन इटली में 'सिवितास ((ंज्रा85) का था। 
ऐतिहासिको ने इनको नगर-राज्य (20+-8/4४) की सज्ञा दी है। बाद में जिस प्रकार 
भैसिडोतिया ने ग्रीस के और रोम ने इटली के नगर-राज्यों को जीतकर श्रपने विशाल 
सावंभौम साम्राज्यों का निर्माण किया, वैसे ही भारत में मगंध के शक्तिश्ञाली राजाभ्रों 
ने विविध जनपदों को विजय कर अपने विशाल साम्राज्य को विकसित किया। प्राचीन 
ग्रीक, लैटिन श्रौर भारतीय एक ही विज्ञाल श्रार्यं-जाति की विभिन्‍न शाखाएँ थी । जहाँ 
उनकी भाषा, धर्म श्रौर संस्कृति में श्रनेकविध समताएँ थी, वहाँ उनकी राज्यसंस्थाएँ भी 
एक-दूसरे से मिलती-जुलती थी । 

प्राचीन ग्रीक नगर-राज्य विविध ग्रामो के समुदाय थे। जिन ग्रामों व ग्राम- 
संस्थाओं (श॥886 एककणाप्रगांधं६5) से मिलकर उनका निर्माण हुआ था, उनको 
विधेषताएँ निम्नलिखित थी---( १) यहू माना जाता था, कि ग्राम के सब निवासी 
'सजात' हैं। उसकी उत्पत्ति एक ही मूलपुरुष से हुई है। रक्त की एकता उनमें 
एकानुभूति को उत्पन्त करती थी। ग्राम का निर्माण नेक परिवारों, बुललों या भोत्रों से 
मिलकर होता था, जो सब अ्रपने को 'सजात' समभते थे। (२) ग्राम का शासन एक 
ऐसी सभा के भझ्रधीन रहता था, जिसमे ग्राम के अन्तग्रेंत विधिध परिवारों के मुलिया 
या 'कुलमुख्य' सम्मिलित होते थे । सम्पूर्ण ग्राम का प्रधान (॥८807780) इन्हीं कुल- 
मुख्यों मे से एक होता था, जो सभा के भ्रधिवेशनों का सभापतित्व भी किया करता था। 
(३) यह समभा जाता था, कि प्रम की सब भूमि ग्राम की सम्पत्ति है। मूमि पर किसी 
व्यक्ति का स्वस्व न होकर सम्पूर्ण ग्राम का स्वामित्व होता था। इसीलिए जो किसान 


प्राचीत भारत के जनतद धौर उनका शर्सन ,  ' १२१ ह 


उस पर खेती करते थे, वे अपनी उपज का एक पंत लंगान के रूप में प्राम-सेस्था को 
प्रदान किया करते थे । (४) प्रत्येक ग्राम की झपती पूजा-विधि होती थीं, भौर अपने 
पृथक देवता । 

एक कबीले या जन (9८) की जो विविध ग्राम-संस्थाएँ थीं, उन्होंने आत्म- 
रक्षा के प्रयोजन से विवश होकर अपने को एक 'पोलिस' या नगर-राज्य के रूप में 
संग्रठित कर लिया था। अपनी ग्राम-संस्थाओ्ों के मध्य में किसी सुरक्षित स्थान पर 
उन्होंने एक दुर्ग या पुर का निर्माण भी कर लिया था, ताकि शान के क्‍्राक्रमण के समय 
वे वहाँ श्राश्नय ले सकें, और वहाँ रहते हुए शत्रु का मुकाबला कर सकें। शुरू में 
तगर-राज्यों का यह संगठन प्रात्मरक्षा के प्रयोजन से ही हुआ था, पर धीरे-धीरे दुर्ग 
या पुर नगर-राज्य के भ्राथिक, व्यापार-सम्बन्धी भ्ौर सांस्कृतिक जीवन का भी केन्द्र 
हो गया, झौर उसके अन्तग्रेत ग्रामों के सम्पन्न और समृद्ध व्यक्ति स्थायी रूप से वहाँ 
निवास भी करने लगे। एथन्स, स्पार्टा, कोरिन्थ झादि ग्रीस के प्रमुख पुरो (20॥8) का 
विकास इसी ढंग से हुआ । ये सब नगर एक-एक नगर-राज्य के राजनीतिक, भाथिक ब॑ 
सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र थे । इन नगरों व नगर-राज्यों के नाम उन कबीलों या जनों 
के नाम पर ही पडे थे, जिनका उनमें निवास था । एथन्स एथीनियन जन का केन्द्र था, 
और स्पार्टा स्पार्टन जन का । प्राचीन ग्रीस के सब नमर-राज्य श्राक/र में एक समान 
नहीं थे । उनकी राजनीतिक संस्थाएँ व शासन-प्रणालियाँ भी एक-सदश नहीं थी । पर 
उनभे ये सब विशेषताएँ समानरूप से विद्यमान थीं । 

ग्रीक नगर-राज्यों की मे सब विदेषताएँ भारत के प्राचीन जनपदों में भी पायी 
जाती हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटलीय श्रर्थशास्त्र और भ्रन्य नीति-साहित्य से इस 
बात की पुश्टि हपेती है--- 

(१) पाणिनि के सूत्र 'जनपदे लुप्‌” की टीका करते हुए काशिका में जनपद का 
लक्षण यह किया गया है--'जनपद ग्रामों के समूह को कहते है ।' उदाहरण द्वारा इसे 
स्पष्ट करते हुए वहाँ यह भी कहा गया है, कि जहाँ पंचालों का निवास हो, बह पंचाल 
जनपद है। इसी प्रकार कुरु, मत्स्य, अंग, बंग, मसघ, पुण्ड़ आदि जनपद इन नामों के 
जनो के निवास के कारण ही इन नामो से कहे जाते हैं ।* 

(२) कौदलीय भ्र्थश्ास्त्र के भ्रनुसार जनपद का निर्माण प्रायः ८०० ग्रामों से 
मिलकर होता था, भौर एक ग्राम में विद्यमान कुलों को सख्या १०० से लेकर ५०० 
तक होती थी। प्रत्येक जनपद में किसी केन्द्रीय स्थान पर एक पुर या दुर्ग होता था, 
जिसे स्थानीय” कहते थे। जनपद की राजघानी इसे ही माना जाता था, भोर इसे ही 
'तगर' भी कहते थे | अर्थ शास्त्र की एक प्राचीन टीका के अनुसार 'नगर' में व्यापारियों 
के निगमों ((0/.070/078) भौर वणिकों की झावादी होती थी, और उसके कोई कर 
नहीं लिया जाता था ।* 

१. जतपदे लुप (४-२-८१) प्र।मसभुदायों जनपद: । पंजालातां भिवासों जनपद, पंचाला!, कुरणष:, 
मत्त्या:, हंगाः, अंगा:, मगषा पुष्डा है $ 
'लयर राजधानी १***अगराजि करवेजिताति नियमंवण्िकां स्वानामि” कौटल्य । २प॑ | 


१२२ प्राचीन भारत की शासल-संस्थाएं तथा राजनीतिक विचार 


(३) जनपदों के प्रस्तगंत ग्रामों के मुखियाश्रों को 'ग्रामणी' कहते थे। जनपद्दों 
के राजनीतिक जीवन में ग्रामणी की स्थिति बहुत महत्त्व की मानी जाती थी। बह न 
केवल जनपद की सभा व समिति में सम्मिलित होता था, श्रपितु वैदिक युग के “रत्नियीं” 
या बाद के 'राजकर्तार:' में भी उसे गिना जाता था। वैदिक युग मे जिन्हें 'रत्निन्‌ कहते 
थे, वही बाद के समय मे “राजकर्तार:' कहाने लगे थे । जनपद के राजा को वरण करने 
का कार्य इन रत्नियों या राजकर्ताओ्रो के ही अधिकार में था । 

(४) जनपद के भ्रस्तर्गत ग्रामों के अपने परम्परागत नियम झौर कानून होते थे, 
जिसका पालन करना प्रत्येक ग्रामवासी के लिए आ्रावश्यक था। इसीलिए कौटल्य ने 
भ्रपने विजिगीषु राजा को यह परामर्श दिया है, कि वह प्रामसंघों के परम्परागत चरित्र 
श्र कानूनो का अतिक्रमण न करे । ग्राम का शासन एक ऐसी सभा के भ्रधीन था, 
जिसमें ग्राम के अन्तर्गत विविध परिवारों या कुलों के मुखिया (कुल-मुख्य) सम्मिलित 
होते थे । सम्भवत , इसी ग्राम सभा को कौटल्य ने 'ग्रामसथ' नाम से लिखा है। ग्रामसंघ 
का प्रधान “गग्रामणी' होता था | पाणिनि की भ्रष्ठाध्यायी मे इन्ही कुल-मुख्यों या कुलब॒द्धों 
को “गोत्रापत्य' कहा गया है। प्रत्येक परिवार मे जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हो, उसे ही 
गोत्रापत्य कहते थे । परिवार के प्रन्य सब सदस्य “युवापत्य” कहाते थे । 

(५) ग्राम की सब भूमि पर ग्राम का ही स्वत्व माना जाता था। भूमि खेती 
के लिए विविध व्यक्तियों को ग्राम-संस्था द्वारा ही प्रदान की जाती थी। इसीलिए 
भूमि के सम्बन्ध मे कौटल्य ने यह व्यवस्था की थी---“जो मूमि खेती के लिए पहले से 
ही तैयार हो, उसे किसानो के जीवन-काल के लिए उन्हे खेती करने के प्रयोजन से दिया 
जाए, और उनसे इसके बदले मे कर लिया जाए। जो भूमि खेती के लिए पहले से 
त॑यार न हो, उसे उन लोगों के हाथों भे रहने दिया जाए, जो उसे खेती के लिए तैयार 
करते हो । जो स्वयं खेती न करते हो, उनसे मूमि छीन ली जाए, या उस पर ग्राम की 
और से मजदूर रखकर खेती करायी जाए, या दूसरो को खेती के लिए दे दिया जाए।"* 

(६) ग्रामों के अपने प्रथक्‌ देवता होते थे, जिन्हें 'प्रामदेवता' कहा जाता था । 
इन ग्राम-देवताश्ो के जहाँ अपने 'स्थान' (मन्दिर) होते थे, बहाँ साथ ही इनका अ्रपना 
द्रव्य (सम्पत्ति) भी होता था, जिसकी संभाल करना ग्रामबुद्धों का एक महत्त्वपूर्ण 
कतेव्य माना जाता था । 

(७) श्रनेक ऐसे कार्य थे जिन्हें ग्राम या प्रामसंस्था द्वारा सामृहिक रूप से किया 
जाता था। नाबालिकों की सम्पत्ति (बालद्रव्य) और देवद्रब्य की देखभाल करना ऐसे ही 
महत्त्व के कराये थे ।* ग्राम द्वारा भ्रनेक प्रकार से न्‍्याय-कार्य भी किया जाता था, भ्रौर 
वह भपने क्षेत्र के निवासियों से भ्रतेक प्रकार के ज्रमाने भी वसूल करता था । 


१. करदेध्य: कृतक्षेत्राण्येक पुरुषकाणि प्रयच्छेत्‌ । भ्रकृतानि ऋृतकेभ्यों नादेयात्‌ । 
झकुषतां भ्राच्छिद्य प्रन्येध्य, प्रयच्छेत । श्रामभूतकर्वदेहका वा क्षपेयु: । 
, भकुषन्तोध्पह्टीन दर्च: ।/ कौटलीय सर्थशास्त्र २१ । 


- “दासंइब्य ग्रामदृद्धा बर्धवेयुराव्यवह्वार प्रापणात्‌, देवद्रष्यं च।' कौटल्य । २१ । 


नए 


,.. आचीय आरत के जनपद शौर उनका शातेन शा 


इंस अकार बहू स्पष्ट है, कि प्राचीन भारत के जनपढ़ों का स्वरूप प्रायः वैसा 
. ही था जैसा कि प्राचीन ग्रीस के 'पोशिस' और प्राचीत' इटली के 'सिचितास' का था । 
प्राचीन भारत की राजनीतिक व शासम-सम्बन्धी संस्याधों का अनुशीलन करते हुए इस 
तथ्य को इष्टि में रखना बहुत भ्रावश्यक है । गत दो संहक्नाब्दियों से भी क्रधिक काल 
में राज्य-संस्था के विकास द्वारा राज्यों का जो स्वरूप वर्तमान समय में है, उससे भारत 
के आरचीन जनपदों की तुलना कर सकना सम्भव नहीं है, भौर न ही अ्राधुनिक युग 
की राजनीतिक संस्थाओ्रों से उनकी संस्थाओं की तुलतां की जा सकती है | यदि उत्तकी 
तुलना करनी ही हो, तो प्राचीन ग्रीस श्रौर इटलौ की शासन-संस्थाओों से ही उनकी 
समता स्थापित करना अधिक युक्तिसंगत है । 


(२) कोटलीय श्र्थज्ञास्त्र के प्रमुसार जनपव का स्वरूप 


वर्तमान समय में प्राचीस भारत का कोई ऐसा दण्डनीति-विषयक ग्रन्थ उपलब्ध 
नही हुश्रा है, जिससे कि जनपदों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध मे समुचित जानकारी 
प्राप्त की जा सके । पर कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा हमें ऐसे श्रनेक निर्देश प्राप्त हो जाते 
हैं, जिनसे कि जनपदों के सम्बन्ध में प्रच्छा परिचय प्राप्त किया जा सकता है। पश्रर्थ- 
शास्त्र का निर्माण ऐसे युग मे हुआ था, जब कि मगध के सम्राद्‌ विविध जनपदों को 
अपनी अधीनता में लाने में तपर थे | कौटल्य ने श्र्थशास्त्र की रचना नरेन्द्र चन्द्रगुप्त 
के शासन की विधि के रूप में की थी झौर स्वाभाविक रूप से इस ग्रन्थ मे उस नीति 
को' विशद रूप से प्रतिप्रादित किया गया है जिसका अनुसरण चन्द्रगुप्त मौर्य को करना 
था। चन्द्रगुप्त ने हिन्दुकुश से भी परे तक विस्तृत एक विशाल सांज्राज्य का विकास 
किया था, और स्वाभाविक रूप से उसने बहुंत-से जनपदों को स्वतन्त्र सत्ता का अन्त 
किया था। इन नये जीते हुए जनपदों के प्रति विजिगीषु राजा की क्‍या नीति हो, इसका 
प्रतिपादन कौंटल्य ने विस्तार के साथ किया है, भौर ऐसा करते हुए उसने अनेक ऐसी 
बातो का उल्लेख कर दिया है, जिनसे जनपदों के सम्बन्ध मे बहुत स्पष्ट परिचय प्राप्त 
हो जाता है। 

कौटल्य के अनुसार जनपद का निर्माण ऐसे ग्रामों से मिलकर होता था, जिनमें 
१०७ से ५०० तक कूल मिवरास करते थे । एक ग्राम का क्षेत्रफल एक कोस से दो कोस 
तक होता था । ज्रासों के निवासियों में बहुसंख्या झूद्रों की होती थी, जो कि झार्य-कुलो 
की भूमि पर खेती का कार्य' किया करते थे ।* ठीक यही दशा प्रन्‍च्चीन औस और इटली 
में मीयी। वहाँके नगर-राज्यों के बहुंसंस्यक निवासी भी दास या हैलट लोग होते 
थे, जिल्हें शासन के-सम्बन्ध में कोई भी अधिकार प्राप्त नही थे । भारत में इस प्रास- 
वासियों को 'शुद्र-कर्षफ' कहा जाता था । दस ग्ररमीं के समुदाय को संग्रहण” कहते 
के, दस संग्रहणों या १०० ग्रामों से भिलकर एक “लार्वंटिक' बनता था, और ८०० 


|, 'शुद्रकपेकआन कुक शत्ताबर परुदशककुअररं जरा औशहिकओोश होमानं भन्योस्यारक्ष निवेशसेत्‌ ।” 


प्रबंशास्त दरा१ ।.. 


श्र्ढ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


आमों से एक स्थानीय या जनपद का निर्माण होता था ।' थदि किसी ग्राम में १०० से 
लगाकर ४०० तक कूल था परिवार नित्रास करते थे, भौर एक परिवार की सदस्य- 
संख्या ५ मान ख्री जाय, तो जनपद की जनसंख्या ४ से २० लाख तक होती थी। 
एयथन्स, स्पार्टा आदि प्राचीन गरीक नगर-राज्यों की झ्ाबादी भी प्रायः इसी के लगभग 
थी । वहाँ कोई भी ऐसा नगर-राज्य नही था, जिसमें ५० लाख से अधिक व्यक्तियों का 
“निवास हो। बहुसंस्यक नगर-राज्यों की जनसंख्या प्रायः २० लाख से कम ही थी। 
कौटलीय पभ्र्थशास्‍्त्र से प्राप्त निर्देशों द्वारा यही बात भारत के प्राचीन जनपदों के 
सम्बन्ध मे भी समझी जा सकती है । 
जनपद की रक्षा के लिए प्राचीन समय में क्‍या व्यवस्था की जाती थी, यह भी 
अ्धेशास्त्र से ज्ञात होता है। कौटल्य के भ्रनुसार जनपद के भन्तगंत प्रत्येक ग्राम को 
अ्रन्योन्यारक्ष' होना चाहिये । वह जहाँ झपनी रक्षा करने में सभर्थ हो, वहाँ साथ ही 
भ्रस्य ग्रामों की रक्षा मे भी सहायक हो। जनपद की सीमाप्नों पर “अ्न्तपाल दुर्ग! 
स्थापित किये जाएँ । विविध दुर्गों के मध्य के सीमाप्रदेशो मे बागुरिक, शवर, पुलिन्द, 
चाण्डाल, भ्ररण्यच्चर आदि झ्राटविक जातियों को बसाया जाए, ताकि बत्रु द्वारा भाक्रमण 
की दशा मे उनका उपयोग जनपद की रक्षा के लिए किया जा सके ।* पर जनपद की 
रक्षा का मुख्य ग्राधार वह पुर होता था, जिसे जनपद के मध्य मे स्थापित किया जाता 
था, और जिसकी रत्नना एक दुर्ग के रूप मे की जाती थी । यह पुर न केवल जेतपद 
के राजनीतिक, ग्राथिक, धार्मिक व सास्कतिक जीवन का केन्द्र होता था, प्रपितु जनपद 
की रक्षा भी इसी पर आश्रित थी। कौटल्य के अ्रनुसार पुर के चारों भ्रोर एक प्राचीर 
होती चाहिए, जिसमे १२ द्वार हो। पुर मे प्रवेश के लिए ऐसे स्थल झौर जल-मार्ग 
होने चाहिएँ, जिन्हे गुप्त रूप से बनाया गया हो । इस पुर मे तीन राजमार्ग पूर्व से 
पश्चिम की प्रोर भर तीन राजमार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हों । पुर की 
कूल मूमि के £ भाग पर राजप्रासाद होता चाहिए, जो कि पुर के उत्तरी भाग में 
स्थित हो । राजप्रासाद के पूर्वोत्तर मे प्राचार्य, पुरोहित, मन्‍्त्री झ्ादि के निवास हों, 
दक्षिण-पूव में हस्तिशाला, कोष्ठागार आदि रहें । उसके परे पूर्व दिशा में गनष, माल्य, 
चघाल्य, रस झ्ादि की पष्यशालाएँ हो, और क्षत्रियो व प्रधान शिल्पियो के निवास- 
स्थान हों, पुर के मध्य भाग में श्रपराजित, भ्रप्रतिहत और वैजयन्त के कोष्ठक और 
शिव, वैश्ववण, श्री व मदिरा के गृह स्थापित किये जाएँ। इसी प्रकार पुर के भ्रन्य 
आगों मे किस-किस का निवास रहे, इस सबका विशद रूप से वर्णन कौटलीय अ्र्थेशास्त 
में किया गया है | यह भी व्यवस्था की गई है, कि प्रति दस परिवारों के लिए एक-एक 
कएँ का निर्माण किया जाए भीर धान्य, नमक, झोषध, इंघन, अस्त्रन्शस्त्र, लोहे भादि 
को इतनी मात्रा में सचित करके. रख लिया जाए, कि झ्त्रु के द्वारा घिर जाने पर क्यो 
३. अभरष्दकषत ग्राम्या मेष्ये स्थानीय, चतुश्शत प्रास्या द्रोणमुख, द्विशत प्राम्या खा्येटिक, दशप्राभी 
सप्रहेण संग्रहण स्थापयेत्‌ ।' अथंशास्द्व २४१ । 


२. जनपद दाराष्मन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत्‌ ! तेषामन्तराणि वागुरिक सबर पुलित्द चध्हालारप्यचराः 
रक्ष यु: ।' प्र्यशास्त २१ । ९२ 


ु 
2 


आालीत शोरत के जनपद और उनका शासन श्श्छ 


तक भी वह समाप्स ते हों सके । पुराने सामान को निरन्तर बदल जांतों हें, ताकि 
,संखित सामाव कभी वियड़ने वं पाए। कौटल्य ने पुर को रक्षा का इतसे शिशद रूप 

से विधान इसी कारण किया है, क्योंकि जनपद की रक्षा का मुख्य झाषार पुर ही 
होता था । 

जनपदों के शासन का क्या स्वरूप था, इस संम्बन्ध में भ्र्थश(स्त्र के 'लब्घ-- 
प्रशभनभ” प्रकरण से. अनेक महस्त्यपूर्ण निर्देश उपलब्ध होते हैं। इस प्रकरण में उन 
उपायों का विशव रूप से प्रतिपादत किया गया है, जिनका “प्रयोग सये जीते हुए 
जनपद में शान्ति स्थापित करने भौर उनके निवासियों को भपने झनुकूल करने के लिए 
किया जाना चाहिए । इस प्रकरण की कुछ मुख्य बातों को यहाँ उल्लिखित करना बहुत 
उपयोगी है । 

(१) जनपद के पुराने शासकों के जो दोष हों, उनको प्रपने गुणों प्रौर सत्कर्मो 
द्वारा आचछादित कर दिया जाए। पुराने शासकों के जो गुण हों, उनके जो भ्रच्छे कर्म 
हो, उनको आ्राच्छादित करने के लिए अपनी ओोर से दुयने गुणों भौर सत्कर्मों का उपयोग 
करे। श्रनुग्रह, उपहार, परिहार (टैक्सों में कमी व छूट) दान और सम्मान द्वारा 
नागरिको को अपने पक्ष मे लाने का प्रदत्त किया जाए ।* 

(२) प्रपने अधीत किये गए जनपद के निवासियों के जो प्रिय नेता हों, उंनकी 
सम्मति को महत्त्व दे। जिन व्यक्तियों ने जनपद को विजय करते समय प्रपना साथ 
दिया हो, उन्हें वे सब पुरस्कार व अनुग्रह प्रदान किये जाएँ, जिनकी कि उनसे प्रतिज्ञा 
की गई थी । जो जितनी भ्रधिक अपने को सहायता करे, उसे उतने ही भ्रधिक पुरस्कार 
व॑ अनुग्रह दिये जाएँ। जो झपने बंचन को पूरा नहीं करता, उस पर स अपने लोग 
विश्वास करते हैं, और त पराये । जो जनता के विरुद्ध आचरण करता है, उसका 
भी कोई विश्वास नहीं करता ।* 

(३) विजित जनपद के जो शील, वेष, भाषा और प्रथाएँ हों, उनको अपना 
लेना चाहिए । इसी प्रकार विजित जनपद के जो उपास्य देवता हों, उनके प्रति भक्ति 
रखनी चाहिए, और वहाँ के जो समाज (सावजनिक श्रामोद-प्रमोद के साधन), उत्सव 
और विहार (सामूहिक मनोरंजन) हों, उनके प्रति उत्साह प्रदशित करना चाहिए ।र 

(४) विजेता के गुप्तचर ग्रामसंघों, ज।तिसंधों धौर जनपद-संघो के मुख्यों के 
सम्मुंख यहू बात भली-भाँति स्पष्ट करें कि भ्रन्यों के प्रति कसा कठोर ध्यवहार किया 
जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता ने कसा भर व्छा व्यवहार किया है, उनकी संस्याधो 
है 
१. वबमवाप्य लब्धं परदोषात्‌ स्वगुणएल्छादयेत्‌। गुलातू युणवैगुग्येत स्वधर्भकर्मानग्रहपरिहार- 

दानमानकर्म धभिम्न । अर्थ शास्त १३१४ । 

३, प्रकृतिध्रियहितानि अनुवर्तेत । यथासम्शातितं ल कृत्यपक्षमपप्राहयेत्‌ । भूयश्च कृतप्रभासभ्‌ । भवि- 
श्वास्पो हि विसंद्रादकरएबेपई परेषां | भवति, प्रकृतिविदद्धाचपरश्व । को? भ्रचंशास् पैकेप४ । 
तत्समानशीलवेशमावाचा रतामुपाच्ठेतू । देशबंवतसकाजोत्सवनिज्ञारेतु, च॑ भ्क्तिमनुवर्तेत ॥ 

, अर्धनास्त्त १३।१४ 95 ४773 के हा 





था 


१२६ प्राचीन भारत की शासव-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


के प्रति उसकी कैसी भक्ति है, और पह उनका किस प्रकार सत्कार कर रहा है ।' 

(५) बिजित जनपद के निवासियों को उचित भोग (पुरस्कार), परिहार 
(टैक्स से छूट) भौर रक्षा (उनकी सुरक्षा की व्यवस्था) द्वारा प्रसन्‍न व संतुष्ट किया 
जाए । उनके देवताप्नों व घाभिक संस्थाह्रों का श्रादर किया जाए। विजित जनपद के 
जो विद्वान, बारमी, धामिक व झूर पुरुष हों, उन्हे मूमि और घन दिये जाएँ, और उनके 
टैक्सों में छूट दी जाए। वहाँ के कैदियों को छोड़ दिया जाए, भौर दीन, अनाथ व 
व्यधिपीड़ित लोगो के प्रति भनुप्रह प्रदर्शित किया जाए।* 

(६) विजित जनपद में यदि कोई ऐसे परम्पराभत व्यवहार ((ए४फाश्षत्र 
(8७७) हों, जो धर्म के अनुकूल त हों या जो राज्यकोश व सैन्यशक्ति के विकास मे 
हानिकारक हो, उन्हे नष्ट करके धर्मानुकूल व्यवहार (728॥6005 995) की स्थापना 
की जाय । पर विजित जनपद के जो धर्मानुकूल चरित्र व व्यवहार हों उन्हे कायम 
रखा जाय, इस बात की अपेक्षा (किये बिना कि उनका प्रारम्भ विजेता द्वारा न किया 
जाकर किसी भ्रन्य द्वारा किया गया था।” 

(७) विजित जनपद का जो अपना विशिष्ट नक्षत्र हो, उसमें एक दिन के लिए 
पशुहिस। निषिद्ध रखी जाए ।* 

कौटलीय भर्थशास्त्र के इन उद्ध रणो से जनपदो के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध 
मे निम्नलिखित बातों की सूचना प्राप्त होती है-- 

(१) जनपदो के श्रपने शील, वेश, भाषा भौर भाचार होते थे, जिन्हें वे बहुत 
महत्व देते थे । इसीलिए किसी विजेता द्वारा परास्त कर भ्रधीन कर लिये जाने पर भी 
वे उन्हें कायम रखने को इच्छुक रहते थे। इसी कारण कौटल्य ने भ्रपने विजिगीषु राजा 
को यह परामर्श दिया है कि वह विजित जनपदो के शील, वेश, भाषा और झात्ार 
को कायम रखे । 

(२) जनपदों के भ्पने देवता, अपने समाज, अपने उत्सच झौर अपने विहार 
होते थे, जिनके प्रति उनकी भक्ति कायम रखना विजिगीषु के लिए भ्रावश्यक था । 

(३) जनपदों का भ्पना विशिष्ट नक्षत्र भी होता था, जिसे वे पवित्र मानते थे । 

(४) जनपदों का अ्रपता संघ (समुदाय) होता था, जिसका झासन संघ-मुस्यों 
के हाथों मे रहता था। इसी प्रकार जनपद के श्रन्तर्गत ग्रामो के भी भ्रपने-अ्रपने संघ 
होते थे । 


१. देशग्राम जातिसघमुख्येद्‌ व श्रभीकषण व सत्रिण: परस्थापचारं दर्शवेयु: महाभाग्य भकितं ले तेघु 
स्वामिन स्वामिसत्कार च विद्यमानम्‌ । प्रथंशास्त्र १३।१४। 

२. उचितैश्वैनान्‌ भोगपरिद्दा ररक्ाबेकणै: भुठ्जीत, सर्वदेवताशमपूजनं चर विशानाक्यधर्मशूरपुरषाभां थ 
भूमिद्रत्यदानपरिहारान्‌ कारयेत्‌ू । सर्वेबन्धनमोक्षणमन्‌भ्रह॑ दीनानाथं व्याधितानां व। भ्रधंशास्त् 
१३॥१४। 

* पज्च कोशदण्डोपधातिक भ्रधमिष्ठ चे चरित्र मन्येत, तदपनीय घर्मव्भवहारं स्थापवेत्‌3 भरितमहत्॑ 
धर्म्य' कृत भान्यवे: पवतेयेत्‌ । प्रयर्तयेल्त शवाधस्यं कृत चान्ये: निवर्तयेत्‌ । अर्धशास्त् १३९४ । 

४. शजदेशनन्नत्रेष्‌ एकरातरिकर। अर्थशास्त्र १३।१४ । ' - 


न्प्ध 


प्राचीन मारत के जसपद झौर उनका शत्सन ' १२७। 


(४) जमपदों के अपने परम्परागत कासून (व्यवहार भौर चरित्र) होते थे । 
कौटल्य का प्रपने विजिगीयु राजा को यह्‌- परामर्दा था कि विजित जगपदों के इस 
.. परम्परागत कामून को कायम रखा जाए। केबल ऐसे कानून को ही कायम व रहने 
दिया जाए, जो धर्मंविरद्ध होया जो राजकोश व सैन्यपझक्ति के विकास के लिए 
झनिकारक हो । 

(६) विजित जनपद की जनता को अपने झनुकूल करके, उसे दान, परिहार 
व प्रनुग्रह भ्रादि द्वारा सन्तुष्ट रखना कौटल्य की दृष्टि में झत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी । 
कौटल्य इस तथ्य को भली-भाँति समझता था, कि जनता का कोप बहुत भयंकर होता... 
है, और प्रन्य कोई कोप उसकी तुलना में अधिक भयंकर नहीं हो सकता ।* 

इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना. चाहिये कि कौटलीय अर्थशास्त्र के 'लब्ध- 
प्रशमनम्‌” प्रकरण मे जनपद के लिए “देश' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन 
नीतिग्रन्थों में देश, जनपद, विषय झौर राष्ट्र शब्द पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त हुए हैं । 
पाणिनि के “विषयों देशे' (पअ्रष्टाध्यायी ४४२।८१) सूत्र की टीका करते हुए काक्षिका 
लिखा गया है कि विषय शब्द के झनेक श्र हैं। भ्रामो के समुदाय को भी विषय कहते 
है, जैसे शिवि लोगों का विषय या देश 'दोव' कहलाता है। इसी प्रकार पाणिनि के 
एक श्रन्य सूत्र 'जनपदे लुप्‌' (अष्टाध्यायी ४४२८१) पर टीका करते हुए काशिका मे 
ग्रामों के समुदाय को जनपद कहा गया है।* इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि ग्रामों के 
समुदाय के लिए प्राचीन समय में विषय, देश और जनपद--इन झ्षब्दों को समाल रूप 
से प्रयक्त किया जाता था । 

जनपदों के स्वरूप को समभने के लिए कौटलीय भ्र्शास्त्र का एक अन्य निर्देश 
भी बहुत महत्त्व का है। वहाँ लिखा है, कि 'जिस देश पर शत्रुओं व जंगली पशुझों के 
निरन्तर भ्राक्रमण होते रहते हों या जिसमें बहुधा दुर्भिक्ष पड़ता रहता हो या जहाँ 
बहुषा महामारियाँ फैलती रहती हों, उसका परित्वाग कर दिया जाए ।”* यह व्यवस्था 
ऐसे जनपदों के लिए ही सम्भव व क्रियात्मक थी, जो छोटे-छोटे थे और जिनमें भूमि 
के प्रति जनता की विश्वेष भक्ति व निष्ठा नही होती थी। प्राचीन भ्रीफ नगरराज्यों के 
इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जब कि परिस्थितियों से विवक्ष होकर जनता 
झपनी भूमि को छोड़कर कहीं प्रन्यत्न जा बसी । भारत के प्राचीन इतिहास मे जरासन्ध 
के निरन्तर प्राक्रमणों से परेशान होकर भ्रन्धक-वृष्णि संघ के लोग अपने शूरसेन देश 
का परित्याथ कर सुदूर द्वारका में जा बसे थे । इसी प्रकार दिड्लीदल के आक्रमणों के 
कारण कुरु जब का एक अझंस अपने पुराने भ्भिजन का प्रित्याम करने को विवश्ष हुआ 


4. 'परक्तिकोपों हि सर्वक्ोपेश्यी गरीयोन्‌' । 
२. “जिष॑यों देशे । विषयश्ञब्दों बद्ध्: । क्वचित्‌ अ्राससभुदाये वर्तते । शिवोलां गिषयो 
देश: शव: । भ्रामसंमु दायो जनपद 


३. परचकाठवी ग्रस्त व्या धिदू्धिवंपीशितम 
'ै् परिहृदेशाजा आपक्रीडारमन वर्दप्रेत्‌ ॥ भ्र्यशास्त २१.५ 


हश८. प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तवया राजनीतिक विचार 


था । हुणों के आकरसणों के कारण मालब गण के लोन मध्य पंजाब के अपने अभिजन 
'कों छोड़कर राजस्थान में प्रवास करने के लिए विवज्ञ हुए थे । 


(३) जनपढदों के शासन का स्व॒रूप 

ऊपर जो विवेचना की गई है, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 
भारत के प्राचीन जनपदों का स्वरूप प्राय: वैसा ही था, जेसा कि प्राचीन ग्रीस के 
पोलिस' और इटली के 'सिवितास' का था। उन्हें भी हम नगर-राज्य समझ सकते 
हैं। इसी कारण जब बौद्ध काल से कुछ समय पूर्व कतिपय शक्तिशाली जनपदों ते 
पड़ौस के जनपदों को जीतकर अपने भ्रधीन कर लिया, तो वे 'महाजनपद' कहाने लगे। 
बौद्ध साहित्य में प्रनेक स्थलों पर सोलह महाजनपदों का उल्लेख झ्रामा है। पर उनके 
विकास से पूर्व भारत में जो सँकड़ों की सख्या मे जनपद विद्यमान थे, उनका स्वरूप 
नगर-राज्यों के ही संदृश था । भरत, जब हम इन प्राचीन जनपदों के शासन के स्वरूप 
पर विचार करें, तो हमें उनमें उम शासन-संस्थाप्रों की सत्ता की कल्पना नही करनी 
चाहिए, जो आजकल के राज्यो में दुष्टिगोचर होती है। इन जनपदों की शासन-पद्धति 
के सम्बन्ध मे निम्नलिखित बातें ध्यान मे रखने योग्य है--- 

(१) सब जनपदों की शासन-पद्धति एकसदृश नहीं थी। यदि कुछ जनपदो मे 
राजतन्त्र शासन था, और बद्यक्रमानुगत राजाशो की सत्ता थी, तो भ्रन्य जनपदों में ऐसे 
शासन थे, जिन्हे 'मणतन्त्र' कहा जा सकता है । अंग, काशी, वेदि श्रादि जनपद राजेतस्त्र 
थे, और शाक्य, क्षुद्रक, मालव भ्रादि गणतन्त्र । गणतन्त्र जनपद भी दो प्रकार के थे, 
एक ऐसे जिनमें सब नागरिक सभा में एकत्र होकर अपने शासन का सचालन करते थे, 
झौर दूसरे ऐसे जिनसे कतिपय विशिष्ट कुलो का शासन था। इन्ही को ग्रीक नंगर- 
राज्यों के शासन को दृष्टि मे रखकर अरिस्टोटल ने क्रमश 'डेमोक्रेसी! और 
“आलीगार्को' कहा था । ऐतरेय ब्राह्मण मे प्राचीन जनपदों की विविध शासन-पद्धतियों 
को भोज्य, स्व॒राज्य, वैराज्य, द्वराज्य झौर साम्राज्य की सज्ञा दी है। इन विविध 
शब्दों का क्‍या ग्रभिप्राय है, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं । 

(२) एक जनपद में सदा एक-सा ही शासन नही रहता था। प्राचीन प्रीक 
नगर-राज्यों के इतिहास में हम इस प्रक्रिया को देखते है, कि जहाँ पहले राजतन्त्र 
शासत था, वहाँ बाद में गणतन्त्र शासन स्थापित हो गया ; और जहाँ पहले गण- 
शासन था, बहाँ किसी महत्त्वाकाक्षी व झक्तिशाली व्यक्ति ने सब राजशक्ति प्रपने 
हाथों में लेकर राजतन्त्र की स्थापता कर ली। इसी अ्रक्रिया के भ्रनेक उद्घाहरण प्राचीन' 
भारतीय जनपदो के इतिहास में भी मिलते हैं। कौटल्य ने कुछ और पंचाल जनपदों 
की गणना गणराज्यों में की है, यद्यपि हमें शात है कि चौथी सदी ईस्वी पूर्व से पहले 
इनमें राजतन्त्र शासनों की सत्ता भी । विदेह में पहले बंशक्रमानुगत जतक राजाओं का 
शासन था, पर बौद्धकाल में बहाँ गणतन्त्र शासन की स्थापना हो गई थी । बौद्ध काल 
का लिचछविगण चौथी सदी ईस्वी तक राजतस्त्र राज्य बन गया था। 

(३) क्योंकि प्राचीन कांल में भारत में बहुत-से जनपदों की सा थी, भौर 








पल रस हि हज पीवी दे न है का 2 स्पाशविफ 
अप तियोँ भी सिल्त-सिल्स अफोर की. कीं; जेतः बह 

मच हक हक हैं सर और मत मर, सा सर के शंकर मे 

“विजिन्स मकर के विभार पंणि ऊँ? पम्दंस्धी, प्राचीन प्रत्य विभिन्‍ने शुों 


रे 
रह हि कः ह ५ 
रा हूँ गे कह अब 

(६0 
घ 

“#९७- बन 
की ा ा. 

१ ४७०६ 


की कतियाँ हैं. सौर उसका नियि: ऐसे अंदेशों में पृथा- था, निर्से कि विमिस प्रकार 
0 पु |] “पदतियाँ ) विमान के (2 ह हक के ॥ ०५ विसिन्नता पक आप! 9 


की शांसते-पडतियाँ विद्यमान थीं, परत: उनमें जिलारों की बिसिलनता की सत्ता स्वदा 
स्वाभाविक ही है । जह सम यह 3 बा किक 
-एपे, भगत, गाय, बन्द्र सौर कुबेर देवताओं के मंद लेकर रोका का विर्माण-किया है. 


5 


का यह मत है कि यदि राजा घर्म का अतिकण करे, तो बाह्मणों का यह परम कंतेब्य 
हैं कि वे उसके चिरुद्ध विद्रोह करके उसे नण्ट कर दें। यह स्पष्ट है कि मनु भोर शुक्र 
दो विभिन्‍न परिस्थितियों झौर यु्गों के प्रतिनिधि हैं। गधराज्यों के राजनीतिक विचारों 
भौर भादशों का प्रतिपादन करने बाला कोई पृथक्‌ ग्रस्थ,यद्यप्रि ब्रेतेंमान समय में 


उपलब्ध नहीं होता, पर महाभारत के शान्तिपर्व में अनेक' ऐसे संदर्भ भ्रत्रश्य विद्यमान: 


हैं, जिनसे इनकी शासन-प्रद्धति और राजनीति-विषयक पव्रिचारों पर श्रच्छा प्रकाश 


पड़ता है। कौटलीय अ्रथ॑शास्त्र में-भी प्रसंभवश मणतस्त्रणनपदों, के शासन के सम्बन्ध 
मे भ्रनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिये गए हैं। ही भय 

यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय राज्य-संस्थाप्री ओर राजवीतिक', मन्तम्यों पर 
विधार करते हुए हम केवल एक अक्रार की संस्याश्रों भौर विचारों का उल्लेख नहीं 
कर सकते । वस्तुत:, प्राचीन भारत में जहाँ प्रनेकषिष शासत-पश्ञतियों की सत्ता थी, 
वहाँ साथ ही भ्रनेकविध राज॑ंतीतिक विचार भी वहाँ विद्यमान थे +: प्राज्ीच भारतीय 
इतिहास के जनपद युभ में, जब कि यह देश बहुत-से छोटे-बड़े ज़नपढ़ों में विभकत था, 
गणतन्त्र जनपढों के तीन बड़े क्षेत्र थे, उत्तरी बिहार, पधुरा-शूरसेन प्रदेश भौर पंजाब। 
इमके मध्यवर्ती प्रत्य प्रदेशों में राजतत्त जंतेपदो की सत्ता थी। इनमें से उत्तरी बिहार 
के गणतंन्त्र जनपदों के सम्बन्ध में हमें बौद्ध और जैन साहित्य से विशद रूप से परिचय 
मिलता है। महाभारत मधुरा-शूरसेन प्रदेश के गणराज्यों पर प्रकाश डालता है, धौर 
पोणिनि मुनि की भ्रष्ट्राध्याथी से हमें पंजाब के सणतस्त्र, जनपदों के सम्बन्ध, में अनेक 
महत्वपूर्ण. निर्देश भाष्त होते हैं। राजतस्त्र जनपदों के विषय में सनु, शुक्र, याज्वल्पय 
भादि के स्मृतिं-पतथों 8 रामायण, भह्दाआरत व धुरापरों, आदि साहित्य से भल्छा अकाश' 
पढ़ता है। भर्गले अब्येगयों में हम इसी साहित्य के भराधार पर जसपदों के शासन का 
22% 80 00000%% कफ व न कपल 





इस्तुत: अनुर्य के रूप में एंक 'भहती देवता' होता हैं ; बहा इसरी थोर प्राजार्य शुक्र 


जहाँ एक और पंत यह अतिवादित करती है कि आह ते इस, बरंज,." 
धतः पंदिं राजा बालक भी होंतो भी उसकी धजहेंतला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कह. 


़ ' सातवां अध्याय. रा ह 
_पाणिनि के आधार पर जनपदों का शासन 


(१) गणतस्त्र जनपद 


पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक सुप्रसिद्ध अन्य है। पाणिनि 
भुनि का काल ५०० ई० पू० के लगभग माना जाता है। इस प्रकार वह प्रायः बौद्ध- 
युग के प्रारम्भिक काल में हुए थे, भ्रौर उनकी अष्टाध्यायी उसी युग की परिस्थितियों 
का परिचय देती है। यद्यपि भ्रष्टाध्यायी व्याकरण-सम्बन्धी ग्रल्थ है, पर असंगवश 
उसमें ऐसे निर्देश मिल जाते है, जो उस युग की दशा पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। 
पाणिनि उत्तर-पश्चिमी भारत के निवासी थे, प्रत उनके भ्रन्थ से इसी प्रदेश के सम्बन्ध 
में परिचय मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात बहुत उपयोगी है, क्योंकि बौद्ध- 
साहित्य से हमें पूर्वी भारत की राजनीतिक व शासन-सम्बन्धी दक्षा का ही विशेष रूप 
से ज्ञान होता है। इस प्रकार पाणिनि की प्रष्टाध्यायी को बौद्ध-साहित्य का प्रक 
समभा जा सकता है । 

पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी में गणतस्त्र जनपदो के लिए 'संघ' शब्द का उपयोग 
किया गया है। कौटलीय प्रर्थशास्त्र मे भी इनके लिए यही शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
पाणिनि संघ शब्द का प्रयोग केवल राजनीतिक संघी के लिए करते है, धामिक संघों 
का उन्होंने कही निर्देश नहीं किया। सम्भवतः, वे बौद्धों के धार्मिक भिक्षुसध से सर्वथा 
अ्रपरिचित थे । पर यह बात कौटलीय भ्रर्थशास्त्र के सम्बन्ध में नही कही जा सकती । 
उसमे घामिक व साम्प्रदायिक समुदायों का सघ-हूप से निर्देश विद्यमान है, क्योंकि 
कौटल्य ने व्यवस्था की है, कि 'सजात के अतिरिक्त प्न्‍्य किसी संघ को प्रपने क्षेत्र में 
राजा स्थापित न होने दे ।” कौटल्य इस प्रथा के बहुत विरुद्ध थे, कि नागरिक लोग 
युवावस्था में ही प्रव्नज्या ग्रहण कर भिक्षु जीवन व्यतीत करने लगें, और अपने 
साम्प्रदायिक संघ बता कर रहा करें। इसी कारण उन्होने यह नियम बनाया था, कि 
वानप्रस्थ हुए बिना कोई संन्यास न ले सके, और पारिब्राजक बनते हुए धर्मेस्थ 
(मजिस्ट्रेट) से यह प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य हो कि अरब उसकी सन्‍्तान उत्पन्त करने 
की शक्ति नष्ट हो गई है, और उसने श्रपनी पत्नी तथा सनन्‍्तान के सम्बन्ध में समुचित 
ज्यवस्था कर दी है ।* 'सजात” संघ उन्हें स्वीकार्य थे, क्योंकि मग़घ के पाज़ज्यवाद 
के विकास के काल म्ें पुराने सजात जनपदों को पूर्णवया नष्ट कर सकता क्रियात्मक 
नहीं था । 
१. समातादन्य: संघ: -....मास्य जनम जनपदभु पतिवेशेत ।” भ्रयशास्त २१ | 


२. वानप्स्थादस्य: प्रश्रजित भाव । उन्दारमप्रतिविधागर अन्नजत:ः पूर्वस्साहसदेण्ड: । 
पक तम्यदायः अवजेदापृश्ब्य धर्मस्थान्‌ । अगस्त २।१ । ५० _ 





फा्णिगि के दो प्रकार के सं का उल्लेख किया है; ्रदुषजीसि भर फ्रग ।. 

आयुष वि संत विशेष रूप से वाहक (पंजाब) देश में विद्यमान" ये + भषटोध्यायी के . 

अंकों में देन: संक्तों का. विदेश मात्र है, पर उस पर-की शई कापिका बूति टीका और 

, + धािनि के अपंपाद: में: इतका भभिक विशेद रूप से उल्लेस है। इन धाषारों पर कहीक .' 
, दैश्य के जिन शततस्त्' संभी का हमें परिचय मिलता है, ते िश्यालिखित हुँ--- , :... 

(६-३) खुदक, बालव और कौष्डीवुसं-+-अष्टाध्योयी के सूत्र '/सभाषुणरजीवि- 
सेंधाज अंडवाहीकेए्‌ भव्राह्मण रोजन्यात (५६११४) की'व्यास्या करते हुए काशिशा 
ने बाहीक, देश के अ्युधजीयि संघों के तीत उदाहरण दिये. हैं ।' कोण्डीवृस, कदर . 
और भालव ।* क्षुद्रक संघ का उल्लेख सिकन्दर के! आक्रमण बुतान्त को लिखते हुए 
ग्रीक लेखकों ने. भी -भोक्सिड्राकेई (0:90/व74/) ताभ' से किया है। पह. स्रंघ 
हाईडेस्पस मदी के तट पर स्थित था, भौर सिकन्दर का इसके साथ धर्नंघोर थ्ुद्ध हुभा 
था। प्तज्जाल के भहाभाष्य में उपलब्ध एक निर्देश के भ्रनुसार भकेजे क्षुद्रक लोग 
सिकन्दर को परास्त करने में भी समर्थ हुए थे ।* प्रीक लेखकों ने मालब संघ का, भी 
भल्लोई' (४&!0) नाम से उल्लेख किया है। ग्रीस के वृत्तान्तों के भ्रनुसार क्षुद्रकों 
और मालवों की सेनान्ों ने परस्पर मिलकर सिकन्दर क/ सामना किया था। इन 
दोनों संध-राज्यों में सैनिक एकता की सत्ता कॉथ्रिका के एक निर्देश से भी शात होती 
है, जहाँ 'क्षुंदकमालवी सेवा' का उल्लेख किया गया है ।* कोण्डीवृस संघ का ग्रीकलेखकों 
मे उल्लेंख नहीं किया, और से इसका विवरण कहीं झत्यत्र ही मिलता है। 

(४) वुक--पाशिनि की भ्रष्टाध्यायी के 'बृकाट्टेण्यण” (५३।११४) सूत्र में 
बुक नाम के एक अन्य संघ का उल्लेख है, जो काक्षिका के अ्रतुसार एक भागुधजीवि 
संघ था, भोर जो वाहीक देश में ही स्थित भथा। इस संघ का अ्न्यत्र कहीं उल्लेख 
सही मिलता । 

(५-२१) “दामन्यादित्रियतंषष्ठाध्छ:' (याणिनि ॥।३।११६) इस सूत्र की 
व्यास्या करते हुए काशिका ने १७ ग्रायुधजीवि संघों का उल्लेख किया है, जिनके नाम 
निम्नलिखित हैं--कौण्डोपरथ, दाण्डकी, कौष्ठिकी,, जाल्रमाति, ब्रह्मगुप्त, «जानकि, 
दामन्य, उलपय, आाम्दिन्ती, काकदन्ति, शतरुत्तपि, सांर्वसिति, विन्द्र, मौझजायथप,हलभ 
झौर सावित्रीपुत् । इनमें से पहले छः (कौण्डोपरथ, दाण्डकी, कौष्ठिकि, 
दामनय घोर जानाके) ने मिलकर अपना एक धंधघात (.83898) बताया हुआ था 


ध्ायूधजीविं संघान्‌ अरश्वाहोक्रेप्बन्राहरगराजन्यात्‌ । अऋामुप्रजीबिनां संपः ध्रायुधजीजि संघ: + स 
जहीकीविशिव्यते ।, वाहीकैयु मे ध्रयुप्तादीजित संभसतद्षाचिनः ,प्रातिपदिकातू बाह्मणराजन्यवजितातू 
हां रुप प्रत्यो भर्वे्ति व, कोस्टयुस्म:, कौर्फीदुस्सी, ओौस्दीभुस्पा:, कोडक्सों, 
आडकों:। सालम्य, मॉलेस्मी, माववा: 8... ०7 2 

हूं, पकामिशिः अडऔीनित्स (महांसाघ्यफ्रेत.... ५. ५. ,.... : 
आरिकारिसपंत (विवि ४२२४४), के ्रकपासनी फैन + 


प्‌ ४ के है 
2 ५ पा ५ हु; / 0 हर ९: ह है 
34070 बुर 36, . 6 "पा 0५ /7* 28 बि $ “७ के ढ् 4५ 
3 कह के है हॉँ ४५० टी है. «४४ हम ५ ५५ पद ५७ का हह्ड | + के जा 
पा ५ कै 


 हुइए .. आचोतःभांसा/कों सासन-संस्थाएँ तंथः रंजनीतिक विचार 


जिसे 'जिमतंधष्ठ' कहते के.२* अगर-राज्यों द्वारा. बताये! गए इस अंकार के संधात भाचीत 
द्ीस में भी विद्यमान: मे + उंसरी विहार का बज्जिसंत भी इसी प्रकार का कक संगत 
था। भार्मिति के इस सूत्र में वणित संब-जनपदों. में कतिफय का उल्लेख सहामारतमें 

' हीं आया है.।: महाभारत के सभापतें में पाष्डवों, द्वारा विजित जनप्दों-का उल्लेख 
करते हुए जिमते, काक झौर दाण्डकी के मास दिये मए हैं। ' - 

(२२-४४) 'पह्वादि यौधेयादिभ्यामणत्रौ' (पाणिनि ४॥३।११७) की व्यास्या 
करेते हुए काशिका में गणपाठ के आधार पर २३ संघ-जसपौों को संणता की भई है, 
जिनके ताम सिम्तलिखित हैं--पहर्व, यौवेय, वाह्लीक, उशीनर, सत्वत, -विश्वाल, असुर, 
राक्षस, वयस, मरुत, दशाहे, पिशाच, ग्रशनि, कार्याएण, बसु, कौसेय, कौक्षेय, शौजेम 
शौज्ेंग, वार्तेव, जाचालिय और भरत | 

इन संघ-जनपदों में यौधेय, पर्व, बाह्लीक, उशीनर, सत्वत्‌, विशाल, दशाहू 
और भरत राज्यों का उल्लेख प्रन्य प्राचीन साहित्य में भी आया है, पर अन्य ताम 
पृथक राज्यों के रूप में कही श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होते । 

(४६-४६) आयुधजीविभ्यदच्छ: पत्नेते' (पाणिनि ४॥३।६१) सूत्र में चार संघ- 
जनपदों के नाम काशिका ने दिये हैं--अन्धकक्तीय, सांकाश्यक, हँदगोलीय भौर 
रोहितगिरीय । ये सब भी श्रायुधजीवि संध्र कहे गए हैं, शोर इनकी स्थिति पावेत्य 
क्षेत्र में बतायी गई है। इनमे से रोहितगिरीय संघ सम्भबत: रोहितक गण को सूचित 
करता है, जिसका उल्लेख महाभारत के बत पद में श्राया है । कर्ण ने दिग्विजय करते 
हुए भद्र, भाग्रेय श्रौर मालव गणों के साथ-साथ रोहितक ग़ण को भी विजय किया 
था ।' प्रन्धकबर्तीय की समता अन्धक-वृष्णि ग्रण से स्थापित की जा सकती है, जो कि 
बुन्दावन के क्षेत्र में विद्यमान ग्रोवर्धन पर्वेत के समीप स्थित था। प्रन्य दो संघ-जनपदों 
का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता है। सम्भवत:, भ्रन्धकवर्तीय और अ्रन्धकब्रुष्णि एक 
नहीं थे, क्योंकि पाणिसि में अ्रन्धक-वृष्णि संघ का उल्लेख ऐसे जनपदीं में किया है, 
जो कि अ्रथुधजीवि नहीं थे । 

पाणिति की अष्टाध्यायी मे ऐसे भी अनेक संघ-जनपदों का उल्लेख है, जो कि 
क्रायुधजीवि नही थे | इलमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं--.. 

. (१-४) ऋष्यन्धकब्णिकुरुम्यश्च' (पाणिनि ४१११४) सूत्र में ऋषि, प्रन्भक, 
बृष्णि भौर कुछ के जनपदों का संघ के रूप में उल्लेख किया गया है। भ्रन्धक झौर 


१६ बामन्यादि त़िगर्त पष्ठाज्छ: । भायुधसंधादिति वर्तते । दामन्यादिभ्य: प्रातिपदिकेस्य: दिगलेंघप्ठे भ्मश्च 
भायुधजीविसंघवाचिश्य: स्वार्य छ; प्रत्ययो भवति । ग्रेषामायुधजीविसघानां धद्‌ भ्रन्तेसस्तक् के 
त्लिगर्त: प55; । तिपत॑; प्रष्ठो येषां ते त्िग्तंबष्ठा: हत्युच्यन्ते । तेष्‌ चैय स्मृति: ' 

कौप्डोपरपदाज्डकी | न्‍ 


क्रौष्टकि: आलमानिश्य बरह्मगुप्तोष ज़ानकि: । 
२. भह्मंत्‌ रोहितरांश्वैंव भ्राप्रेयान्‌ मालबात्‌ प्रप्रि । 
गशाम्‌ संवीत्‌ विविजित्य नीसिकृत्‌ अहसस्निव ४ 
' महाभारत, वनपर्व २५४२० । 













न आप की हो हल * 
;  अ उन आटा का |, की 
ध पद है रब व है 
५८५ भर हि तय ब ह 
है, ५, है; (. ३ 4, पथ २ एफ है 27५४ ३३६ 
१0 पालिति के २ कफ 7 शुरू पर ४ ०, कक * 
के ४४६४ # न मी ह 
| ५ । शमि के आधार पर अरेपदों क्र कई फि 5 ०८%. है, 
हद 88 7 ह्् हि | डक ४१ पु पर न्फक, १ हल 3820 ॥ 2 38० क्‍ 0320 
५ ४ हब आओ हे दि मम ५ 5 ४ पं मी प भा ६ १ | हे को 
ह पी // हक 28] ५ पक 2 १ #) *६ ।६४ ५ ३४ 
सूंष्षि असिंद! ४ नई ४ संप्राजय # ॥ /६५ महांभारंत किमी ता “से ऐ पमिलकर ० अफ्ता 0, और शक ५ 
' ,' बूष्चि असिद गण व: संक्राजय में, सभ्य में 
' “बे :संपराज्य में, महाभारत के :जिकॉने पाषा 7 
५ हा औ | ४ है हर 0 कह हा 


".. संबात्त बनी! लिया' या ॥ कम्ण' दृतित सं के संध-सुस्य हीं ये । कर का उल्लेस कोंट्सीय._ 
.. भर्मेशाहत में /राजदन्दोपशीजि संघों के परतेंत, किया: गन है) वर्योप महाभारत के. 
. समय में यहाँ राज़तन्त शोसत को सत्ता थी संम्भव्ेः पाशणिनि को. ऋषि ऋषिक 
 मुइशि) जमपदे को परिज्रायक्र है, जो भाजचीत सभ्य में हिन्हकुओ' परवंतभासा के उत्तर 
.: के क्षेत्र में दिशवसाने था! आव में युइंशि या ऋषिक- जन ने शर्त पर आकंसश भी' 
किया था। यहँ ऋषिक जैन जीत की पेदिचमी सींसा पर लॉपनेर:के .कॉंठे में भवस्थित 
था। महाआरत के सभाप॑व॑ (भ्रध्याय २६) में मो ऋषिकों का उल्लेख है, जो कि स्वेत 

'पंबत के सभीयष मिवास करते थे। मम 
(१-६) मद्र भर चूजि--पाणिनि के , 'मद्वृज्यो: केतू' (४११३१) मूत्र में. 

भद्र और वृजि संघ-जनपदों का उल्लेख है, जी कि आचोन भोरत के प्रंसिद्ध, गणतस्त्र 
शासत वाले राज्य थे। बौद्ध साहित्य में वज्जिया वृजिक संघ का प्रनेक स्थलों पर 
उल्लेख मिलता है। इस संघ या संधात में भनेक गंणराज्य सम्मिश्षित थे । संद्र या मंद्रक 
संघ का परिगणन कौटलीय भर्यशास्त्र में राजशब्दोपजीबि संधों में किया गया है। 
शाकल नगरी इस संघ की राजधानी थी, शौर इसकी स्वकत्र सत्ता का झन्तिम रूप 
से भ्रन्त गुप्त वंशी सम्राटों द्वारा चोथी सदी ईस्वी में किया गंधा था । मद्र और बज 
जनपदों के नागरिक दो प्रकार के थे, एक वे जो इस जनों ((70७) के! सदस्य थे और 
इन जनपदों के प्रति भक्ति (॥।६४7४००८) रखते थे, दूसरे वे जो इने जनपदों के अ्रतति 
भक्ति तो रखते थे, पर इनके जनो के साथ सम्बन्ध 'नहीं रखते थे । पहले प्रकार के 
साभरिकों को मद्रक और वुजिक कहते थे भौर दूसरे प्रकार के नायरिकों को मात्र भोर . 
वार्ज्ज । पाणिति के सूत्र 'अनपदिनां जनपदवत्सवं- जनपदेन समान शब्दानां: बहुबचने' 
(४।३११००) की व्याख्या करते हुए फ्तञज्जलि ने अपने महाभाष्य में इस' भेद को बड़े 
स्पष्ट रूप से प्रकट किया है ।* , ' "बी ' 

(७-१४) 'न प्राच्यभर्गादि यौधेगादिम्य:' (पाणिति ४११४८) सूत्र की व्यास्या' 

करते हुए काशिका ने भाठ संघ-जनपदों का परिंगणन किया है, जिनके नाम निम्नलिखित 
हैं--+भर्म, कशंष, केकय, साल्‍क, काशसीर, सुस्थल, उस्य अपर कौरव्य। महाभारत के 
: सभापव॑ में भर्य राज्य का उल्लेख बत्स, काशी भौर कोशल के साथ में किया गया है, 
प्रोर भीम द्वारा उसके जीते जाने को वर्णन वहाँ विद्यमान है ।* जातक, साहित्य हारा 
मी अर्भ के गजराज्य की सता प्रभाणित होती है।? करुप, केकथ, उसष, काएमीर आदि. 
भी जनपंदों के जाम हैं, लिमका परियणन पाशिनि के शणपाडे में संत के प्रस्तगंत किया. 
4. “जनपदिलां जन्रकत्सर्थ जर्मपदेत समाव शब्दातों अहुंगबने:(४।३/१०३) इस सूत्र पर शोक" 
: “कं हुए अहव्यत्ति से महाभारत में सिका है-<संब्गचेत पति मिस ? हच्च संद्र बृज्पपेंय ३ . 
“भांति भक्लिस्य प्ाहों का भेषितरत्य घद्रक , इंत्नेज:संक्ा स्कोत्‌ । वाण्यों 'मंज्तिशत्य जाकयों य॑ 
महजीतरस्क वुकिक इति गा स्पातू!.।। 7 हा आम 2 








न्‍ |! / कर & पि ५ 
ड़ अज्ाभा रत; हैं, ९ | ४220 हां 305 दी ४: ९ 
शै; के सुभाषंवे, -हैं$, है कै * पक आम 2 हा 
५3 ४ पी ध्ट 2: ज 5 घ 4 
आपके 3! राज की पु +. ४ + पु १8: +७ ३ 0006 आज 
जे. कातके इ87, ६६ 0] पल मे 
8 । ध $ “कं व 5 ड ३५ 5३ 
+ + परआ हें 5 है ग बे ० 
। /४ 4५ तु &« ४ ० ७ अह: हर 
| दा कि कप पक > मोर हट ८ 8 2 आर के 5 
हे 4 ५० है सर नि हे 02 मल न ;$ शा 
रे + अदा रद कह 5 जे ५ पे ४ / + 8 ा्य के 7 
हा 70% र ३५७ हक ४ है: 2 का; 85% ४8 पर हे कम 


_. रइड.... चीन भारत को शांसन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार. 

' जया हैं। इनःजनपदों'की सता रामायज, महाभारत भादि भय प्राचीन साहित्य से 
भी अलाजित होती. है, और मे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राज्य थे। पर पाणिनि दारा 
इनका , संध-जनपेदों के रूप में उल्लिखित किया जाना एक सहतत्य की बात हैं + 
संम्भवत:, पाणिति के समंय तक इन सब में संघ-कासतों की स्थापना हो शई थी ।' 
'कौटलीय अर्थशास्त्र मे कुर की गणवा संघ-राज्यों में की यई है। यदि महाभारत युंग' 
'का प्रसिद्ध राजतत्त कुरु जनपद कौटस्य के समय तक गणतन्त्र हो गया था, तो यह 
अ्रस्थांमाविक नहीं है कि केकय, काश्मीर, करुष, उदष झादि पुराने राजतेस््र राज्य भी 
पाशिनि के समय तक संधतन्त्र हो गये हों । भर्गादि गंध का कौरव सम्भवत': कुरु जनपद 
को ही सूचित करता है, जो कौटल्य के समय से भी लगभग दो सदी पूर्व संघतत्व हो 
घुका था । 

(१५-३०) पाणिनि के सूत्र 'राजन्यादिभ्यों बुत! (अ्रष्टाघ्यायी ४४२५३) भे 
जिस राजन्यादि गण का उल्लेख है, उसमें मणपाठ के भ्रतुसार १५ संघ-मनपद सम्मिलित 
थे। इस गण के राज्य निम्नलिखित हैं--राजन्य, मालब, बैराट, त्रैगते, देवयान, 
शालड्ायन, जालन्धरायण, प्रात्मकामेय, भ्रम्बरीशपुत्र, ब्साति, बैल्ववन, शैलूष, उदुम्बर, 
घैल्वल, श्रार्जुतायन, संप्रिय, दाक्षि भौर ऊर्णताभ । इनमे से मालव और तैगते 

' का उल्लेख पाणिनि के भ्रन्य सूत्रों मे भी हुआ है । राजन्यादि गण के इत संघ-जनपदों 
में से राजत्य और भार्जुनायन के सिक्‍के भी क्तेमान समय में उपलब्ध हो चुके हैं, 
जिसके कारण इनकी गणराज्य के रूप में सत्ता निविवाद सिद्ध हो जाती है। वैराट, 
शालड्भायन, उदुम्बर, जालन्धघर श्लोर दसाति जनपदों के निर्देश प्राचीन साहित्य के 
अन्य ग्रन्थों में भी मिलते हैं। महाभारत के सभापतव में ओदुम्बर की गणना काश्मीर, 
दरद, कुकुर, क्षुद्रक शोर मालव के साथ की गई है, ज़िससे सूचित होता है कि इस 
जनपद को स्थिति वाहीक देश में ही थी ।* ' 

(३१) महाराज का उल्लेख एक संघध-जनृपद के #ूप में पाणिनि ने 
महाराजाट्व्ज्‌ (४३६६) सूत्र में किया है, जिसके भ्रनुस।र महाराज जनपद के प्रति 
भक्ति (&02879702) रखने वाले नागरिक की 'महाराणजिक' संशा होगी । इस जनपद की 
सत्ता पंजाब में प्राप्त हुए कतिपय स्रिक्‍्कों से भी प्रमाणित होती है, जिनके एक ओर 
सदी और भ्रध॑च॒न्द्र की प्रतिमा भंकित है भौर दूसरी भोर 'महाराज़ जनपदस' ये शब्द - 
उत्कीर्ण हैं । 

(१२) कुरु जनपद का उल्लेख पाणिनि के 'कुर्वादिस्योण्य:ः (४६१४१) सूत्र 
में किया गया है। कुर्वादिगण में जिन भन्य शब्दों का परिगणन गणणांठ में मिलता 
है उनमें से एक 'मुरु' भी है जो सम्भवतः उत्तरी बिहार में स्थित मोरिय भण को 
सूचित करता है। सौर्य-साज्ाज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त इसी सोरिय मरा सुर गण का ' 
था, जिसके कारण उसका नाम 'मोयं' पड़ा था। कुरु प्राचीन भारत का. प्रसिद्ध 
अनपद था, जिसमें पहले राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। कौटलीय श्र्यधारत्र में 


* ३. महाभारत, संभाष्य, ५२, १३-१५ | 


64 शह 


..' हुए का संस्लेख राजिशब्टोपजोविं संधों सें किसों गया है। ऐसा अलौत कोता है कि. 
 'झमिनि के संभग से पूर्व ही इस जनपद में रोजतत्त्र ऋरस को अन्त होकर गंजतेल 
५4३) स्वांती हो शई शी, भौर इसने शी एंक संच-जनपद को रूप आष्त करे" 
५74 | 
(३३०३४) पाणिनि के 'विययों देंशे! (४२२४ रौं सूच पर टीफा करते हुए 
कंाशिकाकॉर में विवि सौर औषट जनपदों का उल्मेख किया है, जिनमें गण-शासनों की 
संता थी ।* ' ' 
इनसें से शिवि पंजाब का एक प्रसिद्ध जनपद, था, जिसे ग्रीक लेखकों ने सियोई 
(880) नाम से लिखा हैं। सिकन्दर का इसके साथ भी घनधोर यमुद्ध हुआ था । इस 
संघ-जनपद की स्थिति मालब या मल्लोंई के संभीप थी। महाभारत में भौढ़ नाम के 
एक जनपद का उल्लेख है। सम्मवतः, काशिका का औष्ट्र इस झौड़ को ही सूचित 
करता है । 





(२) पाणिनीय भध्रष्टाध्याथी के प्रन्ध जनपद 


पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी और महाभाष्य तथा काशिका के अध्ययन से हमें अन्य 
भी भ्रतेक ऐसे प्रातिपादको का परिक्षय मिलता है, जो कि जनपदों के नाम थे। इनमें 
संघ शासन की सत्ता थी या राज़तन्त्र शासन की, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश हमें नहीं 
मिलता, यद्यपि इनकी शासन-पद्धति के विषय में कतिपय यूचनाएँ भ्रष्ठाध्यायी हारा 
अ्रवश्य प्राप्त होती हैं। इन जनपदों के धाम निम्नलिखित हैं-- 

(१-३) 'जनपदशब्दात्क्षत्रियादत्' (पाणिति ४।४। १३८) सूत्र पर दीका करते 
हुए काशिका ने पाब्चाल, विदेह और समध जनपदों का उल्लेख किया है। अ्रष्टाध्यायी 
के इस सूत्र द्वारा वह व्यवस्था की गई है, कि जनपद को सूचित करने वाले प्रातिपादिक 
के साथ उस दक्षा में प्॒त्न्‌ प्रत्यय लगाया जाए, जब, कि जनपद के क्षत्रिय निवासियों 
का बोध कराता हो। इस व्यवस्था के श्रनुसार पडझचाल जनपद का क्षत्रिय तासरिक 
'पाञ्वाल: कहायेगा, ओर वहाँ का बाह्माण नागरिक पाज्वालि: । इसी प्रकार विदेश 
जनपद के क्षत्रिय और ब्राह्मण तायरिक क्मव: (देह: भौर 'वेदेहि:' कहाएँगे।* बाद 
में कात्यायन ने पारणिनि के इस सूत्र पर एक वार्तिक द्वारा मह संशोधन किया, कि इल 
जनपढों के सजा का जब बोध कराना हो, तो श्री जतवपदसूचक प्रततिपादिक के साथ अत 
प्रत्मय ही लथाया जाए । कीोशिकाकार ने इसे, उदाहरण द्वारा इस्त ढंग से स्फपट किया, 
कि पश्चाल जनपद के. कात्रिय नागरिक के समान वहाँ के राजा को भी पाञ्याले: 


, ग्यकेदद रंड्डों बहुरथ:। पराचिद्प्रासंभुंदामे वहले, विधयों, सब्ध इंति। तंस देशप्रहण प्राभ- 

,.. अ्भुदाधततिपत्पर्थभ्‌  शिवीनों किपयों देश: सेब: । ऑष्ट: । ु 
“२, अमंपद - शड़दी मे कॉलियांगायों  सस्यापत्येशश अत्ययो संवति । पाठ्यालश: । पुदवाक: । चैपेंह: 4 . 
बरेपदशम्दादिति किपूं । अद्योरपेत्व औद्यचः । पैहमू।  बाड्ापेत्य पत्चोतेस्पापत्ड' , 
पाज्यार्सि, ; 4 बैग: शक ४ है हज हक < ८ पक हे [5 ' 


हि 4, 2! 
को 2 2 ह हक 03 जै ४ ; हे ९ 
9५ + | ! रु कल ये 

ता मा कक पब। मी ऐ 


. १३६. ” आन भारत को शसतांस्माएं तेया संजरीधिक विचार..." 
. कहेंगे, भौर. विदेह स झसध के राजा भी क्रमशः बैदेह' तथा 'मायध' कहाएँगे ऐसा .. 
: अतीत होता है; कि कास्कायन: के समय तेक इन ज़सपदों में गणतन्त्र के स्वास पर राजतेरेत 
'शास़नों की स्कसना हो गई थी भौर इसीलिए उसे प्राणिनि के सूत्र पर वातिक श्ञारा, .,, 
'संक्ोकषन करने की आवश्यकता हुई थी। कात्यायन का समय तीसरी संदी ईरंकी पूर्व के . - 
लगभग भाना जाता है। चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मागभ साआज्य की शक्ति के चरम 
विकास के कारण भारत में गणतन्त्र शासनों का प्राथ: भ्रन्त हो गया था । इस दक्षा में 
यदि बाद में कतियय जनपदों में फिर से राजतस्त्र शासनों की स्थायना हुई हो, तो यह 
अस्वाभाविक नहीं है । 

प्राचीन भारत के कतिपय जनपंदो में वहाँ के ब्राह्मण और क्षत्रिय निवासियों 
को संज्ञा में भी भेद किया/जाता भा, यह बात भी परणिनि के इस सूत्र द्वारा स्पष्ट 
होती है । सम्भवतः, इन जनपदों के शासन का प्रकार इस ढंग का था, कि वहाँ ब्राह्मण 
और क्षत्रिय निवासियों के अधिकार श्रादि में क्रियात्मक इृष्टि से भिन्‍नता थी। इसी 
कारण उनकी पृथक संज्ञा की प्रावश्यकता हुई थी । 

(४-१३) पराशिनि के सूत्र 'साल्वेयगान्धारिभ्यां जा (४११६६) में सालल्‍्व 
भौर गान्धार जनपदो का उल्लेख है। साल्व की गणना भर्गादि गण (न प्राच्य भर्मादि- 
यौधेया दिश्य:) (४।१।१७४) में भी की गई है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। साल्व नामक क्षत्रियों के नाम पर उतका जनपद भी 'साल्ब' कहाता था। साल्व 
जनपद के नागरिक क्षत्रिय 'साल्वेय' भौर 'साल्व' कहाते थे। पाणिनि के समय में यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संघ-जनपद था, जिसने कि कतिपय प्रन्य संघ-जनपदों को साथ 
मिलाकर एक शक्तिशाली 'संघात' (९8४४७ या (०ाट्वेध्र809) का निर्माण कर 
लिया था। पाणिनि ने स्वयं इस साल्ब-संघात के 'अबयवों' का उल्लेख 'साल्वाबयब- 
प्रत्यग्रथकालकूटाश्मकादित्र्‌ (४) ११७३) सूत्र में किया है। इस सूत्र की टीका करते 
हुए काशिकाकार ने यहू स्पष्ट किया है कि उदुम्बर, तिलखल, मद्रकार, युगन्धर, घुलिफू, 
झरदण्ड, प्रत्यग्रथ, कालकूट श्रौर अद्मक नाम के जनपद साल्व संघात के विविध प्रवयव 
थे। इनमें से उदुम्बर का उल्लेख पराणिनि ने स्वयं एक पृथक संघ-जनपद के रूप में 
किया है, भौर महाभारत मे भी उसका उल्लेख एक पृथक्‌ जनपद के रूप में आया है । 
झदमक भी भारत का एक पृथक्‌ जनपद था, जिसके साथ सिकन्दर के भी युद्ध हुए थे । 





बनती तीस ती-+34+न-जीनीनीभनीणतझभीत+५क--..-_->ननननननन«-++-भ+लननन»-++ मान 


१. क्षत्रिय समान पझ्ब्दाज्जानपद सब्दात्तस्थ राजस्यापत्यवत्‌ (कात्यायन) । पर्चालायाँ राजा 
पाञचाल: । वैदेह: | मागधः ।' ' 


*: जनाइशब्दात्‌ क्षतियादिश्येष! साल्या नाम ख्तिया, 'तस्तामिकास्तस्थापत्य दृव्यच्‌ इति दक्‌ । 
सास्वेष:। श्रधपीष्यते । साल्य'। तस्य निवासी” साल्यों जनपद: ।  तदवशबा' परंदुम्वराव॑यस्तेय:' 


कत्रियप्रभृतिष्य इद प्रत्यथविश्नानम्‌ । सोल्वावसेश्य:, प्रत्यग्रधकाशशूटाशसक अम्देश्य्चापत्यें . इज, 
प्त्यपो भवति । भ्रेश्ञापबाव:। ओऔदुस्करि:। तंलघलि: । शज़कारि: 3 गोगरघरि: । सौलिखि: । 
- शारद्रप्ट:। प्रात्यग्रणि: | कालकूद़ि: । झाश्मकिः । तस्य, राजनीत्येत । झौदुस्बरों राजा । ..., 
उदस्बरास्तिलशला: मद्रकारा बुनखेदा:।..+, 9 ० 
५ भुलिज्ञा: शरदष्डाश्न सास्यावय संज्िता: 4 ' ९ 


+ + 
न 7: 4६ 
१५ 6 

# 
+ 


7 आसापढा दे (वाणिति के संयय से पहले हो) गे अब शंक्तिशोली शल 


॥।॒ 


_. ३, 'ष्कोबेसपद अन्दात सॉतियाद शुधवु अवसर! (काहपपरी... कि 
रु पाआब पु 






के अवयब झूप हो गये: से।। सप्भवती), कास्यॉय् के. समग्र: (तीसरी संदी ईस्वी (४! धूप) पक 

आगदि जतपुद्री में भी गत वस्सर्व का भन्स होकर राजाधों का शोससे 

स्थापित ही गया: वा? इसीलिए काशिकाकार में कांत्वायत के वातिक  लंपित समान! 

शज्दाज्जनपद दा राजन्यपत्यवत' के झनुसार अौदुस्वरो राना' उदाहरण के हूप 
है ही | 

पाणिमि,के सूत्र 'साल्वेयगान्थारिस्याँ अञ' में लिस' शात्थोर जनपद का उत्लेख 


किया शा है, बह भारत का एक प्रसिद्ध जतपद थो, जिसके राजा आपमिस मे. सिंकरर 


के ग्रक्मण के संमय भाकास्ता की सहायता की थी। * 

(१४-१९) 'दृव्यण्‌ू भ्गाथ, कलिज्ले! सुस्मसावश (पाणिति ४३+१७७)/ 
में ममध, कलिजु भर सूरमस कनपदों का उल्लेख है। इनमें से मयप्र प्रौर कलिज् 
प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जनपद थे । सुरमस जनपद का उल्लेख अन्येत्ञ' नहीं मिलता 
धर काशिकाकार ने इस सूत्र की टीका करते हुए पृण्ड, सुम्ह, घंतर और भंग जनपदों 
का भी उल्लेख किया है,' जिनका परिचय प्राचीन साहित्य के प्नन्य ग्रन्थोंसे भी 
मिलता है । 

(२०-२६) पाणिनि के सूत्र 'बृद्धेत्कोसलाजादाज हुयड/ (४॥१।१७१) को 
टीका करते हुए काशिका में इस जतपंदों का उल्लेख किमां गया: हैं-+कासल, अ्रम्बष्ठ, 
अवन्ति, कुन्ति, भ्रजद, सौवीर, कुमारी और पाण्डय । इसमें से कोसल, भ्रस्म्रष्ड, 
प्रवन्ति, सोवीर और पाण्ड्य प्राचीन भारत के असिद्ध जनपद हैं। इस सूत्र पर 
कात्यायन ने एक वातिक लिखकर एक महत्त्वपूर्ण संशोषन किया है, जिसके अनुसार 
भ्राण्ड्य” और 'पाण्डव' के भेद को स्पष्ट किया गया है। पराण्डदय जनपद के सागरिकों 
(जनपदियों) की संज्ञा जहाँ 'पाण्डय' होगी, वहाँ कुछझ' देश के अखिद्ध राजा पाणहु की 
सन्‍्तान के लिए 'पाण्डव' दाज्द का. अथोग होगा। पाण्डय जनपद के साथ कुमारी 
जतपद' का उल्लेख प्रम्भवतः वर्तमान कुमारी अत्तरीप के सभीप स्थित कुमारी 
जनपद' का परिचासक है। पाण्डय जनपद की स्थिति भारत के सुदूर दक्षिण में थी, भौर 
कुसारी जमपद भी सुदूर दक्षिण में ही था। सम्भवत:, इन जनपदों में रोजतन्त शासनों 
कर थी, तभी काकिकाकार ने आम्बष्द्गो राजा' और 'आझावन्त्पों राजा' का उल्लेख 

है 

(२४६२८) पाणितिं के सूत्र 'कुस्नानाविस्य: (४४२।१७२) में, कूद जनपद 
का उल्लेख हैं, जिसकी व्यास्या ,करंते हुए काणिका ने कुर आधिपदिक के साथ 'प्य” 


अत्यय लगाकर 'कौरव्य! कन्द की रंसनों की है। कौरव्य' कुर के राजा की संज्ञा थी । 
.' पराणिनि ने कर शंत्द का उत्लेस एक सेंब-जंगपंद के रूप में भी किया हैं। सम्भवत:, 


ललित 
% आज; बाज: ।: सौटेभतः । पीण्फ:। भाग: कालिडें: 2. सौहाँ:त तस्म राजचीकीद ।.आाजो 
पर्क ( न्‍ ! 


की / 
४४० 30289) 


हा 


नि $, 45.4: 5 & 
+ ५५ पद ५; 
हट बी हर ७७) ३ ४ हे पे ओह हक) 
कक त 
3 कं, ३ 5० ०११ ४ अं है 
के अल पु हे 2 +॥ "0७% 3 ७5६ 00: ज5 2:88 0 २. हैक 


3 


"३5... आचीन आरत की झांसनन्सस्थाएँ तथा राजनीतिक विधार 


इसे सतत (४४२।३१७२) का कुछ कुरदेश के छुट से भित्म है, और महाभारत आदि 
' में बणित 'उत्तरआुझ' के जनंगद को सूचित. करता है. जहाँ के राजा और अजित 
नागरिकों के सिए कौरव्य' शाज्व का प्रयोग होता था। इस सूत्र की टीका में काशिका- 
कार ते 'तिपध' नाभ के जनपद का भी उत्लेख किया है, 'जो प्राचीस सारत का एक ' 
प्रसिद्ध जनपद था । 

। (२६-३२) “कस्बोजाल्लुट' (पाजिनि ४११७४) सूत्र की व्याख्या करते 
हुए काशिकाकार ने कम्बोज के अतिरिक्त बोल, केरल, झक भर यवन का' भी उल्लेख 
किया है। कम्बोज प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध जवफद था, जिसका परिगणन कौटल्य 
ने वार्ताशस्त्रोपजीबि' संघों मे किया है। पर पाणिनीय व्याकरण के अनुसार बहाँ 
राजतन्त्र शासंन क्री सत्ता थी, धौर उसके राजा को भी 'कभ्बीज' कहते थे। सम्भवत:, 

कम्बोज में मणतन्‍्त्र शासत की स्थापना पाणिनि के बाद के समय में हुई थी। चोल 

भौर केरल पाण्ड्य के समान ही सुदूर दक्षिण के जनपद थे, जिनमें राजतन्त्र शासनों 
की सत्ता थी | शकों और यवनों के जनपदों में भी राजाधों के ही वंशक्रमानुगत शासन 
विद्यमान थे । 

(३३-३४) पाणिनि के 'जनपदे लुप' (४२।८१) सूत्र की टीका में काशिका- 
कार ने पाञ्चाल, कुरु, प्रजु, क्र, मगध, सुम्ह और पुण्ड़ के भ्रतिरिक्त मत्स्य जनपद 
का भी उल्लेख किया है जो कि प्राचीन काल मे भारत का एक प्रसिद्ध जनपद था । 
साथ ही, 'विदिशा' जनपद का भी इस सूत्र की वृत्ति में उल्लेख है, जो भारत की एक 
प्रसिद्ध प्राचीन नागरी थी, भ्रौर जिसके कारण वह जनपद भी 'विदिशा' या बैदिश' 
कहाता था ।* 

(३५-३८) “न द्वय्ञ: प्राच्य भरतेए' (पाणितनि ४।२।११३) सूत्र की वृत्ति में 
काशिकाक! र ने सेदि, काशी और पोष्कि जनपदों का उल्लेख किया है ।* 

(१६) 'विभाषोशीनरेषु' (पाणिनि ४॥२।११८) सूत्र में उशीनर जनपद का 
उल्लेख है, और काशिकाकार ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उश्ीनर जनपद के 
मिम्नलिखित ग्रामों का निर्देश किया है?--भाक्वुजालिकी, आह्लुजालीया, सौदर्शनिकि 
सौदर्शनिका और सौदर्भतीया । उशीनर जनपद की सत्ता प्राचीन भारतीय क्षहित्व के 
अन्य ग्रन्थों से भी सूचित होती है । ह 

(४०-४६) पाणिनि के सूत्र 'कच्छारिनि बकत्रगर्तोत्तर पदात्‌' (४२१२६) की 
टीका में काशिकाक्तार ने दाएकच्छक, पैप्पलीकच्छक, काण्डास्तक, वैभुजास्नेक, ऐन्द्रवक्तुक 
सैर्घुवक्तृक, बाहूगतेक भौर चाकगतेक का जतपदों के रूप से उल्लेख किया है । इस 


१. 'देशे तन्‍्तास्तीति सश्लातुरधिकः परत्ययो भदति, तत्य देशविशेषे जनपदेअियेग खुए्‌ भवति । ब्रास- 
समुदायों जनपद:। पज्चोले: । कुरव: । मत्स्या, । अजुप, । बद्धा:4 सगध्ा:। सुम्हां: ॥ पृण्डा: + 
प्रोदुम्बरीं जनपद जनपद: ।/ 

वेंदीया: । पौष्कीमा' । काशीया. । देशवाचिन: काशिकन्दस्य तत् ग्रहण 'चेविशज्देत श्राहजयाँतुत 
'उम्तीनरेषु ये बाहीर ग्रामास्तद्राजिश्यो बृद्धेल्यः प्रातिपदिकेस्य: विभाषा ठ्म सिटी अहमगो 
भरवत, । आाहुजासिकी । आह्जालीया का 


सका 
है 


ऐ ३... ९ भर :5 5] ह के को तु हेड, कि ३००६३ 
] #ब्कि। पक कक 5 0 2० ष्क दे २०४ 8 ह 3.28 ६ 2042६ ः्क ह हरे हे 
3 % ४ | '70५१७ + ः 
रो, मं रब की । | २. , [वध 


ह ५ 
] 
कक 


पक 7. 7 ककितिक घानार प्र तप का बाते... बेड 


'.. जगपेंदी के शांसे झेन्यंत' कहीं उपलब्ध नहीं होते। जिन जतपंदों के नामों के पीके 
.. किन्फ' झल्द भेरया है. ये सम्भवतः सौराध्टर में स्थित! थे। पराणिनि के (एके अत 
' सूत्र “कच्छादिग्येश्च' (४९।१३३) में कक्छांदिं गण में सिखु श्रौर अनूप जनपदों को 

ह हमे किया गया है; जो स्पष्टवेया भारत फ़े पंश्चिम-दक्षिणी प्रद्ेक्षों में 

बे. ' . लि मा 

४; इस प्रकरण में प्राणिनि की अरष्टास्याथी, यमपाठ और ऋय उयाकरण*सा हित्य 
के पभ्राचारः पर जित जतपदों के नाम दिये गंए हैं; उनके अतिरिक्त मी कतिपय जनपदों . 

' के उल्लेख इस सोहिह्य में भ्ाए हैं। उसे सबको यहाँ उल्लिखित कर सकता सम्भव 
नहीं है। व्याकरण॑-सम्बन्धी भ्न्धों में इतने श्रधिक जनपदों का 'उत्लेख सचमुच महत्व 
की जाते हैं। पाणिनि ने इलका उल्लेख केंबल यह प्रदर्शित करने के लिए किया है, कि' 
जनपदों को सूचित करने वाले विविध प्रतिपदिकों में कौन-सा प्रत्यय लगाने से वहां के 
निवासियों व नागरिकों का बोध होगा, भौर उन निवासियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के 
जो विविध वर्ग हैं, उन्हें सूचित करने के लिए कौन-कौत से विधिश्र प्रत्यम लगाकर 
विभिन्‍न शब्द बनेंगे । मंद्र जनपद के कौन-से निवासी 'माद्व/ कहाएँगे, और कौन-से 
भमद्रक', 'वाज्य' श्रौर 'वुजिक' में क्या भेद है, 'मालव्य' भौर 'मासव' धौर साल्वेय' व 
'साल्व' एक ही जनपद के किन विभिन्‍न निवासियों की संज्ञा है, यह प्रइन यद्यपि 
वर्तमान समम में कोई महत्त्व नहीं रखता, पर प्राचीत जनपदों में इसका बहुत अझभ्िक ' 
महत्व था । इसीलिए पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी के टीकाकारों ने इन' भेदों को स्पष्ट 
करने के प्रयोजन से इतने जनपदों का उल्लेख किया है। अनेक जनपदो में झासनपद्धति 
में परिवर्तन भ्रा जाने के कारण जब बाद में वहाँ नये कझ्षक्दी का प्रचलन हुआ, तो 
कात्यायन ते बातिक बनाकर उन श्षब्दों की रचना की व्यवस्था की । 


(३) पाणिनि के झ्रघार पर जनपढों का शासन 


पाणिमि की भ्रष्टाध्यायी द्वारा हमें उनके युग के जनपदों के केवल नामों का ही 
परिचय नहीं मिलता, प्रपितु उनके शासन के सम्बन्ध में भी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश 
प्राप्त होते हैं। ये निर्देश निम्नलिखित हैं---..“# 
' (१) जंतपद “के लिवासियों को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता था--- 
(३). जिनकी उस जनपंद के श्रति भक्ति [क८८२४४०८) हो, (२) जो वहाँ निवास करते 
हों, घोर (३) जियके पितरपेतामह उस जनपद में निवास करते आये हीं। क्योकि इस 
, द्ीनों प्रकार के निवासियों को जनेमद में नायरिकंता के अधिकार प्राप्त थे, अइंतेः इन 
' सीनों का बोध कराने के लिए शक ही संझ्ा शंयुत्त की जाती थी। इन तीन मकार के 
अगिवासियों के शम्कत्थ में पाशिति की भ्रष्दाष्यायी के निम्नलिखित सूज संहरुण के हैं--- 
' (का) सोझय निवास: (४/३5४ ) जहाँ लिसका निवास हो, वहं।उसका देश था जनपद 
, ऑहाता हैं। सपने में निवास करने बाले को अौध्त' कहेंगे, मबुरा में तिवास करते वाले" 


+क४ 
कर ० 
है 


मर 
च 


हु 
हब 


है हु ध् ५ ड़ ह थे के हू 4 हज 
हे जग 
४.4 ५ पु हक पु न रे 
४ 5 ५ ] प४ 
हा 2 डक $ :+ कर हक कह ३ रे पु दल 
अधि क 6 05 चय आचीन 32 “20 ह 3 | 
ध हो 5 न + ५ 
हि पि अस्त: हि डी किार न भे 
:, हडढ , ,. आचीन भारत औी शोसन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक ह 
४ ] ध + ६ 
टी 3 ि क ड़ + 
है कं 3० $ 4 ४ ते 


“्ज्नौ माध्र' के (सं) अंभिजनशंल (३३३३६), अभिजमे का प्र है, पूर्देआन्यव 7 कसी. 


, कारण देख या जनपद को भी 'अजिजन' कहा जाता है। जिस व्यक्ति के सूर्वेदारभव 
(पितृमेतासह) धन देश के रहने वाले ये, उसे भी 'लौध्न' कहेंगे । जिसके पूर्वजान्पषव्‌ 
मथुरा के रहते बाले थे, उसे भी “माथुर' कहेंगे, चाहे वर्तेतान समय में वह मबुरा में 


निवास जे भी करता हो । निवास झौर प्रभिजन सें क्या भेद है ? जहाँ सम्प्रति निवास 


' किया जाता हो, उसे 'निवास' कहा जायगो। जहाँ पूर्व-पुरुष रहते रहे हों, उसे भभिजन' 
कहा जामगा । हो सकता है, कि लू धत प्रभिजन वाला कोई व्यक्ति वर्तेमान समय में 
ख्र ध्न में न रहकर कोशल जनपद में निवास कर रहा हो, पर उसे झब भी 'ज्ौध्त' ही कहा 
जायगा, क्योंकि उसके पूर्व-पुरुषों का झभिजस ख्ू ध्न ही था। (ग) भक्ति: (४३१६५), 
'जिस किसी व्यक्ति को सर ध्त झनपद के प्रति भक्ति (॥|०887०८) हो, उसे लौध्म 
कहा जायगा, चाहें वह स्वयं सम्प्रति वहाँ न रह रहा हो, और चाहे उसके पूर्व-पुरुष 
भी स्तरध्न के रहने वाले न हों ।* इस प्रकार पांणिति के भनुसार किसी देश या जनपद 
की नागरिकता प्राप्त करते के तीम साधन थे, ' निवास द्वारा, प्रभिजन के कारण श्रौर 
भक्ति के आधार पर । स्थासी रूप से किसी जनपद में बस जाने से वहाँ की नागरिकता 
प्राप्त की जा सकती थी । पूर्वपुरुषों व बन्धुबान्धवों का जहाँ पूर्व काल में निवास रहा 
हो, उसकी तागरिकता ऐसे व्यक्ति को भी प्राप्त रहती थी, जो भ्रज॒ सामगिक रूप से 
कहीं अन्यत्र रह रहा हो; और ऐसे व्यक्ति भी किसी जनपद के नागरिक माने जाते थे, 
जो उस जनपद के प्रति राजनीतिक भक्ति रखते हो । जिल्होंने किसी देश व जनपद को 
झपना लिया हो, वे चाहे सस्प्रति वहाँ न भी रह रहे हों, भौर चाहे उनके पूव॑जन भी 
बहाँ न रहते रहे हों, तो भी वे वहाँ के नागरिक मान लिए जाते थे । 

(२) पाणिनि के समय में कतिपय जनपद ऐसे भी थे, जिनके सब निबासी 
शासन की इष्टि से एक समान महत्त्व तहीं रखते थे। विशेषतया, पूर्वी भारत के जनपदों 
में आयेभिस्न जनता बहुत बड़ी संख्या में निवास करती थी। झाय लोग पंश्चिम से पूर्व 
की श्रोर भारत में फैले थे । वहाँ उन्होंने जो जनपद स्थापित किये थ्रे, उनमें श्रार्यों की 
भ्रपेक्षा झ्रर्यभित्न निवासियों की संख्या भ्रधिक थी । प्रंग, वंग, पृण्ड झौर सुम्ह इसी 
प्रकार के जनपद थे। उत्तरी बिहार के गण-राज्यों में भी आायेभित्त लोगो की अहुसंख्या 
थी। इसीलिए पूर्वी भारत के जनपदी के निवासियों में झार्य-क्षत्रियों का एक ऐसा वर्ग 
था, जिसे जनप्दी' या 'जनपदस्वामित: कहा जाता था । इन जनपदों के जो निवासी 
जनपद के प्रति भक्ति (&॥6१28॥05). रखते थे, वे साथ ही 'जनपदियों' के. अति भी भ्रत्ति 
१. सॉन्‍्स्य तिदास:। निवेसन्ति प्रस्मित्‌ निमासों देश उच्चते। खुध्मो निवासोउ्त्य -औष्न: 

राष्ड्िय: । माथुर: ॥' ३० 8० आल 
२. प्रभिजनश्य। अभिजतः पूर्व आस्पवः । तत्संम्बन्धात्‌ू वेशोडपि अ्भिजन 'वच्यते ? अस्िं 
'पूरवास्घवैरुषित, तस्मादि|ह देशवाचितः प्रत्ययों, ने क्ॉंघुस्वी लिबास प्रस्पासस्ते: 4 के कपल, 


पूर्देदबित सोभिज॑नः ।' / ््ि 
|. भक्ति: । ख्ुष्तो भक्तिरेत्थ सौध्य: । रासभ्ट्रिय: । भायुर: 


ओष्त: । साथुर:। राप्ट्रिप:3 विंवालाभिजरुयों: को विशेष: । सदर समात्युच्यत से निवास; यत्र॒, 











सैमावफल्दार्५ा / ५ “४ 


आतिफोदिक/में जो मत्यत्रः लगाकर उस अनपद के अति अक्ति रहते वालों की संडा अरचित, 

'. जी आती है; गंही प्रस्यय संगाकेर, /असप्रदियों'(अनपदस्तासी कजियों) के शति' मत. 
शहने बातों की संज्ञा शो सुचित की जाए । कोशिकाकार से इसके उदाहरण निम्तेलिक्ित 

: दिये हैँ,अंगःजनांदे के श्रति जिसकी क्ति हो; उसे. शाजुक कहे! चांगशा । इसी प्रकोर 

. झंग्र के जनपदियों के अति: भक्ति रखने वाले मी आज कहाएँगे । सौहाक, पौण्डक धोर ' 
बाज़ुक शब्द भी इसी अकार बनेंगे। भारत के:जनपदों के आस्तरिक झासम के सम्बन्ध 
में व्याकरणग्रन्थों का यह निर्देश बहुत' महत्व “का हैं, जयोकि- इतसे मह भली-भांति 
स्पष्ट हो झाता:हैं, कि. हत, जतपद़ों के स्वामी वहाँ के सत निवासी ने होकर वहाँ के 
कतिपय क्षत्रिय लोग ही होते थे, जिंल्हें 'जनपदी! कहा जाता था । जनपद के प्रति भक्ति: 
इखने वाले बक्ति स्वाभाविक रूप से इन 'जनप्ियों' के प्रति भी. भक्ति रहते थे ।. 

(३) पाणिनि के समय में बहुत-से संघ-जतपद ऐसे ये, जिनमें कि कतिपय 
विशिष्ट कुलों का शासन था। इन्हें वुलतन्त था खेशितन्त (आआइक्षजाओ) कहा जा 
सकता है। आचीन प्रीक सगर-राज्यों में बहुतों का ज्ञासन पालीगार्की के रूप में ही 
था। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में फुल के लिए: गोत्र' क्ज़द का प्रयोग किया थया है । 
उस युग में इन॑ गोत्रों का बहुत महत्व भरा । इसीलिए पाणिनि ने गोत्र, अनन्तरापत्य, 
योत्रापत्य और शुकापत्य में भेद करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है। एक समग्र-में 
केवल एक व्यक्ति ही 'गोत्रापत्थ' की स्थिति प्राप्त करता था, उस कुल के प्रत्यः सत्र 
व्यक्ति 'युवापत्य' की स्थिति रखते थे। किसी विश्षिष्ठ कुल (गोत्र) का जो व्यक्ति 
थोत्रापत्य' की स्थिति में हो, उसे कौत-सी संज्ञो दी जाएं, श्रौर उस कूल के अन्य 
व्यक्तियों को 'युवापत्य' रूप में किस संज्ञा से जाना जाए, यह बतासे के लिए पाणिनि' 
ने बहुत-से सूत्रीं की रचता की है। इसका कारण यह है, कि कुलतन्त्र जनपदों की 
दातलसभा में प्रत्येक कूल का केवल एक-एक व्यक्ति (जो श्रोन्नापत्य हो) ही उपस्थित हो 
सकता था, सब नहीं । 2 के 

इस बात को स्पष्ट करते के लिये हम पराशितीय अष्ठाध्यात्री से व्याकरण- 
सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण तियमों को उल्लिखित करते हैं--- 

गोत्र की परिभाषा पाणिति से इस प्रकार की है--झपत्यं पौवप्रभुति ग्रो 
(३११६२) । पौध से शुरू कर जो सन्तोन-परम्परा हो, उसे 'मौत्रों कहा जायंगा / 

, गोत्र की परिभाषा इस अकार से करके पाणिति ते यह स्पष्ट किया है, कि एक भोज ' 
' के 'गोआपत्य' भौर “ुवापत्य' स्थ्रिति बाले व्यक्तियों को विभिन्द संज्ाएँ क्या होंगी. 
, मान लीजिए कि गर्ण नाम के एक बीर पुदृप में अपने प्राक्म,धत व बिचा. के कीरर्भ 


2 2५4 
जो 3 6 + * ॥३ 





मा छः ञ् 
5 हक ड़ ध् 

5३ 8 ] सै, बड़ न्‍ु 

शक 9 मय पड 5 


,  हैडर प्राचीन सार्रत की ओसने-संस्थाएँ तथा राजेवीतिक विषार 

: एक सये कुल को स्थापला की, और इस कूल को कुसतस्त' जनपद की शासन/सशा में, . 
यूथक्‌ रूप से स्थान प्राप्त'हो गया । पाणिति के प्रंसुसोर' इस सर्य के पुत्र (अनस्तराप्रव 
0 प्रभात दबा ए008:09) की संज्ा 'यागि:' होगी.। बर्ग के पौष से शुरू कर जो सत्ताव- 
परम्पत होगी; पह सत्र वर्ग गोत्र (कु या परिवार) की भंग होगी, परः इनमें से शो 
झायु में संबस बड़ा होगा, उसकी संज्ा शाग्ये' होगी (वह गोजापत्य कहाएथा); भौर 
मुगे के गोज (कुल) के भन्य सब व्यक्ति भारयधिण' (युवापत्य) कहायेंगे। अनन्तरापत्त, 
गोजापत्य और युवापत्य का यह भेंद पॉणिति के समय के कुलतन्त्र जनपदों में बहुत 
सहत्व रखता था, क्योंकि जनपद की शासन-सभा में कूल या गोत्र की शोर से केवल 
मोत्रापत्य (गाय) ही सम्मिलित हुआ करता था । इन कुलतन्त्र जनपदों में' न सर्वे- 
साधारण जनता का शासन था, झौर म प्रतिनिधि निर्वाचित होने की ही पद्धति थी । 
कल का प्रतिनिधित्व गोत्रापत्यं (जो कूल या गोत्र का वृद्धसस सदस्य हो) हारा किया 
जाता था, जिसकी विशिष्ट संज्ञा, (यथा गाग्य) होती थी। इस सम्बन्ध में पार्णिनि के 
निम्नलिखित सूत्र उल्लेखनीय हैं--- 

(क) “एको गोजे' (३११६३), सूत्र पर काशिका ने जो वृत्ति की है, उसके 
प्रतुसार पौत्रप्रभुति सन्‍्तान को 'गोत्र' कहते हैं। गोत्र के मूलपुरुष के पौत्र से गोत्र को 
प्रारम्भ होता है, इस पौतर की संज्ञा (था गाग्य) के निर्माण के लिए मूल प्रातिपादिक 
(गर्ग या गाभि:) के साथ जो प्रत्यय लगाया जायगा, वही बाद के गोत्रापत्यो के लिए 
भी प्रयुक्त होगा । सस्तान-परम्परा की जो भी पीढ़ी हो, चाहे यह पीढ़ी कितने ही बाद 
की क्यो न हो, उसकी संज्ञा के निर्माण के लिए प्रथम प्रकृति (गागि:) के साथ ही प्रत्यय 
लगेगा ।* 

(ख) गोजाधुन्यस्त्रियाम (४।११६४) इस सूत्र के श्रनुसार जो कनिष्ठ (युवा) 
पुत्र हीं, उनके लिए वह प्रत्यय नही लगेगा, जोकि ज्येष्ठ पुत्र (गोत्रापत्य) के लिये 
लगता है।' इस युवा (कनिष्ठ) पुत्रों (कम्याभों नहीं) के लिये 'यत्रित्रों एच' (४॥१॥१०१) 
सूत्र के प्रनुतार यत्र! प्रत्यय लगेगा, जिसके कारण उनकी संज्ञा 'गार्ग्यायण' होगी । 
केवल 'गाग्य' का पुत्र (वह भी ज्येष्ठ) ही गाग्य/ होगा, गाण्ययिण के पुत्र औौर गार्ग्य 
के कमिष्ठ पुत्र 'गार््यायण' ही कहायेंगे, क्योंकि युवापत्य भ्रथ॑ में 'यत्र' प्रत्यय लगता 
है। 'भ्रात्तरि व ज्यायसि? (४।१।१६५) सूत्र की व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने 


१ 'एको गोते । भ्रपत्य पौद्धप्रभृति सोम । तस्मिनत्‌ विव्षिते भरेदेल प्रत्यपत्य प्रत्ययोत्पत्ति असंगे 
नियमः क्रियते । गोज़े एक एव प्रत्ययो भवति, स्बेपपत्येल युज्यन्ते । 
गर्मस्यापत्य ब्रागि' । गर्भरप्त्यं मार्य्ये; । तत्युन्नोईपि मार्ये. । 

२. गोतायून्यसित्ियाम्‌ । ग्रयमपि मियम, थून्यपत्ये विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्यमी भ्रति, से परम 
प्रकृत्यनन्तर युवध्यः, याभ्यस्थापत्यं युवा, याग्यायण, । वास्स्थायन: । 
'अातरि ज्यायसि जीवति कनीयात्‌-आता यूवस्शो भवति पौक्ाभूसेशरपभ्‌ 4 भारत द्रो दुतो 
जो: कतीयान्‌ मृते पित्ादी बंश्ये ऋतरि ज्योयत्ति जीवंति मुतसंको भवेति'। अवश्याधोपभारम्भ: |. , 
पूर्वबा: पिल्नादयों वश्या इत्युंच्यन्त। झाता त तु यंश्य:। अकारणत्वादू | शाप्पों वार्मायजोहप 
कतीयान्‌ आता । बातह्यायनः । दात्ायेशः ३१ 





0 | 
जुक' ब्रात' को: इस दंग से स्पस्ट किया है?-/बड़े आशा के जीवित होते हुए कमीकान 
जाता 'मुंबासंश्क: कहा । आाग्य के करे घुञ हैं, जब तक. धा््य, जरेकित। हैं, 
होतों। बुक :जुकंसंशक' होंगे। जब याग्ये की सृत्तु हो जायनी, तो बड़े साई के जीवित 
' ' होने की दक्षर में कनियान्‌ अाता पुवासंशक' रहेशा; इसी प्रकार ऋथ: भी; बचतें कि 
" करेष्ठ. आता जीवित हो। ज़्येष्स आता भोप्म' कहायवा भौर कर्मीयांस (सुणा) 

धयोग्यॉग्रश' 4 इसी प्रकार वात््पायन', तदावायंण' भादि को अम्मा जाए। इससे 
स्पष्ट है कि एक समय में केवल एक ही गर्ग, बात्स्य यो 'दाधप' हो सकता है । 
पिता के जीवन-काल में उसके सत्र पुत्र भुवापत्व (गॉर्वश्रिण, वात्य्यायन, दाक्षायण) 
कहायेंगे + उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र गोजापत्व (मार्ये, बात्स्य, दादय) हो जाबगा, शेष सब 
युवापत्य ही रहेंगे । | 

(ग)  वान्यस्सित्‌ सफिष्डे स्थविरतरे, जीवति! (४११६५) सूत्र के अनुसार 

मान लीजिये कि कूल या गोत्र का कोई पअन्य सदस्य (पिता या पितामह का भाई) 
प्रभी जीवित है, और उसकी भय सबसे भ्णिक है, तो बही गोजापत्य (गाय, दाक्ष्य, 
वात्स्य) कहायना,' पहले वेंदय गोत्रापत्य (गार्ख आदि) का ज्ञेष्ठ पुण भी आयु में 
कम होने के कारण युव्रापत्य ही (गार्ग्यिण, दाक्षायण, वात्स्यायन) की स्थिति में 
रहेगा। पूर्व पुरुषों को 'वह्य' कहते हैं। सबसे ज्येष्ठ भी 'बंश्य' कहाता है । भतः 
ंश्य' के होते हुए प्रन्य सब युवापत्य कहाम्रेंगे । एक समय में केत्ल एक ही गोत्रापत्य 
हो सकता है, श्रौर पूर्वचर्ती गोत्रापत्य की भुत्यु के बाद' यह आवश्यक नहीं कि उसका 
ज्येष्ठ पुत्र ही 'गोत्रापत्य' की स्थिति को प्राप्त करे । यदि उस कुल [सोत्र) का कोई 
अन्य स्थविरतर (अधिक भायु का) ध्यक्ति जीवित हो, तो 'ग्रोज्ाप्रत्य/ का पद थही 
प्राप्त करेगा । 

(घ) प्राणिनि के सूत्र 'बृदस्थ च पूजायामे' (अ्रष्टाध्यायी ४।१११६६) द्वारा यह 

'सूचित होता हैं, कि 'गोवापत्य' का सूचक वृद्ध शब्द भी था।* कुलतन्त्र शासन वाले 

संघ-जनपदों में कुल (गोत्र) का जो स्थविरतर व्यक्ति (गोबापत्य) जनपद की शासन- 

सभा में कुल का प्रतिनिधित्व था, उसे जहाँ 'गोत्रापत्य' कहते ये, पहाँ उसे बुद्ध भी 
कहा जाता था। इसीलिए प्राचीन आरत के प्रनेक उन्धों में जनपदों की शासक सभाप्नों 
के सदस्यों के लिए 'कुलबुद्ध' शब्द करा अयोग हुआ है । रामायण, महानारत आदि में 

१. 'कास्यल्मिन्‌ सपिष्डे स्थविरत़रे जीवति । आातुरन्यस्सित्‌ सपिण्डे स्थनिरतरे जीवति पौसप्रभुतेरपत्यं 
गुबसहं भर! भ्रवति । *“पितुयों पिलामहे आातरि बयंसाधिक जीवति |. 

२. बृद्धस्य व यूगायाम्‌  प्रपत्यमत्हितं वृद्धोमेति शास्त्रान्तरे परिभावणात्‌ गोत्र बृद्धमित्मुच्यते 
सुनासंज! वा भंकति पूजायाँ, गरस्ममानायाम्‌ । संशः' सामस्यत्‌ चोर सुवपत्वेत पुनरकले । 
ततशवान्‌ गामयिल: आर्य बा । दि 

यवि शित्ती व्यक्ति के अति भादर के बजाय कत्सा का भाव प्रदर्शित कर्पना हों, सो! उसके 
सोच 'बाहम' विशेषण अंगाने को “विश्यन भी. पासिति ने प्यूगश्व कुस्तायाम (अआवावदकोसूंते हरा. 
किया है। शिवके फारण 'सारतों बाहर अदोग अंतता है।। कुत्स की धुचित बरतें के लिए प्यातमा 
ह विसेवल भंग दिया शएंग (4. |, ह ० 


| 
245, ह है क>े॥ 5 ० ब्गैँ ड ४" ड6 
+ 0५ + के 6 ड फ ध्् + ह 
(का ३ पा - 225 शक 7 27 < 0५४० ६ ऐ 


आहीन भारत की कोसनन्संईगएएँ तबर राजनीलिक विचार 


 औयान+स्थान पर प्राभवर्द, ऋकुलबृद्ध', वृद्धदर्शी, आदि राव्द झाये हैं । इनका ेर्ध प्रतम 
के बूढ़े व्यक्ति भा बूढ़े लोगों को देखने आजा नहीं है। ये एक सुनिर्षिचत जाग की अंश 
करते हैं । प्रोस सभा! में भ्रोभ के अन्तर्गत कूलों के वृद्ध (योवापत्य) सम्मिलित होते थे । 
शाजकन्त जनकदों में राजा के लिए मह आवश्यक था कि वह 'वृद्धदर्की "ही, जतपद के, 
कुलबुद्धीं (नोजापस्यों) से मिलकर उनकी सम्मति को जायंता रहे । बुद्ध एक पारिभाविक 
शब्द थां, जो एक सुनिश्चित भ्र्थ का बोध कराता था। यह सर्वेथा स्वाभाविक था. 
कि किसी कूल में बहुत-से ऐसे व्यक्ति हों, जो बड़ी भाग प्राप्त कर हछुके हों, पर उन 

सबको 'बरद्ध' नहीं कहा जाता था । बड़ी भायू के कारण ग्रंदि उनके अति सम्मासे ' 
' प्रदर्शित करना हो, तो उनके नाम के साथ 'तब्रभवात्‌” विशेषण लगाया जाता थी । 
'ततञ्ञभवान' गोत्रापत्य (गाय) को भी कहा जा सकता था, पीर गुवापत्य (गाग्ययिण) 
को भी । पर '“बृद्ध पद कैबल गोवापत्य (गास्यें) ही प्राप्त कर सकता था, भन्य कोई 
तही | 

गोज्रापत्य और युवापत्य के इस भेद का प्राणिनि के समय में क्रियात्मक दुष्टि 

से बहुत भ्रधिक महत्त्व था। इसीलिए पाणिनि ने बड़े विस्तार के साथ उन प्रय॑त्यों 
का प्रतिपादन किया है, जिन्हे लगाकर विविध कूलों (गोत्रों) के सूचक प्रातिपादिकों 
से मोत्रापत्य व युवापत्य शब्द बनाये जाते थे। भ्रध्टाध्यायी और गणपाठ में जिन 
शोतों के नाम दिये गए हैं, भ्रौर जिनके गोत्रापत्य और युवापत्य शब्द बनाने के सम्बन्ध 
में पाणिनि के सूत्रों द्वारा विधान किया गया है, उनकी संख्या एक हजार के लगभग 
है । ये गोत्र-नाम प्राय: उन जातियो के हैं, जिनकी स्थिति पंजाब भर उसके समीपधर्ती 
प्रदेशों मे थी । वर्तमान समय में भी सन्नी, प्रग्रवाल भादि जातियों में ये गोत्र पाये 
जाते हैं। पाणिनि के समय में इन जातियों (जनों, कबीलों या ट्राइबों) के भ्पने जनपद 
थे, और इन जनपदों मे विविध कूलों (योत्रो) के कुलबुद्धों (गोब्ापत्यों) का शासल था । 
एक कूल या गोत के सब व्यक्ति परस्पर भाई-बहन माने जति थे, इसी कारण उनमें 
विवाह निषिद्ध था। यही परम्परा श्रव तक भी कायम है। प्राचीन क्षत्रिय (४४६४॥४0) 
जनपद के अनेक कूल या गोत्र जो अष्टाध्यावी और उसके गणपाढ भे परिगणित हैं, 
उनमे कर्पर' (कपूर), भलल्‍ल" (भल्ला), खन्‍्नः (खन्‍्ता) आदि उल्लेखनीय हैं। थे सब 
वर्तमान खंत्री जाति के विविध गोत हैं। प्राचीन काल में यही' क्षत्रिय जनपद के कल 
या गोत्र थे। यही बात वर्तमान श्रग्नवाल जाति (प्राचीन आ्राग्रेय जनपद) के गर्भ,* 
भोविल आदि गोत्रीं के सम्बन्ध में कही जा सकती है। पर पाणिति को यह भलीभाँति 
विदित था, कि 'गोत्र' शब्द केवल कुल के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता । इस पाब्द का 





१. 'शुत्रादिभ्येश्य' (४११२३) शुआदिसण ये । 

२६. 'सकलादिश्यक्रत' (४।२।३४४) संकलादि गण में । 

है. 'शिकवादिभ्योण' (४९११२) शिवादिगण में । 

है. पर्यादिश्यों यत्म' (४॥१4०४ ) 4 
दाहाणों का प्रसिद्ध गोत्र 'संस्कृति' और सराक्गियों को सोगानी सोत (सोबी: के शप में) और धर. 
बहुत से गोज़ पाणिनि द्वरा निदिष्ट हैं। 


क्‍ ./  आभितिकेआवार फरजपवरों का शासक, ४ . है४४ 
' अ्रंधो्त शर्त आते अर्यों में भी होतां!थां, जिनमें एक पसुस अर्थ समूह का था। 
. इसीलिए अध्टाध्यायी के सुंत्र 'योषोलीष्ट्रोर भ्रराज-राजम्वराजपुत्र-वत्संमनुष्य जिद वुंज' 


(अरहें है) मैं दो: के धन्य अधभिभाय को दूँचिंत' करते वाले प्रातिपंदिकों के साथ 


लगौबे वाले अत्यय काबिधान किया गया है। काशिकाकार ने गो शब्द के समृहार्थ में 
प्रयुक्त होने काले आतिपदिकों को 'लौकिक गोत्र की संजों दी है।' पर इसमें सम्देह 
नहीं, कि पाणिनि के समय में गोत्र का सुख्ये अर्थ कुल ही था, भौर इसी कारण 
योवपत्य और युवपत्य भ्रेथों में प्रत्ययों हारा बनने वालें विविध शब्दों के सम्बन्ध में 
झष्टाध्यायी के सूत्रों द्वारा विशद रूप से सिरूपण कियां भयो है। 

(४) संघ-जनपदों में श्लासन का अधिकार जिन व्यक्तियों के हाथों में निहित 
था, वे राजतन्त जमपदों के राजाभों के सभात 'प्रभिषिक्त' नहीं होते थे । इसी कारण 
उन्हें 'राजा' था 'राजन्य' नहीं समझा जा सकता था । 'राजन्यवहुयचनहन्दे न्थकवृष्णिषुँ 
(६॥२।३४) सूत्र की काशिका वृत्ति द्वारा यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है। वहाँ 
यह कहा गया है कि' प्रन्धक-वृष्णियों को “रोजन्य' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 
अभिषिक्तवंत्य' नहीं हैं। राजन्य शब्द केवल 'अभिषिक्तबंधयों' के लिए ही प्रयुक्त हीतां 


है ।* 

(५) संघ-जनपदों के अपने-पपने भझक (चिह्न), लक्षण (निशान) और घोष 
भी होते थे। प्पनी मुद्राशों झौर भण्डीं पर वे विशेष भ्रंक भौर लक्षण प्रयुक्त करते 
थे, और उनका घोष (जयकार) भी पृथक्‌ रूप से होता था। पाणितिं के सूत्र 'संभां- 
कलक्षणेश्वत्र यत्रिआामंण्‌' (४२।१२७) में संघ-जनपदों के श्रंकों शौर लक्षणों का 
उल्लेख है, पर वात्स्यायन ने इस सूत्र पर एक वातिक (घोषग्रहणमत्र कर्तेब्यम्‌) बनाकर 
घोष को भी श्रंक श्रौर लक्षण शब्दों के साथ जोड दिया है । 

यद्यपि पाणिनि की प्रष्टाध्यायी और मणपाठ, पतंजलि का महाभाष्य और 
काशिक। संस्कृत के व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, पर प्रसंगवश उनमें जनपदो के सम्बन्ध 
में जो सामग्री व निर्देश भरा गए हैं, इस प्रध्याय में हमले उनका पत्यन्त संक्षेप के साथ 
संकलन किया है। इन ग्रन्थों से हमें जहाँ प्राचीन भारत के अनेक जनपदों (गणतन्त्र 
शासन वाले व श्न्य) का परिचय मिलता है, वहाँ उनके शासन के सम्बन्ध में भी प्रनेक 
महस्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन भारतीय शासन-संस्थाश्रों के भ्नुशीलन के 
लिये इल सूचनाओों का बहुत महत्त्व हैं। पाणिनि के समय सें संघ-जनपद दो प्रकार के 
मे, एक झायुधजीति और दूसरे. ऐसे जिन पर ज़तपदियों का शासत था | कौठलीय 
प्रथंशास्त्र में इन्हीं के लिये कमण: 'वार्ताशस्त्रोपजीबि' झौर “राजशब्दोपजीबि' शब्दों 


4. 'गोतादिश्यों गुम प्रत्ययों भवति तस्व समूह इत्पेतस्मिन्दियये । भ्रपत्याधिकारादन्यत्ष सौकिक 
ओह गुदातेअ्पस्ममात ने तु पौशप्रभुत्येष | औपेचवर्ता समूह: प्रौपससक््‌ । 
कापटशंकम्‌ । | है ह 
हे. 'राजत्य बहूनवनकलेस्थक मृव्णित्‌ । अन्धकवृष्या य॑ एसे ले हु राजन्या: । 
राजन्पा्रहुणमिहा सिविगतबंश्याना कक्षियाणों प्रहमाकंग । पते व. 
* साभिपिकादंगमा: कं * पी] का 


१४६ प्राचीन भारत की शासच-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


का प्रयोग किया गया है । भ्रायुधजीवि और शस्त्रोपजीवि स्पष्ट ही एक ही प्रकार के 
संघ-जनपदों के परिचायक हैं । 'जनपदी' वे विशिष्ट कुल थे, जिनके मुख्य या वृद्ध 
अपने को “राजा” विशेषण द्वारा सूचित करने में गव॑ अनुभव करते थे । इसी कारण 
कौटल्य ने उन्हें 'राज्यशब्दोपजीवि' कहा है । मनुस्मृति में सम्भवत: इन्हे ही 'जाति- 
सात्रोपजीवि' कहा गया है। वहाँ लिखा है, कि यदि ब्रत और मन्त्रविहीन हजारों 
जातिमात्रोपजीबि व्यक्ति भी एकत्र हो जाएँ, तो उनसे 'परिषद्‌' का निर्माण नहीं हो 
सकता | मनु सघ-जनपदो के विरोधी और राजतन्त्र शासन के पक्षयाती थे | अपनी 
जाति, कुल या जन्म का अभिमान रखने वाले 'जनपदियों' की परिषद्‌ का शासन उन्हें 
स्वीकार्य नहीं था। इसी कारण उन्होंने यह विचार प्रकट किया है, जो सम्भवत अपने 
गुग के अनेक संघ-जनपदो को दृष्टि में रखकर ही प्रकट किया गया था । पर इससे भी 
इस बात में सन्देह नही रह जाता, कि प्राचीन भारत में ऐसे जनपदो की सत्ता भ्रवश्य 
थी। 

राजतन्त्र जनपदो के लिए पाणिनि ने 'राज्य' दाब्द का प्रयोग किया है, और 
उनके राजाओो के लिए ईह्वर,? मूपति,* स्वामी, अ्रधिपति$ सम्राट” भ्रादि शब्द प्रयुक्त 
किए गये है | इन राजतन्त्र राज्यों में परिषदों की सत्ता भी विद्यमान थी, जिनके 
सदस्यो के लिये पाणिनि ने 'पारिषद्‌' शब्द का प्रयोग किया है ।* वैदिक युग में जिन्हें 
“रत्निन्‌' या 'राजकुत.' कहते थे, उनका भी उल्लेख पाणिनि ने किया है ।< इससे सूचित 
होता है, कि पाणिनि को ज्ञात राजतन्त्र राज्यों की शासन-पद्धतियां प्रायः उसी प्रकार 
की थी जैसी कि वैदिक और उत्तर वैदिक युगो में भारत में विद्यमान थीं । 


च. अव्नतानों भ्रमस्त्राणां जातिमात्ोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रश. समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ मनु १२।१०४। 
२. 'प्रकर्मधारये राज्यम्‌ ।' पाणिनि ६१२।१३० । 
हे. अधिरीश्वरे |! ११४६७ । 
४. न भूवावियद्धिषु ।! ६२१६ । 
५. 'स्वामिस्नेश्वयें।/ ५।२।१२६ 
६. 'स्वामीश्वराधिपतिदायादसा क्षिप्रतिभूप्रसूतेश्च ।” २।३।३९। 
७ 'मो राजि समः क्यो ।' 5३।२५ । 
८ 'रज. कृष्यासुतिपरिषदों बुलच्‌ ।” ५२।११२। 
&.. 'राजनि युधि छत. । ३।२॥६५। 


झाठवां भश्रध्याय 
कोटलीय अर्थशास्त्र के अनासर जनपदों का शासन 


(१) विविध प्रकार के जनपद 


कौटलीय भ्रर्थशास्त्र एक ऐसे युग की कृति है, जब कि सम्पूर्ण भारत में एक 
चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की कल्पना उत्पन्न हो छुकी थी, और उसके लिए प्रयत्न 
भी प्रारम्भ हो गया था | कौटल्य ने लिखा है कि सारी पृथ्वी ही एक देश है, उसमें 
हिमालय से लेकर समुद्र-पर्यन्त जो सहस्न योजन बिस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती 
साम्राज्य का क्षेत्र है।* साम्राज्य व चत्रवर्ती क्षेत्र की इस कल्पना के रहते हुए यह 
सम्भव नहीं था कि भारत में बहुत-से जनपदो की सत्ता रह सके । मौर्य वंश से पूर्व 
ही शैशुनाग, नन्‍द आ्रादि बच्चों के मागध राजा इस प्रयत्न मे तत्पर थे, कि वे विविध 
जनपदो को जीतकर 'आ्रासमुद्रक्षितीश' बन सकें । उन्हे अ्रपने प्रयत्न मे सफलता भी प्राप्त 
हुई थी । सिकन्दर के आक्रमण के समय मगध का साम्राज्य यमुना से बंगाल की 
खाडी तक विस्तीर्ण था। चन्द्रगुप्त मौयं ने उसका और भ्रधिक विस्तार किया, और 
मगघ्न का साम्राज्य पश्चिम मे हिन्दुकुश पर्वृतमाला से शुरू कर पूर्व मे बंगाल की खाड़ी 
तक विस्तृत हो गया । कौटल्य या चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मन्त्री और पुरोहित 
थे, और मौयं-साम्राज्य के विकास मे उनका कतु तत्त्व अनुपम था। भ्रर्थशास्त्र का 
निर्माण उन्होंने “नरेन्द्र” चन्द्रगुप्त के लिए शासन की विधि के रूप मे ही किया था ।* 
अत: यह सर्वथा स्वाभाविक है कि उनके श्रर्थशास्त्र मे ऐसी शासनविधि एवं राजनीति 
का प्रतिपादन हो, जो एक विशाल साम्राज्य के लिए उपयूक्त हो | पर चाणक्य ऐसे 
युग मे हुए थे, जबकि भारत के प्राचीन जनपदों की सत्ता पूर्णतया नष्ट नही हुई थी, 
अपितु जब उनके विरुद्ध सधर्ष जारी था। प्मत: प्रसंगवश उनके भ्रर्थशास्त्र मे श्रनेक ऐसे 
प्रकरणों का समावेश हो गया है, जिनसे कि जनपदों के शासन-प्रकार के सम्बन्ध में 
बहुत-से महत्त्वपूर्ण निदेश मिल जाते है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से जनपदों 
के स्वरूप के विषय मे जो सूचनाएँ मिलती है, उनका उल्लेख पिछले एक श्रध्याय में 
किया जा छुका है। इस प्रध्याय मे हम अर्थशास्त्र के श्राधार पर जनपदों के शासन 
के सम्बन्ध में प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 

कौटल्य द्वारा जिन जनपदों का उल्लेख किया गया है, वे दो प्रकार के थे-..- 
संघ शासन वाले जनपद और राजतन्त्र ज़नपद । संघ जनपदों का भी दो प्रकार से 
विभाजन कौटल्य ने किया है--वार्ताशस्त्रोपजीयि संघ और राजशब्दोपजीवि संघ | 


१. 'देश: पृथिवी । तस्या हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीन मोजनसहस्रपरिमाणमतियंक्‌ चक्रतिक्ष त्रम्‌ । 
२. 'सर्वशास्त्राष्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलम्य चे। 
कौटल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधि: कृत: ॥।” अर्थशास्त्र 


१४८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


काम्भोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय श्रौर श्रेणि आदि को वार्ताशस्त्रोपजीवि संघ कहा गया है, 
और लिच्छविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, पञ््चाल आदि को राजशब्दो- 
पजीवि संघ ।* आदि हाब्द का प्रयोग इस बात को सूचित करता है, कि इन परिगणित 
संघो के भ्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक संध कौटल्य के काल मे विद्यमान थे । 
कृषि, पशुपलन और वणिज्या को' प्राचीन समय में वार्ता कहा जाता था। 
जिन सघ जनपदो के निवासी कृषि, पशुपालन और वणिज्या द्वारा अपना निर्वाह करते 
हो, श्रौर शस्त्रधारण कर प्रात्मरक्षा तथा अपने उत्कष के लिए तत्पर हो, उन्हे 
वार्ताशस्त्रोपजीवि' कहा जाता था। संसार के प्राचीन इतिहास में फिनीशियन राज्य 
के निवासी जहा उत्कृष्ट व्यापारी थे, जो समुद्र मार्ग द्वारा सुदूर प्रदेशों के साथ व्यापार 
में तत्पर रहते थे, वहाँ वे उत्कट योद्धा भी थे। वैदिक साहित्य मे फिनीशियन 
लोगो को 'परणि' नाम से कहा गया है, और उतकी सैनिक शक्ति को भी निर्दिष्ट 
किया गया है। फिनीशिया को हम कौटल्य के शब्दों में वार्ताशिस्त्रोपजीवि सघ कह 
सकते है। भारत मे भी काम्भोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इसी ढंग के सध-जनपद 
थे। इन्ही को पाणिनि की श्रष्टाध्यायी मे 'श्रायुधजीवि' नाम से कहा गया है। बाद 
मे साम्राज्यों के विकास के कारण इन जनपदों व इनमे निवास करने वाले जनो की 
शस्त्रोपजीविता नप्ट हो गई, और ये केवल 'वार्तोपजीवि! रह गये। वर्तमान समय 
की कम्बोह जाति प्राचीन काम्भोज सघ की, खत्री जाति क्षत्रिय सघ की और सैनी 
जाति श्रेणि सघ की प्रतिनिधि हैं, जिनके प्रधान कार्य व्यापार श्रोर कृषि है। लिच्छवि, 
वुजि (वज्जि), मल्‍ल आदि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणराज्य थे, जिनका परिचय 
प्रन्य प्राचीन साहित्य से भी मिलता है। इनमे कतिपय क्षत्रियकुलो का शासन होता 
था, जिनके वृद्ध या मुख्य “राजा' कहाते थे । इन्ही को पाणिनि ने जनपदी नाम से 
कहा है, और मनु ने इन्ही जनपदी को “जातिमात्रोपजीवि' सज्ञा दी है। 
कौटलीय अर्थशास्त्र मे सघ-जनपढो का एक श्रन्य ढंग से भी विभाजन किया 
गया है, अभिसहत और विग्ुण |! जिन सघो ने परस्पर मिलकर अपना एक सघात 
((०6०७०४०५) का निर्माण कर लिया हो, उन्हे 'अभिसहत' कहते थे। अन्य सध 
'विग्रुण' (अकेले) कहे जाते थे । प्राचीन ग्रीस मे इस प्रकार के अभिसंहतो' को लीग 
(7,०४४०८) कहते थे । प्राचीन भारत मे भी नगर-राज्यो था जनपदों द्वारा निर्मित 
लीगो की सत्ता थी । 
विविध प्रकार के संघ-जनपदों को विजय करना कौटल्य को अभीष्ट था। 
इसीलिए अर्थशास्त्र मे इन्हे जीतने के उपायो का प्रतिपादन किया गया है। अभिसंहत 
(००॥४०6%&९०) संघ सुगमता से परास्त नही किये जा सकते थे, वे “अधुष्य' थे । श्रत. 
उनके प्रति साम और दान की नीति का विधान किया गया है। विशुण सघ सुगमता 
से जीते जा सकते थे, श्रत. उनके प्रति भेद और दण्ड की नीति प्रतिपादित की गई है ।* 
१. काम्भोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादेयों वार्ताशस्त्रोपजीविन ।' अथेशास्त्र १११ । 
२. लिच्छविकवृजिकमल्लकमद्रककुकुरुकुरु पञ्चालादयो राजशब्दोपजीविन । अ्रथंशास्त्र ११॥१ । 
३ 'सघामिसहतत्वात्‌ अ्रधृष्यान्‌ परेबां ताननुगुणान्‌ भुझ्जीत सामदानाष्यान्‌ विगुणान्‌ भेददण्डास्माम्‌ ।' 
अर्थशास्त्र १११; 


कौटलीय प्र्थशास्त्र के अमुसार जनपदों का शासन १४8 


(२) संघ-जनपदों का शासन 


कौटल्य के भर्थशास्त्र मे अनेक ऐसे निर्देश मिलते है, जिनसे कि संध-जनपदों 
के शासन पर अ्रच्छा प्रकादा पड़ता है। कौटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनों 
प्रकार के संघों (प्रभिसंहत भर विगुण) के पारस्परिक न्यंग (ईर्ष्या), बर, द्वेष झौर 
कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगीषु राजा द्वारा उनको परास्त करने 
के लिए किया जाएं ।' क्योंकि सघ-जनपदों मे किसी एक राजा का शासन नहीं होता, 
अपितु उनमे बहुत-से कुलमुख्यों का शासन होता है, भ्रतः यह सर्वथा स्वाभाविक है 
कि इन कुलमुख्यों में परस्पर ईर्ष्या, वैर, द्वेष और कलह विद्यमान हो। इन सबको 
जानकर इनका उपयोग संघो की विजय के लिए सुगमता के साथ किया जा सकता 
है। यह कार्य ग्रुप्तचरों (सत्रियों) द्वारा किया जाएगा। सत्रियों द्वारा संघ के 
नेताओो में फूट डलवायी जा सकती है। ईर्ष्या, बैर, द्वेष श्रौर कलह के स्थानों का पता 
करके सत्री लोग सघ के नेताझो मे फूट उत्पन्न कर सकते है। कौटल्य के श्रनुसार 
विजिगीषु राजा के सत्री को चाहिए, कि वह एक सघमुख्य को जाकर कहे--“वह्‌ 
प्रापकी निन्‍दा करता है ।' कुछ सत्री श्राचायं का वेश बनाकर जाएँ, झौर संघर-जनपद 
मे जब विद्या, शिल्प, द्यूत या खेलो में साम्मुख्य हो रहा हो, तो संघ के नेताओं मे कुछ 
का पक्ष लेकर उनमे छोटे-मोटे कलह उत्पन्न करें। तीक्ष्ण गुप्तचर मद्यगाला और 
माटकघरो में जाकर ऐसे व्यक्तियो की प्रशंसा करे जो कि संघ में उच्च स्थान न रखते 
हों, भ्रौर इस प्रकार सघमुख्यो मे पारस्परिक कलह व विद्वेष को उत्पन्न करें। जन्म 
से हीन कुमारो के उच्च कुल की प्रशसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमे 
महत्त्वकाक्षा का प्रादुर्भाव किया जाए। जन्म व कुल की दृष्टि से विशिष्ट लोगो में 
यह भावना उत्पन्न की जाए कि वे अपने से हीनो के साथ भोजन व विवाह का सम्बन्ध 
न करें, जन्म व कुल की दृष्टि से हीन लोगो को दूसरो से विवाह व भोजन के सम्बन्ध 
के लिए प्रेरित किया जाए। परम्परागत व्यवहार के विपरीत कुल, पौरुष प्रौर 
सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगो के प्रति जो समानता बरती गई हो, उसे 
प्रगट कर ग्रुप्तचर लोग भ्रसन्तोष उत्पन्न करे । मुकदमो का लाभ उठाकर तीक्ष्ण सत्री 
लोग रात के समय सम्पत्ति, पशु और मतुष्यों का (मुकदमे से सम्बद्ध) विनाश कर 
भगड़े को और अ्रधिक बढाएँ । संघ-जनपद में पारस्परिक कलह के जो कोई भी मौके 
हो, उनमे विजिगीयु राजा के गुप्तचर कमजोर पक्ष का पक्ष लेकर भर उसे धन व 
शक्ति द्वारा सहायता देकर दूसरे प्रबल पक्ष के विनाश का यत्न करें। उनमे भेद 
डालकर उनका विनाश किया जाए।* 





१ 'सर्वेधासन्‍्ना: सतल्तिण. सघाना परस्पर न्यग द्वेष बेर कलह स्थानान्युपलभ्य क्रमाभितीत भेदसप- 
चारयेय्‌. ।' प्र्थशास्त्र १९॥१ । 

२  'ग्रसौ त्वा विजल्पति” इति। एवमुभयतो वद्धदोषाणा विद्याशिल्पशतवैहारिकेष्वाचायेव्यजना 
बालकसहानुत्पादयेयु: । बेशशोण्डिकेधु वा प्रतिलोमप्रशसाभि.सधमुख्यमनुष्याणा सीकणा' कलहानु« 
स्वादगेयू. कृत्मपक्षोपश्नहेम या कुमारकान्‌ विजिष्टच्छिल्दिक्या हीनेस्यो वारयेबु'। होतात्‌ वा 


१५० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


अनेक ऐसे संघ-जनपद भी थे, जिनमें कभी पहले राजतन्त्र शासन था, भौर 
जो बाद में गणशासन में श्रा गए थे। इनमे ऐसे राजकुमारों को सत्ता सम्भव थी, 
जिनके पूर्वपुरुष कभी उस जनपद में राजा रह चुके थे | ऐसे संघों के विजय के लिए 
कौटल्य ने अपने विजिगीषु राजा को यह आदेश दिया है--राजशब्दोपजीबि लोगों 
द्वारा राज्यच्युत किये गए या कद किए गये किसी कुलीन भ्रभिजात व्यक्ति को राजपुत्र 
रूप में स्थापित कर दिया जाए । ज्योतिषी भ्रादि का भेस बनाकर गुप्तचर लोग संघ 
के लोगों को यह जताएँ कि यह राजकुमार राजा के सब लक्षण रखता है। धर्मिष्ठ 
संघमुख्यों को यह समझाया जाए कि यह क्‌मार भ्रमुक राजा का पुत्र है, भर इसकी 
सत्ता को स्वीकार करना उनका धार्मिक कतंव्य है। जिन सघमुख्यो को यह बात समझ 
मे भ्रा जाए, उनकी धन और शक्ति द्वारा सहायता की जाए, और इस प्रकार उन्हे 
अपने पक्ष मे कर लिया जाए। जब कोई भगड़े-फिसाद का अवसर हो, तो गुप्तचर 
लोग पुत्र-जन्म, विवाह था मृत्यु का निमित्त बता कर सघमुख्यों को निमन्त्रित करे, 
श्रौर उन्हें शराब के सैकडो कुम्म पिलाएँ। इन मद्य-कुम्भों मे मदन रस को मिला 
दिया जाए ।* संघ-जनपद के वाहनों और सोने की वस्तुशरों को 'संघमुख्य' को प्रदान कर 
दें, और संघ द्वारा पूछे जाने पर ग्रुप्तचर लोग यह कह दे कि ये वस्तुएँ और पशु 
अ्रमुक संघमुख्य को दिये गए हैं।* इस प्रकार संघमुख्यों मे फूट पैदा की जाए। कौटल्य 
ने इन सब उपायों का निरूपण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि संघ-जनपदों के संघ- 
मुख्यो मे परस्पर कलह व फूट उत्पन्त की जा सके । 

यदि किसी संघमुख्य का कोई पुत्र महत्त्वाकाक्षी और अपने को बडा समभने 
वाला हो, तो विजिगीषु राजा के गुप्तचर उसे कहें-- 'तुम तो श्रमुक राजा के पुत्र हो ॥ 
शन्नु के भय से ही तुम्हे यहाँ रखा गया है।' जब उस मुख्य-पुत्र को इस बात पर विश्वास 
हो जाए, तो उसकी कोश और सैन्य-शक्ति द्वारा सहायता की जाए, भर उसे संघ-जनपद 
के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए। जब उसके विद्रोह के कारण श्रपने कार्य की सिद्धि हो 
जाए, तो उसे भी देशनिकाला दे दिया जाए।४* 





विशिष्टरेकपात्रे विवाहदे वा योजयेयु । भ्रवहीनान्‌ वा तुल्यभावोपगमने कुलतः पौरषत. स्थान- 
विपर्यासतो वा व्यवहारमवस्थित वा प्रतिलोमस्थापनेन निशामयेयू । विवादपदेषु वा द्रव्यपशुमनुष्या- 
भिषातेन रातज़ौ तीक्ष्णा कलहानुत्पादयेयु. । सर्वेष्‌ च कलहस्थानेष्‌ हीनपक्ष राजा कोशदण्डाध्यामुप- 
गृह्म अ्रतिपक्षयधे योजयेत्‌ शिन्नानपवाहयेत्‌ वा ।” पश्रयशास्त्र ११११ । 

* 'राजशब्दिभिरवरुद्धमवक्षिप्त वा कुल्पमभिजात राजपुत्तत्वे स्थापयेत्‌ । कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गों 
राजलणणता सघेषु प्रकाशयेत्‌ । संघमुख्याश्च धर्मिष्ठानुपजपेत्‌ 'स्वघर्मभमुष्य राज्ञ; पुत्रे श्रोतारि वा 
प्रतिपद्यष्व ।' प्रतिपस्नेषु इृत्यपक्षोपग्रहार्थभर्थ दण्ड च प्रेषयेत । विक्रमकाले शौण्डिकव्यञ्जमा: 
पुत्तदारप्रेतापदेशेन “नैषेचनिकम्‌”, इति सदनरसयूकतान्‌ शतश' प्रयच्छेयू ११।१। 
सधाना वा वाहन हिरण्य कालिके गृहीत्वा सधमुख्याय प्रख्यात द्रव्य प्रदच्छेत्‌ तदेषां यापिले 
'दत्तममुष्मे मुख्याय इति दूयात्‌ ।' ११११ | 

३ 'संघमुख्यपृत्रमात्मसभावित वा सत्ती ग्राहयेत्‌ु--अमुष्य राज्ञ. पृत्तस्त्व॑ शत्रु-भयादिह्‌ न्यस्तोडसि” 
* इति । अतिपन्त राजा कोशदण्डाम्वा उपगृह्य संधेषु विकमयेत्‌ ! श्रवाप्ताध्स्तमपि प्रवासयेत्‌ । (९१॥१ ॥ 


्क 


पे 


कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार जनपदों का शासन १५१ 


विजिगीषु राजा के गुप्तचर परम रूप-यौवतसम्पन्न स्त्रियों का संघभुख्यों के 
साथ परिचय कराएँ | जब संघमुख्य उनपर मोहित हो जाएँ, तो उन स्त्रियों को प्रन्य 
संघमुख्यों के पास भेजकर भुग्ध हुए संघसुख्यों से यह कहा जाए कि दूसरा संघमुख्य 
जबरदस्ती तुम्हारी प्रिय स्त्री को अपने साथ भगा ले गया है। इस प्रकार संघमुख्यों में 
भगड़े पैदा किये जाएँ, और भगड़े होने पर गुप्ततर लोग स्वयं संधमुख्यों का घात 
करके यह घोषित कर दें कि अमुक संघमुख्य ने भ्रमुक की हत्या की है।" जिस स्त्री ने 
पपने प्रेमी संघमुख्य को दूसरे के पास जाकर निराश किया हो, वह उसे जाकर कहे-- 
'मेरा प्रेम तो श्राप पर है, पर अ्रमुक संघमुख्य हमारे प्रेम मे बाधक है। उसके जीवित 
रहते हुए मेरा श्रापके साथ रह सकना सम्भव नहीं है।” इस प्रकार कहकर वह गुप्त- 
चर-स्त्री एक संघमुख्य को दूसरे संघमुख्य की हत्या करने के लिए प्रेरित करे ।* 
गुप्तचर-स्त्री किसी संघमुख्य के साथ भागकर किसी पाक या क्रीडागृह में स्वयं विष 
द्वारा संघमुख्य की हत्या कर दे, या उसे अकेले मे पाकर तीक्ष्ण गुप्तचर उसका घात 
कर दें । पूछे जाने पर वह स्त्री कहे, कि यह मेरा प्रिय संघमुख्य अमुक व्यक्ति द्वारा 
मार दिया गया है। सिद्ध का भेस बनाकर कोई ग्रुप्तचर संघमुख्य को ऐसी श्रौषधि 
दे, जिसमें विष मिला हो, पर जिसे यह कहकर दिया जाए कि इस श्रौषधि के सेवन 
से मनोवाड्छित स्त्री तुम्हारे वश में श्रा जायगी । जब उस भौषधि द्वारा उस- संघमुख्य 
की मृत्यु हो जाए, तो दूसरे गुप्तचर यह प्रकट करें कि इस संघमुख्य को भ्रमुक संघमुख्य 
ने मरवाया है। 

कौटल्य ने इसी प्रकार के भ्रन्य भी बहुत-से उपायों का प्रतिपादन किया है, 
जिनका प्रयोजन संघमुख्यों मे फूट डलवाना था । इन सबका यहाँ उल्लेख कर सकना 
सम्भव नहीं है। कौटल्य के अपने शब्दों मे इन सब उपायों का यही उद्देश्य था, कि 
संघ जनपदो को जीतकर उनमे 'एकराज' शासन की स्थापना की जाए ।? कौटल्य की 
हृष्टि मे ऐसा होना संघ-जनपदों के अपने लिए भी लाभ की बात थी, क्योंकि 'एकराज' 
शासन में ही वे पारस्परिक कलह और श्रन्य सब प्रंकार की आपत्तियों से भ्रपनी रक्षा 
कर सकते थे ।* यहाँ यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि कौटल्य की नीति संघ-जनपदों के 
प्रति यह थी कि विजिगीषु राजा उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और पृथक्‌ सत्ता को 
कायम रखे । 

संघ-जनपदों के विजय के लिए कौटल्य ने भेदनीति का प्रतिपादन किया है । 
संघो की सबसे बड़ी निर्कक्षता यही होती. थी, कि उनमें भेद को उत्पसतन कर सकना बहुत 
सुगम था । इस प्रसंग में महाभारत के शान्तिषर्य का बह इलोक स्मरणीय है, जिसमें कि 


१. बन्धकिपोषका:'*'स्त्रीमि: परमरूपयौवनाभिस्स छू मुख्यानुस्मादयेयु: । जातकामानामत्यतमस्य प्रत्ययं 
छृत्वाअन्यत़् गमनेन प्रसमहरणेन वा कलहान्‌ उत्पादयेयु:। कलहे तीक्णाः कर्म कुर्यु: - हतोज्यमित्यं 
कामुक  इति ११॥१। 

'प्रसह्यापहता वा उपवनान्ते क्रीडागूहे बाउपहर्तारं रात्रौ तीक्णेन घातयेत्‌ । स्वयं वा रसेन । तत: 
प्रकाशयेत्‌--'भमुना में ग्रियो हतः ।” हृति ११॥१। 

- स्ेध्वेव एकराजों वर्तोत । ११११ । 
४ 'सधाश्याप्येबमेकराजा: तेभ्यो४तिसंधानेभ्यों रक्षयेयु: ।' १११ ॥ 


० 


न्क्फ 


१५२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


नारद मुनि ने संघमुख्य कृष्ण को यह जताया है कि संधो का विनाश भेद द्वारा ही होता 
है । इस इलोक का उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर ज्षुके है। इसमे सन्देह नही, 
कि प्राचीन भारत में सघ-जनपदों की सबसे बड़ी निबंलता उनके संघ-मुख्यों मे कलह, 
बेर, द्वेष आदि की सत्ता ही थी, भौर इन्ही का उपयोग कर विजिगीषु राजा उन्हें 
विजय करने में समर्थ हुए थे । 

यद्यपि कौटलीय अथंशास्त्र के 'संघवृत्तम्‌' अ्रध्याय का प्रतिपाथ विषय यह है, 
कि सघ-जनपदों की स्वतन्त्र सत्ता का किस प्रकार से अन्त किया जाए, श्रौर उन्हें किस 
प्रकार 'एकराज' शासन की अधीनता मे लाया जाए। पर इस अश्रध्याय के अ्नुशीलन 
से सधों के शासन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित निर्देश प्राप्त होता है-- 

(१) सघ-जनपदो में भ्रनेक 'संघमुख्यो' की सत्ता रहती थी। इन संघमुख्यों 
मे ईर्ष्या, बेर, देष, कलह अदि के कारण उत्पन्न होते रहते थे। ये प्रायः एक-दूसरे 
के प्रतिद्वन्दी होकर रहते थे, और इसी कारण इनमे भेद या फूट को उत्पन्न कर सकना 
सुगम होता था । 

(२) सघ-जनपद के शासन में सघ-सभा की भी सत्ता होती थी। सघ सामूहिक 
रूप से न्याय-कार्य करता था, और भ्रपराधियों को दण्ड देता था। 'सघवृत्तम्‌' अध्याय 
मे कौटल्य ने लिखा है--गुप्तचर किसी स्त्रीलोलुप सधमुख्य से जाकर कहे “इस ग्राम मे 
एक दरिद्र कुल पर विपत्ति श्रा गई है। उसकी पत्नी राजा के योग्य है। आप उसे 
ग्रहण कर ले ।” जब संघमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले, तो सिद्ध का भेस बनाये 
हुए एक गुप्तवर उसके विरुद्ध यह आरोप करे--'इसने मेरी पत्नी, साली, बहन 
या कन्या को गेर-कानूनी तौर पर रख लिया है।' जब संघ उस संघमुख्य के विरुद्ध 
कार्यवाही करे, तो विजिगीषु राजा उसका पक्ष लेकर विगुण (असहात) संघ पर झाक्रमण 
कर दे ।”' इस उद्धरण से स्पष्ट है, कि सघ अपने संघमुख्यो के किसी अनुचित व गैर- 
कानूनी कार्य पर उसके विरुद्ध निर्णय कर सकता था, और उन्हे दण्ड भी दे सकता था। 

(३) जहाँ संघ-जनपद से अनेक सघमुख्य होते थे, जो सम्भवत उस संघ के 
अन्तर्गत विविध कुलो या गोत्रों के मुखिया होते थे, वहाँ साथ ही सम्पूर्ण सघ का भी 
शक प्रधान होता था, जिसके लिए भी 'सघमुख्य' शब्द का ही प्रयोग किया जाता था । 
सघ-जनपद के इस 'सधमुख्य' को कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध मे कौटल्य ने एक 
इलोक उद्धृत किया है--“सघमुख्य को चाहिए कि वह सघ मे सबके प्रति भ्याथ की वृत्ति 
रखे, सबका हित सम्पादित करे, सबका प्रिय बने, अपनी इन्द्रियो का सयभ करे, सबके 
प्रति यथायोग्य व्यवहार करे, और सबके चित्त का अनुवर्ती बनकर रहे ।”* नि सन्देह, 





१. “सत्नी या स्तीलोलुप सघमुख्य प्रर्पयेत्‌--“अ्रमुष्मिन्‌ ग्रामे दरिद्रकुलमपसूत, तस्य स्त्री राजाहा 
गृहाणनाम्‌” इति गृहीतायामर्धमासान्तर सिद्धव्यज्जनों दृष्यसघमुख्य मध्ये प्रकाशयेत्‌-- “झसौ में 
मुख्या भाया स्तूषा भगिनी दुहितिर वाइधिचरति” इति । त चेत्सघो निगृक्तीयात्‌, राजेनमुपगृहा 
विगुणेष्‌ विक्रमयेत्‌ ।” झर्थशास्त्न १९॥१। 

२ 'सघमुख्यक्च सघेषु न्‍्यायवृत्तिहित. प्रिय । 

: दान्तो युक्त जनस्तिष्ठेत्सवं चित्तानुवर्तक: ॥” भ्र्शास्त्र १११ । 


कौटलीय अर्थशास्त्र के अ्रनुसार जनपदों का शाससे १४३ 


इस प्रकार के गुणों से युक्त संघमुरुय के नेतृत्व में ही संघ अपना शासन सफलतापूर्वक 
चला सकता था । 

(४) संघ-जनपदों के शासन के सम्बन्ध में एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय 
अर्थशास्त्र में दिये गए उस इलोक से मिलता है, जिसमे कि यह कहा गया है--“फिर 
कुल का राज्य होना चाहिए, क्योकि कुल-सघ दुर्जय होते है, उन्हे सुगमता से जीता 
नहीं जा सकता। उनमे भ्रराजकता या राजा की विहीनता का खतरा नही होता, और 
वे शाइबत रूप से पृथिवी पर कायम रह सकते है ।”” यह इलोक बड़े महत्त्व का है। 
यद्यपि कौटल्य एकराज शासन का पक्षपाती था, और स्वयं इस बात के लिए प्रयत्नशील 
था के सम्पूर्ण भारत मे एक चक्रवर्ती शासत की स्थापना की जाए, पर श्रपने युग में 
विद्यमान सघ-जतपदो की उपयोगिता को वह स्वीकार करता था | इस श्लोक मे ऐसे 
सघ-जनपदो का निर्देश है, जो कि कुलतन्त्र या श्रेणितन्‍्त्र (0!9470०॥८७।) थे । इनमें 
किसी एक राजा या राजवंश का शह्ासन न होकर कतिपय क्षुलो (ग्रोज्ो) का शासन होता 
था, श्रौर कौटल्य की सम्मति मे इनका सबसे' बड़ा गुण यह था कि इनमे अराजकता 
या राजविहीनता की विपत्ति कभी उत्पन्त नही हो सकती थी। कौटल्य ने यह इलोक 
अर्थशास्त्र के 'राजपुत्ररक्षणम्‌' प्रकरण के श्रन्त मे दिया है। इस प्रकरण में यह प्रतिपादन 
किया गया है, कि राजपुत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिए क्या उपाय किये 
जाएँ। राजतन्त्र शासनों में राजपुत्र का स्थान अत्यन्त महत्त्व का होता था। राजपुत्र 
के घात हो जाने की दशा में अराजकता या राज-विहीनता की विपत्ति उपस्थित हो 
सकती थी । राजपुत्र के दुराचारी व कुपथगामी होने की दशा भी राज्य के लिए एक 
विपत्ति ही थी । कौटल्य इस तथ्य को स्वीकार करता है, कि कुलतन्त्र जनपदों में इस 
प्रकार की विपत्तियो की सम्भावना नहीं होती । इसी कारण वे दुजय होते है, और 
चिरकाल तक प्ृथिवी पर फलते-फुलते रहते है । 

(५) मौर्य साम्राज्य के विस्तार के कारण यद्यपि कौटल्य के समय मे संघ- 
जनपदो की स्वतनत्र सत्ता का अन्त हो गया था, पर उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता भ्रौर 
पृथक्‌ सत्ता श्रभी कायम थी । एकराज शासन और चत्रवर्ती साम्राज्य के परम समर्थक 
कौटल्य का यह मत था, कि सघों को अपने अनुकूल कर उनसे मित्रता स्थापित कर लेना 
दण्ड और मित्र के लाभ की अपेक्षा भी अधिक उत्तम है। जितना लाभ सैन्यशक्ति की 
चृद्धि और पड़ोसी देश की मित्रता से प्राप्त किया जा सकता है, उससे कही भ्रधिक लाभ 
संघ-जनपदो की मित्रता झौर उन्हे भ्रपने भ्रनुकूल बनाकर हो सकता है । भ्रतः कौटल्य' 
ने सघ-जनपदों के प्रति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो सघ-जनपद परस्पर 
मिलकर सगठित हो गए हों, जो मिलकर “झभिसंहत' (००7/८०९४०४६०) हो जाने के 
कारण भ्रधृष्य हो गए हों, उनके प्रति साम और दान नीति का प्रयोग किया जाए, और 
इस प्रकार उन्हे अपने अनुकूल कर लिया जाए। जो संघ जनपद शकेले (विशुण) रहने 
के कारण निर्बल हो, उन्हे भेद और दण्ड की नीति का प्रयोग कर विजय कर लिया 
पऋाड अंकल इलण दिकक 

प्रराजब्यसनाबाध: शश्वदावसत्ति शितिम्‌ ॥ अ्रबंधास्त १।१४। 


१५४ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


जाए। दोनों नीतियों का समान रूप से प्रयोजन यही था, कि संध-जनपदों की स्वतन्त्रता 
का श्रन्त कर "एकराजता' की स्थापना हो। पर इस नीति के कारण संघ-जनपदों की 
पृथक सत्ता नष्ट नहीं हो जाती थी। कौटल्य भली-सभाँति समझता था, कि संघों में 
अपनी स्वतन्त्रता और पृथक्‌ सत्ता की श्राकांक्षा को पूर्णतया नष्ट कर सकना सम्भव 
नहीं है। इसीलिए उसने यह प्रतिपादित किया था कि (क) संघों के अपने धमे, चरित्र 
और व्यवहार को कायम रखा जाए। (ख) उनके देवताशों, समाजों, उत्सवों भौर 
विहारो के प्रति श्रादर व निष्ठा प्रदर्शित की जाए । (ग) उनके शील, वेश, भाषा और 
श्राचार का श्रांदर किया जाए। (घ) उनके ग्रामसुख्यों, जातिमुख्यों और संघमुख्यों 
को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्त किया जाए। (डः) कैदियों को मुक्त करके और 
विविध प्रकार से दीन, भ्रनाथ तथा व्याधिपीडित व्यक्तियों की सहायता कर जनता की 
सहानुभूति प्राप्त की जाए, श्र (च) इन सघ-जनपदों में श्रपने कानूनों को प्रचलित 
करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे वहाँ के परम्परागत कानूनों के प्रतिकूल 
ने हो।* 
(३) राजतन्त्र जनपदों का शा सन . 


कौटत्य के भ्रर्थशास्त्र के अनुशीलन से हमे विशाल मौर्य-साञ्राज्य की शासन- 
पड़ति का भली-भाँति परिचय मिलता है। पर इस साम्राज्य का विकास बहुत-से 
जनपदों की विजय के परिणामस्वरूप ही हुआ था । इस जनपदों मे से कुछ मे गणतन्त्र 
या संघत्तन्‍्त्न शासनों की सत्ता थी, और भ्रन्यों मे राजतन्त्र शासनो की । सब राजतन्त्र 
जनपदो की शासन-पद्धति भी एक ही प्रकार की नही थी। जिस प्रकार श्र्थशास्त्र के 
भ्रध्ययन से पू्ववर्ती सघ-जनपदों के शासन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश 
उपलब्ध होते है, वैसे ही उससे राजतन्त्र जनपदों के विषय में भी बहुत कुछ जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है। 

कौटलीय अथंशास्त्र मे अनेक प्रकार के राजतन्त्र जनपदों का उल्लेख मिलता 
है। इनके मुख्य भेद ये थे--राज्य, द्वैराज्य श्रौर वैराज्य । जिस जनपद में किसी 
वश्कमानुगत राजा का श्वासन हो, उसे “राज्य' कहते थे । जिसज़्तपद मे दो राजाशो 
का शासन हो, उसकी संज्ञा 'हैराज्य' थी। प्राचीन ग्रीस मे भी अनेक ऐसे नगर-राज्य 
थे, जिनमे द्वेराज्य शासन की सत्ता थी ।* प्राचीन रोम मे भी दो 'कान्सल' हुआ करते 
थे, जिनके कारण वह भी एक प्रकार का हैराज्य ही था। फ्रत्कीन काल में भारत में 
भी ऐसे द्व॑राज्यो की सत्ता थी, यह बात महाभारत द्वारा भी सूचित होती है। सभापर्व 
के अनुसार झवन्ति जनपद के राजा विन्द और अनुविन्द थे, जिन्हे पाण्डब सहदेव ने 
परास्त किया था ।? बैराज्य उस शासन को कहते थे, जिसमें कि जनपद के न्याय्य 
१. भ्रथेश्षास्त्र, लब्धप्रशसनम्‌ । १३५ । 
३. प्राचीन प्रीस का स्पार्टा नगर-राज्य द्वैराज्य का उत्तम उदाहरण है, जहाँ दो राजवशो का शासन 

था, जिनके नाम भगिदे (4870४) भौर यूरीपोन्तीदे (2णा५७०ा(086) थे । 
३. “बिन्दान्‌ विन्दावावन्त्यो सैन्येन महता बृतो । 
जियाय समरे वीरावाश्विनेय. प्रतापदान्‌ ॥” महाभारत सभापव ३११० । 


कौटलीय प्रर्थशास्त्र के भ्रनुसार जनपदों का शासन १५५ 


राजा के जीवित होते हुए ही कोई भअन्य व्यक्ति राजसिहासन पर भ्रधिकार कर से, 
और यह अ्नधिकृत (7008») व्यक्ति राज्य को 'यह मेरा तो है नहीं! समझकर 
उसका मनमाने तरीके से भ्रपकर्षण करे, उसकी सम्पत्ति की पष्य के रूप में विक्रय करे, 
उसके सुशासन की कोई भी परवाह न करे, और जब जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी 
हो, तो उसे छोड़कर चले जाने मे भी संकोच न करे ।' ऐतरेथ ब्राह्मण में भी अ्रनेक 
प्रकार के शासनों का परिगणन करते हुए “वैराज्य' का उल्लेख किया गया है, जिससे 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि प्राचीन भारत में इस प्रकार के शासन 
वाले जनपदों की भी सत्ता थी । 

कौटल्य ने इत विविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण-दोषों का विवेचन 
भी किया है। दैराज्य का दोष यह है, कि दो राजाप्नरो की सत्ता के कारण उन दो 
राजाशों में पारस्परिक द्वेष, पक्षपात, किसी का किसी के प्रति अनुराग और परस्पर 
संघर्ष होते रहने से ऐसा राज्य नष्ट हो जाता है ।* बैराज्य का दोष यह है कि उसके 
शासक को अपने जनपद के प्रति ममता नही होती, वह उसे श्रपने बैयक्तिक लाभ के 
लिए शोषित करता है, उसकी सम्पत्ति को सामान्य पण्य के सरश समझता है, भर 
जनता के प्रतिकूल होकर उठ खड़े होने पर उसे छोड़कर चल देता है। ऐसे शासक 
को अपने जनपद के प्रति न कोई भक्ति होती है, श्र न कर्तव्य-पालन की भावना ! 

जिन जनपदों को कौटल्य ने “राज्य' कहा है, जिनमे वंशक्रमानुगत राजाओं 
का शासन होता है, शासन की दृष्टि से वे भी तीन प्रकार के होते हैं--(१) भ्रन्ध, 
(२) चलितशास्त्र, और (३) शास्त्रानुकूल शासन करने वाला राजा । 

अन्ध राजा वह है, जो शासन करते हुए किसी शास्त्र-मर्यादा का पालन न 

करे, जो यत्‌किचनकारी (जो चाहे करने वाला) हो, जो जिही हो, और दूसरे जिसे 
सुगमता से श्रपने पीछे चलाकर मनमानी कर सर्क ।* वर्तमान शब्दों मे ऐसे राजा को 
हेम निरंकुश, स्वेच्छाचारी व एकतन्त्र कह सकते हैं। चलितशास्त्र राजा वह है जो अपने 
विवेक झौर समभबूक का अनुसरण कर शास्त्रमर्यादा का उल्लंघन करने को तत्पर हो 
जाए। तीसरे प्रकार का राजा वह है, जरे-क्रिआस्वमर्यादा के अनुसार शासन करे 
और स्वेच्छाचारी व निरंकुश न हो। अन्ध भ्ौर चलितशास्त्र राजाह्रों में से कौन 
श्रधिक भ्रच्छा है, इस सम्बन्ध'में कौटल्य ने पुराने आचायों का यह मत उद्धृत किया 
है, कि अन्ध राजा भ्रन्याय व कुशासन द्वारा अपने राज्य का विनाश कर देता है; 
पर चलितश्ञास्त्र राजा की मति जब शास्त्र के विपरीत भ्राचरण करने के लिए हो, तो 
उसे ऐसा करने से रोककर शास्त्रमर्यादा में ला सकना सुगम है। अतः झन्ध श्रौर 
चलितशास्त्र राजाप्रो मे 'बलितशास्त्र' राजा अधिक भ्रच्छा होता है। पर कौटल्य की 





१. वैराज्यं तु जीवत' परस्याच्छित “नैतन्मम' इति मन्यमानः कर्षयंयत्यपवाहयति; पण्यं वा करोति, 
विरक्त वा परित्यज्य भ्रपगच्छतीति (' भर्थशास्त्र ६२ । 

२ ऐसरेय ब्राह्मण 5१५ । 

३. 'दैराज्यवैरज्ययो: द्वेराज्यभन्योन्यपक्षद्वेषानुरागाश्यां परस्पर संघर्षण वा विनश्याति ।' दबाए । 

डे. अशास्त्रचक्ष रन्धो यत्किब्ननकारी दुढ़भिनिवेशी परप्रणेयो वा ।' 5२ । 


१५६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


अपनी सम्मति इसके विपरीत है । उसकी युक्ति यह है, कि यदि भ्रन्ध राजा के सहायक 
श्रच्छे हो, तो उसे वे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो राज्य के लिए 
हितकर हो । पर जिस राजा की बुद्धि श्ास्त्र-मर्यादा से हट गई हो, उसे सही मार्ग पर 
ला सकता सम्भव नहीं होता । वह भ्रन्याय द्वारा अपना और अपने राज्य का विनाश 
कर लेता है ।* श्रत अन्ध और वलितशास्त्र राजा्रों मे अन्ध राजा को ही ग्रधिक 
अच्छा समभना चाहिए । 

कौटल्य इस तथ्य को भलीमाँति अनुभव करता था, कि भअन्ध और चलित- 
शास्त्र राजाओं को जीत सकना सुगम होता है। ऐसे राजाओं की विशेषताझो का 
वर्णन करते हुए उसने लिखा है, कि यदि शत्रु राजा इस प्रकार के हों, तो उन्हें सुगमता 
से जीता जा सकता है । बह झत्रुराजा (विजय करने की इष्टि से) बाउ्छनीय है, जिसमे 
निम्नलिखित गुण हो--(१) प्रराजबीजी--जो किसी अ्रभिजात राजबंश मे उत्पन्त न 
हुआ हो । (२) लुब्ध --जो लोभी हो । (३) क्षुद्रपरिषत्क ---जिसकी परिषद्‌ क्षृद्र हो । 
(४) बिरक्तप्रकृतिक.--- जिसकी प्रजा का उसके प्रति प्रनुराग न हों । ( ५) भ्रत्यायवृत्ति:-- 
जो भ्रन्याय की वृत्ति रखता हो। (६) शभ्रयुक्त -जिसका चरित्र उत्कृष्ट न हो। 
(७) व्यसनी-जो व्यसनों मे फंसा हुआ हो । (८) निरुत्साह--जिसमे उत्साह का 
अभाव हो | (६) यत्किचनकारी--जो स्वेच्छाचारी व मनमानी करने वाला हो। 
(१०) दैवप्रमाण---जों भाग्यवाद में विश्वास रखता हो। (११) अगति.---जिसमे 
कार्यशीलता का अभाव हो । (१२) अननुबन्ध.--जिसकी प्रजा के साथ राजा का कोई 
अनुबन्ध या इकरार न हो । (१३) क्लीव--जो नपुसक हो। (१४) नित्यापकारी-- 
जो सदा दूसरों का अ्रपकार करने वाला हो ।* 

इसमे सन्देह नही, कि प्राचीन भारत मे कतिपयथ ऐसे जनपदों की भी सत्ता 
थी, जिनके राजा इन झवगुणो व विवेषताशो से युक्त होते थे । इस बर्णेन को पढकर 
हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से प्राचीन ग्रीस के उन राजाओ्रो के प्रति आझ्ाकृष्ट होता 
है, जिन्हे 'टायरन्ट' कहा जाता था। ये राजा किसी अभिजात राजवश के न होने के 
कारण जनता का स्नेह प्राप्त नही कर सकते थे, और प्रजा से इनका कोई अनुबन्ध नहीं 
होता था । पुरानी परम्परागत परिषद्‌ की सर्वथा उपेक्षा कर उसके अभाव में ये अपना 
शासन चलाते थे, और स्वेच्छाचारी होते थे । ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन भारत 
के कतिपय जनपदो में भी इसी ढंग के राजतन्त्र शासन स्थापित हो गये थे। कोठल्य 
की दृष्टि मे ऐसे जनपदों को जीत कर अपने अधीन कर सकना विजिगीषु राजा के 
लिए बहुत सुगम था ।* अच्यत्र भी कौटल्य ने ऐसे राजाओों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
वह भशास्त्रचक्षु, श्रस्ध, यत्किज्चनकारी, दृढ़ाभिनिवेशी श्रौर परप्रणेय कहता है । 








१ 'नेति कौटल्य । प्रन्धो राजा शक्‍यते सहायसम्पदा यत्र तत्न वा पर्यवस्थापयितुमिति । 
चलितशास्तस्थु शास्त्रादन्‍्यथाभिनिविष्टवुद्धिरन्यायेन राज्यमात्मान चोपहन्तीति ।' ब्रथेशास्त्र २ । 

४ “प्राजबीजलुब्ध क्षद्रपरिषत्को विरक्तप्रकृतिसन्‍्यायवृत्तिरयुक्तो व्यसनी निरुत्साहो देवप्रभाणों यर्त्कि- 
चनकायंगतिरनन्‌बन्ध कक्‍्लीबो नित्यापकारी वेत्यमित्र सम्पत्‌ /' श्र्थशास्त्र ६१ । 

३ एवं भूतों हि शत्रुस्सुख, समुच्छेत्त भकति ।' अथंशास्त्र ३।१ । 


कौटलीय प्रथंशास्त्र के श्रनुसार जनपदों का शासत १५७ 


वस्तुत:, उत्तम राजा की आँखें वह शास्त्र ही होता है, जिसके अ्रनुसार और जिसकी 
मर्यादा में रहते हुए उसे राज्य का शासन करना है। शास्त्र-रूपी श्रांसो को खोकर 
पन्ध-रूप से जो राजा स्वेच्छापूर्वक व जिह के साथ और दूसरों के बहकावे में श्राकर 
शासन करता है, वह स्वयं अपने कुशासन से ही राज्य का नाश कर लेता है । भ्रनेक 
ऐसे जनपद प्राचीन भारत में विद्यमान थे, जिनके शासकों ने ग्रीक टायरेन्टों के समान 
स्वेच्छापूर्वक या शास्त्रमर्यादा का उल्लघन कर शासन करने का प्रयत्न किया, और 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत हो जाने के कारण जो जनता में प्रिय नहीं 
रह सके, और जिनका इन्हीं कारणों से विनाश हो गया | कौटल्य ने ऐसे अनेक राजाओं 
के उदाहरण भी दिये है ।* 

कौटल्य ने जहाँ भ्रशास्त्रचक्षु, अन्ध भर स्वेच्छाचारी राजाश्रो का उल्लेख किया 
है, वहाँ साथ ही ऐसे राजतन्त्रो का भी विवरण दिया है, जिनके राजा शास्त्रमर्यादा 
में रहते हुए परम्परागत व्यवहार के अनुसार राज्य का शासन किया करते थे। ऐसे 
राजाओो की निम्नलिखित विशेषताएँ कौटल्य ने निर्दिष्ट की है--(१) महाकुलीन-- 
उच्च राजवश का, (२) देंवबुद्धिसम्पल्न--जिसमे उच्च प्रकार की दंवी बुद्धि हो, 
(३) वृद्धदर्शी--जो राज्य वृद्ध जनो (या ग्राममुख्य, कुलमुख्य श्रादि) से परामर्श लेता 
रहता हो, (४) धामिक, (५) सत्यवादी, (६) अ्रविसंवादक--जिसके आचरण 
तथा भाषण में परस्पर-विरोध न हो, (७) कृतज्ञ, (८) स्थूललक्ष--जिसके उद्देश्य महान्‌ 
हो, (६) महोत्साह--जिसमे महान्‌ उत्साह हो, (१०) श्रदीर्धसूत्र--जो दीघेसूत्री न 
हो, (११) शक्‍्यसामन्त---जिसने अपने सामन्तो को वश्षवर्ती किया हो, (१२) छढबुद्धि--- 
जिसकी मति स्थिर रहे, (१३) अक्षुद्रपरिषत्क----जिसकी परिषद्‌ क्षुद्र न होकर बडी 
हो, और (१४) विनयकाम --जो विनय या नियन्त्रण में रहने वाला हो ।* 

इस उद्धरण से स्पष्ट है, कि प्राचीन भारत में ऐसे राजतन्त्र जनपदों की भी 
सत्ता थी, जिनके राजा उच्च राजवंश के होते थे, जो शास्त्रमर्यादा मे रहते थे, परम्परा- 
गत धमे, व्यवहार व चरित्र का पालन करते थे, वैयक्तिक दृष्टि से उच्च चरित्र के 
होते थे, और जिनकी परिषद्‌ अक्षुद्र होती थी, जिसका निर्माण सम्भवत ग्राम-बुद्धों, 
कुलवृद्धो और पौरवृद्धों से मिलकर होता था । “अक्षुद्र-परिषत्क:' का श्रभिप्राय कौटल्य 
के इस कथन से स्पष्ट होता है, कि “इन्द्र की परिषद्‌ मे एक हजार ऋषि होते थे, 
वही उसकी आँखे थी, इसी कारण इन्द्र को दो श्राँखो वाला होते हुए भी हजार अभ्राँखो 
वाला कहा जाता है ।”? ऐसे राजाश्ों की सत्ता भारत के प्राचीन साहित्य के अन्य 
ग्रन्थों से भी सूचित होती है, जो जनता के विविध वर्गों के वृद्धों व नेताओं के परामर्श 


 अअथंशास्त्र ११३ । 
'तत् स्वामिसस्पत्‌ । महाकुलोनो द्ववबुद्धिस्सस्वसम्पन्नों वृद्धदर्शी धार्मिकस्सत्यवागविसवादक क्तज्ञ. 
स्थूललक्षो महोत्साहो5्दीघेसूत्रश्शक्यसामन्तो दुढ़बुद्धिरक्ष्‌द्रपरिषत्कों विनयकाम इत्यागमिका गुणा: ।' 
अर्थशास्त्र ६१ । 
- 'इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्धीणां सहस्तम्‌ । तच्चक्षु: । वस्मादिम दयक्ष सहुलाक्षमाहु: ।” 
प्रबंशास्त्न १११ | 


न ०0 


न्प्ण 


श्भ्८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


के अनुसार शासन करते थे, और जिनके राज्यों में परिषदों की सत्ता थी। रामायण 
झादि भप्रन्य प्राचीन साहित्य के आधार पर इस जनपदों के शासन का निरूपण शन्य 
अध्याय में किया गया है। सम्भवतः, इन प्राचीन जनपद-राज्यो की परिषद्‌ में 'पौर 
जानपद' भी सम्मिलित होते थे, जो कि जानपद भ्ौर उसकी राजधानी (पुर) के मुख्य 
व्यक्ति होते थे । पौर-जानपद का कया अ्रभिष्राय था, इस विषय पर हमने एक श्रन्य 
अध्याय में विवेचन किया है । 

कौंटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था पर हम 
पृथक रूप से विस्तार के साथ विचार करेंगे। पर इस ग्रन्थ के झ्ननुशीलन से प्राचीन 
गणतन्त्र और राजतन्त्र जनपदो के शासन के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राप्त होते है, वे 
भी कम महत्त्व के नही है । 


नवाँ अध्याय 
ग्रीक विवरणों द्वारा सूचित गणतन्त्र जनपद 


(१) उत्तर-पश्चिमो भारत के गणराज्य 


चौथी सदी ईस्वी पूव॑ में सिकन्‍दर ने भारत पर झाक्रमण किया था। सिकन्दर 
सैसिडोनिया का राजा था। ग्रीस के विविध नगर-राज्य ((४[ए-४७४८७) उसके पिता 
फिलिप के शासन-काल मे ही म॑सिडोनिया के साम्राज्य की अ्रधीनता मे झा चुके थे । 
पाश्चात्य संसार के प्राचीन इतिहास मे मैसिडोनिया की प्राय, वही स्थिति थी, जो 
प्राचीन भारतीय इतिहास मे मगध की थी । जिस प्रकार मगध के प्रतापी राजाओं ने 
अपने पडौस में स्थित वज्जि, मल्‍ल आदि गणराज्यो को जीतकर अपनी शक्ति का 
विस्तार किया था, वैसे ही मैसिडोनिया के राजाओ ने ग्रीक नगर-राज्यो (जिनमें से 
कतिपय में गण-शासन की सत्ता थी, और कतिपय में राजतन्त्र शासन की) को जीतकर 
अपने श्रधीन कर लिया था| मगध के राजा महापझ नन्‍्द के समान मैसिडोनिया का 
राजा सिकन्दर भी 'सर्वेक्षत्रान्कृत” व अतिबज्ञ! था। उसने एशिया माइनर, मित्र, 
ईराक और ईरान को विजय कर भारत की ओझोर प्रस्थान किया श्ौर शकस्थान को 
जीतकर (३३० ई० पू०) बह काबुल नदी की घाटी मे प्रविष्ट हुआ । इस प्रदेश मे उसने 
जो युद्ध किए, उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है, यद्यपि यह प्रदेश भी उस समय भारत 
का ही अंग था। भ्रफागानिस्तान की विजय के बाद सिकन्दर मे भारत पर आक्रमण 
किया । उत्तर-पश्चिमी भारत और पंजाब में उस समय किसी एक राजा का शासन 
नहीं था। यह प्रदेश उस समय अनेक छोटे-बड़े जनपदो विभक्त था, जिनमे विविध 
प्रकार की शासन-पद्धतियों की सत्ता थी। कतिपय जनपदों में बंशक्रमानुगत राजाओं 
का शासत था, जिनमें केकय, गान्धार और अभिसार प्रधान थे । पर कतिपय जनपद 
ऐसे भी थे, जिन्हें भ्रीक लेखकों ने 'स्वाधीन, 'स्व॒राज्य भोगी' या स्व॒तन्त्र' लिखा है। 
ये जनपद भी बहुत शक्तिशाली थे, श्रौर सिकन्दर को इन्हें जीतने के लिए घनघोर युद्धों 
की आ्रावश्यकता हुई थी । सिकन्‍्दर की दिग्विजय के सम्बन्ध में जो विवरण प्राक्षीन 
अ्रीक साहित्य में उपलब्ध होते है, उन सबको संगृहीत करके श्री मिक्रेण्डल ने छ: 
अन्‍्धों में प्रकाशित किया है, जो ग्रन्थ भ्रंग्रेजी में हैं। इनमे से एक ग्रन्थ का सम्बन्ध 
सिकन्दर के आक्रमण के विवरण से है। इसमे डायोडोरस, सिल्युकस, एरियन, प्लुटा्क, 
कटियस झौर जस्टिन आदि प्राचीन लेखकों के विवरणों के भ्राघार पर सिकन्दर की 
दिग्विजय का वृत्तान्त दिया गया है। मिक्रेण्डल के इस ग्रल्थ में संकलित ग्रीक-लेखकों 
के विवरणों द्वारा भारत के गणराज्यों के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, वे बड़े 
महत्त्व की हैं । 


१६० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


काबुल की घाटी की विजय करने के भनन्तर सिकन्दर जब भारत मे प्रविष्ट 
हुआ, तो सब से पूर्व उसे ऐसे जनपदों का सामना करना पड़ा, जिनका शासन राज- 
तन्त्र था। गान्धार जनपद का राज! आश्भि था, और केकय का पोरु (पोरस) | आम्भि 
ने बिना युद्ध के ही मैसिडोनियन प्राकान्ता की अझ्रधीनता स्वीकार कर ली, और पोरु 
ने युद्ध के बाद । गान्धार और केकय को जीतकर जब सिकन्दर भारत में श्र श्रागे 
बढा, तो उसे अनेक ऐसे जनपदों का मुकाबला करना पडा, जिनमें गण शासन थे। 
सलौकनिकोई या ग्लुचुकायन--- केकय जनपद के समीप ही एक गणराज्य था, 
जिसे ग्रीक-लेखक एरियन ने ग्लौकनिकोई लिखा है,' और जिसे सुगमता से पाणिनि 
के गणपाठ के ग्लुशच्चुकायन से मिलाया जा सकता है ।* पाणिनि के श्ननुसार ग्लुच्ुकायन के 
निवासी या नागरिकों की संज्ञा “ग्लौचुकायनक' होती थी | इस गणराज्य में ३७ पुर थे, 
जिन्हे सिकन्दर ने विजय किया और शासन के लिए राजा पोरु के सुपुर्द कर दिया । 
कंठइश्रोई का कठ--रावी नदी के पूर्व मे एक जनपद की स्थिति थी, जिसे 
ग्रीक लेखकों ने कठइओझओई ([(७0४07) लिखा है | इसकी राजधानी सागल नगरी थी | 
सागल नाम सम्भवत सॉाँकल को सूचित करता है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी के 
अनुसार वाहीक देश का एक नगर था। ग्रीक विवरणो के अनुसार कठइझोई लोगों ने 
सिकन्दर का सामना करने के लिए एक ऐसे व्यूह की रचना की थी, जिसे प्राचीन 
भारतीय ग्रन्थो मे 'शकट व्यूह' कहा गया है, और जिसके कारण सिकन्दर की स्थिति 
बहुत विकेट हो गई थी । मैसिडोनियन सेना तभी सॉकल नगरी को जीत सकी, जब 
कि केकयराज पोह ५००० भारतीय सैनिकों को साथ लेकर उसकी सहायता के लिए 
श्राया। साकल के युद्ध मे १७००० के लगभग कठइओई सैनिको का सहार हुआ । 
सिकन्दर इस युद्ध से इतना उद्विग्न व क्रुद्ध हो गया था, कि सॉकल पर कब्जा कर लेने 
पर उसने उसे भूमिसात्‌ करने का झ्ादेश दिया । डॉ० जोली और श्री जायसवाल 
झ्रादि ऐतिहासिको ने कठइझओई को कठ के साथ मिलाया है, जो युक्तिसंगत है । भारत 
के इतिहास मे कठ जाति बहुत प्राचीन है। कठोपनिषद्‌ का निर्माण सम्भवत इसी 
जाति के तत्त्वचिन्तकों द्वारा किया गया था। ग्रीक लेखकों के अ्रनुसार इस जाति में यह 
रिवाज था कि जब कोई बच्चा एक साल का हो जाता था, तो राजकमंचारी उसका 
तिरीक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप या निर्बल पाते थे, उसे वे जीवित नही 
रहने देते थे । इसी ढंग की प्रथा प्राचीन ग्रीस के प्रनेक नगर-राज्यों मे भी थी । कठो- 
पनिषद्‌ मे बालक नचिकेता को आचार्य यम के सुपुर्द करने की जो कथा आती है, 
बह शायद इसी रिवाज की परिचायक हैं। कठ लोगो में सौद्य को बहुत महत्त्व दिया 
जाता था। राजपुरुषो का चुनाव करते हुए भी वे सौदर्य को सबसे बड़ा ग्रुण मानते थे । 
स्त्री-पुरुष भ्रपना बिवाह स्वेच्छापूर्वक करते थे, और स्त्रियों मे सती की प्रथा भी 


१. (४ (:79॥6 : पराएबच॥00 ० ॥ण्वा4 9. ता, 
२. पाणिति ४|३।६६ पर गणपाठ । 
है कठोपनियद्‌ १।१॥४। 


भ्रीक विवरणों द्वारा सूचित गणतस्तव जनपद श्द्ृू 


विद्यमान थी। कठ लोग न केवल सौंदर्य के उपासक थे, झ्रपितु: उद्भट बीर भी होते 
थे। मृत्यु का उन्हें जरा भी भय नहीं था । 

झब्रेस्तेई या भ्ररिष्ट---रावी नदी के सभीप ही एक अन्य जनपद था, जिसके 
निवासियों को ग्रीक लेखकों ने प्रद्रेस्तर ($4ा&ंडाशं या 80०४८) लिखा है। 
श्री जायसवाल ने इसे “झरिष्ट' के साथ मिलाया है, जिसका उल्लेख पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में आया है ।" अ्रद्रस्तई भर अरिष्ट मे साम्य भ्रधिक नहीं है, पर पाणिनि 
के अनुसार भ्ररिष्ट की स्थिति भी वाहीक देश में ही थी। श्नत: यह अ्रसम्भव नही, कि 
ये दोनों शब्द एक ही जनपद के परिचायक हों । 

व्यास के तट का एक धन्य जनपद--जब सिकन्दर कठों और भ्ररिष्टों को 
जीतकर व्यास नदी के तट पर पहुँच गया, तो उसे ज्ञात हुआ कि व्यास नदी के पार 
पू्वें की सारी भूमि बहुत झ्नधिक उपजाऊ है, और वहाँ एक ऐसी शासन-पद्धति प्रचलित 
है, जिसमे शासन का कार्य कतिपय प्रमुख (मुख्य) लोगो के हाथो में है। इनकी राज- 
सभा मे ५,००० सदस्य होते हैं, जिनमे से प्रत्येक राज्य को एक-एक हाथी प्रदान करता 
है । इस राज्य के निवासी बहुत उत्तम कृषक हैं, ग्लौर साथ ही भ्रभुपम वोर भी है। 
ग्रीक लेखकों के इस विवरण से लिच्छिवियों के गण राज्य का स्मरण हो प्नाता है, 
जिसकी राजसभा में ७,७०७ सदस्य होते थे, भ्रौर जो सब अ्रपने को राजा कहा करते 
थे। साथ ही, यह विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र के 'वार्ताशास्त्रोपजीवि' और पाणिनि 
के झायुधजीवि' संघो का भी स्मरण दिलाता है, जिनके निवासी जहाँ कृषि, पशुपालन 
श्रादि से अपना निर्वाह करते थे, वहाँ वीरता के लिए भी विख्यात होते थे। ब्यास 
नदी के पूर्व के प्रदेश में स्थित यह जनपद, जिसका ग्रीक लेखकों ने नाम नहीं दिया 
है, सम्भवत' यौघेय गण था, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में अपनी वीरता और 
शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था, भौर जिसके प्राचीन सिक्के भी सतलज नदी के प्रदेश 
से प्रचुर संख्या मे उपलब्ध हुए हैं। सिकन्‍्दर के सैनिकों को इस जनपद से युद्ध करने 
का साहस नहीं हुआ, भौर जब उन्हे ज्ञात हुआ कि इस जनपद की शक्ति कठों से 
भी अधिक है, और इसके परे नन्‍्द का विशाल साम्राज्य है, तो उसने सिकन्दर के विरुद्ध 
विद्रोह तक कर दिया, जिससे विवश होकर मंसिडोनियन सम्राट ने वापस लौट जाने 
का निरचय किया । 

सोकिति या सौमूति--व्यास नदी से स्िकन्दर वापस लौट गया था । पश्चिम 
दिशा मे वापस जाते हुए उसे एक अन्य जनपद के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम 
ग्रीक लेखकों ने सोफिति (४०9॥9/०5) लिखा है । यह कठ जनपद के समीप ही स्थित 
था, और इसके निवासी भी कठों के समान सौन्दर्य को बहुत महत्त्व देते थे । कुरूप व 
निबंल बंच्चों को जीने न' देने की प्रथा इस जनपद में भी विद्यमान थी। स्त्री-पुरुषों का 
झपनी इच्छा के अनुसार विवाह करना, सौन्दये को भ्रत्यधिक महत्त्व देन आदि बातें 
सोफिति और कठ जनपदों मे एकसमान थी । डायोडोरस ने सोफित्ति के सम्बन्ध में 
लिखा है, कि “यहाँ शिशुओं का पालन-पोषण माता-पिता की इच्छा के भ्रनुसार नही 


१. “परिष्ट गौडयूबे थे” पाणिति ६२१०० झ्ौर ४।२॥६० पर यंणपाठ । 


१६२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनींतिक विचार 


होता, ग्रपितु उन अ्रधिकारियों की इच्छा के प्ननुसार होता है, जो कि बच्चों की 
शारीरिक परीक्षा के लिए नियत किए जाते हैं। यदि ये अधिकारी लोग यह कह देते 
हैं, कि किसी बच्चे का कोई श्रंग विद्रप या च्रुटिपूर्ण है, तो उसे मार दिये जाने की 
झाज्ञा दे दी जाती है।” विवाह सम्बन्ध के लिए भी इस जनपद के निवासी उच्च 
कुल की श्रपेक्षा सौन्दये को श्रधिक महत्त्व देते थे, क्योंकि उनमें बालको के सुन्दर रूप 
का बहुत झादर था। ग्रीक लेखकों ने सोफिति के शासन और कानून झादि की भी बहुत 
प्रशंसा की है । 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ सिलवा लेवी ने भ्रीक विवरणों के सोफिति को 'सौमूति” से 
मिलाया है, जिस जनपद के कतिपय सिक्‍के भी इस समय उपलब्ध हुए हैं। “सुमूत्त का 
उल्लेख पाणिनि की श्रष्टाध्यायी के गणपाठ मे भी मिलता है।* 

सिबधोई या शिक्ि--वितस्ता (जेहलम) नदी के साथ-साथ भारत से वापस 
लौटते हुए सिकन्दर ने अ्रन्य अनेक जनपदो के साथ युद्ध किये, जिनमे से एक का नाम 
गक लेखकों के श्रनुसार सिबोई (800०) था। वितस्ता और भ्रसिक्‍नी (चनाब) 
नदियों के संगम से पूर्व की ओर इस जनपद की स्थिति थी। इसमे भी गण शासन 
की सत्ता थी | सिबोई को 'शिवि' के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिनि 
के व्याकरण में मिलता है।? वहाँ इसका उल्लेख एक 'गण' के रूप मे ही किया 
गया है । 

मललोई (मालव) झोर प्रोक्सिड्राकेई---असिक्नी (चनाब) नदी के साथ-साथ 
कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर इरावती (रावी) नदी के साथ के प्रदेश 
में दो श्रन्य जनपद थे, जिन्हें ग्रीक लेखको ने मल्‍लोई (]/७॥0) और औक्सिड्राकेई 
(०0एठाओप्थ) लिखा है। एरियन के अनुसार इनके निवासी न केवल सख्या मे 
बहुत श्रधिक थे, अपितु भ्रनुपम योद्धा भी थे । कटियस के प्रनुसार इन दोनो की सेना 
में एक लाख सेनिक थे। “जब मैसिडोनियन सेना को ज्ञात हुआ कि शअ्रभी हमे एक 
अन्य युद्ध करना होगा, जिसमे हमारे विपक्षी भारत के सबसे बड़े योद्धा होगे, तब 
ये झ्राकस्मिक भय से झ्राक्रान्त हो गए, और वे फिर विद्रोहपूर्ण भाषा मे अपने राजा 
की निन्‍्दा करने लगे ।* सिकन्दर को मललोई शौर ओऔक्सिड्राकेई की सेना से घनघोर 
युद्ध करना पड़ा, जिसमे उसे भयंकर चोट श्राई और वह मरते-मरते बचा। मल्लोई 
को 'मालव' से मिलाया गया है, और ओक्सिड्राकेई को "क्षुद्रक' से। इन दोनों का 
गणराज्यो के रूप में पाणिति की अ्रष्टाष्यायी आदि भारतीय ग्रन्थों मे उल्लेख 


हुआ है ।* 


१. ैटएआग6 : फ्रएक्रशंणा ण एव 9ज #65870० 8 ४०४, १. 209 
भौर 280, 

पराणिनि, ४२॥७४ पर गणपाठ । 

“विषयों देशे” पाणिति ४२१५२ पर काशिका बृत्ति 

कै ०ए7706 : आरब्४07 अर गरा04 97 56शावंश भार 07680, 99. 24-242. 
« “झायुधजीवि संघाड़ व्यव्वाहीके प्यक्राह्मण राजन्यात्‌” पाणिनि भशबै१४ । 


8 हे 4० 2४ 


श्रीक विवरणों द्वारा सूचित गणतन्त्र जनपद . १६३ 


यद्यपि मालवों सौर क्षुत्रकों में देर से विरोध चला झाता था, पर विदेशी शज्रु 
का मुकाबिला करने के लिए उन्होंने सुलह कर ली थी। ग्रीक विवरणों के अनुस्तार 
अपसी सन्धि को स्थिर करने के लिए मालवों ने अपनी सब अविवाहित कूुमारियों का 
विवाह क्षूद्रक कुमारी के साथ कर दिया था, और क्षुद्रकों ने श्रपती कुमारियों का मालव 
कुमारों से । कथ्यिस ते लिखा है कि मालवो और क्षुद्रकों की संयुक्त सेवा का संचालन 
करने से लिए एक क्षुद्रक वीर को चुना गया था, जो एक अनुभवी सेनापति था। ग्रीक 
विवरणों के अभ्रनुसार युद्ध में सिकन्‍दर की बिजय हुई थी, झौर मालव-क्षुद्रक परास्त 
हुए थे। पर ग्रीक लेखकों ने ही युद्ध के बाद सन्धि का जो विवरण दिया है, उससे यह 
सूचित नहीं होता कि मालव और क्षुद्रक जनपद सिकन्दर द्वारा परास्त किये गए थे । 
ग्रीक विवरणों में लिखा है कि इन दोनों जनपदो ने सो राजदूत भेजे थे, जो सब रघथों 
पर आरूढ होकर आये थे और असाधारण रूप से हृष्ट-पुष्ट और देखने में भ्रत्यन्त 
भव्य थे। उन्होने बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, जिन पर जरी का काम किया हुझा 
था। सिकन्दर ने उनके स्वागत में एक बहुत शानदार दावत की तैयासी की भ्राज्ञा दी, 
जिसमे इन राजदूतो को निमन्त्रित किया गया। वहाँ थोडे-थोड़े श्नन्तर पर सोने की एक 
सौ चौकियाँ रखी गईं, और उनके चारों ओर ज़री के काम के बहुत बढिया परदे टांगे 
गए । सिकन्दर ने इन दूतो की दावत में शराब की नदियाँ बहा दी और उन्हें सम्मान 
के साथ विदा किया ।" यह वर्णन ऐसा नहीं है, जो परास्त जातियों के प्रति किये गए 
व्यवहार को सूचित करता हो । सिंकन्दर परास्त लोगो के प्रति इस ढंग से सम्मान का 
बर्ताव नहीं करता था । 

भारतीय पअनुश्रुति से यह ज्ञात होता है कि क्षुद्रकों ने श्रकेले ही एक ऐसी 
महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी, जिसकी स्मृति पतञ्जलि के समय तक विद्यमान थी । 
पाणिनि के एक सूत्र पर भाष्य लिखते हुए पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा है, 
कि 'क्षुद्रकों ने श्रकेले ही जीत लिया, जो सम्भवत: क्षुद्रकों द्वारा सिकन्दर को परास्त 
करने की बात को सूचित करता है। पाणिनि के सूत्र 'खण्डिकादिम्यदच' (४२।४५) 
पर भाष्य लिखते हुए पतठ्जलि ने कात्यायन के एक वातिक और एक पुराने इलोक 
को उद्धत किया है, जिनके द्वारा क्षुद्रक भर मालव जनपदो की संयुक्त सेना के लिए 
'क्षौद्रकमालवी सेना' के प्रयोग का प्रतिपादत किया गया है ।? ऐसा प्रतीत होता है कि 


4. ठ(गाह6 : प्राएबधंणा  तातांब 99 665क967 06 0708, 99. 248- 


२. “एकाकिपिः क्षद्रकेजितम्‌” पाणिनि ५३५२ पतश्जलि का महाभाष्य । 
३. “खण्डिकादिश्यश्व ४२४५ | 

अब्‌ सिद्धिरनुदात्तादेः कोथ्ये क्षद्रकमालवातू । 

भोज्ञादू बुत, न चर तद्योत्न तदत्तान्न च सर्वतः ॥!' 

झापक स्थात्तदन्तत्वे तथाचापिशलेविधि: 

सेनायां नियमार्थ वा यथर बाध्येत्‌ बाल, बचा !। 


झरत्र अफरणे क्ष द्रकमालवात्सेना संशायाम्‌ । क्षौद्कमालवी सेना वेत्‌ । कय माभूत्‌ । क्ौद्॑कमालब- 
मन्‍्येत्‌ ॥! 4 


१६४ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


घाणिनि के समय में क्षुद्रकों और मालवों की संयुक्त सेना की सत्ता नहीं थी, इसी कारण 
उन्होंने 'क्षौद्क-मालंबी' इन्द्र के प्रतिपादन की झ्रावश्यकता नहीं समभी । पर सिकन्दर 
के भाक़मण के समय में जब इन दोनों जनपदों को अपनी संयुक्त सेना के संगठन की 
झायव्यकता हुई, तब से यह नया दन्द्वात्मक प्रयोग प्रचलित हुआ, जिसके लिए कात्यायन 
को वालतिक बनाकर इसका प्रतिपादन करना पडा । इस संयुक्त सेना की स्मृति भौर उसके 
कारण एक तये दरन्द्वात्मक क्षब्द का प्रयोग इतने प्रचलित थे, कि पतड्जलि ने भ्रपते 
महाभाष्य भे उतका विस्तार के साथ उल्लेख किया है। 

क्षुद्क श्र मालव जनपदों में भी गणतन्त्र शासन की सत्ता थी, यह बात जहाँ 
पाणिनि के व्याकरण और भारतीय साहित्य के श्रन्य ग्न्थो से यूचित होती है, वहाँ प्रीक 
लेखको के विवरण भी इसी तथ्य को प्रकट करते हैं । 

अगलस्सि या भाग्रेय--शिवि, क्षुद्रक श्रौर मालब जनपदो के दक्षिण-पुर्व में 
एक अन्य जनपद की स्थिति थी, जिसे ग्रीक लेखकों ने भ्रगलस्सि (895७), भ्रंगिरि 
(587) श्ौर भ्रगिसिनेई (88८७8) रूप से लिखा है। पर इनमे अ्रधिक प्रचलित 
रूप अगलस्तसि ही है। ग्रीक विवरण के भ्रनुसार इसकी सेना मे ४०,००० पदाति और 
३,००० अश्वारोही सैनिक थे। अगलस्सि के सैनिक बडी वीरता से लड़े, पर वे 
सिकन्दर को परास्त नहीं कर सके । जब उन्होंने देखा कि अ्रपनी स्वाधीनता की रक्षा 
कर सकना सम्भव नहीं है, तो उन्होंने स्वयं अपनी नगरी को भस्मसात्‌ कर दिया । इस 
नगरी की स्त्रियों ने जौहर करके अ्रपना अन्त कर लिया, और इसके पुरुष युद्ध द्वारा 
मृत्यु को प्राप्त हुए ।* 

श्री जायसवाल ने अगलस्सि या पअ्गिसितेई को '्ग्रश्नेणी' से मिलाया है । 
उनका कथन है कि इस जनपद का उल्लेख कौटलीय प्रथ॑ंशास्त्र के वार्ताशास्त्रोपजीषि 
संघों में क्रिया गया है। यद्यपि अ्रथंशास्त्र मे केवल “श्रेणि'! शब्द का उल्लेख है, पर ग्रीक 
विवरणो मे उसके साथ “अग्न' शब्द के होने से यह सूचित होता है कि श्रेणि संघ मे एक 
से भ्रधिक बर्ग या विभाग थे । उनमे जो मुख्य श्रेणि गण था, उस को 'ग्रश्नेणि' कहते 
थे, और उसी को ग्रीक लेखकों ने अगलस्सि लिखा है। पर श्री जायसवाल का यहू 
मत युक्ति-संगत नहीं है। इसमें सन्‍्देह नहीं, कि प्राचीत भारत में 'श्रेणि' वाम के एक 
गणराज्य की सत्ता थी, जिसकी वर्तमान प्रतिनिधि 'सैनी' जाति है। पर अगलस्सि जिस 
जनपद को सूचित करता है, वह सम्भवत' आग्रेय/ गण है, जिसका उल्लेख महाभारत 
के कर्ण विजय पर्व में श्राया है, श्रौर जिसकी मुद्राएँ भी प्रगरोहा (जिला हिसार) को 
खुदाई से उपलब्ध हुई है। इस प्राग्रेय गण का मूल प्रवत्तंक राजा अग्रसेन था, और 
इसकी प्रधान तगरी “अग्रोदक' थी। यद्यपि अग्रोदक की स्थिति सतलुज नदी के दक्षिण- 
पूर्वे में थी, पर यह असम्भव नही कि इस जनपद का विस्तार पर्चिम में पर्याप्त दूर 
तक हों, भ्रौर इसकी सीमा पश्चिम मे शिवि, मालब और क्षुद्रक जनपदों के समीप तक 
हो | महाभारत के श्रनुसार भी झाग्रेय गण मालव गण के पड़ोस में था। कर्ण मे पूर्व 
से पश्चिम की भोर विजय-यात्रा करते हुए पहले भ्राग्रेय गण को जीता था, और उसके: 
१. ४०ए50व8 : 820 8॥00९४ ६96 (ता 9, 232. 


ग्रीक विवरणों हारा सूचित गणतन्त जनपद १६५ 


झननन्‍्तर मालव गण को । सिकन्दर उत्तर-पश्चिम की ओोर से पूर्व-दक्षिण की झोर बढ़ 
रहा था। भ्रतः स्वाभाविक रूप से उसने पहले क्षुद्रक-मालवों से युद्ध किया, और फिर 
आग्रेयों से । वस्तुतः, प्रगलश्सि 'प्राग्रेय” का परिचायक है, भ्रम्नश्नेणी का नहीं । भग्रसेन॑ 
के भूल पुरुष होते के कारण यह गण सस्मवतः आग्रसेनी' भी कहाता था, जिसे ग्रीक 
लेखकों ने अगिसनेई नाम से लिखा है। अगिरि' अ्ग्रोदक का परिचायक हो सकता है। 
आग्रेयों के वर्तमान प्रतिनिधि श्रग्रवाल लोग हैं, जो अग्रसेन को अपना मूल पुरुष मानते 
हैं। आग्रेय भी एक वार्तजशास्त्रोपपीबि गण ही था, जिसकी वार्तोपजीविता झग्रवाल 
जाति में झ्रब तक विद्यमान है। 

झम्वस्टेई या अ्रस्थष्ठ--अगलस्सि को जीतकर सिकन्दर का सामना एक श्रन्य 
जनपद से हुआ्ा, जिसे ग्रीक लेखको ने भ्रम्बस्टेई लिखा है । ये भी वीरता और जनसंख्या 
में किसी से कम नहीं थे, और इनकी सेना में ६०,००० पदाति, ६,००० श्रव्वारोही' 
और ५०० रथ थे।" सिकन्दर का सामना करने के लिए इन्होंने तीन सेनापति चुने 
थे, जो वीरता और गय्रुद्धनीति के लिए प्रसिद्ध थे। सिकन्दर ने इनसे सन्धि कर लेना 
ही उचित समझा । ग्रीक विवरणों के श्रनुसार भ्रम्बस्टई के वृद्धों या ज्येष्ठो की यह 
सम्मति थी, कि सिकन्दर से युद्ध करना उचित नही होगा । उन्ही के परामर्द से पचास 
राजदूत सिकन्दर की सेवा में उपस्थित हुए, और उन्होंने मैसिडोनियन विजेता के साथ 
सन्धि कर ली। श्रम्बस्टेई को 'भ्रम्बष्ठ' से मिलाया गया है, जो उचित है। महाभारत 
के सभापव॑ में भ्रम्बष्ठ' का मालव के साथ उल्लेख किया गया है,' जो कि पंजाब में ही 
एक जनपद था।। पाणिनि के सूत्र 'दव्यनभ्‌ मगधकलिड्भूरमसादण्‌” (४११७०) पर 
भाष्य करते हुए पतञ्जलि ने भी 'अम्बष्ठ' का एक देश या जनपद के रूप में उल्लेख 
किया है। 

क्सेथोई था क्षत्रिय--ग्रीक विवरणों में एक अन्य जाति या जनपद का उल्लेख 
है, जिसे वहाँ क्सेथ्रोई (१३४॥70) कहा गया है। यह “क्षत्रिय” संघ का परिचायक है 
जिसका परिगणन कौटलीम अर्थशास्त्र में वर्ताशास्त्रोपजीचि संधो में किया गया है (* 

झोस्सादिश्ञोई या बसाति---प्रीक लेखक एरियन ने ओस्सादिशोई (0558090०) 
नाम की एक अन्य जाति का उल्लेख किया है, जिसे विद्वानों ने 'वसाति' से मिलाया 
है। महाभारत के सभापतव में 'वसाति' जनपद का भी उल्लेख है, जो कि क्षुद्रकों और 
मालवो के समीप स्थित था ।* पाणिनि के सूत्र “विषयों देशे! (४२।५२) का भाष्य 
करते हुए पतञ्जलि ने भी 'बसाति' को उन जनपदों में परिगणित किया है, जिनका 
शासन गणतस्त था। 

मुसिकनोई या सुचकर्ण--क्षुद्रक, मालव, झाग्रेय, भ्रम्बष्ठ, क्षत्रिय और वसाति 
आदि जनपदों को जीतकर या उनसे सन्धि करके पिकल्दर निरन्तर दक्षिण को शोर 


१. क॑०(गांग्रत6 ; 40#्३7067 (8 0/6ववां 9. 252, 

३२. “प्रभ्मष्ठा; कौकुरास्तादर्या: बस्त्रापा: सह पल्लबें: ।” महाभारत, सभापर्व १।२।१३ । 
३. कौटलोग प्रथंशास्ल- १११ । 
डे. “वशातयश्च मौजेया: सह क्षुद्रकमालवे: ।” 


१६६" प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


चलता गया । उत्तरी सिन्ध के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के अनन्तर सिकन्द्र का सम्पर्ष एक 
जनपद से हुआ, जिसे पग्रीक लेखकों ने मुसिकनोई (०८४७०) लिखा है। ग्रोक 
विवरणों में इस जनपद की शासन-प्रणाली और कानूनों की बहुत प्रशंसा की गई है । 
उनके अनुसार यह जनपद भारत भर में सबसे भ्रधिक सम्पत्तिशाली और समृद्ध था ।' 
इसके सब नागरिक एक साथ मिलकर भोजन करते थे। दासप्रथा का इसमें श्रभाव॑ 
था। सात्त्विक भोजन करने और नियमित जीवन बिताने के कारण इस जनपद के 
निवासियों की झ्रायु प्राय: १३० वर्ष की होती थी । अनेक विद्वानों ने मुसिकतनोई को 
'मूषिका' से मिलाया है। पर जायसवालजी ने इसकी “मुचिकर्ण' से समता स्थापित की 
है, जिसका उल्लेख पाणिनि के एक सूत्र (४२।५०) की काशिका वृत्ति में मिलता है। 
सम्भवतः, मुसिकनोई का ही भारतीय रूप मुच्चुकर्ण था । 

ब्रवमनोई या ब्राह्मणक--मुछुकर्ण जनपद से अधीनता स्वीकार कर जब सिकन्दर 
सिन्ध के क्षेत्र मे श्रौर श्रागे बढा, तो उसे एक श्रन्य जनपद के साथ युद्ध करना पड़ा, 
जिसे ग्रीक विवरणों मे ब्रचमनोई लिखा गया है। सिकन्दर ने करता के साथ इस जनपद 
के निवासियों का संहार किया ' ब्रचमनोई को “ब्राह्मणक” के साथ मिलाया गया है, 
जिसका एक जनपद के रूप में उल्लेख पतञ्जलि के महाभाष्य मे किया गया है (पाणिनि 
सूत्र 'ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌' ५॥२।७१) । 

पातलेब या पात्ानप्रस्थ--सिन्ध प्रान्त मे सिन्धु नदी जहाँ दो धाराओं मे 
विभक्त होकर समुद्र की ओर आगे बढती है, वहाँ प्राचीन समय मे एक जनपद की 
स्थिति थी, जिसे प्रीक लेखकों ने पातलेन (?४(९|८४८) लिखा है। ग्रीक विवरणों में 
इस जनपद के शासन की तुलना स्पार्टा के शासन से की गई है। इसके सम्बन्ध मे 
डायोडोरस ने लिखा है कि यहाँ की शासनपद्धति उसी ढंग की है, जैसी कि स्पार्टा की 
है | यहाँ युद्ध का सेनापतित्व दो भिन्‍न-भिन्‍न कूलों में वंशानुगत रूप से प्राप्त रहता 
है, भौर बृद्धो या ज्येष्ठों की एक कौसिल होती है, जिसे सारे राज्य पर शासन करने 
का अ्रधिकार है।' यह जनपद सम्भवतः पातानश्रस्थ को सूचित करता है, जिसका उल्लेख 
प्राचीन साहित्य मे मिलता है (गणपाठ, पाणिनि ४॥११४) । 


(२) प्रीक विवरणों में गणराज्यों के श्ासन-विषयक निर्देश 


सिकन्दर के झ्राक्रमण के कारण जिन ग्रीक लोगो का भारत के विविध जनपदो 
के साथ परिचय हुआ, उनके श्रपने देश मे बहुत-से नगर-राज्यों की सत्ता थी, यद्यपि भ्रव 
वे मैसिडोनिया की भ्रधीनता में श्रा हुके थे । इन नगर-राज्यों की शासन-पद्धतियाँ भी 
सिस्न-शिन्‍न थी, श्र जिन ग्रीक लेखको के विवरण हमे उपलब्ध हैं, वे इनसे भली-भाँति 
परिचित थे । भारत के जनपदों के सम्पर्क मे आकर इन ग्रीक लेखकों ने इनके शासन 
के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये हैं, वे महत्त्व के हैं । 


4. श(०टआआवा8 : #एर्ज्त्र वेच्रतां& 88 त&एाए20 . एक्कआंएओ. पर।शशापार 
9. 4]. ः 
९ एएप्रंणवा6 ; 402ातंथ 6 054 9. 356. - 


ग्रीक विवरणों द्वारा सुक्षित गणतन्त्र जनपद .' १६७ 


कठ झौर सौभूति जनपदों की सामाजिक और शासन-सम्वन्धी व्यवस्था प्रागः 
बसी ही थी, जैसी कि प्राचीन स्पार्ट की थी। इसमें सन्‍्तान का पालन-पोषण राज्य की 
इष्टि से किया जाता थां, माता-पिता की इष्टि से नहीं। इसी कारण यदि राजपुरुष 
किसी बच्चे को घिकलाडु या कुरूप पाते, तो उसे वे जीवित न रहने देते थे। इन 
जनपदों मे व्यक्ति की सत्ता राज्य के लिए थी, इसीलिए श्वमूह के उत्कर्ष और हिल के 
लिए व्यक्ति को कुर्बान कर दिया जाता था। इन जनपदों में सम्भवतः स्पार्टा के समान 
राजा की भी सत्ता थी, यद्यपि इनके राजा वंशक्रमानुगत न होकर निर्वाचित हुआ करते 
थे। ग्रीक लोग अपने देश के इस प्रकार के निर्वाचित राजाधों से. भली-भाँति परिचित 
थे । इसी कारण उन्होंने कठ और सौमूति जनपदों की शासन-व्यवस्था और कानूनों की 
बहुत प्रशसा की है। 

क्षुद्क, मालव, श्रस्वष्ठ और पातानप्रस्थ जेसे जनपदों में उस ढंग के शासन 
विद्यमान थे, जिन्हे ग्रीक लेखक लोकतन्त्र ([0600०७४०) कहते हैं। डायोडोरस ने 
लिखा है, कि बहुत-सी सन्‍्ततियाँ बीत गई थी, जब कि इन नगरों (नगर-राज्यों) मे 
राजाओो की सत्ता का अन्त होकर लोकततन्त्र शासन स्थापित हो गए थे । बहुसंख्यक 
नगरों ने लोकतल्त्र शासन को भ्रपना लिया था, यद्यपि कतिपय स्थानों पर पश्रभी 
राजाओं का शासन कायम था। ग्रीस के समान भारत के इतिहास में भी हमें यह 
प्रवृत्ति दिखाई देती है, कि अनेक नगर-राज्यों या जनपदों मे जहाँ पहले राजाओं 
के वंशक्रमानुगत शासन थे, बाद में गणतन्त्र-शासन स्थापित हो गये ।' डायोडोरस के 
लेख से यह बात भली-माँति ५ष्ट हो जाती है। लोकतन्त्र (0७070०४०७) का क्‍या 
अभिप्राय है, इससे श्रीक लोग भली-भाँति परिचित थे । ग्रत. जब वे यह लिखते हैं 
कि बहुसंख्यक नगरों या नगर-राज्यों मे राजाओ के शासन का भ्रन्त होकर लोकतन्‍्त्र 
शासन स्थापित हो गए थे, ती यह स्वीकार करना होगा कि पंजाब भर उत्तर-पश्चिमी 
भारत के बहुत-से जनपदों मे सिकन्दर के आ्राक्रमण के समय प्राय: उसी ढंग की शासन- 
पद्धतियों की सत्ता थी, जैसी कि मैसिडोनियन विजय से पूर्व ग्रीस के भ्रनेक नगर-राज्यों 
में थी ! 

क्षुद्रक भौर मालव जनपदों की श्रोर से जो राजदूत सिकन्दर से सन्धि करने के 
लिए आये थे, उनकी संख्या १०० थी। यह स्पष्ट है, कि इत जनपदों में किसी एक 
राजा का शासन न होकर गण-शासन “विद्यमान थे, जिनकी ओर से इतनी अधिक 
संख्या मे राजदूतो की नियुक्ति की गई थी । 

पिछले प्रकरण में ग्रीक लेखकों द्वारा बणित जिन श्रनेक जनपदों का उल्लेख 
किया गया है, उनमे से कतिपय में ग्रीक विवरणो के भ्रनुसार ज्येष्ठों या वुद्धों का 
शासन था। पातानप्रस्थ का शासन इन ज्येष्ठों द्वारा ही होता या । व्यास नदी के 
पूर्व में स्थित जिस शक्तिशाली जनपद का उल्लेख ग्रीक लेखकों ने किया है, उसके 
शासन को उन्होंने श्रेणितन्त्र (#780ट&70) कहा है। प्राचीन श्रीस के अनेक नगर- 


मनन नम 3 > कं ल+ -7 ८ ८5० 
4. कै0(40996 : ह988&06028 #. 38. 


श्ध्द प्रानीन भारत की शासन-संस्थाएं तथा राजनीतिक विचार 


शज्यों मे श्रेणितन्त्र शासनों की सत्ता थी, जिनमे सम्पूर्ण जनता को शासन न होकर 
कतिपय विशिष्ट कुलों का शासन होता था। भारत में भी ऐसे शासनों की सत्ता थी । 

प्रीक लेखकों के विवरण मे भारतीय जनपदों के शासन के सम्बन्ध में जो निर्देश 
मिलते हैं, वे बहुत॑ ही संक्षिप्त हैं। पर यदि भारतीय ग्रन्थों में विद्यमान सूच- 
लाओं से मिलाकर उनका अनुशीलन किया जाए, तो इस बात में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि भारत में दिग्विजय करते हुए सिकन्दर को जिन जनपदों के साथ युद्ध 
करना पड़ा था, उनमें से बहुसंख्या ऐसी थी, जिनमें लोकतन्त्र या श्रेणितन्त्र शासन 
विद्यमान थे | पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी और कौटलीय भ्र्थश्ास्त्र के ह्राधार पर इस 
ढंग के जनपदों के शासमों के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ मिलती हैं, उनका उल्लेख हम 
पिछले श्रध्यायों में कर चुके हैं। ग्रीक विवरणों से उन्हीं की पृष्टि होती हैं, क्योंकि 
पाणिनि और कौटल्य के ग्रन्थ भी प्राय: उसी काल की दक्शा के परिचायक हैं, जिसका 
बत्तान्त हमे भ्रीक विवरणो द्वारा प्राप्त होता है । 

बिपाशा (व्यास) नदी के पूर्व में स्थित जिस शक्तिशाली जनपद (सम्भवतः 
यौधेयगण) का प्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, उसकी सभा में ५००० सदस्य होते 
थे। केवल ऐसे व्यक्ति ही इस सभा के सदस्य हो सकते थे, जो राज्य को एक-एक 
हाथी प्रदान करें । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि यौधेयगण के जो 
व्यक्ति हस्तियुद्ध में प्रवीण हों, वे ही उसकी सभा में सदस्यता का अधिकार प्राप्त कर 
सकते थे। पाणिनि के “भायुधजीवि' और कौटल्य के (वार्ताशस्त्रोपजीवि' संध इसी 
अकार के थे, जिनमें शासन का अधिकार कुशल योद्धाओ्रो में निहित था । 


दसवाँ अ्रध्याय 
मोर्य साम्राज्य की शासन-व्यवस्था 


(१) सास्राज्यवाद की सफलता 


प्राचीन भारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, और इन जनपदों में विभिन्‍न 
प्रकार की शासन-पद्धतियाँ विद्यमान थीं। इन राजतन्त्र और गणतन्त्र जनपदों के 
शासनों पर हम पिछले अ्रध्यायों मे प्रकाश डाल छुके हैं । बौद्ध युग मे भारत मे सोलह 
महाजनपद प्रधान थे, जिनमें से मगध, अवन्ति, कोशल और बत्स के शक्तिशाली राजा 
अपने सैन्य-बल से पड़ौस के श्रन्य जनपदों की विजय कर अ्रपने साम्राज्य-विस्तार के 
लिए तत्पर थे । साथ ही, इन चारों शक्तिशाली राज्यों में परस्पर संघर्ष भी जारी था, 
जिसमे अन्ततोगत्वा मगध को सफलता प्राप्त हुई । महात्मा बुद्ध के समय में मगध का 
राजा बिम्बिसार था, महावग्ग के अनुसार जिसकी झ्रधीनता में ८०,००० ग्राम थे, 
और जिनके ग्रामिक (ग्रामीण) मगध की राजसभा में एकत्र हुआ करते थे ।* यद्यपि 
बिम्बिसार के समय में मगध के राज्य का विस्तार ३०० योजनों मे था,' पर जनपदो 
के पुराने शासन की परम्परा के अनुसार भ्रभी वहाँ जनपद-सभाभों की सत्ता नष्ट नहीं 
हुई थी । बिम्बिसार के बाद उसके पुत्र श्रजातशत्रु ने मगध की शक्ति का और अधिक 
विस्तार किया, और उससे वज्जि-संघ को जीत कर श्रपने श्रधीन कर लिया। ध्रजात- 
शत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक और उदायिभद्र के शासन काल मे मगध के साम्राज्य का 
और अधिक विस्तार हुआ । इन राजाओो ने जिस प्रकार विजय-यात्राश्रों द्वारा मगध 
के साज्ाज्य का विकास किया, इसका उल्लेख करने की श्रावश्यकता नही है। 
महापञ्म नतन्‍्द के समय (चतुर्थ सदी ईस्बी पूर्व) तक यह दक्शा भ्रा गई थी, कि पूर्व में 
बंगाल की खाडी से शुरू कर पश्चिम मे यमुना नदी तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत मागध 
साम्राज्य के श्रन्तर्गत हो गया था। पुराणों मे इस राजा को 'सर्वक्षत्रान्तक,” (सब 
क्षत्रियों का अन्त करने बाला) लिखा गया है, और साथ ही उन वंशों का तास भी 
दिया गया है, जिनका उच्छेद कर उसने भ्रपता एकच्छत्न साञ्जाज्य स्थापित किया था । 
ये राजवंश निम्नलिखित हैं--पौरव, ऐक्ष्वाकव, पाअ्चाल, हैहय, कलिग, शूरसेन, 
पंयिल, भ्रश्मक और वीतिहोत्र ।* पुराणों मे इस राजा को भतिबल” आदि श्रन्य 
१4 रिब8०ीा०ए०4काबदाए : 72068 प्रछ/णए ण 6एठंटा 4788, 9. ।25. 

२ बृद्धचर्या, प्‌ पढे। 
३. “अतिलुब्धीषप्योतिबलो सर्वक्षत्रान्तकों नूप: । 

ऐक्ष्यांकांश्च पांचालान कौरव्याश्वेव हैदगात्‌ । 

कालकानेकलिया शव शूरसेनाश्ब मेथिलानू । 

जिसका ऋन्‍्यंश्व भपालान्‌ क्रितीय इव भार्यवः ॥” कलियुगराजवृत्तान्त ३।२। 


१७० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


विशेषणों से भी विभूषित किया गया है। इसी के उत्तराधिकारी धननन्द के शासन- 
काल में स़िकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसकी विशाल व शक्तिशाली 
सेना का वृत्ता्त सुनकर प्रीक सैनिक झपने वीर सेनापति के आदेश का उल्लंघन कर 
भारत में भौर अधिक आगे बढने के लिये तैयार नहीं हुए थे । 

, . सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पु०) के बाद उस द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों 
में विद्रोह हो गया, जिसके नेता बन्द्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य थे। ग्रीक लेखक 
जस्टिन के श्रनुसार जिन्हे चन्द्रगुप्त ने विदेशियों के जुए से स्वतन्त्र किया था, उन्हे उसने 
प्रपने भ्रधीन कर लिया । महावंश के अनुसार चाणक्य झौर चन्द्रयुप्त सीमाप्रान्त से 
पूर्व की झ्लोर बढते गये । एक बड़ी सेना उनके साथ थी । पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर 
प्रौर नन्द को मार कर चल्द्रगुप्त ने मगध का राजसिहासन प्राप्त कर लिया। इस 
प्रकार विशाल मौर्य-साम्राज्य की स्थापना हुई। यमुना से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत 
उत्तरी भारत के प्रदेश पहले ही मागघ साम्राज्य के भ्रन्तर्गत थे। सिकन्दर द्वारा विजित 
उत्तर-पश्चिमी भारत के प्रदेशों को ग्रीक श्रधीनता से मुक्त कराने के कारण यमुना के 
परिचम का क्षेत्र भी चर्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भ्ञामिल हो गया था। सैल्युकस को 
परास्त कर चन्द्रगुप्त ने परोपनिसदी, श्राकोंसिया, आरिया और गरद्रोसिया के प्रदेश 
भी भ्राप्त कर लिये थे, जिनके कारण उसके साम्राज्य की पदिचमी सीमा हिन्दूुकुश 
पर्वतमाला के पश्चिम मे भी कुछ दूर तक पहुँच गई थी। 

चन्द्रगुप्त (३२२-२६८ ई० पू०) के बाद उसके उत्तराधिकारी बिन्दुसार और 
भ्रशोक ने मागध साम्राज्य का और भ्रधिक विस्तार किया । दक्षिणी भारत की विजय 
का मुख्य श्रेय बिन्दुसार को है, जिसकी विजयों के कारण मौर्य-साम्राज्य की दक्षिणी 
सीमा सुदूर दक्षिण में पहुँच गयी थी, झ्रौर केवल चोल, पाण्हय, केरल और सातियपुत्र 
“चार राज्य ही दक्षिणी भारत से ऐसे रहे थे, जो मौय॑-साम्राज्य के भ्नन्तर्गत नहीं 
थे। प्रशोक ने कर्लिंग को जीत कर अ्रपने भ्रधीन किया, जिसके कारण मौर्य-बंश का 
शासन-सक्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया । 

अरासन्ध या उससे भी पहले से ही मगध के राजाओं मे साम्राज्यवाद की जो 
प्रवृत्ति थी, मौर्य-राजाम्रो के शासन मे वह पूर्णतया सफल हो गई थी । भ्रब तक हमने 
प्राचीन भारत के उन जनपदों की शासन-पद्धति' पर विचार किया है, जिनका स्वरूप 
तगर-राज्यों का था। मगघ के साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत मे एक ऐसी 
शासन-पद्धति का विकास हुआझ्ला, जो एक विशाल साम्राज्य के लिये उपयुक्त थी। इस 
शासन-पद्धति का परिचय प्राप्त करने के साधन निम्नलिखित हैं--(१) कौटलीय 
प्रयंशास्त्र, जिसका निर्माण चन्द्रगुप्त मौयय के पुरोहित व प्रधान मन्त्री चाणक्य ने किया 
था। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ से जहाँ प्राचीन जनपदों के शोसन का परिक्य मिलता है,- 
वहाँ साथ ही विशाल साम्राज्य के शासन-प्रकार के सम्बन्ध में भी बहुत-सी बातें ज्ञात, 
होती है। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, चाणक्य से श्रपने श्र्थशास्त्र का निर्माण 
नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के लिये शासन की विधि' के रूप में ही किया था । (२) ग्रीक यात्रियों 
के यात्रा-विवरण भी मौयंयुग की शासन-पद्धति को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। 


भौरय साअाज्य की शासत-व्यवस्था १ 


मेयल्थनीज अनेक बेषों तक सैल्युकस के राजदूत के रूप में चम्प्रमुप्त के दरबार में रहा 
था । पाटलियुत्र में रहते हुए उसने इस देश के भूगोल, इतिहास, रीतिरियाज, शासन- 
प्रबन्ध और सैन्य-संचालन झादि का भलीभाँति भनुक्षीलन किया । इन सबको बह 
लेखबद्ध करता गया । डायमेचस नाम का राजदूत बिन्दुसार के राजदरबार में भी रहा 
था, जिसे सीरिया के राजा एण्टियोकस साटंर ने पाटलिपुत्र भेजा था। सिकन्दर की 
किजय-यात्रा के बाद भारत भ्रौर पश्चिमी संसार का सम्बन्ध बहुत सुदृढ़ हो गया था । 
इस कारण शम्य ,भ्ी अनेक पाइ्चात्य यात्री मौर्य-युग मे भारत झ्ाये थे। यद्यपि इन 
यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा-विवरण इस समय अ्विकल रूप से उपलब्ध नहीं हैं, पर 
बाद के ग्रीक लेखको ने अपने भ्रस्थों में इनके यात्रा-विवरणों का अनेक स्थलों पर उपयोग 
किया है, जिनसे कि हमे मैगस्थनीज, डायमेचस श्रादि के भारतीय चिवरणों की एक 
माँकी मिल जाती है। ये उल्लेख मौर्य-सामज्राज्य की शासन-व्यवस्था पर भी प्रकार 
डालते है। (३) श्रशोक की धम्मलिपियों में यद्यपि प्रधानतया ग्रद्योक के धम्म व 
धम्मविजय के उपायों का उल्लेख है, पर प्रसंगवश उनमें उस यूग की शासन-व्यवस्था 
के सम्बन्ध मे भी अ्रनेक उपयोगी निर्देश आ गये है। (४) बौद्ध-धर्म के इतिहास में 
सआट भ्रशोक का बड़ा महत्त्व है। इसीलिए दिव्यावदान, ललित विस्तार झ्राादि बौद्ध- 
ग्रन्थों में अज्योक के सम्बन्ध में भ्रनेक कथाएँ दी गई है, जिनमे उसके समय की शासन- 
व्यवस्था के विषय में भी झनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान हैं। ह्याएनत्साग जैसे चीनी 
यात्रियों ने भी भ्रपते यात्रा-विवरणों में अशोक के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। यह 
सब सामग्री मौयं-सा म्राज्य की शासन-पद्धति को समभने के लिए भी बहुत उपयोगी है । 

वस्तुत: जितनी ऐतिहासिक सामग्री मौर्ये-वंश के राजाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध 
है, उतनी भारतीय इतिहास के किसी भ्रन्य काल के सृम्बन्ध मे प्राप्त नही है। इसीलिए 
हम मौर्य साम्राज्य की शासन-व्यवस्था पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करेगे। मौ्य-बश के शासन-काल में मगघ के विशाल साम्राज्य के शासन के 
लिए जिस पद्धति का निर्माण हुआ, कतिपय परिवतंनों के साथ वही बाद के झन्य वंशों 
के साम्राज्यों मे भी प्रयुक्त होती रही । 

इस अध्याय मे हम मौर्य-साम्राज्य की शासन-संस्थाओ्रो के सम्बन्ध मे विचार 
करेंगे । हमारे इस विवेचन का मुख्य श्राधार कौटलीय अर्थंश्ञास्त्र ही होगा, क्योकि 
बड़ी एक ऐसा विश्वसनीय साधन है, जो बड़े विस्तार के साथ मौयं-युग को शासन- 
पद्धति पर प्रकाश डालता है। पर श्र्वशास्त्र के आधार पर मौयं-युग की शासन- 
संस्थाओ्रों का अनुशीलन करते हुए हमें निम्नलिखित बातों को ध्याल में रखना 
अहिए-- (१) कौटलीय अर्॑ज्ञास्त्र में प्रतिपादित शासन-संस्थाओों का सम्बन्ध मुख्य- 
तथा ज़नपदों के शासन से हैं। मागध-साम्राज्य के विकास से पूर्व भारत भे बहुत-से' 
स्कतन्त्र जनपदो की सत्ता थी, जो कि भ्रधीनस्थ रूप मे भौर्य-साम्राज्य में भी कायम 
रहे । कौटल्य ने क्‍झपने श्रयशास्त्र का निर्माण पुराने भ्राचायों के शास्त्रों का संग्रह वे 
समस्वध करके किया आए । अ्रत; स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत्न-से, ऐसे मन्तत्यों का 
समावेश है, जिनका सम्बन्ध जनपदों के शासन से है। अर्षश्ञास्त्र में जिन बहुत-से 


१७२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


अध्यक्षों व अमात्यों का विवरण दिया गया हैं, वे सम्भवतः जनपदों के शासन से ही 
सम्बन्ध रखते हैं। (२) एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो जाने पर इस साज्राज्य 
का शासन मुख्यतया सज्ाट ब॑ उसकी भन्विपरिषद्‌ द्वारा ही संचालित होता था। 
साम्राज्य का निर्माण क्योंकि “विजिमीषु' राजा द्वारा हुआ था, अत: उसका शासन भी 
उसी के भ्धीन था । वही ऐसे राज्य से 'कूठस्थानीय” होता था ।* राजा यदि उत्यान- 
शील हो, तो राज्य उन्‍नति करता है। यदि वह प्रमादी हो, तो राज्य झवनति के 
भार्ग पर अग्रसर होता है। मन्त्रि-पुरोहित पश्रादि मन्‍्त्री, श्रध्यक्ष आदि कर्मचारी-बर्ग 
राजा के सक्रिय होने पर ही राज्य की उन्नति के लिए तत्पर होते हैं । सब पदाधिकारी 
राजा द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं। यदि राजा अपने विवेक से सुयोग्य मन्त्रियों व 
पदाधिकारियों को नियुक्त करेगा, तभी उनके यत्न से राज्य का उत्कर्ष सम्भव होगा ।? 
इस दशा में यह सम्भव नही था, कि साम्राज्य के केन्द्रीय शासन भे किन्‍्हीं ऐसी शासन- 
संस्थाओ्रों का विकास हो, जिनमें जनता को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यही कारण 
है कि कौटलोय प्रथंशास्त्र द्वारा साम्राज्य के केन्द्रीय शासन मे कही सभा-समिति जैसी 
संस्थाश्रों की सत्ता सूचित नहीं होती, यद्यपि परम्परागत ग्रामसंघ और जनपद संघ 
(था पौर जानपद सभाएँ) इस काल में भी विद्यमान रहे । मन्श्रि-परिषद्‌ की सत्ता इस 
काल में भ्रवश्य थी, पर उसमें कितने मन्त्री हो, उन्हें कैसे नियुक्त किया जाए और 
उनसे किस ढंग से परामर्श लिया जाए, यह सब राजा की अपनी इच्छा पर निर्मर था। 


(२) साम्राज्य के शासन को रूपरेखा 


पाँच चक्र--यद्यपि सम्पूर्ण मौर्य-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर 
वहाँ से कम्बोज, बंग श्र श्रांप्र तक विस्तृत साम्राज्य का शासन सुचारु रूप से नहीं 
किया जा सकता था। अतः शासन की दृष्टि से सौयों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को 
पाँच भागों मे बाँठा गया था, जिनकी राजघानियाँ क्रमहझ: पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जैनी, 
तक्षशिला भ्रौर सुबर्णगिरि थीं । इन राजधानियो को दुष्टि मे रखकर हम यह सहज 
में अनुमान कर सकते हैं, कि विशाल मौर्य साम्राज्य पाँच चक्रो में विभक्त था। ये 
चक्र (प्रांत या सूबे) निम्नलिखित थे--(१) उत्त रापथ--जिसमे कम्बोज, गांधार, 
काइमीर, प्रफगानिस्तान, पंजाब आझादि के प्रदेश अन्तर्गत थे । इसकी राजघानी तक्ष- 
खिला थी। (२) पश्चिम चक्र--इसमें काठियावाड-गुजरात से लगाकर राजपूताना, 
मालवा झादि के सब प्रदेश शामिल थे । इसकी राजघानी उज्जेनी थी । (३) दक्षिणा- 
पथ-- विध्याचल के दक्षिण का सारा प्रदेश इस चक्र में था, और इसकी राजधानी 
सुवर्णगरि थी। (४) कलिंग--अ्र्नोक ने अपने नये जीते हुए प्रदेश का एक पृथक 
चक्र बनाया था, जिसकी राजधानी तोसाली थी। (५) मध्य देश--इसमें वर्तमान 
बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल सम्मिलित थे । इसंकी राजधानी पाटलिपुर्नें थी । इन 
'तत्कूटस्थानीयो : ३. 'शत्कूटस्थानीयों हि स्वामीतति।' कौ० अर्थ ० प/१। 
*स्वामिन्यायत्ता प्रधानसिद्धि: । मम्त्तिष्वायत्ता मस्नसिद्धि:। उभवायत्ता प्रधानायसा सिद्धि: ।” 
कौ ० भअ्र्यं० ६६ । 


मभौय साझ्राज्य की शासन-व्यवस्पा श्७३ 


पाँचों चक्रों का शासन करने के लिए प्राय: राजकुल के व्यक्तियों को नियत किया जाता 
था, जिन्हें कुमार कहते थे । कुमार प्रनेक महामात्यों की सहायता से प्रपने-भपने चक्र 
का दासन करते थे। ध्रशोक और कुताल राजा बनने से पूर्व उज्जैनी, तक्षशिला आादि 
के 'कुमार' रह ऊुके थे । । 

खकों के उपविभाग--इस पाँच चक्रों के भ्रन्तमंत फिर अनेक छोटे शासन- 
केन्द्र या मण्डल भी थे, जिनमें 'कुमार' के ब्रधीन महामात्य शासन करते थे । उदाहरण: 
के लिए तोसाली के अ्रधीन समापा मे, पाटलिपुत्र के श्रधीन कौशाम्बी में और सुवर्ण- 
गिरि के अभ्रधीन इसिला में महामात्य रहते थे । उज्जैनी के भ्रधीन सुराष्ट्र का एक 
पृथक्‌ दिश' था, जिसका शासक चन्द्रगुप्त के समय मे वैश्य पुष्यगुप्त था। भ्रशोक के 
समय में वहाँ का शासन यवन तुषास्प के श्रधीन था। मागध सम्लाट्‌ की ओर से जो 
आज्ञाएँ प्रचारित की जाती थीं, ते चक्रो के 'कुमारों' के महामात्यों के नाम ही होती 
थी। यही कारण है कि दक्षिणापथ में इसिला के महामात्यो के नाम पझ्श्नोक ने जो- 
झ्रादेश भेजे, वे सुवर्णगिरि के कुमार या आर्यपुत्र के द्वारा भेजे । इसी प्रकार कलिंग 
में समापा के महामात्यों को तोसाली के कुमार की मात ही आज्ञा भेजी गई । पर 
मध्य देश (राजधानी पाटलिपुत्र) के चक्र पर किसी कुमार की नियुक्ति नही होती थी, 
उसका शासन सीधा सम्नाट्‌ के भ्रधीन था। श्रत. उसके श्रन्तग्गंत कौशाम्बी के महा- 
मात्यों को अशोक ने सीधे ही अपने भ्रादेश दिये थे । 

चक्रों के शासन के लिए कुमार की सहायतार्थ जो महामात्य नियुक्त होते थे, 
उन्हे शासन-सम्बन्धी बहुत अभ्रधिकार भ्राप्त थे । अतएव अशोक ने चक्रो के शासकों के 
नाम जो भप्राज्ञाएँ प्रकाशित की, उन्हे केवल कुमार या श्ार्यपुत्र के नाम से नहीं भेजा 
गया, श्रपितु कुमार श्लौर महामात्य--दोनो के नाम प्रेषित किया गया । इसी प्रकार 
जब कुमार भी अपने अ्रधीनस्थ महामात्यो को कोई आज्ञा भेजते थे, तो उन्हें बे अपने 
नाम से नही, भ्रपितु महामात्य-सहित कुमार के नाम से भेजते थे । 

अनपद और प्राम--मोौर्य-साम्राज्य के मुख्य पाँच चक्र या विभाग थे, और 
फिर ये चक्र भ्रनेक मण्डलों मे विभक्त थे । प्रत्येक मण्डल में बहुत-से जनपद होते थे |. 
सम्भवत:, ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों के प्रतिनिधि थे। शासन की दृष्ठि से 
जनपदों के भी विविध विभाग होते थे, जिन्हे कौटलीय भ्र्थशास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख 
खार्वटिक, संग्रहण भर ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी | 
दस प्रामो के समूह को संग्रहण कहते थे। बीस संग्रहणों (या २०० भ्रामो) से एक 
खार्वटिक बनता था । दो खार्वंटिकों (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख झौर दो- 
द्रोणमुखों (८०० ग्रामों) से एक स्थानीय बनता था। सम्भवत:, स्थानीय, द्रोणमुख 
और खार्वंटिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते हैं। स्थानीय में 
लगभग ८०० ग्राम हुआ करते थें। पर कुछ स्थानीय आकार मे छोटे होते थे, या 
कुछ प्रदेशों मे आबादी धनी न होने के कारण 'स्थांनीय' मे गाँकों की संस्था कम रहती' 
थी। ऐसे ही स्थानीयों को द्रोगमुख या खावंटिक कहा जाता था | 

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का बोप और स्थानीय का स्थानिक कहलाता, 


श्छड प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राज॑नीतिक विचार 


था। सम्पूर्ण जनपद के इासक को 'समाहंत्ता' कहते थे । समाहर्सा के ऊपर महामात्य 
होते थे, जो चक्रो के श्रन्तर्गत विविध मण्डलों का शासवे करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार की शोर से नियुक्त किये जाते थे । इन मण्डल-महामात्यों के ऊपर कुमार धौर 
उसके सहायक महामात्य रहते थे | सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का मौर्य-सआट था | 

शासक-बर्ग---शासनकार्य में सम्राट्‌ की सहायता करने के लिए एक सन्ति- 
परिषद्‌ होती थी। कौटलीय भर्थशास्त्र मे इस मल्न्रिपारिषद्‌ का विस्तार से वर्णन 
पिया गया है। अशोक के छशिलालेखों में भी उसकी परिषद्‌ का बार-बार उल्लेख है । 
चक्रो के शासक कुमार भी जिन महामात्यों की सहायता से शासनकाये करते थे, उनकी 
भी एक परिषद्‌ होती थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से जो राज-कमेचारी साम्राज्य 
मे शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हें पुरुष कहते थे । ये पुरुष उत्तम, मध्यम 
झ्रौर हीन - तीन दर्जो के होते थे । जनपदों के समूहों (मण्डलो) के ऊपर शासन करने 
वाले भहामात्यो की संज्ञा सम्भवतः प्रादेशिक या प्रदेष्टा थी । उनके भ्रघीन जनपदो के 
शासक समाहर्त्ता कहलाते थे । निःसन्देह, ये उत्तम पुरुष होते थे। इनके भ्रधीन “युक्त 
आदि विविध कर्मचारी मध्यम ब हीन दर्जों मे रखे जाते थे । 

स्थानीय स्वशासन--जनपदों के शासन का सचालन करने के लिए जहाँ 
केन्द्रीय सरकार की तरफ से समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की अपनी श्रान्तरिक 
स्वतन्त्रता भी भ्रक्षुण्ण रूप से कायम थी। कौटलीय भ्र्थशास्त्र मे बार-बार इस बात 
पर जोर दिया गया है कि जनपदो, नगरों व ग्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को 
अक्षण्ण रखा जाय । इसका अभिश्नाय यह हुआ, कि इनमें अपना स्थानीय स्वशासन 
पुरानी परम्परा के अनुसार जारी था। सब जनपदों में एक ही प्रकार की स्थानीय 
स्वतन्त्रता नही थी | हम जानते है, कि मागध-साम्राज्य के बिकास से पूर्व कूछ जनपदों 
मे मणशासन और कूछ में राजाश्रो का शासन था। उसके व्यवहार और धर्म अलग- 
अलग थे। जब वे मगघ के साम्राज्यवाद के भ्रधीन हो गये, तो भी उनमे भ्रपनी पुरानी 
परम्परा के अनुसार स्थानीय शासन जारी रहा, और पग्रामो में पुरानी ग्रामसभाशञ्रो और 
नगरों में तगरसभाओ्रों (पौरसभा) के अधिकार कायम रहे । ग्रामो के समृहो या जनपदो 
में भी जानपदसभा की सत्ता विद्यमान रही | पर साथ ही केन्द्रीय सरकार की और से 
भी विविध करो को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिए 'पुरुष' नियुक्त 
किये जाते रहे । 

मोर्य-साम्राज्य के शासन का यही स्थूल ढाँचा है। अभ्रव हम इसका अधिक 
विस्तार से वर्णन करेंगे । 


(३) विजिगोषु राजधि सम्राद 


विविध जनपदों और गणराज्यों को जीतकर जिस विशाल मायध-साम्राज्य का 
निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या समझ्लाद था। चाणक्य के अनुसार राज्य के साल 
अंगों में केवल दो की मुख्यता है, राजा और देश की ।* प्राचीन परम्परा के अनुसार 
4. “राजा राज्यमिति प्रकृति संक्ष प: ।” कौ० शरण पार । 


भऔर्य साआाज्य की शासन-व्यवस्या श्ज्र्‌ 


राज्य के सात अंग माने जाते थे---राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र । 
चुराने युग में जब छोटे-छोटे जनपद होते थे भौर उनमें एक ही 'जन' का नियास होता 
था, तो राजा की उनमे विशेष महत्ता नहीं होती थी । इसीलिए प्राचार्य भारदाज की 
इृष्टि मे राजा की प्रवेक्षा श्रमात्य की क्रधिक महूत्ता थी। भन्य' आचार्यों की ईष्टि में 
अमात्य की भ्रपेक्षा भी जनपद, दुर्ग या कोश आदि का महत्व अधिक था ।* प्राचीनकाल 
के ऐसे जनपदों मे जिनमें एक ही 'जन” का निवास था राजा की श्रपेक्षा श्रन्‍्य प्ंगों या 
तत्त्वों की प्रमुखता सबंथा स्वाभाविक थी। जनपदों को जीतकर जिन सा ज्राज्यो का 
निर्माण किया जा रहा था, उनका केन्द्र राजा ही था, वे एक महात्नतापी महत्त्वाकाक्षी 
व्यक्ति की ही कृति थे । उसी ने कोश, सेना, दुर्ग श्रादि का संगठन कर अपनी शक्ति का 
विस्तार किया था । कौटल्य के शब्दों में “मन्त्री, पुरोहित भ्रादि भृत्य वर्ग की शर राज्य 
के विविध अध्यक्षो व भ्रमास्‍्यो की नियुक्ति राजा ही करता है । राजपुरुषो पर, कोष व 
जनता पर यदि कोई विपत्ति भ्रा जाय, तो उसका प्रतीकार राजा द्वारा ही होता है । 
इनकी उन्नति भी राजा के ही हाथ मे है। यदि श्रमात्य ठीक न हो, तो राजा उन्हे 
हटाकर नये अमात्यों की नियुक्ति करता है। पूज्य लोगों की पूजा कर और दुष्ट लोगो 
का दमन कर राजा ही सबका कल्याण करता है। यदि राजा सम्पन्न हो, तो उसकी 
समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्त होती है । राजा का जो शील हो, वही शील प्रजा का भी 
होता है | यदि राजा उद्यमी व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील होती है। 
यदि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। भ्रतः राज्य में कूटस्थानीय 
(केन्द्रीमूत) राजा ही है ।* 

जब साम्राज्यों में राजा का इतना अधिक महत्त्य हो, तो राजा को भी एक 
आदर्श व्यक्ति होना चाहिए । कोई साधारण पुरुष राज्य में कूटस्थानीय नहीं हो सकता । 
चाणक्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुण आवश्यक है--“वह ऊँचे कुल का हो, 
'उसमे देवी बुद्धि भर देवी शक्ति हो, वह वृद्ध (£0275) जनो की बात' को सुनने वाला 
हो, धार्मिक हो, सत्य भाषण करने बाला हो, परस्पर-विरोधी बातें न करे, कृतज्ञ हो, 
उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो, उसमे उत्साह भ्रत्यधिक हो, वह दीघेसूत्री न हो, सामन्त 
राजा को श्रपने वह में रखने मे वह समर्थ हो, उसकी बुद्धि बढ़ हो, उसकी परिषद्‌ 
छोटी न हो और वह विनय (नियन्त्रण) का पालन करने वाला हो।? इनके अतिरिक्त 
अन्य भी बहुत-से गुणों का चाणक्य ने विस्तार से वर्णन किया है, जौ राज। में भ्रवध्य 
होने चाहिएँ । राजा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए। स्मरण-शक्ति, बुद्धि और 
जल की उसमे भ्रतिशयता होनी चाहिए। उसे भ्रत्यन्त उग्र, भ्रपने ऊपर काबू रखने 


« कौ० भर्थ ८ोाप । 

. मन््रिपुरोहितादि भ्त्यगंमध्यक्षप्रचारं पुरुषंग्रव्प्रकृतिव्यसनप्रतीकासमेशव व सजैब करोति * स्वामी 
जू॑ सम्पत्न: स्वसम्पद्धि: श्रक्ृतीस्तम्पादयति । स्वयं यच्छीलस्लच्छीला. प्रकृतयों भवस्ति, उत्पाने प्रमादे 
जे तदायत्तस्वात्‌ । तत्कूटस्थानीयों हि स्वामीति ।” क्षौ० झ्ष ८१। 


« कौ० प्रथ॑ं० ६।१। 


दे 8 


नल 


श्७६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


वाला, सब शिल्पों में निपुण, सब दोषों से रहित भर दूरदर्की होना चाहिए। काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, चपलता झादि पर उसका पूरा काबू होता चाहिए। 

जाणक्य इस बात को भली-भाँति समझता था, कि इस प्रकार का आदर्श 
पुरुष सुगमता से नहीं मिल सकता। पर शिक्षा और बिनय से ये गुण उत्पन्न किये 
जा सकते हैं। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा 
दी जाय, तो उसे एक' श्रादशे राजा बनने के लिए तेयार किया जा सकता है। चाणक्य 
ने उस शिक्षा श्ौर विनय का विस्तार से वर्णन किया है, जो बचपन और शुवावस्था 
में राजा को दी जानी चाहिए । राजा के लिए आवश्यक है, कि वह काम, क्रोच, लोभ, 
मोह, मद और हर्ष--इन छ. शज्रुओ को परास्त कर अपनी इन्द्रियों पर पूर्णतया 
विजय करे । उसके समय का एक-एक क्षण काम में लगा हो । दिन में तो उसे बिलकूल 
भी विश्वाम नहीं करना चाहिए। रात को भी उसे तीन घण्टे से भ्रधिक सोने की 
झावद्यकता नहीं। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम चाणक्य ने. 
दिया है । भोग-विलास, नाचरंग अ्रादि के लिए कोई भी समय इसमें नहीं रखा गया । 
चाणक्य का राजा एक राजषि है, जो सर्वंगुणसम्पन्न श्रादर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र 
लक्ष्य विजिगीषा है । वह सब जनपदो को विजय कर शअ्रपने भ्रघीन करने के लिए 
प्रयत्तशील है। चातुरन्त सामाज्य की कल्पना को उसे कार्यरूप मे परिणत करना है। 
उसका मन्तव्य है, कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमे हिमालय से लेकर 
समुद्रपर्यन्‍्त सीधी रेखा खीचने से जो एक हजार योजन बिस्तीर्ण प्रदेश बनता है, वह 
एक चत्रक्र्ती राजा का क्षेत्र है ।'' हिमालय से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन 
विस्तीर्ण जी यहू भारत भूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती राजा के श्रधीन होनी 
चाहिए, इस स्वप्त को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरा करना हो, वह यदि 
सर्वगुणसम्पन्त न हो, राजषि का जीवन न व्यतीत करे, श्रौर काम-क्रोध श्रादि शन्रुओं 
का शिकार हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। झ्तः कौटलीय श्रर्थशास्त्र 
के विजिगीधषु राजा को पूर्णपुरुण होकर राजषि का जीवन व्यतीत करते हुए अपना 
कार्य करना चाहिए । 

मगध ने जिस प्रकार के साम्राज्य का विकास किया था, उसकी सफलता के 
लिए अवश्य ही राजा को अनुपम हाक्तिशाली और गुणसम्पन्न होना चाहिए था। 
निःसन्देह, मागध-साम्राज्य के शासन में राजा ही “कूटस्थानीय' होता था । यही कारण 
है, कि यदि कोई राजा निर्बल या श्रयोग्य हुआ, तो उसके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़े होते थे, 
और साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगती थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर झाचार्य 
चाणक्य ने राजा के वैयक्तिक गुणों पर अभ्रत्यधिक बल दिया है। 

कूटस्थानीय एकराट्‌ राजा की वेयक्तिक रक्षा इस युग में एक बहुत बडी समस्या 
होती थी। गुप्त शतन्रुओ से राजा की रक्षा करते के उपायों का कौटलीय अर्थशास्त्र में 
बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। अपने शयनागार से राजमहिषी के पास जाते हुए 
१. “देश' पृथिबी | तस्या हिमवत्समुद्रान्त रम्‌ उदीचीन योजन सहसपरिमाणमतियंक चकऋवतिक्षत्तम्‌ 

३ कौं० झर्च० ६॥१ ३१ 


मौर्य साम्राज्य की शासन-व्यवस्था १७७ 


भी राजा निद्िचन्त नही हो सकता था। ज्षैय्या के नीचे कोई झात्रु तो नहीं छिपा है, 
कही रानी ने ही अपने केशो में या वस्त्रो मे कोई अस्त्र या बिष तो नहीं छिपा रखा 
है, इन सब बातों को भली-भाँति ध्यान में रखा जाता था।" 


(४) सन्वत्रिपरियद 

प्राचार्य चाणक्य के श्रनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है---प्रत्यक्ष, परोक्ष 
प्रौर अनुमेय । जो भ्रपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। 
किये हुए कर्म से बिना क्रिये का अन्दाज करना अनुमेय कहलाता है। सब काम एक 
साथ नही होते । राजकर्म बहुत-से होते हैं, और बहुत-से स्थानों पर होते हैं । श्रव: एक 
राजा सारे राजकर्म अपने-आप नहीं कर सकता । इसलिए उसे श्रमात्यों की नियुक्ति 
करने की आवद्यकता होती है। इसीलिए यह भी श्रावश्यक है, कि मन्‍्त्री नियत किये 
जाएँ, जो परोक्ष और श्रनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध मे राजा को परामर्श देते रहें ।* 
राज्यकारय सहायता के बिना सिद्ध नही हो सकता । एक पहिये से राज्य की गाड़ी नही 
चल सकती, इसलिए राजा संचिवों की नियुक्ति करे, और उनकी सम्मति को सुने ।* 
अच्छी बडी मन्त्रिपरिषद्‌ को रखना राजा के श्रपने लाभ के लिए है, इससे उसकी भ्रपनी 
“मन्त्रशक्ति' बढती है। परिषद्‌ मे कितने मनन्‍्त्री हो, इस विषय मे विविध आचार्यों के 
विविध मत थे । मानव, बाहंस्पत्य, श्रौज्ञानस भ्रादि सम्प्रसयों के मत मे मन्त्रिपरिषद्‌ मे 
क्रमश बारह, सोलह भर बीस मन्‍्त्री होने चाहिएँ। पर चाणक्य किसी निश्चित संख्या 
के पक्ष मे नही थे । उनका मत था कि जितनी सामथ्यं हो, जितनी श्रावश्यकता हो, 
उतने ही मन्‍्त्री परिषद्‌ मे रख लिए जाएँ ।* 

मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्य सर्वथा गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता 
था। चाणक्य के भ्रनुसार इसके लिए ऐसा स्थान छुनना चाहिए, जहाँ पक्षियों तक की 
भी रष्टि न पडे, जहाँ से कोई भी बात बाहर का भझ्रादमी न सुन सके । सुनते है, कि 
झुक, सारिका, कुत्ते भ्रादि जीव-जन्तुओ्ओे तक से मन्त्र का भेद खुल गया । इसलिए 
भन्त्ररक्षा का पूरा प्रबन्ध किये बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो । यदि कोई मन्त्र 
का भेद खोले, तो उसे जान से मार दिया जाय ।* 


१ कौ० भ्र्थ ० १।८। 

. (प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया हि. राजबृत्तिः स्क्‍्य॑ दुष्ट प्त्यक्षम्‌, परोपदिष्टं परोक्षम्‌ । कर्मस क्तेनाकृता- 
वेक्षणमनुमेयम्‌ । झयौगपद्यात्तु _कर्मणामनेकत्वादनेकस्थानत्वाक्ष्च देशकालात्ययो मा भूत्‌ इति 
परोक्षममात्य' कारयेत्‌ ।' कौ० भ्रथे० १॥५। 

. “सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेक न बर्लेते । 
कुर्वीत सचिवांस्तस्माततेषा च शणुयान्मतम्‌ ।” कौ० प्र्थ १४। 

४ 'सर्वभुपपत्नमिति कौटल्य: कार्येसामर्थ्याद्धि 

पुरुषसामर्थ्य कल्प्युलै ।' कौ० भ्र्य ० १४४ | 
"या सामभ्यंमिति' कौटल्य:' क्रौ० अर्थ ११११॥ 

५. 'मन्त्रपूर्वास्सर्वा[रिस्था. । तदुद्देश: संवृत. कभ्रातामनिश्नावी पक्षिभिरप्यनालोक्यस्रयात्‌ * उच्छियेत 

मल्तमेंदी ।' कौ० अरथ० ११९ । 


ल्पँ 


ञ्प्प 


श्छ्ष प्राचीन मारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


ग्रत्यधिक गुप्त बातों पर राजा मन्त्रिपरिषद्‌ में सनाह नहीं करते थे। वे एक- 
एक मन्त्री से अलग-अलग परामर्श करते थे, और इस सम्बन्ध मे चाणक्य का यह 
आदेश था, कि जिस बात पर सलाह लेनी हो, उससे उलटी बात इशारे से पूछी जाय, 
ताकि किसी मन्‍्त्री को यह न मालूम पड़े कि राजा के मन में क्या योजना है, और 
वह वस्तुतः किस बात पर सलाह लेना चाहता है । 
बड़ी मन्त्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त एक छोटी उपसमिति भी होती थी, जिसमे 
तीन या चार खास मन्त्री रहते थे । इसे “मन्त्रिण.' कहा जाता था । जरूरी मामलों पर 
इसकी सलाह ली जाती थी। राजा प्राय अपने 'मन्त्रिण”' और “मन्त्रिपरिषद्‌' के 
परामर्श से ही राजकार्य का सचालन करता था। वह भली-भाँति समभता था, कि 
मन्त्रसिद्धि श्रकेले कभी नहीं हो सकती । जो बात मालूम नहीं है उसे मालूम करना, जो 
मालूम है उसका निश्चय करना, जिस बात मे दुविधा है, उसके सशय को नष्ट करना; 
और जो बात केवल झ्राशिक रूप से मालूम है, उसे पूर्णांश मे जानना, यह सब कुछ 
मन्त्रिपरिषद्‌ के मन्त्र द्वारा ही हो सकता हैं। भ्रत' जो लोग बुद्धिवृद्ध हो, उन्हें सचिव 
या मन्त्री बनाकर उनसे सलाह लेनी चाहिए। मन्त्रिपरिषद्‌ में जो बात मूयिप्ठ (अधिक 
संख्या के) कहे, उसी के अनुसार कार्य करना उचित है। पर यदि राजा को भूथिप्ठ की 
बात ार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो उसे उचित है कि वह उसी सलाह को माने, जो 
उसकी दृष्टि मे कार्यंसिद्धिकर हो ।* जो मन्‍्त्री उपस्थित न हो, उनकी सम्भति पत्र 
द्वारा मगा ली जाय । मन्त्रिपरिषद्‌ मे केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जी 
'सर्वोपधाशुद्ध' हो, अर्थात्‌ सब प्रकार से परीक्षा करके जिनके विषय मे यह निःचय हो 
जाय, कि वे सब प्रकार के दोषो व निर्बलताओं से विरहित है । 
इस प्रकार यह स्पप्ट हैं, कि मौर्यकाल मे राज्यकार्य मे परामर्श देने के लिए 
सन्सत्रिपरिषद्‌ की सत्ता थी। अ्रगोक के शिलालेखों मे जिसे 'परिषा' कहा गया है, वही 
कौटलीय भर्थशास्त्र की मन्त्रिपरिषद्‌ है। पर इस परिषद्‌ के सन्त्रियो की नियुक्ति त 
तो निर्वाचन से होती थी, श्रौर त इसके कोई कुलक्रमानुगत सदस्य ही होते थे । परिषद्‌ 
के मन्त्रियों की नियुक्ति राजा अपनी स्वेच्छा से करता था। जिन अमात्यो व झन्य 
व्यक्तियों को वह 'सर्वोपधाशुद्ध' पाता था, उनमे से कुछ को भ्रावश्यकतानुसार मन्त्रि- 
परिषद्‌ मे नियुक्त कर लेता था ।* राजा प्राय. मन्त्रियों की सलाह के अनुसार का्ये 
करता था, पर यदि वह उनके मत को कार्यसिद्धिकर न समके, तो भ्रपनी इच्छानुसार 
भी कार्य कर सकता था । मागध-साम्राज्य मे केन्रीमूत कूटस्थानीय स्थिति राजा की 
ही थी । देश गौर प्रजा की उन्‍नति या श्रवनति उसी के हाथ में थी, भ्रत उसके मार्ग 
में मन्त्रिपरिषद बाधा नहीं डाल सकती थी। पर यदि राजा कुपथगामी हो जाय, 
राज्यकार्य की सर्वंथा उपेक्षा कर ऐसे कार्यों में लग जाय जिनसे प्रजा का भ्हित हो, 
तो प्रकृतियों (मन्त्रियों और अ्रमात्यों) को यह अधिकार अवश्य था, कि वे उसके विरुद्ध 


व्‌ ओआत्ययिके कार्य मच्लिणों मन्तिपरिषद्ध चाहुब ज्रुगात्‌ | तत्न ग्रतृभूषिष्ठा. कार्यसिद्धिकर वा 
बयुस्तर्कुर्मात्‌ ।' कौ० भर्थं० १११ । 
२ कौ० प्रंथें० १॥६। 


सौये साम्राज्य की शासन-व्यवस्था ., श्छ्श्‌ 


उठ खड़े हों और उसे बलात्‌ ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। भारत की यही 
प्राचीन परम्परा थी। पुराने जनपदों में सभा, समिति या पौर-जानपद राजा को 
सन्‍्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। मागध साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद्‌ 
यद्यपि राजा की अपनी कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा को 
सुपथ पर लाने के कत्तंब्य की उपेक्षा नही करती थी। 

राज्य के शासन में मत्री व अ्मात्य राजा की स्वेच्छाचारिता को किस प्रकार 
नियन्त्रित कर सकते थे, इस सम्बन्ध में दिव्यावदान की एक कथा उल्लेखनीय है । 

“जब राजा अशोक को बौद्ध धर्म मे श्रद्धा उत्पन्त हुई, तो उसने भिक्षप्रों से 
पूछा--भगवान्‌ के लिए सबसे अधिक धन किसने दिया है ?' भिक्षुओ ने कहा---गृह- 
पति अनाथपिण्डक ने ।” “भगवान्‌ के लिए उसने कितना घन दान किया था ?' 'सौ 
करोड ।' यह सुनकर राजा सोचने लग्रे--अनाथपिण्डक ने गृहपति होकर सौ करोड 
दान किया है, भ्रत मैं भी प्रवश्य ही इतना दान करूँगा । 

अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए श्रशोक ने बहुत यत्न किया । हजारो 
स्तृप, विहार आदि बनवाए । इस प्रकार धीरे-धीरे अशोक ने नब्बे करोड तो भगवान्‌ 
के नाम पर भिक्षुओ्रों, विहारो और सध को दान कर दिया। परन्तु दस करोड शेष बच 
गया । राजा इस राशि को सरलता से नहीं दे सका। श्रत' उसे बहुत कष्ट हुप्ना । 
राजा को शोकातुर देखकर प्रधानामात्य राधागुप्त ने पूछा---'प्रवल शत्रु -सघ चारो 
ओर से घेरकर भी चण्ड सूर्य के समान देदीप्यमान जिस मुख को नहीं देख सके भ्ौर 
जिसकी शोभा के सम्मुख सैकडो कमल भी लजाते है, हे देव ' वह तुम्हारा मुख सवाष्प 
क्यो है ? राजा ने कहा--राघागुप्त ! न मुभे धन के विनाश की चिन्ता है, व राज्य 
के नाश का विचार है, और न किसी भ्राश्रय से ही मेरा वियोग हुआ है । मुझे सोच 
केवल इस बात का है कि पूज्य भिक्षुश्रो से मुफे बिछुडना पड रहा है। मैने प्रतिज्ञा की 
थी कि भगवान्‌ बुद्ध के लिए सौ करोड का दान करूँगा, पर मेरा यह मनोरथ पूरा नहीं 
हुआ ।' 

अरब अशोक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राज्यकोश से शेष धन 
को दान करने का निशुचय किया। पर इसमें बह सफल नहीं हो सका, क्‍योंकि उस 
समय में कुनाल का पुत्र (अशोक का पौत्र) सम्पदि युवराज के पद पर था। उसे 
अमात्यों ने कहा--कुमार ! राजा अज्ोक झब थोड़े ही समय तक और रहेगा । यह 
घन कुर्कु टाराम नामक विहार को भेजा जा रहा है। राजाश्रों की शक्ति कोश पर ही 
आश्रित होती है। उसे रोक दो । कुमार ने भाण्डागारिक को राज्यकोश से घन देने का 
निर्षध कर दिया ।* 

पहले राजा श्रश्ोक सुवर्ण-पात्रों में रखकर भिक्षुत्रो को भोजन भेजा करता 
था। पर ऐसा करने से उसे मना कर दिया गया । फिर उसने चाँदी के पात्रों में भोजन 
हा “तस्मिन्श्ब समये कुनालस्थ सम्पदिनास पुत्रों युवराज्ये प्रवर्तते। तस्यामत्पैरभिहितम्‌ । कुमार, 

झशोको राजा स्वल्पकालावस्थायी, इद च द्रथ्यं कुझुँटारामं प्रेष्यते, कोषबलिनश्य राजानो, 
निवारमितव्य: । याबस्‌ कुमारेण भाषहागारिक; प्रतिषिद्ध:।” दिव्यावदात, पृ० ४२६-४३० । 


१८० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


भेजना चाहा, पर इसे भी रोक दिया गया। फिर उसने लोहे के पात्रों में 2782४ 
चाहा, पर इसकी अनुमति भी उसे तहीं दी गई। अन्त में मिट्टी के पात्रों में उसने 
भोजन भेजना चाहा, पर ऐसा करने से भी उसे रोक दिया गया । भनन्‍्त में उसके पास 
केवल आधा झॉवला बच गया, जो कि उस समय उसके हाथ में था। संविम्त होकर 
अ्रशोक ने अ्मात्यों भर पौरो को बुलाकर पुछा---'इस समय पृथ्वी (देश या राज्य) 
का स्वामी कौन है ?' अ्रमात्य ने उठकर और यथोचित रीति से राजा का ब्यभिवादन 
करके कहा--'देव ही राज्य के स्वामी हैं।! इस पर अ्रांसुशो से भ्रपने मुख को गीला 
करते हुए अशोक ने कहा--'तुम केवल दाक्षिण्य से भूठ क्‍यों बोलते हो ? मैं तो राज्य 
से अप्ट हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल यह श्राधा श्रावला ही बचा है, जिस पर मेरा 
स्थामित्व है। ऐसे ऐश्वर्य को धिक्कार है।' इसके बाद भ्रशोक ने उस आधे आँवले को 
कुर्कूटाराम भेजते हुए कहलवाया---'त्यागशूर मौयंकुड्जर जो राजा अ्रशोक था, वह 
सारे जम्बूद्वीप का स्वामी होकर भी श्रब केवल इस प्राघे भ्रॉवले का ही स्वामी रह 
गया है। भृत्यों ने उसके अभ्रधिकार को छीन लिया है। अब वह केवल इस श्राधे भ्ाँवले 
को ही दान में दे सकता है ।* 

मन्त्रिपरिषद्‌ के अ्रत्माय राजा की स्वेच्छाचारिता पर पर्याप्त नियन्त्रण रख 
सकते थे, यह बात दिव्यावदान की इस कथा से भलीभाँति सूचित होती है। जिन 
श्रमात्यों ने राधागुप्त के नेतृत्व मे भ्रणोक की स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित किया था, 
सम्भवत वे मन्त्रिपरिषद्‌ के ही सदस्य थे, जो 'कूटस्थानीय' राजा पर भी प्रंकुदा रखने 
की शक्ति रखते थे। पर यह कार्य उन्होंने युवराज का साहाय्य लेकर ही किया था, 
क्योकि राजा के समान ही युवराज की स्थिति भी राज्य मे प्रधान थी । 


(४) जनता का शासन 


पर यादि मागध-सा म्राज्य के शासन से क्टस्थानीय' राजा का इतना महृत्त्व- 
पूर्ण स्थान था, भ्रौर उसकी मन्त्रिपरिषद्‌ उसकी अपनी नियत की हुई सभा होती थी 
तो क्या मागघ-राजाओ का शासन सर्वथा निरकुश श्रौर स्वेच्छाचारी था ? क्या उस 
समय की जनता शासन मे जरा भी हाथ नहीं रखती थी ? यह ठीक है, कि भ्रपने 
बाहुबल झौर सेन्य-शक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करनेवाले मागघ-स जाटों 
पर अंकश रखनेवाली कोई भ्रन्य सर्बोच्च सत्ता नही थी, और ये राजा ठीक प्रकार से 


१ 'प्रथ राजाशोक सबिस्तोअ्मात्यानु पौरांश्व सनिपात्य कथयति । क साम्प्रतं पुथिव्यां ईश्वर. । 
ततोध्मात्य उत्थायासनाद यरेन राजाशोकस्तेनाञजलि प्रणम्योवाच--देव, पूर्चच्यां ईश्वर. । भ्रथ 
राजाशोक साश्रु दुदितनयनवदनो ध्मात्यानुबाच । 
दाक्षिण्पादनृत हि कि कथयथ भ्रष्टाधिराज्या वयम्‌ । 
शेष त्वामलकार्धमित्यवसित यत्र प्रभुत्व मम 
त्याग्रशूरी नरेन्द्रोस्सौ श्रशोको मौयकुड्जर: । 

अम्बूदीपेश्वरो भूत्वा जातोप्धामलफेश्वर, | 
भृत्यी- सभूमिपतिरण हृताधिकारो दात प्रयच्छति किलामलकार्थमेतत्‌ ।” दिव्यावदान ४३ १-४ ३२ । 


.'  -और्य साआाज्य की शासन-व्यवस्था... श्ध१ 


अजा का पालन करें, इस बात की प्रेरणा प्रदान करने वाली शक्ति उत्तकी अपती 
योग्यता, अपनी महानुभावता और अपनी सर्वग्रुणंसम्पन्तता के भ्रतिरिक्त भौंर कोई 
नहीं थी, पर मागध-साम्राज्य के झासन में जनता का बहुत बड़ा हाथ था। माक्प- 
साम्राज्य मे जिन विविध जनपदों को श्रपने भ्रधीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और 
चरित्र अ्रभी अक्षुण्ण थे। वे श्पना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे । उस युग के 
शिल्पी झौर व्यवसायी जिम श्रेणियों में संगठित थे, वे अपना शासन स्वयं करती थीं । 
नगरों की पौरसभाएँ, व्यापारियों के पूण और निगम, तथा ग्रामों की श्राससभाएँ अपने 
आस्तरिक मामलों में प्रब भी पूर्ण स्वतन्त्र थी। राजा लोग देश के प्राचीन परशम्परायत 
राजधर्म का पालन करते थे, और झपने “व्यवहार! का निर्धारण उसी के क्‍नुसार 
करते थे | यह धर्म झौर व्यवहार सनातन थे, राजा की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थे । 
इन्ही सबका परिणाम था, कि पाटलिपुत्र मे विजिगीषु राजर्षि राजाओं के रहते हुए भी 
जनता श्रपना शासन प्रपने श्राप किया करती थी। इन सब बातों पर कुछ भ्रधिक 
विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी होगा । ; 

जनपदों का शञासन---मगध के साम्नाज्यवाद ने धीरे-धीरे भारत के सभी पुराने 
जनपदों को अपने भ्रधीन कर लिया था। पर इन जनपदों की श्रपनी सभाएँ होती थी, 
जिन्हे पौर-जानपद कहते थे। जनपद की राजधानी या पुर की सभा को 'पौर' और 
शेष प्रदेश की सीमा को 'जानपद' कहा ज़ाता था। प्रत्येक जनपद के अपने धर्म, 
व्यवहार और चरित्र भी होते थे। मगध के सम्राटो ने इन विविध जनपदों को जीत- 
कर इनकी आस्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा। कौटलीय पर्थश्नास्त्र मे एक प्रकरण 
है, जिसका शीर्षक 'लब्धप्रशमनम्‌' है ।'* इसमें यह निरूपित किया गया है, कि नये जीते 
हुए प्रदेश के साथ कया व्यवहार किया जाय झौर उसमें किस प्रकार शान्ति स्थापित 
की जाय । इसके भ्रनुसार नये जीते हुए प्रदेश मे राजा को चाहिए कि वह अपने को 
जनता का प्रिय बनाने का प्रयत्न करें। जनता के विरुद्ध आचरण करनेवाले का 
विश्वास नहीं जम सकता, अ्रतः राजा जनता के समान ही भ्रपना शील, वेश, भाषा 
ओर झाचार बना ले । देश के देवताओं, समाजों, उत्सबों और विहारों का आदर करे, 
और वहाँ के धर्म, व्यवहार आदि का उल्लंघन न करे । 

सब जनपदों के प्रति एक-सा-बरताव नहीं किया जाता था। पुराने गणराज्य 
सगध के साज्ाज्य-विस्तार के मार्ग में भारी रुकावट थे। आचार्य चाणक्य की इनके 
सम्बन्ध में यह नीति थी, कि इनका दमन' करके 'एकराज' की स्थापना की जाये । 
संथों व गणराज्यों को बश में करने के लिए चाणक्य ने साम, दान, दण्ड, भेद--सब 
प्रकार के उपायों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इस उपायों में से बहुत-से ऐसे 
भी हैं, जिन्हें नैतिक दुष्टि से शायद उचित न समझा जाय। शराब, बूत, फूट झादि 
सब प्रकार के उपायों का अवलम्बन करके संबराज्यों का भ्रन्त कर दिया जाय, यही 
चाणक्य को अ्रभिप्रेत था । वज्जि, झ्ाक्य भादि य्णों ने स्यध के बढ़ते हुए साआज्य- 
याद के मार्ग में जिस प्रकार रुकावटें उपस्थित की थीं, उसी को स्ष्ठि में रखते हुए 
यूं. कोए अयथे० १३४४ | ' ह 


श्षर प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ वथा राजनीतिक विचार 


बाणक्य को गणराज्यों की ससा स्वीकार्य सही थी, और उसने उनके सम्बन्ध में 
शएकराज' नीति का उपदेश किया था। पर जिन संघों की स्वतन्त्रता को नष्ट किया 
जाता था, उनमें भी उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र का झादर किया जाता था, जिसके 
कारण उनसे अपने पृथक्‌ होने की भ्रतुमूति विद्यमान रहती थी। साथ ही, यह भी सत्य 
है कि मगध के सम्राट गणों व सघों का कभी पूर्णतया विनाश नहीं कर सके, संधातत 
या भ्रभिसंहत सघ साम्राज्य-काल मे भी कायम रहे, और साम्राज्य की शक्ति के शिथिल 
होते ही ये फिर से स्वतन्त्र हो गये । 
जनपदों का शासन करने के लिए सम्राट की ओर से समाहर्ता नामक राज- 
पुरुष की नियुक्ति की जाती थी । पर वह जनपद के आान्तरिक शासन मे हस्तक्षेप नही 
करता था। स्वशासव को इष्टि से सब जनपदों की स्थिति एक समान नहीं थी । मौर्यो 
से पहले भी अवन्ति, कौशल, वत्स आदि के राजा ने बहुत-से जनपदों को जीतकर 
ग्रपते भ्रधीन कर लिया था। इैशुनाग, नन्‍्द झादि मागध-राजा भी अपने साम्राज्य का 
बहुत कुछ विस्तार करने मे सफल हुए थे। इनमे से भ्रनेक राजा “अ्रधामिक' भी थे, 
श्र उन्होने प्राचीन श्रायं-मर्यादा के विपरीत अपने जीते हुए जनतपदो की ब्रान्तरिक 
स्व॒तन्त्रता का भी विनाश किया था। जो जनपद देर से मागध साम्राज्य के भ्रधीन थे, 
उनकी अपेक्षा नये जीते हुए जनपदों की पृथक्‌ सत्ता अधिक सुरक्षित थी । 
नगरों का शासन--मौयंकाल मे नगरो के स्थानीय स्वशासन की क्या दछ्षा थी, 
इसका सबसे अच्छा परिचय मेगस्थनीज के यात्रा-विवरण से मिलता है। मैगल्थनीज ने 
पाटलिपुत्र के नगर-शासन का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र 
की तगर सभा छ उपसमितियों मे विभक्त थी, और प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पॉच 
सदस्य होते थे । इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे--- 
पहली उपसमितति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण 
करता था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देता कि 
शिल्पी लोग शुद्ध तथा पक्का माल ही काम मे लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का 
समय तय करना इसी उपसमिति का कार्य था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में शिल्पी 
लोगो का समाज में बडा आदर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना 
जाता था। यही कारण है, कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकल 
कर दे, जिससे कि उसके हस्त-कौशल मे न्यूनता आ जाए, तो उसके लिए मृत्यु-दण्ड 
की व्यवस्था थी। 
दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियो का सत्कार करना था । झाज़ कल जो 
काम विदेशों के दूतमण्डल करते है, उनमे से अनेक कार्ये यह समिति किया करती थी। 
जो विदेशी पाटलिपुत्र मे श्रायें, उन पर यह उपसमित्ति भी निगाह रखती थी । साथ 
ही, विदेशियों के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औषधोपचार का कार्य भी इस 
उपसमित्ति के सुपुर्द था । यदि किसी विदेशी की पाटलिपुत्र मे मृत्यु हो जाय, तो उसके 
देश के रिवाज के अनुसार उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी की ओर से किया जाता 
था। मृत परदेशी को जायदाद ब सम्पत्ति का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी । 


भौर्य शाआाज्य की शासम-व्यवस्था ' ४ श्क्रे 


तीसरी उपसमभिति का काम मर्दभंशुभारी करता था। मृत्यु और जन्म की 
सूती रखना इसी उपसभिति का काये था। कर लगाने के लिए यह सूच्री बड़ी सप- 
योभी होती घी । |, 

चौथी उपसमिति कंय-विक्रम के नियमों का निर्धारण करती थी। भार भौर 
माप के परिमाणों की निश्चित करना, व्यापारी लोग उनका; झुद्धवा के साथ भौर सही- 
सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करता इस उपसमिति का कार्य था । व्यापारी 
लोग जब किसी खास वस्तु को बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी 
उपसमिति के पास आवेदन-पत्र भेजते ये। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति 
अतिरिक्त-कर भी वसूल करती थी । 

पाँचवी उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती थी, 
कि वे लोग नई और पुरानी वस्तुझ्नों को मिलाकर तो नहीं बेचते । नई और पुरानी 
चीजो को मिलाकर बेचना कानूत के विरुद्ध था। इसको भज्ढू करने पर सजा दी जाती 
थी । यह कानून इसलिए बताया गया था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का बाजार में बेचना 
कुछ विशेष अवस्थाश्रों को छोडकर स्वथा निषिद्ध था । 

छठी उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्‍स वसूल करना होता था। उस 
समय में यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत ५र बेची जाय, उसका दसवाँ 
भाग कर-रूप में नगर-सभा को दिया जाय । इस कर को न देने पर कड़े दण्ड की 
व्यवस्था थी । 

इस प्रकार छः उपसमितियों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ क्रार्यो का उल्लेख कर मँगस्थनीज़ 
ते लिखा है, कि “ये कार्य है, जो उपसमितियाँ पृथक्‌ रूप से करती है। पर पृथक्‌ रूप 
में जहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशेष कार्यों का खयाल करना होता है, वहाँ वे 
सामूहिक रूप से सर्वंसामान्य या सर्वसाधारण हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं; 
यथा सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत का प्रबन्ध करना, कीमतों 
को नियन्त्रित करना, और बाजार, बन्दरगाह श्रौर मन्दिरों पर ध्यान देना ।”* 

मैगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौर्य चन्द्रगुप्त के शासन मे पाटलि- 
पुत्र का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था। सम्भवतः, यही प्राचीन 
पौरसभा थी। इस प्रकार की पौरसभाएँ तक्षशिला, उज्जैनी आदि अन्य नगरियों में 
भी विद्यमान थीं। जब उत्तरापभ के विद्रोह को शान्त करने के लिए कुमार कुनाल 
तक्षशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसक। स्वागत किया था। अशोक के शिला- 
लेखो में भी ऐसे मिर्देश विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है, कि उस समय के बड़े 
नगरों में पौरसभाएँ विद्यमान थ्रीं। जिस प्रकार मागघ-साम्राज्य के अ्रन्तगेंत विविध 
जतपदों में अपने परम्परागत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरों 
व नगरों में भी थे। यही कारण है, कि नमभरों के निबासी श्रपने नयरों के शासन में 
पर्याप्त अधिकार रखते थे । ; 





१. एएफत)९ ; #घ89, 7537 ए. 


श्पड प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजतीतिक विचार 


मंगस्थनीज का यह विवरण पाटलिपुत्र-सच्श नगरों के उस स्वाबत्त-शासन को 
सूलित करता है, जो उनमें परम्परागत रूप से विद्यमान था। पर मौयें साम्राज्य जैसे 
विद्याल साज्राज्य के विकसित हो जाने पर यह भी झावश्यक था, कि सम्राद को झोर 
से भी नगरो के सुशासत की व्यवस्था की जाय । कौटलीय भ्र्थशास्त्र के अनुसार नगर 
के शासक को 'तागरक' कहते थे। नगर के शासन में इसकी वही स्थिति थी, जो कि 
जनपद के शासन में समाहर्ता की थी। शासन की सुविधा के लिए नगर को भी प्रमेक 
उपविभागो में विभक्त किया जाता था, जिनके शासक क्रमशः स्थानिक भ्लौर ग्रोप कहाते 
थे। स्थानिक प्रायः नगर के चौथे भाग का शासक होता था, श्रौर गोप दस, बीस या 
चालीस परिवारों के छोटे उपविभाग का ।* 

सम्राट या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियृक्त किये गए नगर के ये शासक--- 
नागरक, स्थानिक और गोप श्रपने-अपने क्षेत्र के सुशासन के लिए उत्तरदायी थे, और 
इनके कार्यों का कुछ परिचय अ्रथ्शास्त्र के 'नागरकप्रणिधि ' प्रकरण से मिलता है, 
जिसमे नगर की सफाई, भ्रपरिचित यात्रियों पर नियन्त्रण, श्रग्नि से मकानों की रक्षा, 
भोजन की शुद्ध रूप से प्राप्ति आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी व्यवस्थाएँ दी गई हैं । 

सम्भवत , मगस्थनीज द्वारा वणित न्गर-सभा नागरक के कर्मचारियों से 
स्वतन्त्र होकर ही अपने कार्यो को सम्पादित किया करती थी । 

ग्रामों का शासन--जनपदो में बहुत-से ग्राम सम्मिलित होते थे, और भ्रत्येक 
ग्राम शासन की इृष्टि से भ्रपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कौटलीय अर्थशास्त्र 
के अध्ययन से हमें इन ग्राम-संस्थाओ के सम्बन्ध में व हत-सी बातें ज्ञात होती हैं । 
प्रत्येक ग्राम का शासक पृथक्‌-पृथक्‌ होता था, जिसे ग्रामिक कहते थे । ग्रामिक ग्राम 
के अन्य निवासियों के साथ मिलकर भ्रपराधियो को दण्ड देता था, भर किसी व्यक्ति 
को ग्राम से बहिष्कृत भी कर सकता था ।" ग्राम की अपनी सार्वजनिक निधि भी होती 
थी, जो जुरमाने ग्रामिक द्वारा वसूल किए जाते थे, वे इसी निधि में जमा होते थे ।९ 
प्राम की ओर से सावंजनिक हित के अनेक कार्यों की व्यवस्था की जाती थी । लोगो के 
मनोरंजन के लिए विविध तमाशों (प्रेक्षाओ) की व्यवस्था की जाती थी, जिनमे सब 
आमवासियों को हिस्सा बटाना होता था ।* जो लोग अ्रपने सार्वजनिक कतंव्य की 
१ “समाहतु वत्मागरकों नगर चिन्तयेत्‌ । देशकुली गोपो, विशतिकुली चत्वारिशत्कुली वा ।****** 


एव दु्गेचतुर्भाग स्थानिकश्चिन्तयेत्‌ ।” 
कौ० भ्रपें० २ ३६ । 


२ “प्रामार्थेन ग्रामिक द्रजन्त उपयासा परययेणान्‌ गच्छे : पणाघं पणिकं ः 
प्रामिकस्य ग्रामादस्तेतपारदार अराचपतवपिहलिएणी बे 39७2७ 
को० भ्र्थ० ३३९० | 

३. “कर्षकस्य ग्रामसभ्युपेस्याकुबंतों प्राम एवात्यय हरेत ।” 
कौ प्रए॑ं० ३१० । ५ 

४. “प्रेक्षायामनशद' स्वस्वजनो ने 
दद्यात्‌ ।" 


पक्ष त । प्रच्छन्नश्ववेक्षणे न स्ंहिते च कर्सणि तित्रहेण हिंगूणमंर्स 
को० भ्रप॑० ३९० । ; 


मौषे सोजाज्य की दासनं-व्यवस्थो, शद५ 


उपेक्षा करते थे, उन पर जुरमाना किया जाता था।' इससे यह सूचित हीता है कि 
प्राम का अपना एक पृथक संगठन भी उस युथ मे विद्यमत था। यह ग्रस्मंसंस्था व्याग 
का भी कार्य करती थी । आमसमाभों में बनाये गए नियम साम्राज्य के न्यायालयों में 
सात्य होते थे। '्रक्षपटल के अ्रध्यक्ष' के 'कार्यों में एक यहू भी भा, कि वह ग्रामसंघ के 
धरम, व्यवहार, चरित्र, संस्थान आदि को निवन्धपुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करे (* 

कौटलीय अर्थशास्त्र के भ्रनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, 
कि मौर्य साम्राज्य के प्रामों में स्वायत्त संस्थाओं की सत्ता थीं। इस संस्था को 'ग्राम- 
संघ' कहते थे, और इसी के धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि को अक्षपटलाध्यक्ष द्वारा 
निबन्ध-पुस्तकस्थ किया जाता था। इस ग्रामसंघ के सदस्यों को ग्रामवृद्ध कहा जाता 
था ।? सम्भवतः, आम में निवास करने वाले संब कुलों या परिवारों के मुखिग्राभों 
(वृद्धो) द्वारा ही ग्रामसंघ का निर्माण होता था। ये ग्रामवुद्ध जहाँ भ्रपराधियों को 
दण्ड देते थे, उनसे ज्‌रमाने वसूल करते थे, ग्राम-विषयक सार्वजनिक हित के कार्यों का 
सम्पादन करते थे, और लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था करते थे, वहाँ ग्राम की शोभा 
को कायम रखना" और नाबालिगों की सम्पत्ति का इन्तजाम करने का भी कार्य करते 
थे। ग्राम में विद्यमान भमन्दिरों और अन्य देवस्थानों की सम्पत्ति का प्रबन्ध भी इन्हीं 
के हाथों मे था।* ये श्रपने क्षेत्र मे सड़क भौर॑ पुल आदि बनवाने का भी कार्य 
करते थे ।६ 

इस ग्रामसंघ या ग्रामसंस्था का मुखिया जहाँ ग्रामिक कहाता भा, वहाँ केन्द्रीय 
सरकार की शोर से भी ग्राम के शासन के लिए एक कर्मचारी नियत कियां जाता था, 
जिसे “गोप' कहते थे ।” ग्राम के शासन में गोप की वही स्थिति थी, जो नगर के शासन 
में नागरक की थी । केन्द्रीय सरकार की ओर से गोप के भुरुय कार्य निम्नलिखित थे--. 
आमो की सीमाझों को निर्धारित करना, जनगणना करना और भूमि का विभाग करना । 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त योप्र की सत्ता के रहते हुए भी ग्राभिक और ग्रामसंघ का 
ग्राम के शासन में बहुत महत्त्व था। 


१. “सर्व हिप्तमेकस्थ ब्रुवत कुयुराज्ञाम्‌। प्रकरणे द्वादशपणों दण्ड:ः। ते चेत्सम्भूथ वा हन्यु:, 
पृथगेषामपराधद्विगुणों दण्ड: ।” 
कौ० भ्रथं० ३।१९० । 
- “देशग्रामजातिकुलसंघानों धर्मव्यवहार चरितसंस्थान निम्रस्धपुस्तकस्थं कारगेत्‌ ।” 
कौ० प्रथें० २७ । 
३. कौ० झर्थ० २।१। 
डै. “ग्रामशोभाश्व रक्षा च तेषां प्रियहिल चरेस्‌ ।” कौ० भर्थें० ३॥९० । 
४. “बालब्र््य प्रामबुद्धा वर्धयेयुरांव्यवहार आपणात्‌ । 
देवद्रत्यं थे ।” कौ० प्रथं० २१ 
६. “राजा देशहितान्‌ सेतुन्‌ कुर्वतां पथ्ि संक्रमात्‌ ।/ 
कौ० कथें& ३६० । 
७. को? प्रदं० २३५ । 


जज 


श्द्र प्राचीन भारत की क्ासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


आरत की इन्हीं ग्राससस्थाओों के कारण यहाँ के निवासियों की वास्तविक 
स्वतन्त्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सवंसाधारण जनता का बडा भाग सदा 
से ग्रामों में बसता रहा है। ग्राम के लोग अपने सुख व हित की अपने संघ में स्वयं 
व्यवस्था करते थे, भ्रपने लिए स्वय नियम बनाते थे, और अपने मनोरजन का भी स्वयं 
ही प्रबन्ध करते थे। इस दशा में साम्राज्य के अधिपति की निरंकुशता था. एकसत्ता 
का उन पर विशेष असर नहीं होता था । 

व्यवसायियों को श्रेणियाँ--मौर्यकाल के व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियों 
(07708) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ ग्रपने नियम स्वयं बनाती थी, और अपने संघ 
में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन भर कार्य पर पूरा नियन्त्रण रखती थी । इनके नियम, 
व्यवहार और चरित्र श्रादि को भी राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता था। व्यवसाथियों 
की श्रेणियों पर हम ग्रागे विस्तार से विचार करेगे । 


(६) केन्द्रीय शासन का संगठल 


कौटलीय अ्र्थभास्त्र के भ्रध्ययन से मौर्य-सा म्राज्य के केन्द्रीय संगठन के सम्बन्ध 
में भली-भाँति परिचय मिलता है। इस काल में शासन के विविध विभाग "तीर्थ 
कहलाते थे। इनकी ससख्या श्रठारह होती थी ।' प्रत्येक तीर्थ एक महामात्य के झ्धीन 
रहता था। इन अठारह महामात्यो और उनके विविध कार्यो का सक्षेप से उल्लेख 
करना उपयोगी है-- ध 

१. सन्त्री और पुरोहित--ये दोनो भ्रलग-पअलग पद थे, पर सम्भवत्त: चन्ब्रगुप्त 
मोर्य के समय मे आचाय॑ चाणक्य मन्‍्त्रो और पुरोहित दोनों पदों पर विद्यमान थे । 
बाद मे राधागुप्त जँसे प्रतापी श्रमात्य भी सम्भवत मन्‍्त्री और पुरोहित दोनो पदों 
पर रहे । कौटलीय भ्रर्थशास्त्र मे इन दोनों पदो का उल्लेख प्राय साथ-साथ श्राया 
है। राजा इन्हीं के साथ मिलकर श्रन्य राजकर्मचारियो के शौचाशौच की परीक्षा 
लता था,' प्रजा की सम्मति जानने के लिए ग्रुप्तचरों को नियत करता था, विदेश्षों 
मे राजदूतो की नियुक्ति श्रौर परराप्ट्र नीति का सचालन करता था ।“ शिक्षा का 
कार्य भी इन्हीं के अधीन रहता था। राज्य के भ्रन्य॒ विभागों पर भी मन्‍्त्री श्ौर 
पुरोहित का निरीक्षण रहता था। राजा इन्ही के परामर्श से श्पने राज्यकार्य का 
सेचा तन करता था। मॉर्य-साम्राज्य के शासन में पुरोहित का इतना भ्रधिक महत्त्व 
था, कि चाणक्य के अनुसार राजा को पुरोहित का उसी ढग से भ्रनुसरण करना चाहि ए 
जसे शिष्य गुरु का, पुत्र पिता का या मृत्य स्वामी का करता है ।£ पुरोहित द्वारा 
बढाया हुआ और मन्त्री के परामर्श से पुष्ट हुआ क्षत्र (राजा) स्वय अ्रज़ित रहकर 


१ कौ० भ्रथें० १८ 

२. कौ० भय ० १११० । 

रे. कौ० ग्रध॑ं० १॥११। 

४. कौ० श्रथं० १११४। 

२ 'तमाचार्य शिष्प पितर पुत्रों भृत्यस्स्वामिनमिव चानुवर्तेत ।' कौ० प्रथें० १९० । 


7. मौर्य साआाज्य की झांसय-व्यवस्था श्दक 


रे 
दूसरों को विजय करने में सभर्भ होता है ।। |, 

२. ,श्माहर्ता--विविध् जनपदों के शासत के लिए तियुक्त राजपुरुषों को जहाँ 
समाहर्त्ता कहते थे, वहाँ सत' जतपदों के शासन का संचाज़्न करते वाला विभाग 
(तीथें) भी 'समाहर्ता' नामक प्रमात्य के अधीन था । राजकीय करों को एकज करना 
इस विभाग का सर्वप्रधान कार्य था। समाहर्ता के श्रधीने प्रनेक 'भ्रध्यक्ष' होते थे, जो 
अपने-अपने विभाग के राजकीय करो को एकत्रित करते थे, और व्यापार, व्यवक्षाय 
आदि का संचालन करते थे। ऐसे कुछ अध्यक्ष निम्नलिखित थे--- 

(क) शुल्काध्यक्षर--विधिध प्रकार के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले भ्रनेक- 
विध शुल्कों (करो) को एकत्र करना इसका कार्य था। 

[ख) पौतवाध्यक्ष“---तोल और गस्राप के परिमाणों पर नियन्त्रण रखने वाले 
राजपुरुषों को पौतवाध्यक्ष कहते थे। इत परिमाणों को ठीक न रखने पर जुरमाता 
किया जाता था। 

(ग) मानाध्यक्ष*--देश और काल को मापने के विविध साधनो का नियन्त्रण 
राज्य के अधीन था । यह कार्य मानाध्यक्ष के श्रधिकार मे होता था । 

(घ) सूत्राष्यक्ष'--राज्य की श्रोर से भ्रनेक व्यवसाय चलाये जाते थे । विधवा,, 
विकलाग मनुष्य, श्रनाथ लडकी, भिखारी, राज्य के कंदी, वेश्याओं की वृद्ध माताएँ, 
वृद्ध राजदासी, देवदासी झादि के पालन-पोषण के लिए राज्य की-श्रोर से उन्हे काम 
दिया जाता था। इन कार्यों में सुत कातता, कवच बनाना, कपड़ा बुनना भौर रस्सी 
बनाना मुख्य थे । ये सब कार्य सूत्राध्यक्ष के हाथों मे होते थे । 

(ड) सीताध्यक्ष”--कृषि विभाग के श्रध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे । बहू न 
केवल देश मे कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देता था, अपितु राजकीय भूमि पर दास 
मजदूर भ्रादि से खेती भी करवाता था । 

(च) सुराध्यक्ष--शराब का निर्माण तथा प्रयोग राज्य द्वारा नियन्त्रित था। 
सुराध्यक्ष शराब बनवाता था, उसे बिकवाने का प्रबन्ध करता था, तथा उसके प्रयोग 
पर निय्रस्त्रण रखता था । 

(छ) सुनाध्यक्षर---इसका कार्य बूचड़खानो का नियन्त्रण करना था। बूचड़- 
खानो के सम्बन्ध से पग्रनेक प्रकार के नियम होते थे । भ्रनेकविध पशुप्नों और पक्षियों. 

१ “ब्राह्मणे्धित क्षत्र मन्विमस्ता भिमन्लितम्‌ । 

जयत्मजितमत्यन्त शास्क्षत्रग्स शस्क्रितम्‌ ॥” कौ० अर्थ ० १।१०। 

, कौ० शभ्र्थ० २।१। 

« कौ० श्र्थ० २।२१ । 

. कौ० अर्थ ० २१६ ॥ 

- कौ० ध्रयं० २।२० । 

- कौ० अर्थ० २२३ । 

- कौ० भर्थ० राए४ड । 

- कौ० भर्य० २२४ । 

. कौं० झर्थ० २२६ । 


॥ए बी के 4 #ब | 4 0 


श्य प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


की हत्या निधिद्ध थी। सुनाध्यक्ष न केवल देश के विविध बूचड़खानों का निग्रन्तरण 
करता था, भ्रपितु राजकीय सूना का सब प्रबन्ध भी करता था । 

(ज) गणिकाध्यक्ष--भौयंकाल में वेश्या्रो का प्रयोग राजनीतिक सष्ट से 
भी किया जाता था। सघ-मुख्य, सामन्‍्त भ्रादि को वश मे लाने के लिए गणिकाएं प्रयुक्त 
की जाती थी । प्रत' बहुत-सी वेश्याएँ राज्य की श्रोर से भी नियत होती थीं। राजा 
के स्तान, सर्दंत, छत्रधारण, शिविका, पीठिका, रथ पर साथ चलते झ्रादि के लिए 
भी राज्य की ओर से वेश्याश्रो को रखा जाता था । यह सब विभाग गणिकाध्यक्ष के 
अधीन था । स्वतन्त्र वेश्याश्रों का सम्पूर्ण प्रबन्ध तथा निरीक्षण भी इसी विभाग के 
कार्य थे । 

(फ) मुद्राष्यक्ष ---देश से बाहर जाने या देश में आने के लिए राजकीय मुद्रा 
प्राप्त करना ग्रावश्यक होता था । यह कार्य मुद्राध्यक्ष के श्रधीन था । 

(अ) विवीताध्यक्ष---गोचर भूमियो का प्रबन्ध इस विभाग का कार्य था । 
चोर तथा हिंसक जन्तु चरागाहों को नुकसान न पहुँचाएँ, यह प्रबन्ध करना; जहाँ 
पशुओं के पीने का जल न उपलब्ध हो, वहाँ उसका प्रबन्ध करना; और तालाब तथा 
कुएँ बनवाना इसी विभाग के कार्य थे । जगल की सड़को को ठीक रखना, व्यापारियों 
के माल की रक्षा करना, काफिलो को डाकुझों से बचाना तथा शत्रुओं के हमलो की 
सूचना राजा को देना, यह सब कार्य विवीताध्यक्ष के सुपुर्द थे । 

(८) नावध्यक्ष--जलमार्गों का सब प्रबन्ध नावध्यक्ष के भ्रधीन था। छोटी- 
बडी नदियो, समुद्रतटों तथा महासमुद्रो को पार करने वालो नौकाम्नों और जहाजो का 
वही प्रबन्ध करता था। जलमाग्ग से यात्रा करने पर क्‍या किराया लगे, यह सब 
'नावध्यक्ष द्वारा ही वय किया जाता था । 

(5) गोध्ध्यक्ष*---राजकीय श्राय तथा सैनिक दृष्टि से राज्य की श्रोर से यौशओरों 
तथा भ्रन्य उपयोगी पशुझ्नों की उन्नति का विशेष प्रयत्न होता था। राज्य को शोर से 
बड़ी-बडी गोशालाएँ भी होती थी । यह सब प्रबन्ध गोध्ध्यक्ष के अधीन था। 

(ड) अश्वाध्यक्ष '--सेनिक दृष्टि से उस समय धोडो का बड़ा महत्त्व था। 
उनके पालन, नसल की उन्नति श्रादि पर राज्य की भोर से बहुत ध्यान दिया जाता 
था। धोड़ो को युद्ध के लिए त॑ग्रार करने के लिए भनेक प्रकार की कवायद करायी 
जाती थी । ये सब कार्य प्रश्वाध्यक्ष के भ्रधीन थे । 

(ढ) हस्त्यध्यक्ष*--यह जंगलो से हाथियों को पकड़वाने, हस्तिवनों की रक्षा 





१. कौ० झर्य ० २२७ । 
२ कौ० प्र्थ ० २३४। 
मे. कौ० अर्थ २३३। 
४. कौ० प्रथे ० सर । 
४. कौ० धर्य ७ २१६ । 
६- को० घर्ष० २३०३ - 
५७, कौ० ब्र्य० २२१ । 


' मौर्य साज़ाज्य की शासन-व्यवस्था , ' शक 


करने तथा हाथियों के पालन भौर सैनिक इस्टि से उन्हें तैयार करने का कार्य करता 
था। इसी तरह ऊँट, खच्चर, भैंस, बकरी भ्रादि के लिए भी पृथक्‌ उपविभाग थे । 

(ण) कुप्याध्यक्ष'--क्प्य पदार्थों का' अभिप्राथ शाक, महुझ्ा, तिल, शीशम, 
खैर, शिरीष, देवदार, कत्या, राल, भ्रौषधि आदि से है | ये सब पदार्थ जंगलों में फैंदरा 
होते हैं। कृप्याध्यक्ष का कार्य यह था, कि जंगलों में उत्पत्व होसे काले विविध पदार्थों 
को एकत्र कराके उन्हें कारखानों में भेज दे, ताकि वहाँ कच्चे माल को तैयार माल के 
रूप में परिथर्तित किया जा सके । क्ृथ्याध्यक्ष के भ्रधीने द्रव्यपाल भौर वनपाल नाम 
के कर्मेचारी होते थे, जो जंगलों से कुप्य द्रव्यों को एकत्र कराने तथा जंगलों की रक्षा 
का कार्य करते थे । 

(त) पण्याध्यक्ष'-यह न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियंत्रण 
करता था, श्रपितु राज्य द्वारा अधिकृत व निर्मित पदार्थों को बेचने का भी प्रबन्ध 
करता था । 

(थ) लक्षणाध्यक्ष२-- सम्पूर्ण मुद्रापद्धति (करेंसी) इसके भ्रधीन थी । मौर्य-युग 
का प्रधान सिक्का पण कहलाता था, जो चाँदी का बना होता था। पण के भतिरिक्त 
अधंपण, पादपण तथा अष्टभागपण नाम के सिक्के भी होते थे । 

(द) आकराध्यक्ष“--मौयंकाल में आकरों (खानों) से धातुओं औौर भ्रन्य' 
बहुमूल्य पदार्थों को निकालने का कार्य बहुत उन्नत था। यह सब कार्य श्ाकराध्यक्ष 
के भ्रधीन रहता था। उसके अधीन श्रन्य श्ननेक उपाध्यक्ष होते थे, जिनमें लोहाध्यक्ष, 
लवणाधघ्यक्ष, लन्यध्यक्ष और सुवर्णाध्यक्ष* विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

(ध) देवताध्यक्ष'--विविध देवताभों भौर उनके मन्दिरों का प्रबन्ध इसके 
श्रधीन रहता था । 

(न) सौवणिक*-.. टकसाल के भ्रध्यक्ष को सौवर्णिक कहते थे । 

ये विविध भ्रध्यक्ष समाहर्तता के विभाग के भ्रधीन होते थे । समाहर्त्ता राज्य का 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण भ्रधिकारी होता था, और जनपदों के शासन का संचालन बहुत 
कुछ उसी के हाथ में रहता था। 

३. सन्निधाता---राजकीय कोष का विभाग सन्लिधांता के हाथ में होता था ।. 
राजकीय झ्ाग और व्यय का हिसाव रखता और उसके सस्वन्ध में नीति का निर्धारण 
करना सन्निधाता का ही कार्य था । चाणक्य फैशिखा है----सन्निधात्य- को. सकड़ों वर्ष 
की बाहरी तथा भ्न्दरूनी झाय-व्यय का परिक्षेत होना चाहिये, जिससे कि बहू बिना 


पृ, कौ० झथं० २१७ । 
२. को० अर्थन २१६ । 
३. कौ० ब्रथं० २१२ । 
४. कौ० ब्रथें० २१२ । 
2. कौ० झवं ० २१२ । 
६. कौ० झर्थं० २।६ + 
७, कौ० अर्थ० २१४१ 


१६० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


किसी संकोच या घबराहट के तुरन्त व्ययशेष (नेट इनकम या सरप्लस) को बता 
सके ।* 
सस्निधाता के अ्रधीन भी श्रनेक उपविभाग ये---कोशगृह, पष्थगृह, कोष्ठागार, 
कुष्यगृह, प्रायुधागार और बंधतागार' । कोशगृह के श्रध्यक्ष को कोशझ्ाध्यक्ष कहते थे। 
वह कोशगृह में सब प्रकार के रत्नों तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह करता था। 
“चाणक्य के अनुसार कोगाध्यक्ष का कर्तव्य है, कि वह रत्नों के मुत्य, प्रमाण, लक्षण, 
जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका घिसता या नष्ट होना, 
मिलावट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातों का परिज्ञान रखे ।* पण्यगृह मे राजकीय 
पष्प (विक्रेय पदार्थ) एव.त्र किये जाते थे। राज्य की तरफ से जिन अनेक व्यवसायों 
का सचालन होता था, उनमे तैयार किये गए पदार्थ सन्निधाता के अ्रघीन पण्यगृह में 
भेज दिये जाते थे ।* राजकीय पण्य की बिक्री के अतिरिक्त पण्याध्यक्ष का यह कार्य 
भी था, कि वह अन्य विक्रेंय माल की बिक्री को नियन्वित करे। माल के विक्रेय के 
सम्बन्ध से अर्थशास्त्र मे यह सिद्धात प्रतिपादित किया गया है, कि उसे जनता की भलाई 
की दृष्टि से बेचा जाए ।* कोष्ठागार मे वे पदार्थ सगृहीत किये जाते थे, जिनकी राज्य 
को ग्रावश्यकता रहती थी । सेना, राजपुरुष आदि के खर्च के लिए राज्य की ओर से 
जो माल खरीदा जाता था, स्वय बनाया जाता था या बदले मे प्राप्त किया जाता था, 
वह सब कोप्टागार में रखा जाता था ।* कुृप्यगृह में कुप्य पदार्थ (जंगल से प्राप्लव्य 
विविध प्रकार के काष्ठ, ईबन आदि) एकत्र किये जाते थे ।” आयुधागार मे सब प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्रो का सग्रह रहता था ।* बन्धनागार (जेलखाना) का विभाग भी सन्निधाता 
के प्रधीन था। चाणक्य के अनुसार बधनागार के सब कमरे सब शोर से सुरक्षित 
बनाये जाने चाहिये, और उसमे स्त्री-पुरुषो के रहने के लिए कमरे प्रथक्‌-पृथक्‌ बने होने 
बाहिये ।* 
४. सेनापति--यह युद्धविभाग का महामात्य होता था। चाणक्य के भ्रनुसार 
सेनापति सम्पूर्ण युद्ध-विद्या तथा अस्त्र-शस्त्र विद्या में पारगत हो, और हाथी, घोडा तथा 


१ बाह्ममाभ्यन्तर चाय विद्याद्र्ष शतादपि। 
यथा पृष्टों न सज्येत व्यवशेष च दर्शयेत्‌ ॥' कौ० पथ ० २।५। 
२ 'सन्निधाता कोशगृह पष्यगृह कोष्ठागार कुष्यगृहमायुधागार बन्धनागार च कारयेत्‌ । 
कौ० श्र्थ० २५। 


है “पतन परेषां रत्नाता प्रमाण मूल्य लक्षणम्‌ । 
जाति रूप व जानीयान्निधान नवकर्म च्॒ ॥।” कौ» श्रर्य० २१११ । 
४ कौ० प्र्थ २१६। 
'उभय च प्रजानामनुग्रहेण विक्रापयेत्‌ । स्थूलमपि लाभ प्रजानामौपषधातिक वारयेत्‌ ।! 
कौ० पग्रथें० श१६। 


न 


- कौ० ग्र्थं० २१४। 
को० ग्रर्थ० २१७ । 
- कौ प्रथें० २१८ | 


“ “विभक्त स्त्री पुरुष स्थानमप्सारत' सुगृष्तकक्ष्य ब्धनागार कारयेत्‌ ।” कौ० चर्म ० २४५। 


हर | छ जग 


सौय साम्राज्य की शासंत-वंयवस्था १६१ ' 


रच के संचालन में समर्थ हो । वह अतुर्त (पंदाति, अश्व, रथ, हस्ति) सेना के कार्य 
तथा स्थान का निरीक्षण करें। श्वपनी भूमि (मोर॑वा), युद्ध का समय, शन्न की सेना, 
'सुरढ़ व्यूह का भेदन, दूटे हुए व्यूह का फिर से निर्माण, एकेज्रित सेना को तितर-जितर 
करना, तितर-बित्तर हुई सेना का संहारं करना, किले को तोड़ना, युद्धबात्रा का समय 
श्रादि बातो का हर समय ध्यान रखे ।* 

५. युवराज--राजा की भृत्यु के बाद जहाँ युवराज राजगही का उत्तराधिकारी 
होता था, वहाँ राजा के जीवनकाल में भी वह शासन में हाथ बटाता था। उसका तीर्थ 
(विभाग) अलग था, और शासन सम्बन्धी भ्रमेक अधिकार उसे प्राप्त रहते थे। राजा 
की भ्रनुपस्थिति मे वह शून्यपाल (रीजेस्ट) का भी कार्य करता था। वह सब शासन- 
कार्यो मे राजा की सहायता करता था । 

६. प्रदेष्टा---मोर्यकाल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, घर्मस्थीय और 
कंटकशोधन । इनके भेद पर हम बाद मे प्रकाश डालेंगे । कटकशोधन न्यायालयों के 
ज्यायाधीश को प्रदेष्ठा कहते थे । विविध भ्रध्यक्षो और राजपुरुषो पर नियन्त्रण रखना 
और वे बेईमानी, चोरी, रिश्वत आदि से पृथक रहें, इसका ध्यान रखना भी प्रदेष्टा 
का कार्ये था । 

७. नायकौ--सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते ये। सेनापति सैन्य-विभाग 
का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्धक्षेत्र मे सचालन करता था। स्कंधावार 
(छावनी) तैयार कराने का काम उसी के हाथ में था। युद्ध का भ्रवस्तर भ्राते पर 
विविध सैनिको को क्‍या क्‍या काम दिया जाय, सेना की व्यूहरचना आदि कंसे की जाय 
--इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था । युद्ध के समय वह सेना के श्रागे- 
आगे रहता था ।* 

८. व्यायह।श्कि---धमंस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक 
कहते थे । इसी को “धर्मस्थ” भी कहते थे ।* 

€. कार्भान्तिक-- मौंकाल मे राज्य की शोर से श्रनेक कारखानों का सचालन 
होता था । ख़ानों, जंगलों, खेतो झ्ादि से एकत्र कच्चे माल को विविध प्रकार के तैयार 
माल के रुप मे परिवर्तित करने के लिए राज्य की ओर से जो कारखाने थे, उनका संचालन 
कार्मान्तिक के अधीन था। चाणक्य ने लिखा है--“खानों से जो धातुएँ निकले, 
उन्हे उनके कारखानो में भेज दिया जाय । जो माल तैयार हो, उसे बेचने का प्रबन्ध 
एक स्थान पर किया जाथ । इन नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रेता, विक्रेता तथा 


4 'सेनापतिस्सर्वयुद्ध प्रहटणविद्यात्रितीतो हस्त्यश्वरयषर्या सम्पुष्टश्वतुरज्भ स्प बलत्यानुष्ठानाधिष्ठानं 
विद्यात्‌ । स्वभू्मि युद्धकाल प्रत्यतीक भिल्नभेदन धिन्‍्ससधान संहतर्भेदन भिन्‍्लभर्ध दुर्ग भेद बाज्राकाल 
च पश्येत्‌ । कौ० प्र्थ २।३३ १ 

२. कौ० अ्र्भ ० ४) पृ [४ ४ 

३ कौ० प्र्थ७ १०११। 0 के फुल के ॥ ० हर 

४. पुरस्ताम्तायकः । कौ० भचे० १०२। 

5. “कौ० अर्थ ० ३१ । 


श्६२ “प्रात्नीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कर्ता (पक्का माल तैयार करने वाले) को दण्ड दिया जाय ।* है 

१०. सन्चि-परिवद अध्यक्ष--राजा को सलाह देने के लिए मन्त्रिपरिषद होती 
थी, यह हम पहले लिख चुके हैं। उसका एक पृथक विभाग होता था, जिसके अध्यक्ष 
की गिनती राज्य के प्रधान श्रठारह तीर्थों मे की जाती थी । 

११. बष्डपाल--सेना के दो महामात्यों, सेनापति और नायक का उल्लेख 
ऊपर क्रिया जा ब्लुका है। दण्डपाल भी सेना के साथ ही सम्बन्ध रखता था। इसका 
विशेष कार्य सेना की सब आवदयकत्ताओं को पूरा करना श्रौर उसके लिए सब प्रबन्ध 
करता होता था । 

१२. प्रन्तराल---भागध साम्राज्य मे सीमान्त प्रदेशों का बड़ा महत्व था | 
उस सभय सीमा की रक्षा के लिए बहुत-से दुर्ग बनाये जाते थे। विदेशी सेना जब 
झ्राक्रमण करके अ्रपने राज्य की सीमा को लाघने लगे, तो ये दुर्ग देश की रक्षा के लिये 
बडे उपयोगी होते थे । सीमाप्रदेश के रास्तो पर भी जगह जगह छाबनियाँ डाली जाती 
थी, जिनकी व्यवस्था का कार्य श्रन्तपाल के सुपुदं था। सीमाप्रान्त में ऐसी भी प्रनेक 
जातियों को बसाया जाता था, जिन्हे लडाई मे ही श्रानन्द श्राता था और जिनका पेशा 
ही युद्ध करना होता था। इन्हे साम, दान और भेद द्वारा श्रपने पक्ष मे रखा जाता था। 
शत्रु के श्राक्रमण करने पर ये सब जातियाँ उसका मुकाबला करने के लिए उठ खड़ी 
होती थी । इनकी व्यवस्था भी अन्तपाल के ही हाथ मे थी।* 

१३. दुर्गंपाल---जिस प्रकार सीमा-प्रदेशो के दुगं भ्रन्तपाल के भ्रधीन थे, बैसे ही 
साम्राज्य के भन्तवंर्ती दुर्ग दुगंपाल के प्रधिकार मे रहते थे ।३ इस युग में बड़ेब्वड़े नगर 
भी दुगे के रूप मे ही बसे होते थे । इस सब की दुर्ग-रूप में व्यवस्था दुगंपाल के हाथ 
में होती थी । 

१४. नागरक--जेसे जनपदों का शासन समाहर्त्ा के अधीन था, वैसे ही पुरों 
या नगरो के शासन का सर्वोच्च प्रधिकारी नागरक होता था ।* विशेषतया, राजधानी 
का शासन नागरक के हाथ में रहता था। साम्राज्य में राजघानी की विशेष महत्ता 
होती थी। पाटलिपुत्र उस युग मे संसार का सबसे बड़ा नगर था| रोम और एथन्स 
का बिस्तार पाटलिपुत्र की भ्रपेक्षा बहुत कम था। € मील लम्बे भर १३ भील 
हक इस विशाल नगर का प्रबन्ध एक गैपक्‌ महामात्य के श्रीन हो, यह उचित 

था। 

(४. अश्लास्ता--चाणक्य के भ्रनुसार 'राजकीय प्राज्ञाओं पर शासन प्राश्रित 


१ कौ अर्थ ० २१२। 


२ 'भ्रल्तेष्चन्तपाल दुर्गाणि जनपद द्वाराष्यन्तपालाधिष्ठितानि स्पापयेत्‌ वाभ्रिकशवर 
पुलिन्द चण्डालारण्यचरा रक्षेयु. ।' कौ० प्र्थ ०» ३॥१। 0222 

३, “चतुदिशं कशूपदास्त साम्क्रायिक देवहृत दुर्ग कारयेत्‌ ।” कौ० भयं० २३; 

* ४. कौ० अर्थ २३६ । 


. भय साज़ाज्य को शासन-व्यवस्था, |... उह३ 


' होता है। सम्बि' झौर विश्नंह्र का मूल राजकीय झाज्ाएँ ही हैं।' इन सब आश्ाधों 
(राजशासमन) को लिपिबद्ध करने के लिए एक पृथक विमाग था, जिसके प्रशात 
अधिकारी को प्रशास्ता कहते ये । राज्य के, अन्य सब विभायों का रिकाडे रखना सी 
इसी का कास था। उसके अधीन जो विश्ञांज़' कार्यालय , होता था, उसे 'मक्षपटल' 
कहते थे । राजकीय कंमंचारियों के वेतन, नौकरी की दातें, विविध , देशी, अलपदों, 

' ग्रामों, श्रेणियों श्रादि के धर्म, व्यवह्मर तथा चरित्र प्रादि का उल्लेख, भौर खानों, 
कारखानों झ्ादि के कॉर्य का हिसाव---ये सब अक्षपटल में भली-माँति 'निम्रन्ध-पुस्त- 
कस्थ' किये जाते थे ।'* 

१६. वौबारिक--यह राजप्रासाद का प्रधान पदाधिकारी होता था। मायत्न- 
साज्राज्य के कूटस्थानीय राजा का राजप्रासाद अत्यन्त विज्ञाल था, जिसमें हजारों की 
संख्या मे स्त्री-पुरुष रहते थे । इन सबका प्रबन्ध करना भौर अन्तःपुर के आन्तरिफ 
शजुओं (से राज्य की रक्षा करना दौवारिक का कार्य था। दोवारिक एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, यह हर्ष चरित्र से भी सूचित होता है, जहाँ पारिपात्र 
नाम के दोौवारिक का वर्णन कर उसे “महाप्रतीहारों मे मुख्य' कहा गया है ।” 

१७. ब्रान्तवेशिक-- राजा की निजी अंगरक्षक सेना के श्रध्यक्ष को झान्तवंशिक' 
कहते थे। श्रन्त.पुर के अन्दर भी झान्तवंशिक के विश्वस्त सैनिक राजा की रक्षा के 
लिये सदा तत्पर रहते थे । जिस समय राजा रानी से मिलता था, तभी वह अकेला 
होता था । पर उस समय भी यह भली-भाँति देख लिया जाता था कि रानी के शबना- 
गार में कोई प्रन्य व्यक्ति तो छिपा हुआ नहीं है। परिंचारिकाएँ रानी की भी ग्रच्छी 
तरह तलाशी ले लेती थी ।” यह सब प्रबन्ध भ्रान्तर्वशिक के भ्रधीन' होता था । 

१८. झराटविक--मागध-साम्राज्य की सेना में 'प्रटविक बल' का बड़ा महत्त्व 
था ।* मागघ-सम्राटों ने अपनी शक्ति के विस्तार में इन झआटविक सेनाओं का भली- 
भाँति उपयोग किया था। इन्ही के प्रधान राजकर्मचारी को आटविक या अभ्टविपाल 
कहते थे, और उसे राज्य के श्रठारह तीर्थों में से एक माना जाता था । 


(७) न्याय-व्यवस्था 


विशाल मागघ-साम़्ाज्य में स्याम के लिए अ्रनेकविध न्यायालय होते थे। सबसे 
छोटा न्यायालय प्राम-्संस्था (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमें ग्राम के निवासी अपने 
मामलों का स्वयं निपटारा करते थ्रे । इसके ऊपर संग्रहण के, फ़िर द्रोणमुल्न के भौर फिर 


थे. 'आंसमे फ़ासन मिल्याचकते । शासनप्रधाना हि राजानः, तस्मूसत्वात्‌ सन्ध्रि विग्नहयो: । 
की० धर्म ० २१० । 
कौ० प्र्थे० २५७ । . 

३. 'महाप्रतीक्षाराघामनन्तर: चह्न्‌ प्यो देवस्य परियातनामा दौगारिक: 

४, कौ० अर्थ ० पृ ५। ., | 

॥., को० हर्थ० ५!६ । 


श्श्ड प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक वित्ञार 


जनपदसन्धि के न्यायालय होते थे ।' इनके अपर पाटलिपृत्र में विद्यमान धर्मस्थीय भौर 
कंटकशोघन न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा होता था, जो अनेक न्यायाधीशों की 
सहायता से किसी भी मामले का श्रन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था । ऑआम- 
संघ और राजा के न्यायालय के श्रतिरिक्त बीच के सब न्यायालय भी धर्मस्थीय और 
कंटकओघन, इन दो भागो में विभक्त रहते थे। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश 
धर्मस्य या व्यावह/रिक कहलाते थे श्रौर कंटकशोधन के प्रदेष्टा ।* 

धर्मस्थीय--- इन दोनो प्रकार के न्यायालयों मे किन-किस बातों के मामलों का 
फैसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटलीय प्र्थक्ञास्त्र मे दी गई है। धर्मस्थीय 
में प्रधानतया निम्नलिखित मामले पेश होते थे--दो व्यक्तियों या व्यक्तिसमूहों के 
ग्रापस के व्यवहार के भामले, * श्र।पसा में जो 'समय' (कर्ट्रक्ट) हुआ हो उसके मामले,” 
स्वामी भर भृत्य के भगडे, * 'दासो के कंगडे, ' ऋण को घुकाने के मामले; ” धन को 
ग्रमानत पर रखने से पैदा हुए भंगडे,  क्रय-विक्रय सम्बन्धी मामले; ९ दिये हुए दान 
को फिर लौटने या प्रतिज्ञात दान को न देने के मामले; ” डाका, चोरी था लूट के 
मुकदमे,” किसी पर हमला करने का मामला, ”* गाली, कुबचत या मानहासि के 
मामले , * जुए-सम्बन्धी कगडे , ” सिल्कियत के बिना ही किसी सम्पत्ति को बेच देना, 
मिल्कियत-स म्बन्धी विवाद , 5 सीमा-सम्बन्धी झगड़े , * इमारतों को बनाने के कारण 
उत्पन्त मामले; * चरागाहो, खेतो भर मार्गों को क्षति पहुँचाने के मामले, *ः पति-पत्नी 





१ “धर्मस्थास्त्रयस्त्यों वाध्मात्या जनपदसन्धि-स्रहण द्रोणसुख स्थानीयेषु व्यावहारिकान्‌ प्र्थान्‌ 
कुर्यू । को० प्रथं० ३॥१। 
“प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयों वाध्मात्या कण्टकशोधन कुयुं ” कौ० प्र्थ० ४१ | 
व्यवहार स्थापना कौ० अर्थ० ३३२। 
'समयस्थानपाकर्म' कौ० श्रथे० ३।१० । 

- 'स्वाम्यधिकार भृतकाधिवार ” कौ» श्रर्थ ३१२। 
'दासकल्प ” कौ० श्रर्थ ० ३॥१३। 
“ऋणादानम्‌' कौ० श्रथं० ३३११ । 

» 'प्रौपनिधिकम्‌' को० प्रथं० १॥१२। 

« बिक्रीतक्रीतानुशय ' कौ० अ्र्थें० ३३१४५ । 

१० “दत्तस्थानपाकर्म' कौ० भ्र्थ० ३।१६ । 

११ 'साहसम्‌ को० श्रं० ३१७ । 

१२ 'दण्डपारुष्यम्‌ कौ० प्रथे ० ३१९ । 

१३. “वाकपारुष्यम' कौ० प्रथध॑ं० ३।१८। 

१४ 'बूतसमाल्लग्‌य' कौ० प्रथं० ३२० । 

१५ 'स्वस्वामिसमस्बन्ध  कौ० अ्रथें० ३।१६। 

१६ 'सोसा विवाद. कौ० भ्रर्थ० ३।८। 

१७. 'गृह॒वास्तुकम्‌' कौ० श्रथे० ३८ । 

१८ “विवीतक्ष त्रपणहिसा' कौ० झर्ष० ३॥८। 


हए ॥॥. &छ >ा #द ६ +एण >0 


'मौर्य साम्ज्य की झासत-व्यवस्था . . |. जुआ 


सम्बन्धी मुकदमे; स्त्री-पन सम्बन्धी विवाद; सम्पत्ति के बंदवारे और उसराधिकार 
सम्बन्धी मेगड़े;? सहकारिता; कम्पनी तथा साभे के मामले; विविध रुकांबरे पैदा 
करते के मामले; * न्यायालय मे स्वीकृत सिर्णयविधि सम्बन्धी विवाद, और विबिल 
आमले । 

कआप्टकशोधव स्थायालय-- कं टकशोघत न्यायालयों में निम्नलिखित मामले पेश 
होते थे---शिल्पियों व कारीमरों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा," व्यापारियों की 
रक्षा सथा (उनसे दूसरो की रक्षा,६ राष्ट्रीय व सार्वज़निक आपतियों के निराकरण 
सम्बन्धी मामले, गैर कानूनी उपायों से झाजीविका चलाने वाले लोगों की 
गिरफ्तारी,” अपने भ्रुप्तवरों द्वारा भ्रप्राधियों को पकड़ता;*' सन्देह होने पर था 
वस्तुतः प्रपराष करने पर गिरफ्तारी, मृतदेह को परीक्षा कर मृत्यु के कारण का 
पता लगाना; * झपराध का पता करने के लिए विविध भाँति के प्रइनों तथा शारीरिक 
कष्टों का प्रयोग; ** सरकार के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा," अंग काठने की सजा 
मिलने पर उसके बदले में जुरमाना देने के ग्रावेदन-पत्र; ** शारीरिक कष्ट के साथ या 
उसके बिना म्‌त्युंदण्ड देने का निर्णय; ** कत्या पर बलात्कार; *६ झौर न्याय का उत्लंघत 
करने पर दण्ड देना ।* 


ऊपर की सूत्रियों से स्पष्ठ है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के प्रापस 
के मुकदमे पेश होते थे । इसके विपरीत कंटकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमे उपस्थित 
किये जाते थे, जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। कंटकशोधन का अ्रभिप्राय ही यह 
है, कि राज्य के कंटको (कॉटो) को दूर करना । 


'बिवाहुधर्म ' कौ० झ्र्थं० ३२ । 
'स्त्रीधनकल्प:' कौ० ग्रथू० ३॥२। 

» दायविभाभ,, दाबक्रम', अशविभाग ' कौ० अथे० ३॥३ । 
'सम्भूयसमुत्यानम्‌' कौ० अर्थ० ३॥१४॥। 
'बाधाबाधिकम्‌' कौ० झर्थय० ३॥१८॥ 
“विवादपदनिबन्ध. कौ० अर्थ० ३॥१॥ 
'ज्रकीर्णकानि' कौ० प्रथें० ३३२० । 

» कारुकरक्षणम्‌' कौ० अ्र्भ० ४१ । 

- बेदेहकशक्षणम्‌” कौ० भ्रथें० ४२ । 

*उपतनिपातप्रतीका र.' कौ० धझर्थ० ४।३ ) 

'गूढ़ाजीबिना रक्षा' को० प्रश्नें० ४४ । 

“सिद्धव्यम्जनर्माणवषश्रकाशनम्‌' कौ० झ७० ४॥५। 

जरूालूपकर्माभिग्रह.' कौ० अर्थ० ४६ । 

. प्राशुमृतक परीक्षा' कौ० पग्रर्धं० ४॥७ । 

धाक्‍्य कर्मानुयोग:' कौ० झर्ये० ४८ । 

- 'सर्वाधिकरण रक्षणम्‌' कौ० भ्र्ध० ४६ 

१७. 'एकाजूबध निष्कय: कौं० प्थें० ४४१९ 4 

१५८. 'शुद्धश्नितश्न दष्डकल्प:' कौ० भरें» डो११।' 

१६ 'कम्याग्रकर्म! कौ० भें ४१२ । 

३०. 'अतिचारदण्ड: कौ० भ्र्य० ४३।॥ 


ग्की > 0 नी 0 >0 
यी उ्ध आए आछ >0 >09 9 (9 ह# ९ +# #< « 0 न्छ 9 





शहर प्राधीन भारत कीं शासम-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


न्यायालयों में मुकदमे किस प्रकार किये जाते थे, इस विषय पर भी अर्थशास्त्र 
में बिस्तार से प्रकाश डाला गया है। जब निर्णय के लिए कोई मुकदमा पेश होता था, 
तो निम्नलिखित बातें दर्ज की जाली थी--(१) ठीक तारीख, (२) भ्रपराध का स्वरूप, 
(३) घटनास्थल, (४) यदि ऋण का मुकदमा है, तो ऋण की मात्रा, (५) वादी और 
प्रतियादी दोनों का देश, ग्राम, जाति, गोत्र, नाम और पेशा, (६) द्वोतों पक्षों की 
युक्तियों तथा प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा विवरण ।* इस सम्बन्ध में साक्षी जिरह भादि 
सब बाली का चाणक्य ने विस्तार से उल्लेख किया है । हे 

कानून के विविध प्रंग--न्यायालयों मे किस कानून के अनुसार न्याय किया 
जाता था, उस सम्बन्ध में भी कौटलीय श्रर्थशास्त्र से परिचय प्राप्त होता है। इस 
कानून के चार श्रंग होते थे--धमं, व्यवहार, चरित्र और राजशासन । इन शब्दों का 
क्या प्रथ॑ है, इसे कौटल्य ने स्वय इस प्रकार स्पष्ट किया है---“धर्मं का आधार सत्य है, 
व्यवहार साक्षियों पर श्राश्चित है, मनुष्यों मे परम्परागत रूप से चले भ्ाये हुए नियम 
चरित्र कहाते है, श्रौर राजा द्वारा प्रचारित झ्राज्ञाओं को शासन कहते हैं । जिसे 
वर्तमान समय मे भ्रौचित्य या ईक्विटी (840४७४) कहा जाता है, उसी को कौटल्य 
ने 'धर्म' नाम से कहा है। स्वाभाविक रूप में इस प्रकार का कानून सत्य पर भ्राश्चितत 
होता है। भ्रौचित्य का विचार प्राय सभी जन-समुदायों मे विद्यमान रहता है और 
श्रनेक विषयों का निर्णय इसी के श्रनुसार किया जाता है, विशेषत्या उस दशा में जब 
कि उस विषय पर कोई प्रन्य स्पष्ट कानून विद्यमान न हो। दो व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह परस्पर मिलकर पारस्परिक समभौते द्वारा जो तय करें, उसे “व्यवहार' कहते 
थे | इस व्यवहार का निर्णय साक्षियो के झराधार पर ही कर सकना सम्भव था। पर 
यदि कतिपय व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार पारस्परिक समभौते द्वास तय करें, जो धर्म 
के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकार्य नही समझा जाता था ।३ जिसे आजकल परम्परागत 
कानून ((७४०॥४५ 89) कहते है, उसी को कौटल्य ने “चरित्र” कहा है । विविध 
जातियों, जनपदो, श्रेणियों (४४05) आ्रादि मे इस प्रकार के परम्परागत कानून की 
सत्ता थी, जिसे प्राचीन काल के न्यायालयों में मान्य सममा जाता था। राजा की 
भ्रोर से जो आज्ञाएँ व भ्रादेश जारी किये जाएँ, उन्हें 'शासन' कहते थे । जब कोई 
मामला न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होता था, तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के 
कानूनों के भ्राधार पर ही किया जाता था। इन्ही को विवाद (मुकदमे) के लिए 
चतुष्पाद (चार पैर बाला) कानून कहा गया है । यदि मुकदमे के दौरान मे यह अनुभव 


१ सहत्सरमृतु मास पक्ष दिवस करणमधिकरण ऋण वेदकाबेदकयो: कुतसमयविस्थयोद शग्रास- 
जाति-गोब्नामकर्माणि चाभिलिख्य वादिप्रतिवादि पश्नानर्थानुवृर्यान्निवेशयेतू । सिविध्टाश्वा- 


वेक्ष त ।7 को० भ्रय॑ं० ३॥९। 

'भत्न सत्यस्थितो धर्मों व्यवहारस्तु साक्षिषु । 

भरित सप्रहे पुसां राज्ामाज्ञा तु शासनम्‌ ।।' कौ० बथे ० ३॥१। 
 “सस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्र च व्यावहारिकम्‌ ) 

यस्मिन्नथें विरुध्येत धर्मेणा्य विभिश्वयेत्‌ ।” कौ० झ्च० ३॥ १ृ। 


_ज 


स््ण 


सौर्य साज्ाज्य की शासन-व्यवेस्था ० १६७ 


किया जाए, कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और झासन में परस्पर विरोध है, तो परिचम' 
की धूर्व' कों,बाघक माला जाता था।' इसका ग्रश्रिग्राय स्पष्ट रूप से यह है कि शासन 
' राजकीय प्रादेश) का स्मायालय की दुष्टि में सबसे प्रधिक महरव था | यदि राजा की 
भीर से कोई ऐसी भ्राज्ञा प्रचारित ही, जो परम्परागत कावून (चरित्र) था व्यक्तियों के 
पारस्परिक व्यवहार के विएद्ध हो, तो राजकीय झाज्ञा (06०४८) ही मान्य समझी 
जायगी, चरित्र या ह्यब्रहार नहीं। इसी प्रकार व्यवहार और चरित्र में विरोध होने 
पर क्षरित्र मान्य होगा, व्यवहार नहीं । पर यदि धर्म और व्यवहार मे परस्पर विरोब 
हो, तो धर्मंबिरुद्ध व्यवहार को न्यायालय में मान्य नहीं समझा जायगा ।' 
घ॒र्मे क्या है, इसका निर्णय सत्य या औचित्य (24प४४) के झाधार पर होगा, 
शास्त्र के श्राधार परे नहीं । कौटल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है, कि यदि शास्त्र और 
चर्म-न्याय (9 ४४४९० ०॥ ८१ण्य५9) में परस्पर विरोध हो, तो घर्म-न्याय को ही 
प्रमाण माना जाए, शास्त्र को नहीं । ऐसी दक्षा में शास्त्र का पाठ नष्ठ हुआ समकक 
लिया जाए ।* 
कौटलीय अर्थशास्त्र में बहुत-से ऐसे कानून दिये गए हैं, जो स्पष्ट रूप से 
शासन' हैं। सम्राद श्रशोक ने भी भ्रपने शिलालेखों द्वारा प्रनेक सजकीय पाज्ञाएँ 
प्रचारित की थी । कूटस्थानीय 'एकराजो' के कारण प्राचीन भारतीय राज्यो में शासन 
या राजकीय कानून का महत्त्व स्वाभाविक रूप से बढ़ता जा रहा था। पर जाति, 
जनपद, श्रेणि, कुल झ्रादि मानव 'संग्रहों' मे जो परम्परागत कानून (चरित्र) चले आते 
थे, राजा उनकी उपेक्षा व अतिक्रमण नहीं करता था, अपितु श्रपने श्रादेशों को उनके 
'अ्रविरुद्ध/ रखते का प्रयत्न करता था। 


(८) राजकीय आय-व्यय 
कौटलीय पर्थशास्त्र में राजकीय भ्राय के निम्नलिखित साधन लिखे गये हैं-- 
१. बुर्म--नगरों से जो विविध भ्रामदनी मामध-साम्राज्य को होती थी, उसे 
दुर्ग कहा जाता था । दुर्गों से श्रामदनी के विविध साधन निम्नलिखित थे--(क) शुल्क 
“+डड्री । (ख) पौतव--तौल और माप के साधनों को प्रमाणित करने से प्राप्त कर । 
(गम) दण्ड--जू रमाना। (घ) नागरक--नगर. के शासक द्वारा किये गए जुरमानों से 
आय । (छू) लक्षणाध्यक्ष--मुद्रा पद्धाति की झाय। (च) सुद्रा-- नयर प्रवेश के समय 
मुद्रा (सरकारी पास) लेने से होने वाली भामदनी । (छ) सुरा--शराब के ठेकों की 
आय । (ज) सूचवा--बूचडखानों की आमदती । (ऊ) सूत्र--राज्य की शोर से सूत 
कातने श्रादि के जो काम कराये जाते थे, उनकी झ्ामदनी। (अ) तेल--सेल के 
व्यवसाय पर राज्य कर वसूल 'किया करता था, उसकी झ्ाय। (ट) घुत--थी के 
१. “प्रभेशंत व्यव्यहा रश्च बरितं राजशासनप्र । ह 
विवादार्य अतुष्पाद: पश्चिम: पूर्व बाधक: ।” कौ० पभ्रश्न० श१। 
“झास्त् विभतिपद्येत घमंन्यः्येत । 
न्मायस्वत्न अयाण स्थासत्त पाठो हि नश्यति । कौ० अर्थे० ३३१३ 


श्श्द प्राचीन भारत की शासन-संस्याएँ तथा राजनीतिक विचार 


कारोबार से बसुल होने वाला कर । (5) नमक--नमक बनाने पर लगाया गया कर 8 
(ड) सौ्बवरणिक-- सुनारों से बसूल होने वाला कर । (ढ) पष्यसंस्था--राजकीय पण्य की 
बिक्री से होने वाली भ्राय । (ण) वेश्या--वेश्याओं हारा श्राय तथा स्वतस्त्र व्यवसाय 
करने वाली वेश्याओं से कर। (त) घूत--जुएण की आय । (थ) वास्तुक--अचल 
सम्पत्ति से वसूल किया जाने वाला कर तथा जायदाद की बिक्री के समय लिया जाने 
वाला कर । (द) कारीगरो तथा शिल्पियों की श्रेणियों से वसूल होने वाला कर । (ध) 
देवताध्यक्ष--धर्म -मन्दिरो से प्राप्त होने वाली श्रामदनी का अंश । (न) द्वार---समर 
के द्वार से आने या जाने वाले माल पर लिया हुआ कर । (प) वाहिरकादेय-- पअत्यन्त 
धनी लोगों से लिया ज'मे वाला अतिरिक्त कर ।* 

२. शष्टरू--देहात या जनपद से जो आमदनी राज्य को होती थी, उसे राष्ट्र 
कहते थे । इसके ग्रन्तगंत निम्नलिखित आमदनियाँ होती थी*-- (क) सीता---राज्य 
की भ्रपनी जमीनों से होते वाली श्राय । (ख) भाग--जिन जमीनों पर राज्य का 
स्वामित्व नहीं था, उनसे वसूल किया जाने वाला भ्रश । (त) बलि---तीर्थस्थान झ्रादिं 
धामिक स्थानों पर लगा हुआ विशेष कर । (घ) वणिक्‌ू--देहात के व्यापार पर लिया 
जाने वाला कर। (ड) नदी-पालस्तर--नदियो पर बने हुए पुलों पर से पार उतरने 
पर लिया जाने वाला कर । (च) ताव--तौका से नदी पार करने पर लिया जाने 
वाला कर । (छ) पट्टन--कसबो के कर । (ज) विवीत--चरागाहो के कर । (मर) 
वर्तनी--सडको के कर । (श्र) चोररज्जु--चोरो की गिरफ्तारी से प्राप्त होने वाली 
आमदनी । 

३. ख़नि--मौये-युग मे खाने राज्य की सम्पत्ति होती थी। सोना, चाँदी, 
हीरा, मणि, मुक्ता, शख, लोहा, नमक, पत्थर तथा भ्रन्य अनेक प्रकार की खानों से 
राज्यकोष को बहुत आ्रामदनी होती थी ।* 

४ सेंहु--पुष्पों भ्रौर फूलों के उद्यान, शाक के खेत और मूलों (मूली, शलगम,. 
कन्द आदि) के खेतो से जो आय होती थी, उसे सेतु कहते थे ।९ 

२५. वन--जगलो पर उस युग मे राज्य का अभ्रधिकार होता था | जंगलों से 
राज्य को भ्रनेक प्रकार की आय थी।* 

६- ब्रज--गाय, घोड़ा, भंस, बकरी भ्रादि पशुओ से होने वाली प्राय को ब्रज 
कहते थे । मौर्य काल में राज्य की अपनी पशुशालाएँ भी होती थी ।९ 


३००+-- 





नलल-++-+++++-+...... 


१ “शुल्क दण्ड पौतव नागरकों लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्यक्ष सुरा सूना सूत्र तैल क्षार सोर्वाणक- 
कर व वेश्या चूत वास्तुक कारुशिल्पिगणों देवताध्यक्षो दारबाहिरिकादेय जल दुर्गम्‌ ॥ 

को ० अर्थ० २६ | 

'सोहा भागो बलि. करो बणिक्‌ नदीपालस्तरों नाव पट्टन बिवीत बरतनी रज्जश्योररज्ज्श् ष्ड्म्‌।' 
507: व प्ट जूश्चोररज्जूपएच राष्ट्रम्‌ । 
'सुवर्भ रजत बच्ध मणि म॒क्ता प्रवाशशखलोहलबणभूमिप्रस्तररसधावत: खनि: ।' कौ रथ 

हे ् ् दर हे 9 झ्रथ० २॥६ हे 
* उष्पफलवाटपण्डकेदार मूलवापास्सतु: ।' कौ० भ्रथें० २६ । 

'पशुमूगद्रव्यहस्तिवनपरिप्रहों बनम्‌ ।' कौ० श्र्थ० २।६ । 

- गोमहिषसजाबिक खरोष्ट्रमश्वाश्क्तराश्च बज: ।' कौ० भ्रें० स्६। 


जज 


रे आर । 


और्य साझाज्य की शासन-व्यव॑स्था १३६ . 


७. शॉजिकंक्य-..बंणिकपय दो प्रकार के होते थे, स्थल-यथ और जल-प्ण' १ 
इलसे होने काली धाय भी वणिक्पय कहलाती थी ।* 

! कौटंलीय श्र्थशीस्त्र में राजकीय भाव के' ये सात साधन यणित हैं। थ्रदि 
आधुत्तिक राजस्वशास्त के अनुसार मौयेकाल की राजकीय आाव का हम अनुशीलय करना 
चाहें, तो इस प्रकार कर सकते हैं. 

१. भृसिकर-अमीन से राज्य को दो प्रकार की झ्राभदनी होती थी, सीता 
झौर भंग । राज्य की श्रपनी जमीनों से जो ग्रामदती होती थी, उसे सीता कहते थे । 
जो जमीतनें राज्य की अ्रपनी सम्पत्ति नहीं थीं, उनसे 'माग' वसूल किया जाता था । 
जो किसान स्वतन्त्र रूप से खेती करते थे, और सिंचाई का प्रबन्ध भी अपने भाप 
करते थे, उनसे जमीन के उत्तम या निकृष्ट होने के अनुसार कुल उपज का कु या है 
भाग मूमिकर के रूप में लिया जाता था । जो किसान सिंचाई के लिए सरकार से 
जल लेते थे, उनसे भूमिकर की दर भ्रन्य थी । जिन जमीनों की सिंचाई क्रप भ्रादि 
से हाथ द्वारा पाती खीचकर होती थी, उनसे उपज का है भाग लिया जाता था । 
जिनको चरस, रहट श्रादि द्वारा पानी खीचकर सीचने के लिए दिया जाता था, उनसे 
उपज का ३ भाग लिया जाता था। जहाँ सिंचाई पम्प, वातयन्त्र ब्रादि द्वारा होती 
उनसे उपज का $ भाग लेने का नियम था। नदी था नहर से सिंचाई होने की दशा में 
भूमिकर की मात्रा उपज का चोथाई भाग होती थी ।१ 

यदि कोई किसान तालाब या पक्के मकान को नये सिरे से बनाये, तो उसे 
पाँच साल के लिये भूमिकर से मुक्त कर दिया जाता था। टूटे-फूटे तालाब या मकान 
का सुधार करने पर चार वर्ष तक भौर बने हुए को बढाने पर तीन साल तक भूमिकर 
नहीं लिया जाता था ।४ 

२. तटकर---मौयकाल में तटकर दो प्रकार के होते थे, निष्क्रास्य (निर्यात 
कर) और प्रवेश्य (अआायात-कर) ।* श्रायात माल पर कर की माजा प्राय: २० फीसदी 
थी। सन के कपड़े, मलमल, रेशम, लोहा, पारा भ्ादि अनेक पदार्थों पर कर की दर 
१० फीसदी थी। कुछ पदार्थों पर कर की मात्रा ५, ६३, ७३ और १२३ फी सदी भी 
होती थी, पर साधारण नियम २० फी सदी का ही था ।९ कुछ देशों के साथ प्रायात- 
कर के सम्बन्ध में रियायत भी की जाती थी । इसे 'देशोपकार” कहते थे । चाणक्य ने 
लिखा है--'देश और जाति के वरिक्र के अनुसार नये और पुराने माल पर कर स्थापित 





लव 


'स्थलपथों वारिपयम्ण बणिकपथ: ।' कौ० ब्रथं० २१६ । 

'स्ववी्योपज्ीबिनों वा चतुर्थपअक्‍्भांतिकाः यवेष्टमनवेसित भोग दछय: ।' कौ> अर्थ० सर । 

'हस्तप्रावतिममृदकभायय पस्चम दंशू: । स्कम्धपआवरिय चतुर्भमू । लोतोयस्त्रप्रावर्तिभम्‌ व तृतीयम्‌ । 

चतुर्थ मदीसरस्तडाक कपोद घाटम । कौ भ्र्थ० शार४ । 

४ 'तटाकसेतुकसन्नानों वषभरक्‍्तने फाञ्यवाधिक: परिहार: । भग्रोत्सष्ठानां चातुर्यापिक: । सभुवास्तातां 
तैकाधिक: ।' कौं० अथे० ६ । 

$. “विष्कास्यं प्वेश्य व शुल्कम्‌ ।! कौ० अ्रशं० २२२ । 

*£. कौ० भर्षें० २१५२। ; * 


5 


२०० प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


करे । अन्य देशो के श्रपकार करने पर शुल्क को बढ़ा दे ।'' जिन व्यवसायों पर राज्य 
का एकाधिकार था, उनके प्रन्य देशों से आने पर भ्रतिरिक्त-कर (वैधरण) भी लिया 
जाता था। उदाहरण के लिये यदि नमक को विदेश से मँगाना हो, तो १६३ फीसदी 
झायात-कर तो लिया ही जाता था, पर साथ ही उतना वैधरण (हरजाना या अतिरिक्त- 
कर) भी देना पडता था, जितना कि विदेशी नमक के भ्राने से नमक के राजकीय 
व्यवसाय को हानि पहुँची हो । इसी तरह तेल, शराब शभ्रादि राज्याधिकृत वस्तुओं 
के भ्रायात पर भी हरजाना देना होता था। इस प्रायात का उद्देश्य राजकीय ग्रामदती 
को बढाना ही था। विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे आचार्य चाणक्य की नीति यह थी 
-“विदेशी माल को पनुग्रह से स्वदेश मे प्रवेश कराया जाय । इसके लिये नाथिकों 
तथा विदेशी माल के व्यापारियों के लिए मुनाफे के ऊपर लिये जाने वाला कर माफ 
कर दिया जाय ।** 

निर्यात माल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय अ्रर्थशास्त्र से ज्ञात 
होता है, पर इस कर की क्या दर थी, इस सम्बन्ध मे कोई सूचना चाणक्य ने नही 
दी। प्पने देश के माल को बाहर भेजने के सम्बन्ध मे अर्थशास्त्र के निम्नलिखित 
वाक्य महत्त्व के हैं--'जल-मार्ग से विदेश में माल को भेजने से पहले मार्ग-व्यय, भोजन- 
व्यय, विनिमय मे प्राप्त होने वाले विदेशी माल की कीमत तथा मात्रा, यात्राकाल, भय- 
प्रतीकार के उपाय मे हुआ व्यय, बन्दरगाहों के रिवाज, नियमों श्रादि का पता लगाये । 
भिन्न-भिन्न देशो के नियमो को जानकर जिन देशो मे माल भेजने से लाभ समफ्रे, वहाँ 
माल भेजा जाए। जहाँ हानि की सम्भावना हो, वहाँ से दूर रहे।* इसी प्रकार 
परदेश मे व्यापार के लिए, पण्य एवं प्रतिपष्य (निर्यात माल और उसके बदले में आने 
वाला माल) के मूल्य में चुड्धी, सडक-कर, गाडी का खर्च, दुर्ग का कर, नौका के भाड़े 
का खर्च झादि घटाकर शुद्ध लाभ का अनुमान करे । यदि इस ढंग से लाभ न मालूम 
पड़े, तो यह देखे कि भ्रपने देश की चीज के बदले मे कोई ऐसी वस्तु विदेश से मँगाई 
जा सकती है या नहीं जिससे लाभ रहे । इसमे सन्देह नही, कि भ्राचार्य चाणक्य विदेशी 
व्यापार को उत्तम मानते थे, भर उसकी वृद्धि में देश का लाभ समभते थे। 

३. बिक्रो पर कर--मौर्यकाल मे बिक्री पर शुल्क लेने की भी व्यवस्था थी। 
नाशक्य ने लिखा है, कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता ।* 
कोई भी वस्तु शुल्क से न बच सके, इसलिए यह नियम बताया गया था। जो इस 


+--++-+--.त0ह0ह॥ह0हहततहु 
* “पतो नवपुराणानां देशजाति चरित्वत:। 
पण्यानां स्थापयेच्छल्कमत्यय चापकारत, ॥” कौ प्रथे० २॥२२। 


३. 'पझागन्तुलबण बडभाग दद्यात्‌-...दत्तभाग विभायस्य विक्रम पन्‍चक शत व्याजो रूप रूपिकम्‌ थे ! 
कैता शुल्क राजपष्याच्छेदानुरूप थ दैधरण दद्यात्‌ । कौ० प्रथें० २१२ । 


* परभूमिज पण्यमनुग्रहेणावाहयेत्‌ । साविकसायंवाहेस्यश्व परिहारमायतिक्षम दद्यात्‌ । 
ही को० अर्थ ० ३१६ + 


'जातिभूमिषु व पभ्यानासविक्रय: ॥। कौ० झर्ध॑० शर२। 


ज्न्प 


ब्फे 


5 .। 


'सौर्य साआज्य की झासनं-्यवस्था,/ १... २०१. 


नियम का उल्लंघन करते थे, उन पर भारी जुर्माना किया जाता था 4 इन-जुरमानों 
की भात्रा बहुत भ्रधिक होती थी । सानों से खनिज पदार्थ खरीदने पर ६०० पण, और 
छेत से प्रमाज मोल लेने पर ४३ पण जुरमाज़े की व्यवस्था थो।' सब माल पहले 
शुल्काध्यक्ष के पास लाया जाता था। शुल्क दे देने के बाद उन पर 'मभिज्ञानमुद्रा' 
लगाई जाती थी । उसके बाद ही माल की बिक्री हो सर्कती थी, पहले नहीं । 

शुल्क की भात्रा के सम्बन्ध में यह विवरण उद्धृत करने थोष्य है---/नाप कर 
बेचे जाने वाले पदार्थों पर ६७ फीसदी, तोलकर बेचे जाने वाले पदार्थों पर ५ फीसदी 
झौर गिनकर बेचे जाने वाले पदार्थों पर ६६५ प्रतिशत शुल्क लिया जाये ।* 

४. प्रत्यक्ष कर--मौर्येयुग मे जो विविध प्रत्यक्ष कर लगाये जाते थे, उनमे से 
कुछ निम्नलिखित हैं--- 

(क) तोल झर माप के परिमाणों पर चार माषक कर लिया जाता था। 
प्रामाणिक बद्दो और माप के साघनो को काम मे न लाते पर दण्ड के रूप सें २७३ 
पण जुरमाना लिया जाता था ।? 

(ख) जुआारियों पर---जूझा खेलने की अनुमति लेने पर कर देना पड़ता था, 
और जो धन जुए में जीता जाए, उसका ५ फीसदी राज्य ले लेता था ।४ 

(ग) रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्या्रों से दैनिक प्रामंदनी का दुशना 
प्रतिमास कर-रूप मे लिया जाता था। इसी तरह के कर नटों, त़ाटक करने धालो, 
रस्सी पर नाचने वालों, गायकों, वादकों, नर्तकों व श्रन्य तमाशा करने वालों से भी 
बसूल करने का नियम था | पर यदि ये लोग विदेशी हो, तो इनसे पाँच पण अतिरिक्त 
कर भी लिया जाता था ।* 

(घ) धोबी, सुनार और इस तरह के भय शिल्पियो पर भी श्रनेक कर लगाये 
जाते थे। इन्हें भ्रपना व्यवसाय चलाने के लिए लायसेंस लेना होता था | 

५. राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से झ्लाथ---राज्य का जिने व्यवसायों पर 
एकाधिपत्य था, उनमें खानें,” जंगल,” नमक का निर्माण: और अस्व्र-शस्त्र का 
कारोबार" मुख्य थे। इनके भ्रतिरिक्त शराब का तिर्माण भी राज्य के ही अधीन था ।** 
इत सबसे राज्य को भ्रच्छी श्रामदती होती थी। प्रनेक व्यापारियों पर भी राज्य का 





कौ० भ्रथं० २२२ । 
कौ० अरथें० २१६। 
कौ ० भर्थें० २१६।॥ 
कौ० भर्भ० ३३२० । 
कौ० झर्य ० २+२७ । 
कौ० अप्नें० ४१। 
कौ० अ्र्ग० २१२। 
« कौ० अर्थ ० २१७ । 
» कौ० प्रणं० ११२१ 
« की० भर ० २११६८ । 
» कौ० अर्थ २१४५ । 


दल हु के कृ रह मे [ल द० 2० 


नै 
बी 


रण्२ प्राचीन भारत की शॉसंन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


स्वत्व उस थुग में होता था । राज्य की भोर से जो पदार्थ बिक्री के लिए तैयार कराये" 
जंते थे, उनकी विक्री भी वह स्वयं ही करता था । 

६. आुरमानों से आय--मौयंकाल में प्रनेक अपराधों के लिए दण्ड के रूप से 
जुरमाना लिया जाता था। इनका बडे विस्तार से वर्णन कौटलीय भ्रचशास्त्र से उप- 
लब्ध होता है ।* 

७. विविध---मुद्रापद्धति पृर्णतया राज्य के हाथ में होती थी। रूप्य, पण 
श्रादि सिक्के टकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति चाहे भ्रपनी घातु ले जाकर टकसाल में 
सिक्‍के ढलवा सकता था। पर इसके लिए एक निश्चित प्रीमियम देना पडता था । 
जो कोई सरकारी टकसप्ल में नियमानुसार सिक्के न बनवाकर स्वयं बनात्ता था, उस 
पर २५ पण जुरमाना किया जाता था ।* गरीब और श्रशक्त व्यक्तियों के गुजारे का 
प्रबन्ध राज्य करता था, पर इस तरह के लोगो से सूत कातने, कपड़ा बुतते, रस्सी 
बेटने आ्रादि के काम भी लिये जाते थे |? राज्य को इनसे भी श्रामदनी होती थी । 

इन सबके अतिरिक्त आपत्काल में सम्पत्ति पर अ्रनेक प्रकार के विशेष कर 
लगाये जाते थे। भ्रर्थज्ञास्त्र मे इनका भी विस्तार से वर्णन किया गया है | सोना-चाँदी, 
मणिमुक्ता प्रादि का व्यापार करने वाले धनी लोगो से ऐसे अवसर पर २ फीसदी 
प्रतिरिक्त कर लिया जाता था। भ्रन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे 
अवसरों पर विशेष कर की व्यवस्था थी, जिसकी मात्रा ५० फीसदी से २३ फीसदी 
तक होती थी। मन्दिरों और धामिक संस्थाओं से भी ऐसे अवसरों पर उपहार और 
दात लिये जाते थे। जनता से अनुरोध किया जाता था, कि ऐसे श्रवसर पर उदारता- 
पूर्वक राज्य को धन दे । इसके लिये दानियों का अनेक प्रकार से सम्मान भी किया 
जाता था ४ 

राज्य को विविध करों से जो प्रामदनी होती थी, उसके व्यय के सम्बन्ध भे 
भी बहुत-सी उपयोगी बाते कोटलीय अ्रर्थशास्त्र से ज्ञात होती हैं। यहां इनका भी 
संक्षेप मे उल्लेख करना उपयोगी है । 

१. राजकर्मंचारियों के बेतन--पअ्र्थशासत्र मे विविध राजकर्मचारियों के 
वेतनो की दरे उत्लिखित है। इनमे मल्त्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े पदाधिकारियों 
का वेतन ४००० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहरत्ता श्लौर आतर्वशिक 
सह कर्मचारियो को २००० पण मासिक ” गायक, व्यावहारिक, श्रन्तपाल श्रादि को 
१००० पण मासिक, परश्वमुख्य, रथमुख्य श्रादि को ६६० पण मासिक; विविध 
प्रध्यक्षो को ३३० पण मासिक ; पदाति, सैनिक, लेखक, संख्यायक आदि को ४२ पतश्च 
मासिक, और अन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों को ४ पण मासिक वेतन मिलता था 


१ कौ० प्रथे ० २॥१८। 

२ कौ» ग्रे ० २११२ । 

३ कौ० प्रयं० २२३। 

४. कौ० प्रथ॑० ५॥२। 

* 'भृत्यमरणीयम्‌' कौ० भ्रथं० ५।३। 


मम साम्राज्य की शासंव-व्यक्श्य “२०३: 


इमके अतिरिक्त, यदि किसी राजसेंवक कौ राजसेवा करते हुए मृत्यु ही जाती थी, तो 
उसके पुत्र शौर स्त्री को कुछ वेतन मिलता रहता था। साथ ही, उसके बालक, हूँडें 
तेथा व्याधिपीडित संम्बन्धियों के साथ अनेक प्रंकार के भ्ुग्रह प्रदर्शित किये जाते थे ।* 

२. संबिक व्यध--सेना के विविध सिंपराहियों धौर आफीसरों को [किस दर 
से वेतन मिलता था, इसका पूरा विवरण अर्थशास्त्र में दिया गया हैं।* मंगस्थनीज के 
अनुसार चन्द्रयुध्त मौर्य की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हजार अश्वारोही, ६००० 
हाथी और ८६००० रथ॑ थे । यदि प्र्थशास्त्र में लिखीं दर से इन्हें वेलेन दिया जांता हों, 
लो केवल वेतनों में ही ३६२ करोड़ पण प्रतिवर्ष खं्च हो जाता था। इसमें सन्‍्देंह नहीं, 
कि मागध-सा ज्य में सैनिक व्यय की मात्रा बहुत अधिक होती थी । _ 

३. शिक्षा -- मौयंकाल मे जो व्यय राज्य की शोर से शिक्षा के लिए किया 
जाता था, उसे देवपूजा कहते थे । ब्रर्थक्षास्त्र के अ्रध्ययन से प्रतीत होता है, कि श्रनेक 
शिक्षणालयों का संचालन राज्य की ओर से भी होता था, और इनके शिक्षकों को 
राजा द्वारा वेतन मिलता था। इसे भृति या वृक्ति न कहकर 'पूजा वेतन” (अ्रानरेरियंम) 
कहते थे। इनकी दर प्रायः: ५०० पण से' १००० पण वाषिक तक होंती थी ।* 

४. दासन--बालक, वृद्ध, व्याधिपीड़ित, आपत्तिग्रस्त और इसी तरह के अन्य 
व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की' श्रोर से होता था ।* इस खर्च को दान कहते थे ।* 

५. सहायता--सरकार की ओोर से अनेक कार्यों में प्रनेकविध लोगो की 
सहायता की जाती थी। मैगस्थनीज के अनुसार शिल्पी लोगों को राज्यकोश से अनेक 
प्रकार से सहायता प्राप्त होती थी ।९ उन्हे समय-समय पर न केवल करो से मुक्त 
किया जाता था, पर राज्यकोश से धन भी दिया जाता था । 

६ सार्वजनिक आामोद-प्रमोद--इस विभाग में वे पृष्यस्थान, उद्यान, चिडियाघर 
श्रादि अन्तर्गत है, जिनका निर्माण राज्य की श्रोर से किया जाता था। राज्य की 
ओर से पशु, पक्षी, साँप पश्रादि जन्तुश्नों के बहुत-से 'वाट' बनाये जाते थे, जिनका 
उद्देश्य जनता का मनोरंजन था ॥* 

७. सार्वजनिक हित के कार्य--मौयंकाल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा व चिकि- 
त्सालय श्रादि का राज्य की ओर से प्रबन्ध किया जाता था। दुभिक्ष, आग, महामारी' 
भ्रादि झपत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी । जहाँ जल की कमी हो, बहाँ. 
कूप, तडाग ध्ादि बनवाने का विशेष ध्यान रखा जाता था।*ै 





१. “कर्मसू मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतन लभेरन्‌ । बालवुद्धव्याधिताश्व॑नामनुग्राह्मा:।' कौ० श्र्थ० ५!३ $ 
२. कौ० श्रथें० ५४३। 

ह. झाचार्या विद्यावन्तस्व पूजा बेतनानि यथाई लभेरत्‌ पण्चशताबर सहत्नपरम्‌ ।' कों० श्र्थं० ५३ ६ 
४. 'बालवृत्ध व्याधितव्यसन्यताथांश्व राजा विभुयात्‌ ।' कौ० झर्ये ० २।१ 
४. मैशस्थनीज (हिन्दी) पृ० €। 
६. की० भ्र्थ० २१ झौर ३१० । 
७. 'कौ० प्र्चें० २१ । 
रू कौ० झर्थ० २३४ । 


श्ण्४ड प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


इन सब में राज्य की बहुत खर्च करना पड़ता था श्रौर राजकीय झामदती: का 
पर्याप्त प्रंश इन कार्यों में व्यय हो जाता था । 

८. राजा का वेवक्तिक खर्च--मोरयंकाल में राजा का वैयक्तिक खर्च भी कम 
नहीं था। प्रन्त:पुर बहुत शानदार और विशाल बनाये जाते थे। सेकड़ों दौबारिक भौर 
हजारों झ्रांत्वेशिक सैनिक हमेशा राजमहल मे विद्यमान रहते थे। राजा बहुत शान 
के साथ रहता था | उनके निजी ठा5-बाट मे भी बहुत भ्रधिक व्यय होता था । केवल 
महानस (रसोई) का खर्च इतना अधिक था, कि चाणक्य ने व्यय के विभागों में उसका 
भी पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया है ।* राजप्रासाद की अपनी सूना (बुचड्खाना) पृथक्‌ 
होती थी । राजमहल श्रौर श्रन्त:पुर के निवासी स्त्री-पुरुषो की संख्या हजारो में रहती 
भी। 

राजा के परिवार के विविध व्यक्तियो को राज्यकोश से बेतन दिया जाता था । 
इसकी दर भी बहुत भ्रधिक होती थी | युवराज, राजमाता और राजमहिषी की चार- 
चार हजार पण मासिक श्लौर कुमार तथा कुमारियो को एक-एक हजार पण मासिक 
वेतन मिलता था। यह उनकी भ्रपनी निजी भ्रामदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से खर्च कर 
सकते थे । 


१. कौ० प्र्ब० २६। 


ग्यारहवाँ भ्रध्याय 
मोर्योत्तर युग की शासन-संस्थाएँ 
(१) भोर्योत्तर युग 


मौयेवंश का झ्नन्तिम' राजा बृहद्रथ था । १८५ ई० यू० में उसका घात करके 
उसके सेनापति पुष्यमित्र शुद्ध ने मागध साज़ाज्य के राजसिहासन पर अपना श्रघ्रिकार 
कर लिया श्रा। पर बृहद्रथ से पहले ही २१० ई० पू० के लगभग मौर्येवंश की शक्ति 
क्षीण पडने लग गई थी, और साम्राज्य के सुदूरवर्ती प्रदेशों में विद्रोह प्रारम्म हो मए 
थे। कलिज़, धरान्ध और महाराष्ट्र मौर्य साम्राज्य की भ्रधीनता से मुक्त हो गए थे, 
भौर उत्त र-पश्चिमी भारत पर यवनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। मौयच॑ंदा 
के अन्तिम राजा निर्बेल झौर बिलासी थे। पुष्यमित्र ने एक बार फिर मगध में शक्ति 
का संचार किया । इसीलिए वह यवनों को सिन्ध नदी के परे धकेलने में समर्थ हुआ 
पर कलिजु के चेदिवंश श्रौर प्रतिष्ठान (महाराष्ट्र) के सातवाहन बंश की शक्ति का 
वह दमन नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि मगध का साज्ाज्य केवल भारत के 
मध्य देश तक ही सीमित रह गया | दक्षिणापथ में सातवाहन वंश के राजा अपने- 
साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर रहे, यबन लोग उत्तर-पश्चिमी भारत में भ्रपनी 
धक्ति बढ़ाते रहे, भौर शक-आाकान्ता सिन्ध तथा राजपूताना को प्रपनी श्रधीनता में 
लाने के लिए प्रवत्नशील हुए। बाद में पल्हवों (पाथियनों) भर क्ुशाणों ने शकों का 
झनुसरण कर भारत में प्रवेश किया, और इस देश के विविध प्रदेशों में झपने-प्रपने 
राज्य स्थापित किये । मौर्यों के बाद दूसरी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ईस्वी तक 
की पाँच संदियों में भारत में कोई ऐसी प्रबल राजशक्ति नहीं रह गई थी, जो चन्द्रगुप्त 
या भ्रशोक के समात भारत के बड़े भाग पर झपना भ्रवाध शासन स्थापित करने में 
सपर्थ होती । 
इस दश्शा के परिणाम निम्नलिखित हुए -- (६) भारत में किस्म एक शक्तिशाली 
केन्द्रीय शासन के भ्रभाव में इस युग में पुराने गणराज्यों को भ्पनी स्वत्तन्वता स्थापित 
करने का अवसर प्राप्त हो गया । मालव, यौजेय, कुनिन्द, भ्रोर्जुतायत, शिवि, लिच्छवि: 
झादि भणराज्यों का पुनरुत्थान इस युग की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मगघ की राज- 
शक्ति के निबंल पड़ते ही ये गणराज्य स्वतत्त्र हो गये थे । मौर्य साम्राज्य में प्रधीनर्थय 
जनपदों के रूप मे इनकी झ्रान्तरिक स्वतस्जता कायम थी, यह हम पहले लिख के हैं।. 
अश्रव ये राजनीतिक इष्टि से भी पूर्णतया स्वाधीन हो गए थे। (२) अनेक राजतन्त 
जनपद भी इस युग में स्वतस्त्र हो गए, भौर उनमें पुराने या नये राजबंशों ने सुवतत्थ- 
रूप से शासत करता आरम्भ कर दिना। (३) कतिषय जनपद ऐसे थे, जो मागभ 


२०६ प्राचीन भारत की झासन-सँस्‍्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सम्राट्‌ की प्रधीनता स्वीकृत करते थे, पर उनकी पृथक्‌ व स्वतस्त्र रूप से सत्ता भ्रव 
पुन' स्थापित हो गई थी. । 

मौर्योत्तर युग की शासन-संस्थाओं का झनुशीलन करते हुए इन बातों को 
ध्यान मे रखना श्रावश्यक है। 


(२) मसौर्योत्तर युग के गणराज्य 


मौर्यवश के पतन भर शक-यवन झादि विदेशियों के श्राक्षमण के समय भारत 
में जो अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम हुए, उनमे गणराज्यो का स्थान प्रधान है। सिकन्दर 
के झ्राक्मण के समय पंजाब, [सन्‍्ध और उत्तर-पश्चिमी भारत से अनेक गण-राज्यो की 
सत्ता थी, जिनका परिच हमे पाणिनि, कौटलीय अ्रर्यशास्त्र और प्रीक विवरणीं स्ले 
मिलता है । पहले इन्हे सिकन्दर ने अपने अधीन किया, और फिर चन्द्रशुष्त मौर्य मे । 
पर मौर्यों के उत्कर्ष के समय इन गणराज्यो की सत्ता पूर्णतया नष्ट नही हुई, क्योकि 
आचार्य चाणक्य की इनके प्रति यह नीत थी, कि इनके साथ मँत्री का सम्बन्ध स्थापित्त 
किया जाए। कौटलीय प्रर्वशास्त्र मे लिखा है--“दण्ड (संन्‍्य-शक्ति) और मित्र के 
लाभ की श्रपेक्षा सघ का लाभ (प्राप्ति) श्रधिक उत्तम है। जो संघ (गण या सघ- 
राज्य) प्रभिसहत (सघात में समठित) हो, उन्हे नष्ट कर सकना कठिन होता है । 
भ्रत उन्हे साम भ्रौर दान के प्रयोग से अपने अनुकूल किया जाए। जो (संघ) भ्रभि- 
सहत न हो, उन्हे भेद और दण्ड द्वारा विजय कर लिया जाए |”! इस नीति का अनु> 
सरण करने के कारण यह सुममता से कल्पना की जा सकती है, कि मौर्य युग में भी 
ऐसे अनेक शक्तिशाली व अभिसंहत गणराज्यो की सत्ता कायम रही, जिनके प्रति मौर्य 
राजाओं की नीति उन्हे अपने भ्रनुकूल बनाकर उनसे मित्रता स्थापित करने की थी दूसरे 
शब्दों मे यह कहा जा सकता है, कि मौयें साम्राज्य के उत्कर्ष के समय में भी भारत मे 
कतिपय गण व सघ-राज्य अधीनस्थ स्थिति मे कायम रहे थे । 

पर मगध के साम्राज्य की शक्ति के क्षीण व नि्बेल होते ही सघ या गणराज्य 
फिर से स्वतन्त्र हो गए । दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग जो अनेक गणराज्य स्वतन्त्र- 
रूप से भारत मे स्थापित हो गए थे, उनके सिक्के भी उपलब्ध हुए है और उनकी सत्ता 
की सूचना इस युग के शिलालेखो व साहित्य से भी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के 
विकास से धूर्व भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों श्लौर उत्तरी बिहार के क्षेत्र मे जो बहुत- 
से गणराज्य विद्यमान थे, वे सब इस समय फिर से स्थापित नही हो गये, उनमे से 
कुछ ही इस समय पुन. प्रकट हुए थे। सम्भवतः, उनमे से बहुत-से मयघ के साआज्य- 
वाद द्वारा सदा के लिए नष्ट कर दिये गए थे। पर साथ ही, कतिपय ऐसे नये गणराज्य 
भी इस समय स्थापित हुए, जिनकी सत्ता मौर्य साम्राज्य से पूर्व नहीं थी । 

इस युग के मुरूय मणराज्य निम्नलिखित थे--. 

१. ब्रोषेय--यह गणराज्य मौर्य साझ्लाज्य के विकास से पू्षें भी विद्यमान 
-१ सद्ुलाभो दण्डमित्त॒लाभानामृत्तम, । सह्लाभिसहतवादधुष्बान्‌ 


धृष्यान्‌ू परेषा तानुगुणान्‌ भुड्जीर 
सामदाताश्याम्‌ । वियृणान्‌ भेददष्हमस्याम्‌ ।/ को० अर्थ० १९११ | ५2 


'मीर्षोत्तर युत की आ्ांसन-संस्थाएँ श्०छ, 


है. ५ 


_ शो । पाणिनि की  अध्टाध्यायी में इसका परिनणन 'आयुधजीबि' (कौटल्य के “वार्ता 
पास्तोपजीवि') संघों में किया गया है ।'* पाणिनि ने सोनेश्न नाम के एक सगे का भी 
उल्लेख किया है, जो कि श्ाधुनिक सुनेत (पंजाब के लुधियाना जिले में) को सूचित 
करता है। सौनेश्र का परिगणन पाणिति के संकलादि गण में किया गगा है। सुतेश 
में यौधेय गण के बहुतन्से सिक्‍के व मुहरें उपलब्ध हुई हैं, जिससे सूचित होता है कि 
यह नगर यौतेय गणराज्य के प्रदेश में स्थित था। अआीक-विवरणों में यौंधेयों का उल्लेख 
नहीं किया गया है, यद्मप्रि उनमें व्यास नदी के पूर्व में स्थित एक शक्तिशाली गणराज्य 

का निर्देश है, जिसकी सैन्य-शक्ति का प्ररिक्य पाकर सिकन्दर की सेना ने पूर्व में आगे 
बढ़ने से इल्कार कर दिया था । सम्भवत:, यह राज्य यौधेय गण ही था, जो व्यास नदी 
के पूर्व मे विद्यमान था । 

बरतंमान समय में यौधेय गण के बहुत-से सिक्के ग्राप्त हुए हैं, जिन्हें दूसरी सदी 
ई० पू० से शुरू कर चौथी सदी ईस्घी तक का माना जाता है । यौभेय के सबसे पुराने 
सिक्‍के वे हैं, जिन परः 'यौघेयानाम्‌' उत्कीर्ण है, और जिन पर हाथी और वृषभ की 
प्रतिमाएँ अंकित हैं। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 'कातिकेय” शब्द और इस देवता की 
प्रतिमा प्रंकित है । कारतिकेय को वीरता का देवता माना जाता है। यौधेयों के तीसरे 
प्रकार के सिक्‍कों पर बरछी लिए हुए एक बीर सेनिक की प्रतिमा भ्रकित है, और उन 
पर “यौधेय गणस्यथ जय” शब्द उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार के सिक्कों मे से कुछ पर 'ह्वि' 
और कुछ पर "त्रि' भी अंकित है। जिन स्थातों से यौधेय के ये सिक्‍के मिले हैं, उनसे 
इस शक्तिशाली गणराज्य के प्रदेशों का परिचय सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है । 
ये सिक्‍के प्रधानतया सतलुज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों से मिले है। इस 
क्षेत्र के सोनीपत, जगाधरी, पानीपत, हाँसी, अबोहर, सिरसा और भटनेर नगरो से 
यौधेयों के बहुत-से सिक्के प्राप्त हुए है। यमुना के पूर्व में बेहट (सहारनपुर जिले में 
यमुना के समीप) से भी उनके सिक्के मिले है, ओर सतलुज के पश्चिम में दीपालपुर, 
सतंधरा, सुनेत, मुलतान, करोड़ और अजुघान से भी। उत्तर में कॉगड़ा जिले से भी 
उनके कुछ सिक्‍के मिले है ।* सुनेत (लुधियाना के समीप) से प्राप्त हुई एक मुहर पर 

यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम्‌' अंकित है। भरतपुर (राजपूताना मे) के विजयगढ नामक 

सगर के समीप उनका एक शिलालेख भी मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से 'भौषेयगण' 
उल्लिखित है । सिक्कों, मुहरों और शिलालेखों की प्राप्ति से यह सहज में अनुभगत 
किया जा सकता है, कि यौधेय गण की स्थिति मुख्यतया सतलुज झौर यमुत्रा नदियों के 
मध्यवर्ती प्रदेशों में थी, और अभिकतम विस्तार के समय यह गण' पूर्व में बेहूट तक, 
पहिचम में सुनेत (लुधियाना) तक, उत्तर में काँगड़ा तक और दक्षिण में भरतपुर तक 
विस्तृत था । 

मौर्यत्रंश की छाक्ति के क्षीण होने पर दूश्सरी ख़दी ईस्वी पूर्व में बौधेययण फिर 
से स्वतन्ब हो गया था, और बवनों व शकों के आक्रमणों के कारण भारत में जो 
4. परणिनि, भष्टाध्यायी ४३३६१७। 
२. (जा्ंजडफा : (७8 जी #ैकगंदा। इाकत छ७. 76-79 2 


रण प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


झवव्यस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर इस गण ने अपनी शक्ति को बहुत 
बढ़ा लिया था। यही कारण है, कि जब दूसरी सदी ईस्वी में शक विजेता रुद्रदामा ने 
झपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया, तो उसे यौधेयगण के साथ युद्ध करने की 
प्रावश्यकता हुई । रुद्रदामा ने बडे प्रभिमान के साथ लिखा है कि “सब क्षत्रियों में 
प्रकट की हुई बीर पदवी के कारण भ्रमिमानी बने हुए भौर किसी तरह भी वश में न 
पाने वाले यौथेयों को बलपूर्वक उखाड देने वाले”' ने यह सेतु तंयार किया । इसमें 
सन्देह नही, कि रुद्रदामा के समय तक यौधेयगण ने भ्रपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया 
था, झौर सब क्षत्रियों मे प्रगट की हुई वीरता के कारण वे बहुत अभिमानी हो गए थे। 
पर रुद्रदामा उन्हे सदा के लिए परास्त नहीं कर सका था। शीघ्र ही वे पुनः स्वतस्त्र 
हो गए थे। इसीलिए समुद्रगुप्त (३१२८-३७८ ईस्वी) ने अपने एक शिलालेख में 
उनका परिगणन ऐसे गणराज्यो के श्रन्तर्गंत रूप से किया है,' जिन्हें उसने जड़ से 
उखाडने का प्रयत्न नही किया था, भ्रपितु वह जिनसे केवल प्रणाम, राजदरबार मे 
उपस्थिति, श्राज्ञानुवर्तिता तथा कर प्रदान करना स्वीकार कराके ही सन्तुष्ट हो गया 
था। विजयगढ (भरतपुर) मे यौधेयो का जो शिलालेख मिला है, उसे भी गुप्त युग 
का ही माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि चौथी सदी ईस्वी तक भी यौधेयगण की 
स्वृतन्त्र सत्ता कायम थी। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के काल में भारत पर यवनों, शको, 
पल्हबो भौर कुशाणों ने श्राक्मण किए। कतिपय विदेशी आक्रान्ता भ्रयोध्या भौर 
पाटलिपुत्र तक भी विजय यात्रा करते हुए चले श्राए थे । कनिष्क जैसे कुशाण विजेता ने 
अपना विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया, पर ये विदेशी श्राक्रान्ता यौपेयगण का 
मूलोच्छेद नहीं कर सके । 

यौधेयगण की शासन-सस्थाओ के सम्बन्ध में दो निर्देश इस गण के शिलालेखों 
व मुहरो से प्राप्त होते हैं। विजयगढ के शिलालेख मे यौघेय गण के “महाराज महा- 
सेनापति' का उल्लेख है, जिसने कि यह लेख लिखवाया था, श्रौर जिसे इस लेख में 
शयौधेय गण पुरस्कृत' कहा गया है। इससे सूचित होता है, कि यौधेयगण के मुखिया व 
प्रधान को 'महाराज' कहा जाता था, और महासेनापति का पद भी उसी के पास रहता 
था। सुनेत से प्राप्त एक मुहर पर 'यौधेयाता मन्त्रधराणाम्‌' का उल्लेख है, जिससे यह 
निर्देश मिलता है कि इस गण मे 'मन्त्रधर' नाम के पदाधिकारी होते थे, जो कि राज्य 
की नीति या मन्त्र का निर्धारण किया करते थे । 

गुप्त साज़ाज्य पर जब हुणों के झ्राक्ममण शुरू हुए, तो इस देश की राजनीतिक 
शक्तियों में बडे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सम्मवतः, तभी यौबेययण का सदा के लिए 
भन्त हो गया। वर्तमान समय मे जोहिया नाम के राजपूतों को प्राचीन यौधेयों का 
प्रतिनिधि माना जाता है। 


<-+-+7+++२०२०+-०++-०7०- 5 
१ 'सर्वक्षत्राविष्कृतवीरशब्दजातोत्सेकासियेनां यौधेगानाम्‌ ।' 
० क का गिरनार शिलालेख 
हा 48 तादा०३ २०. शा, ए. 44-47, 
२ 'तेपालकर्तुपुरादि प्रस्कक्ष तृपतिभिर्मालवाजुनाथत यौधेय मादक **! 
मव९ : 0फऋ्रछ वा8लांएत0008 9. 8, 


'. भौयोत्तर युग की शासन-संस्थाएँ. २०६. 


(२) सदर मा साइक--मद्रगम की सत्ता मौर्य साम्राज्य के विकास से पूर्व 
विद्यमान थी, यह पहले प्रदर्शित किया जा हुका है। पाणिनि की अष्टाच्यामी सें 'मद्र' 
का उल्लेख पाया जाता है, और उसकी स्थिति वाहीक (पंजाब) देश में बतायी गई है ।* 
मंद्र की राजघानी शाकल (सियालकोद) नभरी थी। पहले इसे सिकन्दर ने अपने श्रधीन 
किया, और फिर चन्द्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यों की शक्ति के क्षीण होते पर मद्रगण भी 
फिरसे स्वतन्त्र हो गबा । इसीलिए गुप्त वंश के चन्द्रगुप्त ने एक शिलालेख मैं मद्र का परि- 
गणन भी यौवेय भौर झार्जुनायन के साथ उन गणो में किया है, जिन्होंने प्रणाम, करप्रदान, 
राजदरबार में उपस्थिति और श्ाज्ञानुवतिता द्वारा गुप्त सम्राट की भ्रधीनता स्वीकार 
कर ली थी दुर्भाग्ययवश, इस गण के कोई सिक्‍के इस समय तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

(३) भालब--मौर्य सानआ्नाज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जो गणराज्य फिर 
से स्व॒तन्त्र हुए, उनमें 'मालवगण' प्रधान है। यह एक प्राचीन गण था, जिसका उल्लेख 
पाणिनि की अष्टाध्यायी, महाभाष्य और काशिकावृत्ति में हुआ है । सिकन्दर के साथ 
इसका घनघोर युद्ध हुआ था, और इसी कारण ग्रीक विवरणों में भी इसका उल्लेल्ल 
मिलता है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसे अपने श्रधीन कर मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया था । पुराने समय में इसकी स्थिति मध्य-पंजाब मे थी, पर मौर्य वंश की शक्ति 
के क्षीण होने पर जब यवनों, हकों और पाथियन लोगों के श्राक्रमण प्रारम्भ हुए, तो 
यह गण मध्य-पजाब मे अपनी सत्ता को कायम नहीं रत्न सका, और प्रपने पुराने 
अभिजन का त्याग कर राजपूताना मे जा बसा, जहाँ विदेशी प्राक्रान्ताश्रों के लिए 
विजय कर सकना सुगम नहीं था । यही कारण है कि इस गण के बहुत-से सिक्के राज- 
पूताना के जयपुर क्षेत्र से मिले हैं। जयपुर के नागर नामक शहर से मालवगण के छः 
हजार के लगभग सिकके प्राप्त हुए हैं, जिन पर “मालवानां जय', 'मालवगणस्य जय, 
और 'मालवगणस्य' सहश लेख अकित हैं। ये सिक्‍के किस काल के हैं, इस सम्बन्ध मे 
ऐतिहासिकों मे' मतभेद है। कनिधम ने इनका काल २५० ई० पु० के लगभग प्रतिपादित 
किया था, पर रेप्सन और स्मिथ ने इनका काल १५० ई० पू० के लगभग स्वीकार 
किया है। भ्रधिक सम्भव यही है, कि ये सिक्‍के दूसरों सदी ईसस्‍्थी पूर्व के हैं, जबकि 
यबनों के आक्रमणों से उत्तर-पश्चिमी भारत मे अ्रव्यवस्था उत्पत्य हो गई थी। 
सम्भवत:, इसी समय में मालबगण के क्षत्रिय भ्रपने मूल श्रभिजव को छोडकर राजस्थान 
में जा बसे थे। जयपुर के क्षेत्र में इन्होंने ग्रपता स्वतन्त्र गणराज्य स्थापित कर लिया 
था, और वहाँ से ही अश्रपने नये सिक्के जारी करने शुरू कर दिये थे । दूसरी सदी 
ई० पू० में ही शकों ने मकरान भर सिन्ध के रास्ते से भारत में प्रवेश किया, भौर 
मीननभर (सिन्ध में) को राजधानी बनाकर पअ्रपते राज्य की स्थापना की । सीनसगर के 


.. झक राजा के क्षत्रप नह॒पान (प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ण में) ते अपनी शक्कि का 


बहुत विस्तार किया । नहपान के 'जामाता उावदात ने अपने नासिका के शिलालेख में 


सूचित किया है, कि उसने मालय लोगों को भी युद्ध में परास्त किया था।. सम्भवत:, 


पृ, पाणिलि ४४२)१३१ । 
२. पाणिनि (3३।१९४। 


२१० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


नासिक शिलालेख के मालय मालवगण को हो सूचित करते हैं। मालयों था मालवों 
को परास्त कर उषावदात ने पौक्ष र (पुष्कर) मे जाकर स्नान किया था। पुष्कर नागर 
से भ्रधिक दूर नहीं हैं, भत: यह माना जा सकता है कि जिन माल यों को उसने परास्लत 
किया था, वे मालव ही थे। पर शक क्षत्रपों का उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रह 
सका। सातवाहन वंश के शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र श्री सातक्णि ने शकक्षत्रप 
नहपान को परास्त किया, श्लौर 'शकारि' की उपाधि प्राप्त की थी। झकों पर यह विजय 
५८ ईस्वी पूबे के लगभग प्राप्त की गई थी। पर शको कौ पराजय का श्रेय केवल 
गौतमीपुत्र श्री सातक॒णि को ही नही है । मालवगण के वीर योद्धाश्रों का भी इस सम्बन्ध 
में बहुत कत्‌ त्व था। उन्होने भी शको के पराजय मे महत्त्वपूर्ण भाग लिया, और अपनी 
विजय के उपलक्ष मे मालबंगण ने एक नये प्रकार के सिक्के जारी किये । मालवगण के 
बाद के समय जो सिक्‍के मिलते है, उनमे काल की गणना इसी घटना के साल से की 
गई है। इन सिक्‍कों पर “मालवगणस्थित्या', 'मालवगणस्थितिवशात' और “श्रीमालव- 
गणाम्नाते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते' श्रकेत कर एक नये संबत्‌ को सूचित किया गया है, 
जिसका प्रारम्भ ५७ ई० पू० में शको की पराजय के उपलक्ष में हुआ था। यही विक्रम 
संबत्‌ के नाम से आज तक भारत में प्रचलित है । इस सवत्‌ का विक्रम सवत्‌ नाम से 
उल्लेख पहले-पहल नवी सदी में शुरू हुआ । पहले इस सबत्‌ का प्रयोग 'मालवगण- 
स्थित्या' रूप से ही होता था। मालबों द्वारा शकों की पराजय और मालवगण की 
पुन स्थिति एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना थी, कि उससे एक नये संवत्‌ का भारत भे 
आरम्भ किया गया । 

समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मे मालवगण का परिगणन भी यौधेय, मद्रक भर 
आर्जुनायन गणो के साथ किया गया है, जिससे सूचित होता है कि गुप्त साम्राज्य के 
काल में इस गण की भी भ्रधीनस्थ राज्य के रूप मे सत्ता कायम रही थी। पर पाँचवी 
सदी से इस गण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नही होती। भारत के श्रन्य गणराज्यो 
के समान मालबगण भी इस काल में सदा के लिए लुप्त हो गया था । 

(४) झाजु नायन--पाणिनि की श्रष्टाध्यायी और गणपाठ मे श्राजनायन गण 
का उल्लेख नहीं मिलता, श्ौर न ही पतज्जलि ने अपने महाभाष्य मे ही उसका उल्लेख 
किया है। पर पाणिनि के एक सूत्र (२।४।६६) पर वृत्ति लिखते हुए काशिकाकार ने 
महाभाष्य के “भ्रौह्दलकायन' के स्थान पर श्रार्जुनायन उदाहरण दिया है, जिससे 
सूचित होता है कि बाद के काल मे यह गण भी इतिहास के रंग-मच पर प्रगट हो 
गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी श्रार्जजायन गण का उल्लेख है, और ग्रुप्त 
साम्राज्य में उसकी वही स्थिति थी, जो कि यौघेय श्र मालव श्रादि गणों की थी । 
सम्मवत., इस गण की स्थापना भी मौर्य साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने के समय 
में ही हुई थी। इसके जो सिक्‍के वर्तमाच समय मे उपलब्ध हुए हैं, उन पर आर्जुना- 
यनस' (पार्जूनायन का) या '“प्रार्जुतनायन जय' ये शब्द श्रकित हैं। इन सिक्‍को को 
१०० ई० पु० के लगभग का माना जाता है। समुद्रभुप्त की प्रशस्ति मे आजूनायन गण 
को मालव और योधिय के बीच में रखा गया है, जिससे यह भ्रनुमान किया जाता है कि इस 


मौयोत्तर युग की धासन-संस्थाएँ की २११ 


गण की स्थिति मालवों भौर यौधेयों के बीच के प्रदेश में थी । - 

(५) क्षिब्ि--ग्रीक विवरणों में सिबोई (४७०४) नाम के जनपद का उल्लेख 
है, जिसका प्रदेश भालव गण के समीप में था। सिकनन्‍्दर का इस जनपद के साथ भीः 
युद्ध हुआ था। मालबों के समान सिबोई या शिवि लोग भी पहले वाहीक (पंजाब) 
देश में निवास करते थे, पर बाद में 'राजपूताना में जा बसे थरे। इस गण के सिक्के 
राजपूताना में तम्बावती नगरी (चित्तौड़ से ११ मील उत्तर में) के पुराने भग्नावशेषों 
में अच्छी बड़ी संख्या मे उपलब्ध हुए है। इनमें से कुछ सिक्कों पर 'ममिकाय सिवि- 
जनपदस' लेख अंकित है । मफमिका (माध्यमिका) एक नगरी का नाम था, और सिधि 
(शिवि) जनपद का । सम्भवत', शिवि जनपद के प्रधात नगर का लाम माध्यमिका था, 
जिसके भरतावशेष इस समय तम्बावती नमरी में विद्यमान हैं। शिवि जनपद के इन 
सिक्‍कों को दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग का माना जाता है। इसमे सन्देह नहीं कि 
मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर जब उत्तर-पश्चिमी भारत पर यवनों और झ्षको के 
ग्राक्रमण प्रारम्भ हुए, तो झ्षित्रि लोग भी मध्य पंजाब के झपने झभिजन को छोड़कर 
राजपूताना मे जा बसे, और वहाँ माध्यमिका नगरी को केन्द्र बनाकर उन्होने अपने 
गणराज्य की स्थापता की । 

(६) ओबुम्बर--पाणिनि के गणपाठ में श्रौदुम्बर देश का भी परिगशन किया 
गया है,' जहाँ सम्भकत: गण शासन की सत्ता थी। पर इस गण के सम्बन्ध में भ्रध्िक 
परिचय उन सिक्‍कों द्वारा प्राप्त होता है, जो कि उत्तरी पंजाब से प्नच्छी बड़ी संख्या 
में मिले है । पठानकोठ, कागड़ा, होशिमारपुर श्रादि जिलो से इस गण के सिक्‍तके प्राप्त 
हुए है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति को सूचित करते है। इन सिक्‍को को १०० ई० पू० 
के लगभग का माना जाता है। भ्रौदुम्बर गण के सिक्कों पर तीन प्रकार के लेख 
अंकित हैं--(१) कुछ सिक्‍को पर केवल 'औदुम्बर' भ्ंकित है। (२) कुछ सिक्‍कों पर 
आ्रौदुम्बर' के श्रतिरिक्त किसी राजा का नाम भी अ्रकित है, जैसे 'महादेवस राज्य घर- 
घोषस औदुम्बरिस' । (३) कुछ सिक्‍कों पर केवल किसी राजा या शत्रत्य व्यक्ति का 
नाम ही अ्रंकित है। श्रौदुम्बर गण के ये सिक्के खरोष्ट्री लिपि में है, जो ईस्वी सन्‌ के 
पहले की सदियों मे पंजाब के क्षेत्र मे भली-भाँति प्रचलित थी। ओऔदुम्बर गण के 
प्रधान या राजा बंशक्रमानुगत नहीं होते थे, पर अन्य राजशब्दोपजीबि गणो के प्रधानों 
के समान उनकी संज्ञा भी सम्भवतः राजा ही होती थी । 

(७) कुणिन्दर--पाणिनि के गणपाठ में कुलुन नाम के एक जनपद का उल्लेख 
है !' महाभारत के सभा पर्व में भी कुलिन्द का एक “विषय' (देश) के रूप से निर्देश 

मिलता है। सम्भवतः, पाणिनि का कुलुन और महाभारत का कुलिन्द उसी गणराज्य 
को सूचित करते हैं, जिसके कुणिन्द नाम से भ्रंकित सिक्‍के सहारनपुर, श्रम्बाला और 
मेरठ जिलों से भ्रच्छी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के दूसरी सदी ईस्बी पूर्व के 
माने जाते हैं। सम्भवत्त;, कुणिन्द्र गण की स्थिति शिवालक पवंतमाला की उपत्यका के 
परकनेंगशरब। 

२. पाणिति ४॥१।१७३ । 


रशर२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


प्रदेश में थी, और इसीलिए इसके सिक्के सहारनपुर भौर अम्बाला के क्षेत्र में अधिक 
मिलते हैं। किणुपुराण में 'कुलिन्दोपत्यक.' शब्द का प्रयोग होना भी इसी बात को 
सूचित करता है। इस गण के सिक्‍कों पर कुणिन्दों के शासकों व राजाओ्रो के लिए 
प्रमोघभूति' विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिससे इनकी शासन-पद्धति के सम्बन्ध 
में कुछ भ्रनुमान किया जा सकता है । 

(5) वृष्णि--वृष्णि भारत का पत्यन्त प्राचीन गण था, जिसका उल्लेख महा- 
भारत मे झाया है। कृष्ण वृव्णिसघ के ही 'सघ-मुख्य' थे। भ्रन्धक झौर वृष्णिगणो ने 
परस्पर मिलकर अपना एक सघ बताया हुआ था। पाणिनि की अ्रष्ठाध्यायी मे भी 
अन्धकवृष्णि का उल्लेख मिलता है,' और कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी 'वृष्णिसंघ' का 
जिक्र है, जिसने कि अपने शासक द्वपायन को वहिष्कृत कर दिया था ।* भारत के भ्रन्य 
प्राचीन गणराज्यों के समान वृष्णिगण भी मगध के साम्राज्यबाद का शिकार हो गया 
था, और मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर जिन अनेकों गणराज्यो का पुनरुत्यान हुआ, 
वृष्णि गण भी उनमे से एक था। इस गण के भी कुछ सिक्‍के उपलब्ध हुए है, जिन्हें 
दूसरी सदी ई० पू० के लगभग का माना जाता है। एक सिक्‍के पर यह लेख अकित 
है--“वृष्णिराजन्यगणस्थ त्रातस्थ”। यह सिक्‍का स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि 
वृष्णि राजन्यो के गण की स्व॒तन्त्र रूप से सत्ता थी, और यह सिक्‍का इसी गण द्वारा 
जारी किया गया था। 

(६) राजन्य--पाणिनि की अप्टाध्यायी मे 'राजन्य' नाम के एक गण का 
उल्लेख है, जिसकी सत्ता महाभारत से भी सूचित होती है। मागध साम्राज्य के 
विकास के कारण यह गण भी अपनी स्वतन्त्रता को खो चुका था, पर दूसरी सदी 
ई० पू० में इसका भी पुनरुत्थान हुआ । सथुरा और होशियारपुर जिलो मे इस गण के 
सिक्के पाये गए है, जिन पर “राजन्य जनपदस” शब्द अकित है। ये सिक्‍के खरोष्ट्री 
लिपि में है, और इन्हे भी दूसरी सदी ई० पू० का माना जाता है। 

(१०) महाराज--यह भी एक प्राचीन गणतन्त्र जनपद था, जिसका उल्लेख 
पाणिनि की श्रष्टाध्यायी मे मिलता है ।* इस गण के सिक्के भी पजाब मे उपलब्ध हुए 
है, जो दूसरी सदी ई० पू० के लगभग के है। फीरोजपुर (पजाब) जिले की मोगा 
तहसील में इस समय भी एक परगना है, जिसका नाम 'महाराज' है। सम्भवत , इसी 
प्रदेश में प्राचीन समय मे महाराज जनपद की स्थिति थी । इस जनपद के सिक्कों पर 
“महाराज जनपदस” अकित है, और ये ब्राह्मी और खरोष्द्ी दोनो लिपियो मे मिलते 
है । इन सिक्‍कों पर चन्द्रमा और नन्‍दी के चिह्न भी अंकित हैं, जिनसे इनका शैव धर्म 
का अनुयायी होना सूचित होता है। 

१ पाणिनि ६।२।३४ । 
२ “बृष्णिसधश्च द्पायनमिति ।” कौ० झ्थं० ११३ | 
३ पाणिनि ४।२।४३ । 
४. पाणिनि ४२३६७ । 


मौर्योत्तर यूब की शासन-संस्थाएँ श्श्३ 


(११) आग्रेय--अक घिवरणों में  अयलस्सि' जनपद का उल्लेख है, जिसके 
साथ सिकन्दर का घनघोर युद्ध हुआ था। हम पहले लिख चुके हैं, कि प्रवलस्सि आग्रेय 
गण को सूचित करता है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी कियाःगया है। पंजाब-के 
भ्रन्य गणतन्त्र जनपदों के समान आग्रेय गण भी ब्रीक और मान साप्राउ्यवाद का 
शिकार हो गया था। पर मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर इसकी स्वतन्त्र सना को 
भी पुनरुद्धार हुआ । हिसार जिले में प्रमरोहा नाभक़ प्राचीन स्थान की खुदाई दारा 
इसके भी सिक्‍कों भौर सुहरों की प्राप्ति हुई है, जिन पर “अभ्नजनपदस्य” झादि लेख 
अंकिंत है। ये सिक्के भी ईस्वी सन्‌ के आरम्भ होने से पहले के माने जाते हैं। 

(१२) लिण्छवि--उत्तरी बिहार में स्थित इस गण का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है, जिसे भेद-नीति या भ्राश्रय लेकर मयध के सम्राटों ने अपने भ्रधीत कर लिया 
था। तीसरी सदी ईस्वी के अन्त मे जब मगध मे गुप्त वंश के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, 
तो उस क्षेत्र मे लिच्छवि गण ही सबसे अधिक शक्तिशाली था। इस गण का पुनरुत्थान 
सम्भवत: कुशाण साम्राज्य के क्षीण होने पर हुआ था, क्योंकि मौर्यों के बाद मगघ के 
समीपवर्ती प्रदेशों में शुद्ध, कण्व और फिर सातवाहन वंक्ों का श्राधिपत्य कायम रहा 
था । पर जब कुशाण साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राजशक्तियाँ प्रबल होने लगी, तो 
लिच्छबियों को भी अपने प्राचीन गण के पुनरुद्धार का भ्रवसर मिल गया, झौर उन्होंने 
उत्तरी बिहार मे अपना स्वृतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। गुप्त वश के राजा चन्द्र- 
गुप्त प्रथम ने अपने उत्कर्ष के लिए लिछछवियों का सहयोग प्राप्त किया था, और इस 
सहयोग को स्थिर करने के लिए एक लिच्छवि कुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह भी 
किया था। इसी कारण उसके कुछ सिक्‍कों पर “चन्द्रगुप्त और कुमारदेवी' दोनों के 
नाम प्रंकित हैं, श्रौर सिक्के के दूसरी ओर “लिच्छवय:' शक््द भ्ीऋाया जाता है। 

मौर्थोत्तर काल के इन गणराज्यों का परिचय केवल क्िक्रको भौर दिलालेखों 
से ही नहीं मिलता, अपितु साहित्यिक आधार पर भी इनकी"“कछछ्ा सूचित होती है । 
मालव, शिवि सहश मण पहले मध्य पंजाब में थे, पर मौर्थोत्तर थुग मे राजस्थान की 
मरुमूमि में चले आये । पुराने साहित्य (पाणिनि कौ भ्रष्टाध्यायी आदि) की साक्षी 
वाहीक देश में इनकी स्थिति को सूचित करती है। महाभारत के कतिपय सन्दर्भ भी 
यही निर्दिष्ट करते हैं, कि ये गण मध्य-पंजाब में स्थित थे ।* पर वहाँ ऐसे सस्दर्भ भी 
हैं, जिनसे सूचित होता है कि मालव, शिवि और त्रिगर्त की स्थिति मरुदेश (राजस्थान) 
में थी । सम्मवतः, इन सन्दर्भों का निर्माण उस समय मे हुआ था, जबकि ये गणराज्य 
मध्य-पंजाब के अपने पुराने श्रभ्िजत का परित्याग कर राजस्थान में चले भागे थे । 
कुणिन्द या कुलिन्द गण की सत्ता वराहुमिहिर की बृहत्सहिता से भी सूचित होती है, 
जहाँ उसके निवासियों को गणपुद्भव कौलिन्द कहा गया है ।* 

गणराज्यों का प्रपने अभिजन का परित्यास कर किसी नये प्रदेश में बस जाना 
पृ. महाभारत, सभापव॑ भरा१ृ४ । 

२. महाभारत; सभापन, ० ३२ । 
है, कफौलिन्दात्‌ यणपुकुमान्‌ !” बृहत्मंहिता ४२४३ 


१४८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कोई भ्रसम्भव या भद्भुत बात नहीं है। श्राचीत ग्रीक इतिहास में भी ऐसे अनेक 
उदाहरण पाये जाते हैं, जब कि वहाँ के नगर-राज्य या उनके निवासी बड़ी संख्या मे 
अन्यत्र जा बसे थे । 

भारत के इतिहास मे यह बात महत्त्व की है, कि यवन, शक, पाथिबत और 
कुशाण प्राक्रास्ताओं से अपने देश की रक्षा करने के लिए इन गणराज़्यों ने श्रनुपभ 
कर्त त्व प्रदर्शित किया था | जब मागध साम्राज्य के मौयंवशी सम्राट्‌ विदेशी आक्रमणों 
की बाढ को रोक सकने मे असमर्थ हो गये, तो इन गण-राज्यों ने अपनी स्वतन्त्रता का 
पुनरुद्धार करके इन विदेशी श्राक्रान्ताओं से लोहा लिया। उत्तर-पश्चिम की ओर से 
श्राक्रमण करने वाले यवन लोग जो दूर तक भारत मे भ्रपनी सत्ता को स्थायी रूप से 
स्थापित नही कर सके, उसका प्रधान श्रेय मध्य और पूर्वी पंजाब के यौधेय, कुणिन्द, 
भ्रार्जनायन, म॒द्र ग्रादि गणों को ही दिया जाना चाहिए । इन्होने यवनों की बाढ़ को 
रोकने के लिए मजबूत दीवार का काम किया। इसी कारण यौधेय जैसे गणो की 
बीरता सब क्षत्रियों में प्रसिद्ध हो गई । शकों ने यौघेय, मालव, शिवि श्रादि गणराज्यों 
के साथ घनधोर युद्ध किये, और श्रनेक बार इन्हे परास्त भी किया। पर अन्त मे वे 
इनमे पराजित हो गए। कनिष्क-जैंसे प्रतापी कुशाण सम्राट भी इन गणराज्यों का 
उच्छेद नही कर सके । गुप्त साम्राज्य के विकास के समय (चौथी सदी ईस्वी) में ये 
गण स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे, श्रौर समुद्रगुप्त जैसा दिग्विजयी सम्राट भी इनसे 
भ्रधीनता स्वीकार कराके ही सन्तुष्ट हो गया था। पाँचवी सदी मे जब हुणों ने भारत 
पर आक्रमण शुरू किये, तब ये गणराज्य अपनी स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता को कायम नहीं 
रख सके । हुणों के भ्राक्रमण न केवल भारतीय इतिहास मे श्रपितु पाश्चात्य संसार के 
इतिहार में भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके सम्मुख किसी भी राज्यशक्ति 
का टिक सकता सम्भव नही था। गुप्त साम्राज्य का हास उन्ही के भ्राक्रमणो से हुआ । 
पश्चिम मे रोमन साझ्राज्य का उन्होने प्रन्त किया, और भारत के गणराज्य भी नही 


के द्वारा भ्रस्तिम रूप से नष्ट किये गए। पांचवी सदी के बाद उनकी सत्ता के कोई भी 
निर्देश हमे उपलब्ध नही होते । 


(३) राजतन्त्र राज्यों को शासन-संस्थाएँ 

मौयंवंश के बाद भी मागध साम्राज्य के शासन का स्वरूप प्रायः वही रहा, जो 
कि मौयों के समय में था। भ्रशोक के समय से मौर्य साम्राज्य जिन पाँच चक्रो में 
विभक्त था, उनमे से उत्त रापय (राजधानी-तक्षशिला), कलिग (राजघानी-तोसाली) 
झौर दक्षिणापथ (राजधानी-सुबर्णयिरि) भ्शोक के उत्तराधिकारियो के समय से ही 
मागध साम्राज्य से निकल गये थे। पृष्यमित्र शुद्ध ने मगध की शक्ति को संभालते का 
प्रयत्न किया, पर वह भी इन सुदूरवर्ती चक्रो को अपनी अधीनता मे नहीं ला सका। 
सम्भवत., पश्चिम चक्र (राजघानी-उज्जैनी) भी इस समय मागध साझआनाज्य में सम्मि- 
लित नही रहा था, और मगध का साम्राज्य केवल उसी प्रदेश तक सीमित रह गया 
था, जिसे प्राचीन-काल में 'मध्यदेश' कहा जाता था। इसका झासन घुड़ व कण्व वंक्षों 


भोर्योत्तर युग की शासन-्संस्थाएं ' २१५ 


के राजा प्राय: उस्री प्रकार से करते थे, जैंसे कि मौर्ये-वंशी राजा । ये भी एकतस्थ 
शासक थे, जो स्वर्थ श्रपने द्वारा नियुक्त किये हुए मस्त्री, पुरोहित श्रादि मन्ज्रिगर्य की 
सहायता और परामर्श से शसत-सूत्र का संचालन करते थे । मनु, याज्ञवल्क्य अऋरदि की 
स्मृतियों को प्राय: सौर्योत्तर काल का ही माता जाता -है। महाभारत का वर्तमान रूप 
भी इसी काल की कृति है। शत: पुराने परम्परागत विवारों भौर शासन-संस्थाभों के 
भ्रतिरिक्त इस थुग की छाया भी उस पर विद्यमान है | 

मनुस्भृति के भ्रभुशीलन से राज्यशासन के सम्बन्ध में जो बातें ज्ञात होती हैं, 
उनको इस युग का समझा जा सकता है। शुझ्ज, कप्व और सातवाहन बंधों के राजा 
बौद्ध या जैन न होकर पुरानी वैदिक परम्परा पर झाश्चित भागवत और दौव धर्मों के 
असुयायी थे। मनु के अनुसार कंवल ऐसे व्यक्ति ही सेनापति, राजा, दण्डनेता व सब- 
लोकाधिपति होने के योग्य हो सकते है, जो बेद श्रौर शास्त्र के वेला हो ।* राजा का 
मुख्य कार्य यही है कि वह सब वर्णों और ग्राश्रमों को अपने-पश्रपने धर्मं में स्थिर रखे । 
राजा ही दण्डर्ञक्ति का प्रतीक है, वही नेता और शासिता है । सनातन दण्डनीति का 
शास्त्रानुकूल रूप से प्रयोग करके ही राजा भली-भाँति शासन कर सकता है। यदि 
दण्ड का सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग किया जाए, तो राजा प्रजा का रंजन करने में समर्थ 
होता है, यदि उसका सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग न किया जाए, तो सर्वत्र विनाश हो जाता 
है ।? दण्ड का तेज महान्‌ है, उसका धारण अधर्मात्मा व अविद्वान्‌ व्यक्ति नही कर 
सकता । जो राजा धर्म से विचलित होता है, बन्घुबान्घवों के साथ दण्ड ही उसका 
विनाश कर देता है ।* मौयवंश के भ्रस्तिम राजा बूहेंद्रथ को इसी कारण सेनानी पुष्य- 
मित्र ने पदच्युत किया था, और उसकी हत्या भी की थी, क्योंकि वह 'प्रतिज्ञादुबंल' 
था । राजसिहासन पर आारूढ होते समय प्रजा के रंजन और धर्मानुसार शासन करने 
की जो प्रतिज्ञा राजा को करनी होती थी, उसका पालन वह नहीं कर सका था ।* 

मनु के अनुसार राजा के लिए जहाँ वेद का ज्ञाता और धर्म का' पालक होना 
आवश्यक है, वहाँ साथ ही उसे इन्द्रियजथी भी होना चाहिए। जितेन्द्रिय हुए बिना 





१ 'सैतापत्य च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव बे । 
सर्वेलोकाधिपत्प च वेदशास्त्नविदहँति ॥/ मनु० १२१०० । 
२ 'स राजा पुरुषों दण्ड. स तेता शासिता च सः । । 
चतुर्णामाश्रमाणां च॒ धर्मस्य प्रतिभू स्मृत. ॥ मनु ७१७३ 
'समीक्ष्य च धुत. सम्यक्‌ सर्वा रझ्जयति प्रजा. ।' 
प्रसमीक्ष्य प्रणोतस्तु विनाशयति सब्बंत' ॥ मनु ० ७।१६।॥ 
४. द्रण्डो हि सुमहततेजी दुर्ध रश्चाकृतात्मत्रि: 
धर्मादिचलिते हम्ति नृपमेव सबान्धव्म्‌ ॥ मनु० ७२८ । 
५ अतिज्ञावुर्वेल व बलदशेस व्यपदेश दशिताशेय सैन्य: सेनानीरनायों मौर्य बुंहदर्थ पिपेश पुष्यमित्र: 


स्वासिनस्‌ ।” 
दषेचरितम्‌ 


। 


२१६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजमीतिक विचार 


प्रजा को वश में नहीं रखा जा सकता ।' काम, क्रोध आदि हपुओ पर उसे विजय 
करनी चाहिए । पर राजा चाहे कितना ही योग्य व शक्ति-सम्पन्त हो, वह अकेला राज्य 
का संचालन नहीं कर सकता | भ्रत उसे प्रपती सहायता के लिए सचिव या मन्‍्त्री भी 
नियुक्त करने चाहिएँ, जिनकी सख्या सात या श्राठ हो । मन्‍्त्री ऐसे हों, जो कि 'मौल' 
या झपने देश के हो ।* इनके श्रतिरिक्त विविध विभागों के प्रध्यक्षों को भी नियुक्त 
किया जाए, जो राज्यकार्य का संचालन करें । प्रत्येक ग्राम का एक भ्रधिपति (ग्रामिक) 
हो, भ्रौर फिर दस, बीस, सौ श्रौर हजार ग्रामों के प्रधिपत्ति (दशेश, विशतीश, शर्तेश 
ग्रौर सहस्नपति) नियत किये जाएँ । ग्रामिक का यह कर्तव्य हो कि ग्राम में जो दोष 
उत्पन्न हो उनकी सूचना दश्षेश को दे, दश्ेश विज्वतीश को, विद्वतीश शतेश को, और 
शतेश सहस्रपति को । ग्राम-सम्बन्धी सब कार्यो के लिए राजा को एक पृथक्‌ सच्षिव 
की नियुक्ति करनी चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक नगर का एक 'सर्वार्थचिन्तक' भ्रधिकारी 
नियत किया जाए * 
मनुस्मृति में प्रतिपादित यह शासनव्यवस्था प्राय. बसी ही है, जैसी कि कौट- 

लीय श्र्थ॑ज्ञास्त्र के अनुणीलन से सूचित होती है। इससे यह परिणाम निकाला जा 
सकता है, कि मौर्योत्तर युग मे भी शासन का प्राय वही स्वरूप विद्यमान था, जो कि 
मौरययुग मे था । बंगाल की खाडी से लगाकर मथुरा और उससे भी परे तक बिस्तीर्ण 
शुर्भ साम्राज्य मे भी बहुत-से प्राचीन जनपद अन्तर्गत थे। इतका शासन पुरानी 
परम्परा के भ्नुसार ही होता था। ग्राम-सध और जनपद-सघ इस युग मे भी विद्यमान 
ये। भ्रनेक जनपदों के भ्रपने पृथक्‌ राजा भी थे, जिनकी स्थिति शुग सम्राटो के 
अधीनस्थ राजाशो की थी। इस प्रकार के दो सामन्त राजाग्रों, श्रहिच्छत्र के इन्द्रमित्र 
और मथुरा के ब्रह्ममित्र के सिक्‍के भी उपलब्ध हुए है। जनपदो के परम्परागत धर्म, 
व्यवहार श्रौर चरित्र श्रव भी अक्षुण्ण थे। इसीलिए मनु ने प्रतिपादित किया है कि 
“जाति जानपद धर्मो, श्रेणी धर्मों श्रौर कुल धर्मों को देखकर ही धर्मवित्‌ (धर्मंज्ञ) अ्रपने 
धर्म को प्रतिपादित करे ।” श्रौर जो ग्राम-देश-संघो की सबिद्‌ को लोभ के वशीमूत 
होकर तोड़े, उसे देश से बहिप्कृत कर दिया जाए ।' मनुस्मृति के ये निर्देश स्पष्ट रूप 
से सूचित करते है, कि ग्रामो और जनपदो का परम्परागत चरित्र व कानूत इस युग मे 
भी पूर्णतया सुरक्षित था, और उसे राज्य के कानून का अंग माना जाता था। जन- 
पदों की पौर-जानपद सभाएँ भी इस युग मे विद्यमान थी, श्रौर राजाश्ों ने उन्हे नष्ट 
करने का कोई प्रयत्त नहीं किया था। भारत के 'मौल' राजवंशो की तो बात ही क्या, 
शक विजेताओं द्वारा शासित प्रदेशों मे भी ये पौर-जानपद सभाएँ कायम थीं | शक 
क्षत्रप रुद्रदामा ने गिरनार के अपने शिलालेख मे लिखा है---“पौर-जानपद जन को 

१ 'इन्द्रियाणा जये योग समातिष्ठेदिवा निशम्‌ । 

जितेन्द्रियों हिं शकनोति वशे स्थापयितु प्रजा' ॥' मनु० ७४३। 
२. मोलान्‌ शास्त्रविद शूरानल्लब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टो वा अकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥' मचु० ७४४ | 
डे, मनुस्मृति ७४११०-११७ | 





मौर्योत्तर घुग की क्षासव-संस्थाएँ २९७ 


कर, विध्टि (ब्रेगर), प्रणय (घरनियों से ली' गई मेंट) प्रादि से पीड़ित किये बिना झपसे 
ही कोश वे विपुल धन लगाकर थोड़े ही काल में तीन गुना ढढ़तर-*'सेतु बतवाकर'** 
सुदर्शनतर कर दिया। महाक्षत्रप के मतिसचियों (परामर्श देने वाले सचियों) भौर 
कर्मंसचिवों (कार्यकारी मन्त्रियों) की, ग्रद्यपि वे सब अ्रमात्य ग्रुंणों से युक्त थे, तो भी 
दराड़ के बहुत बड़ा होने से भ्रनुत्साह के कारण सहमति तहीं रही । भ्रारम्भ में उनके 
इसका विरोध करने पर फिर से सेतु बँधनें की आशा न रहने से प्रज्ञा भें हाहाकार मच 
जाने पर, इस अधिष्ठात भे पौर-जानपदो के प्रनुग्रह के लिए सम्पूर्ण श्रांनर्त भौर सुराष्ट्र 
के पालन के लिए राजा की ओर से नियुक्त पल्हव कुलैप के पुत्र भ्र्थ, धर्म झौर व्यवहार 
को ठीक-ठीक देखते हुए प्रजा का श्रनुराग बढ़ाने वाले शक्त दान्त प्रचपल श्रविस्मित* ** 
प्रमात्य सुविशाख ने** 'भर्ता का धर्म और कीति बढाले हुए बनवाया । इति ।” 

शक, पल्हव (पर्थियन) आदि विदेशी आक्रान्ताओ द्वारा शासित प्रदेशों में भी 
भारत की प्राचीन शासनव्यवस्था की परम्परा किस प्रकार सुदृढ़ रूप से कायम थी, 
इसकी एक लक रुद्रदामा के इस शिलालेख में हमे मिल जाती है! इससे निम्नलिखित 
बातें सूचित होती हैं--(१) जनपदों के शासन में पौर-जानपद सभाएँ सी कायम थीं। 
इन सभाओं पर हम अगले श्रध्याय मे प्रधिक विशद रूप से विचार करेगे। 
(२) शक क्षत्रप द्वारा नियुक्त विदेशी (पल्हव) शासक भी अपने क्षेत्र का शासन करते 
हुए धर्म, भ्र्थ और व्यवहार का भली-भाँति पालन करते थे । शक, यवन, पल्हव श्रादि 
विदेशी श्राक्रान्ताओं ने न केवल भारतीय धर्म और संस्कृति को ही भ्रपना लिया था, 
अपितु भारत की परम्परागत शासन-सस्थाओ्रो श्रौर राज्य-सम्बन्धी विचारों को भी 
अक्षणण रखा था | 

विदेशी आक्रमणों के समय जब भारत के मौर्य, शुद्ध और कण्बबशी राजा इन 
आक्रान्ताशों से देश की रक्षा करने में अ्रसमर्थ रहे, तो यहाँ के विचारक इन राजाशों 
के सम्बन्ध से क्या प्रनुभव करते थे, यह मनु के इस इलोक से स्पष्ट हो जाता है-- 
“जिस राजा और उसके कर्मचारियों के देखते हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्यु लोग 
पकड़ ले जाते है, वह मरा हुआ है, जीचित नही है।”' निर्बल मागध राजाझो का इससे 
झधिक दुर्दंशाग्रस्त वर्णन सम्भव ही नहीं है । 


4. 'विकोशन्तशों यस्य राष्ट्राद छिप्नन्ते वस्युति: अजा: । 
सम्पक्ततः समतवस्‍्त्र मृत: स न तु जीवति ।' सु ७११४३ । 


बारहवाँ भ्रध्याय 
प्राचीन भारत की कतिपय महत्त्वपूर्ण शासन-संस्थाएँ 


(१) पौर-जानपद 


प्राचीन भारत मे जनपद का क्‍या स्वरूप था, इस विषय पर पिछले एक 
अध्याय में विशद रूप से विचार किया जा चुका है। ग्रीस और इटली के प्राचीन 
इतिहास में जिन्हे नगर-राज्य (॥9 88०5) कहा जाता था, उन्ही को प्राचीन भारत 
में जनपद कहते थे । प्राचीन समय मे भारत बहुत-से जनपदो में विभक्त था, जिनमे से 
कुछ मे राजतन्त्र शासनों की सत्ता थी, भौर कुछ मे गण-शासनों की | वैदिक प्रौर 
उत्तर-बैदिक युगो मे एक जनपद से सब निवासी प्राय , 'सजात” और 'सनाभि' होते थे, 
और यह 'सजात विश ' समिति में एकत्र होकर श्रपने राजा का वरण करती थी, भौर 
प्रन्य राज्यकाये की देखभाल करती थी। सभा नाम की एक भ्रन्य संस्था भी इस युगो 
मे विद्यमान थी, जिसमें “विश” के कतिपय प्रमुख व्यक्ति (ग्रामणी, पितर या कुलवृद्ध 
श्रादि) सम्मिलित होते थे । जब श्रार्य “विश. या 'जन' स्थायी रूप से एक निश्चित 
प्रदेश पर बस गए, तो उसके विविध ग्राम भी 'अ्रनवस्थित' न रहकर भ्रवस्थित हो गए, 
झौर जनपद की रक्षा के लिए यह आवश्यक व उपयोगी हो गया, कि एक ऐसे नगर 
का निर्माण किया जाए, जहाँ से जनपद के शासनकाये का सचालन किया जा सके, जहाँ 
जनपद के प्रमुख व्यक्तियो (शिल्पियो, व्यापारियों व शासक वर्ग भ्रादि) का निवास हो 
भोर संकट के समय जहाँ स्वंसाधारण विश” भी आश्रय पा सके। इस प्रयोजन से 
नगर का निर्माण एक दुर्ग के रूप मे किया जाने लगा। जनपद की राजधानी यह नगर 
ही होता था । इस प्रकार जनपद (वैदिक युग का राष्ट्र) के दो विभाग होते थे--नगर 
(राजधानी) या पुर और जनपद । शासन की इष्टि से इस विभाग का बहुत महत्त्व 
था। क्योकि नगर जनपद के राजनीतिक जीवन का प्रधान केन्द्र था, अ्रत: शासन में 
उसका महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

धीरे-धीरे जनपदो का भ्राकार भ्रधिक विशाल होता गया । उनमे 'सजात विश” 
के भ्रतिरिक्त ऐसे लोग भी निवास करने लगे, जिनकी उस जनपद के प्रति भक्ति 
(2४887) तो थी, पर वह जिनका अभिजन नहीं था। जनपद के शासक 'राजत्यों' 
से ये निवासी भिन्‍त थे। साथ ही, जनपद के क्षेत्र मे भ्रन्य नगरों का भी विकास होते 
लगा, जिसके कारण राजधानी के लिए भिन्‍न संज्ञा की झ्रावश्यकता हुई। पहले नगर 
शब्द का प्रयोग राजधानी के लिए ही होता था, पर बाद लें एक ही जनपद में अ्रनेक 
नंगरों की सत्ता के कारण मुख्य नगर या राजधानी के लिए 'पुर' शब्द श्रयुक्त होने 
लगा। इस स्थिति मे जनपद की शासन-संस्थाओं में भी परिवतंन आया । अधिक बढ़े 


ब्राच्चीच भरत की कतिपय महत्त्वपूर्ण शासन-संस्वाएँ , श्श्धू 


आकार के झौर 'सजात विश: से शिन्‍स निवासियों वाले जनपदों में अब दो नई शासन- 
संस्थाओं का निर्माण हुआ, जिन्हें प्राचीन साहित्य में 'पौर-जातपद' शब्दों से कहा गया 
है। इस ग्रंथ में हमने ्रनेक बार पौर-जानपद का उल्लेख किया है, पर इनके सम्बन्ध 
में श्रधिक विस्तार से विचार को आवश्यकता है । 
अनेक विद्वान्‌ पौर' से पुर के निवासियों भौर 'जानपद' से जनपद के निवासियों 
' का अर्थ लेते रहे हैं। पर श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने झपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “हिन्दू 
पोलिटी' में इन शब्दों पर बड़े विस्तार के साथ विचार कर यह परिणाम निकाला है, 
कि पौर झौर जानपद दो सभाझ्नों की संज्ञा थीं, जो राजा को पदच्युत कर सकती थीं; 
उसके स्थान पर नया राजा नियुक्त करती थीं; सन्त्रि-परिषद्‌ जो नीति निर्धारित करे 
उसकी सूचना जिनके भ्रध्यक्षों को दिया जाना झ्रावश्यक था; जब राजा ने कोई नया 
टैक्स लगाना हो तो जिनके सम्मुख वह उसकी स्वीकृति व अनुमति के लिए सविनय 
उपस्थित होता था, प्रधानमन्त्री के प्रति जिनका विश्वास होना ग्रावश्यक समझा जाता 
था; सार्वजनिक घोषणाओं में जिनको प्रसन्‍न करने का प्रयत्न किया जाता था; जिनके 
श्राक्रोष से प्रान्तीय शासन अपदस्थ हो सकते थे; जो ऐसे कानून भी बना सकती थी 
जो कि राजा के विरुद्ध हों; भौर जो प्रतिकूल होने पर राजा के झासन-कार्य को 
भ्रसम्भव बना सकती थी ।* जायसवाल जी ने जिस ढंग से पौर-जानपद संभाभो का 
निरूपण किया है, उससे सूचित होता है कि यह प्राचीन भारत की पालियामेंट थी, जो 
राज्यशासन के सम्बन्ध में प्रायः वही स्थिति रखती थी जो कि सांसद प्रणाली वाले 
राज्यो मे श्राजकल पालियामेंट को प्राप्त है। 

पौर-जानपद का पझभिप्राय केवल पुर और जनपद के निवासियों से ही नहीं है, 
भ्रपितु वे सुनिश्चित दासन-सस्थाएँ व सभाएँ थी, यह तो प्रायः स्पष्ट ही है। इसको 
सूचित करने वाले निर्देशों का उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जाता रहा है । पर उन्हें 
यहाँ पुनः निर्दिष्ट करना उपयोगी होया । 

(१) रामायण के अनुसार जब कोशल जनपद के राजा दशरथ ने भारत के 
पुराने राजाोों की परम्परा का अनुसरण कर राम को पअ्रपना उत्तराधिकारी नियत 
करना चाहा, तो उन्होंने एक परिषद्‌ बुलाई, जिसमे 'पौर-जानपद जन' भी सम्मिलित 
हुए । राजा को वरण करने वाली इस परिषद्‌ में ब्राह्मण, बलमुख्य और 'पौर-जानपद' 
उपस्थित थे | परिषद्‌ में दशरथ के प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया, और 
पौर-जानपदों सहित परिषद्‌ के सदस्यों ने दशरथ के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस 
प्रसंग में रामायण के एक इलोक में कहा गया है--/'पौर-जानपंद और नेगम करवद्ध हो 
राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”* नैंगम का श्रर्भ हैं, तिगम (व्यापारियों 
का समूह या संगठस) का प्रधात । जिस प्रकार नैंगम राम के अभिषेक की प्रतीक्षा में 
पृ. उबन्‍नजइजाों ; मीजवा एजाए व, 9. 08. 

२. “उपतिष्ठति रामस्य समप्रमभिषेत्रनम्‌ । 


पौर-जानपरदश्चापि तैगभश्च कृतांजलि: ॥ 
गआाभमायतर र।१४।४५४। ' 


२२० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ सथा राजनीतिक विचार 


है, वैसे ही पौर और जानपद भी हैं। इससे सूचित होता है, कि नैगम के संभान पौर 
और जानपद भी यहाँ केवल पुर और जनपद के तिवासियो की ही सज्ना नहीं है, अपिलु 
ये शब्द एक सुनिश्चित संस्था का निर्देश करते हैं। दशरथ की जिस परिषद्‌ में राम 
को राजा के पद पर वरण करने का तिरचय हुआ था, उसमें पौर श्रौर जानपद सभाओं 
के सदस्य भी उपस्थित थे, यही इस विवरण से सूचित होता है । 

(२) महाभारत के गान्तिपव में एक संदर्म है, जो पौर-जानपद के स्वरूप और 
कार्यों पर श्रच्छा प्रकाश डालता है। आ्रापत्ति की आशका से जब राजा कोश में धन 
सचित करन्स चाहे, ते उसे चाहिए कि वह संश्वित (प्रधिवेशन मे एकत्र) और उपाधित 
(जो विश्राम कर रहे हो' सब प्रकार के पौर-जानपदो, चाहे वे धनी न भी हो, के पति 
अनुकम्पा प्रदर्शित करे । धन की माँग पेश करने से पूर्व उनके सम्मुख राष्ट्र श्रौर अपने 
देश के मबध में भय प्रदर्शित करने वाला भाषण दिया जाए। हमारे सामने यह आ्रापत्ति 
उपस्थित है, शत्रु की ओर से महान्‌ भय है। जैसे बॉस पर फल लगने से भय की 
आझाशका होती है, वैसे ही श्रब हमारा भ्रन्त सम्भावित है। मेरे शत्रु बहुत-से दस्युप्रों के 
साथ उठ खड़े हुए है, और वे राष्ट्र को हानि पहुँचाना चाहते है, चाहे इससे उनका 
श्रपना ही नाग हो जाए। इस घोर आपत्ति के समय जबकि एक दारुण भय सिर पर 
भरा पहुँचा है, आपके श्रपने परित्राण के लिए मैं आपसे धन की प्रार्थना करता हूँ । ज्यो 
ही भय के काल का भ्रन्त हो जाएगा, मै श्रापका धन वापस लौटा दूंगा। पर शत्रु लोग 
बल का प्रयोग कर जो कुछ हर ले जायेगे, उसे वे वापस नही लौटायेंगे । वे तो कलत्र 
(पत्नी) से लगाकर भ्रापका सब कुछ विनष्ट कर देगे। मेरे धनसञझ्चय का प्रयोजन यही 
है, कि आपके शरीर, पुत्र श्रौर स्त्रियों की रक्षा हो। आपकी सुख-समृद्धि से मुझे उसी 
प्रकार प्रसन्नता होती है, जैसे कि भ्रपनी सतान की सुख-समृद्धि से। आप जो कुछ 
यथाश्षक्ति दे सके, जिससे कि राष्ट्र को पीडा न पहुँचे, वही मै स्वीकार कर लूंगा । 
भाप जो यहाँ सगत (सभा मे एकत्र) है, उन्हे श्रापत्ति के समय बोझ उठाना ही चाहिए। 
श्रापत्ति के भ्रवसर पर आपको धन से प्रेम नहीं करता चाहिए ।* 


१ “प्रापदर्थ च निचयान्‌ राजानों हि विचिन्बते । 
पौरजानपदान्सर्वान्‌ सश्चितोपाश्ितास्तथा । 
यथा शक्तयनुकस्पेत सर्वात्‌ स्वल्पश्चनान्यपि ।| महा० शान्ति० ७८।२ रेन्र४। 

२ प्राग्रेव तु घनादानमनुभाष्य तत पुन'। 
सन्निपत्य स्वकिषये भय राष्ट्रे प्रदर्शयेत्‌ ॥! 
इयमापत्समृत्पन्ना परचक्रभय महत्‌ । 
प्रषि चान्ताय कल्पन्ते बेणोरिव फलागमा. ॥ 
प्ररयो में समृत्याय बहुभिदेस्युभिः सह । 
इदभात्मवधायंव राष्ट्रमिच्छन्ति वाधितुम्‌ 
भस्यामापदि धोरायां सम्प्राप्ते दारणे भये । 
परित्ञाणाय भवत प्रार्थयिष्ये घनानि वा ॥ 
प्रतिदास्पे च भवता स्व चाह भरिक्षये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुबंचादितः ॥ 


अधीन भझारंत की कतिपय महत्वपूर्ण शासन-संस्याएँ २२१ 


महाभारत के इस संदर्भ मे राजा द्वारा दिये गये एक ऐसे जाषण क्वा निर्देश है, 
जिसमें वह पोर-जासपयद के सम्मुल धन की माँग प्रस्तुत करता हैं। यह भाँस पुर» 
निवासियों था जनपद-निवासियों के सम्सुख पेश नहीं की गई है, अपितु ऐसे पौरों धौर 
जातपदों के सम्मुख रखी गई है, जोकि 'संगत' हैं, भौर जिनमें से कुछ सश्रित है भौर 
कुछ उपाधित । 

(३) कौटलीय भर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर पौर-जानपद का उल्लेख श्राया' 
है । राजा अपने कोश को किस प्रकार से पूर्ण करे, इसका विवेचन करते हुए कौटल्य 
ते पहले विशेष परिस्थितियों मे विशेष करो का जिक्र किया है। फिर यह लिखकर कि 
ऐसी माँगें केवल एक बार ही करनी चाहियें, बार-बार नही, यह लिखा है---स्षमा- 

“हर्ता कार्य (प्रयोजन) का निर्देश करके पौर-जानपद से भिक्षा ले (शिक्षा के रूप में माँग 
पेश करे)”* “राजा ऐसे भ्नुग्रह और परिहार (टैक्स मे छूट) दे, जो कि कोश की वृद्धि 
करने वाले हो । जिनसे कोश को हानि पहुँचती हो, ऐसे न दे । अल्प कोश वाला राजा 
पौर-जानपद को ही ग्रसत्ता है ।/* 

लब्धप्रशमनम्‌ (जीते हुए जनपदो की व्यवस्था) प्रकरण मे कौटल्य ने लिखा है 
कि जीते हुए जनपद का शासक विजेता राजा को सतुष्ट व प्रसन्‍न करने के लिये जब 
कोश और सेना से उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात की झाशका रहती 
है कि पौर-जानपद कही कुपित न हो जायें, झौर कुपित होकर उसका (बिजित जनपद 
के शासक का) घात न कर दें ।? 

कौटल्य ने जहाँ राजा की दिनचर्या दी है, उसमे पौर-जानपद के कार्यों के लिए 
भी पृथक्‌ रूप से समय देने की व्यवस्था की है ।* महाभारत मे भी राजा द्वारा पौर- 
जानपद के कार्यों का अवलोकन करने का उल्लेख है ।* 

इन निर्देशों से सूचित होता है, कि मौयं साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत 
में जो बहुत-से जनपद थे, उनसे पोर-जानपद नाम की शासन-सस्था की सत्ता थी । 

(४) स्मृतियों और सूत्र-प्रन्थों में भी ऐसे निर्देश विद्यमान है, जिनसे पौर श्रौर 
जानपद संस्थाओ की सत्ता सूचित होती है। मनुस्मृति मे ग्रामसंघ भ्ौर देशसंघ का 


कलत्नमादित, कृत्वा सबव॑ वो विनशेदिति । 
शरीरपुत्नदाशर्थमर्थसअ्चय इष्यते ।। 
नन्दामि व' प्रभावेण पृत्नाणामिब चोदये । 
यथा शक्तयुपगहणामि शा्ट्रस्थापीडया च॑ व. ।। 
झापत्स्वेव निबेद्धल्य भवद्भिः सगर्त रिह । 
न व. प्रियतर कार्य धनं कस्यांचिदापदि ॥ महा० शामन्ति० ७5।२६-३४। 
“तस्थाकरणे वा समाहर्ता कार्यमपदिश्च॒ पौरजानपदान्‌ भिक्षेत ॥ कौ० भय ० ५२ । 
कौ० श्रथें० २१। 
की० ध्र्थ० ९३४ । 
“द्वितीये पोरजानपदानां कार्याणि पश्येत्‌ ।' कौ० अर्थ० 5१६ । 
“पौरजानपद्ांता च यानि कर्माणि नित्यशः | 
राजान समनृज्ञाप्प तानि कार्याणि श्र्मत: । महा ० सशान्ति० ४०१६ । 


रू हे शुण 0 १० 


२२५२ प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


उल्लेख करके यह कहा गया है, कि जो ग्राम देश संघों की सत्य (शपथ) पूर्वक संविदा 
करके उसे तोडे, उसे देश से बहिष्कृत कर दिया जाए ।* बृहस्पति के भ्रनुसार 'ग्राम 
और देश' परस्पर जो हशपथपूर्वक लेख्य करें, यदि वह राजधर्म का अविरोधी हो, तो' 
उसे संवित्पत्र कहा जाता है।' यहाँ ग्राम और देश का अभिप्राय स्पष्ट रूप से ग्राम- 
संघ और देशसथ से है। याज्वल्क्य स्मृति में ग्राममण, श्रेणिमण और जानपदगण का 
उल्लेख है, और उन द्वारा की गई संविदा का उल्लंघन न करने का आ्रादेश राजा को 
दिया गया है ।* याज्ववल्क्य ने गण छाब्द का प्रयोग उसी भ्रर्थ में किया है, जिसमे मनु 
श्र बृहस्पति ने सघ शब्द प्रयुक्त किया है। स्मृतियों के ये संदर्म सूचित करते है, कि 
प्राचीन समय में ग्राम-सबों और जनपद-सघो की सत्ता थी। इनमे पुर या नगर के 
संघ का उल्लेख नहीं हुग्ना है, पर भ्रन्यत्र स्मृतियों में दुगे या नगर द्वारा की गई 
संविदा का निर्देश कर नगर या पुर के सघ की सत्ता भी सूचित की है । बृहस्पति के 
अनुसार पौरो के कतिपय शान्तिक (शान्ति कायम रखने के साथ सम्बन्ध रखने वाले) 
और पौष्टिक (पुष्टि करने वाले) कार्य भी होते है ।' भ्रन्यत्र ग्राम-गण के साथ पौर-गण 
का भी उल्लेख किया गया है ।* 

गौतम धर्मंसूत्र के भ्रनुसार शूद्र पौर (ऐसा शूद्र जो पौर सभा का सदस्य हो) के 
प्रति भी सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, चाहे उसकी श्रायु ८० साल से कम की भी 
क्यों न हो ।* वाद्षिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार राजा को मन्त्रियों और नागरों (पौरो) के 
साथ अपने कार्यो का सम्पादन करना चाहिए।* 

यद्यपि स्मृति और सूत्र-प्रन्थों में स्पष्ट शब्दों मे पौर-जानपद का उल्लेख नहीं 
है, पर उनमे देशसघ, देशगण भ्रादि से जिस सुसगठित संस्था का निर्देश है, वह पौर- 
जानपद को ही सूचित करती है । 

(५) दिव्यावदान द्वारा भ्रशोक के समय से तक्षशिला की पौर सभा के सम्बन्ध 
मे अच्छा परिज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ लिखा है--"उत्तरापथ मे राजा अशोक के 
विरुद्ध तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया । जब राजा ने यह समाचार सुना, तो वह 
स्वयं ही चल पडा । तब श्रमात्यों ने उसे कहा--'देव ! कुमार को भेज दीजिये, वह 


'यो प्रामदेशसद्भाना कत्वा सत्येत सविदम्‌ । 

विसबदेत्‌ नरो लोभात्त राष्ट्राद्विप्रवासयेत्‌ ॥" मनु 5।२२६। 

'ग्रामो देशश्च यत्कुर्यात्सत्यलेख्य परस्परम्‌ । 

राजार्शवरोधि धर्माथ सवित्त्न वदन्ति तत्‌ ॥' वीरमिज्नोदय पु० १८० । 
» कुलानि जाती श्रेणीश्व गणान्‌ जानपदानपि ।! 

स्वधर्माच्चलितान्‌ राजा विनोय स्थापयेत्पथि । 

ग्राम श्रेणि गणानाओझच सदूंत समय क्रिया । याज्वल्कय १॥३६०-३६१। 
४. 'नित्ये नैमित्तिक काम्य शान्तिक पौष्टिक तथा । 

पौराणा कर्म कु्यू स्ते सदिम्धे निर्णय तथा ॥।” वीरमित्रोदव ५० ४२३ । 

४. 'ग्राम पौरगण श्रेण्यश्चातुविद्यरच वर्णिण ।” बीरमित्ोदय पु० ११। 
६. तथान्य: पूर्व पौरोश्शीतिकावर शुद्रोउ्प्यपत्यसमेन ।' गौतम ६११० । 
७. 'ततोज्य्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि कुर्यात्‌' वशिष्ठ १६।२०। 


्-0 


न्प 


ज्प्श 


आखछीनत भारत की क्िपन महत्वपूर्ण शासत-संस्थाएँ . . ४४३ 


“विद्रोह झंन्स"कर!देंशा ।' राजा ने कुनाल'को बुलाकर कहा--वत्स-! तुम तकादित्स 
को शान्त करने के लिए जाओंगे ?' कुनाल ने कहा-- हाँ देव ! जाऊँगा । इसके 
अनुसार कुनाल तक्षशिला चला गया । जब तक्षश्निला के पौरों ने यह सुना, तो उन्होंने 
३७) वोजन तक मार्ग को और नयर की सजाया । फिर पूर्ण कुम्भ लेकर स्वागत के लिए 
चल पड़े । कुमार के पास जाकर हांथ नोड़कर पौर ने कहा---“म हम कुमार के विरुद्ध 
हैं, भौर न राजा अ्रशोक के ।* पर दुष्टात्मा अमात्य झ्कर हमारा अपमान करते हैं ।' 
फिर वे कुनाल को महान्‌ सम्मान के साथ तक्षशिला ले गये ।” 

दिव्याबदान में आगे चलकर रानी तिथ्यरक्षिता के उस षड़यन्त्र क्रा उल्लेख 
किया गया है, जिसके द्वारा उसने तक्षशिला के पौरो को कुनाल की श्राँखों का विनाश 
करने की झाज्ञा प्रदान की थी । [यह आज्ञा तक्षशिला के पौरों को दी गई थी," जो 
स्पष्टतया बहाँ के सब पुरवासियों के नाम न होकर पोौर-संस्था के नाम थी ! 

तक्षशिला के पौर (पौर-संस्था के प्रधान) द्वारा कुनाल का स्वागत किया जाना 
और वहां के श्रमात्यों की शिकायत करते हुए राजा श्र कुमार के प्रति भक्ति प्रदर्शित 
करना भी वहाँ एक सुसगठित पौर-सस्था की सत्ता को सूचित करता है। 

(६) श्रशोक के शिलालेखों द्वारा भी जानपद व नायरक (पौर) संस्थाओं की 
सत्ता का प्रमाण मिलता है। एक लेख इस प्रकार है--“मेरे राजूक (लजूक) नामक 
कर्मचारी लाखो मनुष्यों के ऊपर नियुक्त है। उन राजूकों को जो कि भ्रभिहार (युद्ध) 
और दण्ड के (विभागो) पर नियुक्त हैं, उन्हे मैंने पूर्णतया स्वतन्त्र (आात्मपतिय-स्वयं 
अपना पति) कर दिया है। यह किसलिए ? जिससे कि राजूक बिना किसी बाघा के 
अपने कार्य कर सकें, जानपद के लिए अनुकूल और सन्तोषजनक हो सके, और उनको 
अनुग्रह दे सकें'*'जिस प्रकार कोई धाय के हाथ श्रपने पुत्र को सौपकर निश्चिन्त हो 
जाता है कि यह धाय मेरे पुत्र को सुख पहुँचाने की पूरी चेष्टा करेगी, बसे ही मैने 
भ्रपनी प्रजा को राजूकों के हाथ मे सौप दिया है, ताकि वे जानपद के सन्तोष झौर भल 
के लिए कार्य कर सके ।/3 

सम्राट्‌ अझ्योक के इस शिलालेख से यह स्पष्ट है, कि उसने भ्रपने राजूक नामक 
कर्मचारियों को यह भ्रादेश दिया था, कि वे जानपद के प्रति अनुकूल शौर सनन्‍्तोषजक 
हों भौर उनके प्रति भ्रनुग्रह करें। जनपदों में विद्यमान जानपद संस्थाएँ प्रशोक के 
समय में भी विद्यमान थीं, और राजूकों के लिए उनसे झ्ानुकूल्य स्थापित करना पश्रति- 
वार्य और उपयोगी था । 

अशीक ने भ्रपते धौली (कलिग) के शिलालेख में तगलजनस (नगर जनस्य) 
का भी उल्लेख किया है, और अपने नागलक (नागरक) नामक कर्मचारियों को यह्‌ 
झादेश दिया है, कि नगरजन का ग्रकारण बन्धन या अ्रकारण दण्ड न हो । यहाँ 


१ प्रत्युद्‌गम्य कृताउजलिस्वाच ।' तक्षशिला पौरा अ्रश्नन्निकाणि योजनाति सायशोभा नगरशोभां 
चर कृत्वा प्रत्युदूनता: वक्ष्यत्ति तु ।' विव्यावदान पु७ ४०७-४०८ | 

२. 'तक्षशिल्ञानां पौराणां कुनालस्य मयन विनाशयितव्यमिति', दिव्यावदान पु० ४१० ३ 

ज. अशोक स्तम्भ सेख ४५ । 


१२४८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विज्ञार 


'नगलकजन' सम्भवत: नागर सभा या पौरसभा का ही परिचायक है। जिसे भ्रशोक ने 
नागरक कहा है, वह कौटलीय अर्थशास्त्र का नागरक ही है, जो अष्टादश तीथों में से 
एक था । 

(७) महाक्षत्रप रुद्रदाभमा का जो शिलालेख गिरनार के सुदर्शन मील के बाँध 
का पुन. निर्माण के सम्बन्ध मे उपलब्ध होता है, उसमे भी 'पौर जानपदजन के झनु- 
ग्रह के लिए और सम्पूर्ण भानते और श्रनूष के पालन के लिए सेतु (बाघ) के निर्माण 
का उल्लेख है ।' इस शिलालेख पर हम पिछले श्रध्याय मे भी प्रकाश डाल चुके है । 

(८) जातक ग्रन्थों मे नेगम और जानपद का उल्लेख मिलता है ।* नैगम पौर 
का ही सूचक है। 'लिगिम' व्यापारियों के समूह (सघ या सगठनो) को कहते थे । पुरो 
में व्यापारियों का प्रमुख स्थान होने के कारण वहाँ की पौर सभा में भी व्यापारियों का 
प्रधान स्थान होता था ! सम्भवत , इसीलिए जातकों और श्रन्य बौद्ध-अ्न्थो मे पौर के 
स्थान पर नंगम शब्द का प्रयोग किया गया है। 

(६) 'मुच्छकटिकर्मु' नाटक मे एक ऐसे राजा के पदच्युत किये जाने का उल्लेख 
है, जिसने कि एक सार्थवाह (व्यापारियों के काफिले के नेता) के साथ दुब्यंवहार किया 
था। पदच्युत राजा का भाई 'पौरों को आश्वस्त' करके राजा बना", और राजपरिवतंन 
के इस समाचार को लेकर एक दूत 'जनपद-समवाय' के पास आया । मृच्छकटिक से 
स्पष्ट रूप से 'पौर' और 'जनपद-समवाय' का इस ढग से उल्लेख किया गया है जिससे 
कि उनका सस्था होना सूचित होता है। दशकुमारचरितम्‌ मे एक राजा के भाइयो के 
सम्बन्ध मे यह लिखा है, कि 'पौरजानपदा ” की उनके प्रति मैत्री यी,< अतः यह आशड्ूगा 
थी कि राजा की मृत्यु के बाद वे ही उसके उत्तराधिकारी बनेंगे । 

प्र।चीन दण्डनीति-विषयक ग्रन्थो, स्मृति-सूत्र, रामायण-महाभारत, जातक और 
शिलालेखो आदि में पौर-जानपदों और पौरजन व जानपद-जन का जो उल्लेख स्थान- 
स्थान पर श्राया है, उससे जायसवाल जी ने यह परिणाम निकाला है कि ये शब्द 
सुसगठित व सुव्यवस्थित सभाओ को सूचित करते हैं, जिनमे कि क्रमशः राजघानी (पुर) 
प्लौर जनपद के प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित हुआ करते थे। इन प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति 
इ॒ताव द्वारा होती थी या किसी भ्रन्य प्रकार से, यह स्पष्ट नही है । पर इन ग्रन्थों और 
शिलालेखो मे पौर-जानपद शब्द का प्रयोग पुर और जनपद के निवासियों के अर्थ में 
नहीं हुप्ना है, इस तथ्य को स्वीकार करना होगा; विशेषतया इस कारण कि कतिपय 
स्थलों पर पौर व जानपद को एक वचन मे प्रयुक्त किया गया है, श्रौर उनके साथ की 
क्रिया को भी एक वचन में ही दिया गया है, यथा 'उपत्िष्ठति” और “उबाच | 


23 या रस लि मनपब कक कि 

4. “भ्रपीडयितत कर विष्टिप्रणय क्रियाभि- पौर जातवद जन स्वस्मात्‌ कोशा (त) महता धनोपेन 
अ्रततिमहता च कालेन * सेतु कारितम्‌ ।” 

२ 'सब्बे नगम जानपदे' [+6 उंगा॥८8, ५०, [. ऊ. 49। 

३, नेगमा च एवं जानपदा व ते भव राजा प्रामन्तयम्‌ ।' दीधनिकाय, कूटदन्त सुत्त । 

४ 'पौरान्‌ समाश्वास्य । 

४ 'भनुजा. पुनः झतिबहव तेरपि घटन्ते पौर जानपदा. ।' 


... आचीत आरत को कहिपय महत्वपूर्ण शासल-सुस्थाएँ गे श्श्श 


|, .' , ' यरु आमंसकंस जी ने जिस ढंस से पौर-जानपद के स्वरूप को अ्रतिधादित किया 

है, उसके विरोध में भी शुक्तियाँ दी जा सकती हैं । संस्कृत में सामूहिक अर्थ से एक- 
बअचन का प्रयोग भ्रतामान्य बात नहीं है । साप्रदामा और अशोक के शिलाखेखों में पौर- 
जानपद का प्रयोग 'जिस रूप में हुआ हैं, उससे स्पध्टंतवा यह सूचित नहीं होता कि 
इन नामों की संस्थाएँ या सभाएँ वहाँ अभिप्रेत हैं। पुर निवासी शौर जनपद निवासी 
जनों को सन्तुष्ट करना तथा उनके प्रति अनुग्रह करवा ही रुद्रदामा श्रौर अशोक को 
अभीष्ट था । रुददामा के शिलालेख में स्पध्ट रूप से भौर जानप्द ज़न' लिखा गया है, 
पौर झशोक॑ के डिलालेखों में भी नगल जन झौर जनपद जन शब्द ही प्रथुक्त हुए हैं । 
कौटलीय अर्थ॑ज्ञास्त्र में जहाँ पौर जानपद का प्रयोग हुआ हैं, वहाँ पुर निवासी और 
जनपद निवासी भ्र्थ करने पर भी अर्थंसंगति में कोई भन्तर नहीं पड़ता ! दिव्यावदान 
से 'पौर' का जिस ढग से प्रयोग हुआ है, वह उसेके सुप्ंगठित संस्था होने का परिणायक 
अवश्य है। तक्षशिला जैसे नगर में यदि स्युनित्तिपल शासन के लिए पौर सभा की 
सत्ता हो, तो कोई आइचर्य नही । रामायण मे जिस प्रकार पौर-जानपद का उल्लेख है, 
उससे इसका संस्था होने का निर्देश भ्रवश्य सिलता है । पर जायसवाल जी ने इसे ग्रेट 
ब्रिटेन की वर्तमान समय की पालियामेट के समकक्ष प्रतिषादित करने का जो प्रयास 
किया है, उसका समर्थन कर सकना सम्भव नहीं है। भारत के प्राचीन जनपदों का 
स्वरूप ग्रीक नगर-राज्यो के समान था, झौर उनके पुरों तथा ब्राम्य-क्षेत्रों मे पौरसभा, 
श्र ग्राम-संघ या जनपद-संध की सत्ता थी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । बाद 
के समय में भी ये सस्थाएँ कायम रहीं, और इन्ही का निर्देश विविध अच्धों में प्राप्त 
होता है । 


(२) मन्सत्रि-परिषद्‌ 


प्राचीन भारत के जनपदों मे जिस प्रकार सभा और समित्रि (बाद के काल में 
पौर और जानपद या जनपद-संघ) की सत्ता थी, वैसे ही मन्त्रि-परिषद्‌ भी उनके शासत 
से महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी। बेदिक युग में “राजकृतः राजान:' की सहायता से 
राजा शासन कार्य का सम्पादन किया करता था । इन्हीं को उत्तर-बैदिक युग मे 'रत्निन्‌' 
कहा जाता था। राजकृत: और रत्निन: के भ्तिरिक्त किन्ही धन्य मन्त्रियों की सत्ता 
इन युग़ों में शात नहीं है, पर बाद में जब भारत के जनपद व राज्य सुव्यवस्थित 
दक्शा मे भ्रा यये, तो राजा की सहायता के लिए मन्त्रियों की भावश्यकता हुई, और 
मम्जि-परिषदों का निर्माण हुआ । कौटलीय पर्थशास्त्र, नीति-प्रस्थों भौर स्मृति-मन्धों 
आदि से मन्त्रि-परिषद्‌ के संस्वस्ध में पर्याप्त परिचयग्न प्राप्त होता है। पिछले प््यायों 
में भारतीय इत्तिहास के विविध यूनों कौ शासत-पद्धति का प्रतिपादन करते हुए हमने 
मन्तियों और सन्त्रि-परिषद्‌ का भी उल्लेख क्रिया है, पर इसके सम्बन्ध में अधिक 
विस्तार से विचार करना उपयोगी होगा । 

कौठलीय' अर्धशास्त में लिखा है--कार्य के प्रारश्य करते के उपाय, भलुष्यों 
और धन का कामों के लिये विनियोग, कार्मी के करने के लिये कौस-सा प्रदेश व कौन-सा 


२२६ ग्रालीत भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


समय भ्रयुक्त किया जाएं, कार्यसिड्धि के मार्म में झाने वाली विपत्तियों का निवारण , 
प्रौर कार्य की सिंदधि--मन्‍्द (राजकीय परामर्श) के ये पांच अंग होते हैं ।' इम्हीं के 
औलिगे सम्त्रियोँ भर मन्त्रि-यरिषद्‌ की झ्लावश्यकता होती है। मानव सम्प्रदाय का मत है 
कि सन्त्रि-परिषद्‌ में बारह मस्जी होने चाहिएँ । बाहंस्पत्य सम्प्रदाय के मत में स्त्रियों 
की संख्या सोलह और ओदानस सम्प्रदाय के मत में बीस होनी चाहिये । पर झाचाय॑ 
कुटल्य के मत में जितनी ग्रावश्यकता समझी जाए, उतने ही मन्त्री नियत किये जाने 
चाहिये ।* भन्‍त्री ही राजा के लिए चक्षु के समान होते हैं। इन्द्र की मन्त्रि-परिषद में 
एक हजार ऋषि थे । इसी कारण यद्यपि उसकी श्रपनी दो ही प्राँखें थीं, पर उसे 'सह- 
ख्राक्ष' कहा जाता था ।? इन भन्त्रियों से एक-एक करके पृथक्‌ रूप से परामर्श किया 
जाए, और सम्मिलित रूप से भी ।* जब कोई झात्ययथिक (८ता०8००८५४) दक्षा झा पड़े, 
तो मन्त्रियों से श्रौर मन्त्रि-परिषद्‌ से परामर्श लिया जाए। वहाँ जो बहुमत कहे, उसे 
किया जाए, या जो परामर्श 'कार्यसिद्धिकर' हो, उसे स्वीकार किया जाए ।* जी मन्‍्त्री 
उपस्थित न हो, पत्र भेज कर उसका परामर्श लिया जाए ।१ 
राज्य के विधिध पदाधिकारियों के लिए 'प्रमात्य' शब्द प्रयुक्त होता था । 
देश, काल श्रौर कर्म को दृष्टि में रखकर राज्य के विविध अमात्यो की निम्भुक्ति की 
जाती थी | पर ये सब श्रमात्य मन्त्री नहीं होते थे ।” जो अमात्य 'सर्वोपधाशुद्ध' हों, 
विविध परखो द्वारा जिनको निर्दोष पाया जाए, उन्ही को मन्त्री के पद पर नियुक्त 
किया जाता था।” ये परख (उपधा) चार थी, धर्मपिधा, अ्र्थोषधा, कामोपधा भर 
भयोषधा । जो श्रमात्य पूर्णतया धामिक हों, जो धन के लालच मे न आये, काम के 
वक्षीमूत न हों, और जिन्हे भयभीत न किया जा सके, उन्ही को मनन्‍्त्री नियत किया 
जाना चाहिये । राजा इन मन्दत्रियों द्वारा ही राजकीय विषयो पर परामर्श करके किसी 
परिणाम पर पहुँचता था। पर मन्त्र (राजकीय परामशं) को गुप्त रखना बहुत श्राव- 
इयक था । इसी कारण कौटल्य ने भारद्वाज का यह मत उद्धृत किया है, कि गुह्य 
(गोपनीय) विषयों पर भ्रकेला स्त्रयं ही विचार करे। यदि मन्त्रियों से परामर्श किया 


१. “कर्मणासारम्भोपाय, पुरुषवद्रव्यसम्पतू, देशकालविभाग , विनिपतततप्रतीकार, कार्यसिद्धिरिति 
पल्चांगो मन्त्र । कौ० झ्थे ११४। 
२ “ 'मन्त्रि-्परिषद द्वादशामात्यान्कुर्वीतिति' मानवा'। “षोडपेति' बाहस्पत्या, । “विशतिम्‌! इत्यौ- 
शनसा., । 'यथासामश्येम्‌' इसि कौटल्य ।” कौ० अर्थ ० १॥९५ । 
« /इनास्प हि सन्ति-परिषद्‌ ऋषीणा सहत्तम्‌ । तच्चक्षु: तस्मादियम दृयक्ष सहस्राक्षमाहु, ।” * 
कौ० अथें० ११४ 


न्ध्ण 


डर 


“तानेककश: प्च्छेत सभस्तांश्च” कौ० प्र्थं० १११५ । 

* “पास्ययिके कार्ये मन्त्रिणों मन्त्रि-परिषदः चाहूय ब्रयात्‌ । तत्न | 
52267 कक हिय बूया त्‌ । तत्न बद्‌ भूयिष्ठा: कार्यसिद्धिकरं वा 

“प्रतासन्नैस्सह पत्चसम्प्रेषणेन सन्तयेत्त /” कौ० झथे० ११४५ । 

“विभज्याभात्य विभव देशकालौ च कम थे । 

प्रमात्यास्सवं एवंसे कार्या स्थुः न तु सन्प्रिण: |” कौ० झयं० १८ । 

द, “सर्वोपधाशुद्धान्‌ मम्तिण: कुर्यात्‌ ।” कौ० श्रबं+ १५१० | 


गुड 


क़्डष 


' आजीन मार की कतिपय महत्वपूर्ण शासन-संस्याएँ ९७ 
जायभा, तो कभी मत्त सुप्त नही रह सकता, क्योंकि सत्जियों के भी अन्त होते हैं और 
उनके भी अन्य सलाहकार । सन्त्रियों की इस' परम्परा के. कारण मन्त्र गुप्त नहीं. रहने 
पाता । भत:. राज! क्या कॉर्य करना चाहता है, यह किसी को भी ज्ञात न हो सके | जब 
काम शुरू हो जाए या काम, पूरा हो जाए, तभी लोग उसे जान सकें, पहले सही) ' 

पर विशवालाक्ष का सत था कि अकेले कभी भन्‍्ज की सिद्धि नहीं हो सकती । 
राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है--पत्यक्ष, परोक्ष भौर श्रनुसेय:। यह अन्वियों का ही 
कार्य है कि जो ज्ञात नही हैं उसका पता लगाएं, जो ज्ञात है उसके सम्बन्ध में लिकतय 
करे, जहाँ सम्देह हो वहाँ सन्देह को दूर करें, जिसका पूर्ण रूप से पता न ही उसके 
सम्बन्ध में पूरी बात का पता करें । श्रत: राजा को चाहिये कि वह बुंद्धिमान्‌ (बुद्धिवृद्ध) 
लोगो से परामर्श करे | सब के मंत को सुने । बुद्धिमाद्‌ लोग बालक की भी उपयोगी 
बात का उपयोग करते हैं ।* 

प्राचायं पराशर का कहना है कि इस ढंग से मन्त्र का ज्ञान तो हो सकंता हैं, 
पर उसकी रक्षा इस प्रकार सम्भव नही है ! अतः राजा को चाहिये कि उसे जो कार्य 
अभिप्रेत हो, उससे उलटी' बात मन्त्रियो से पूछे । यह काये है, यह कार्य ऐसा था, यदि 
कार्य ऐसा हो, तो क्या करता चाहिये--ऐसा पूछकर मन्‍्बी लोग जो कहें, वैसा करे । 
इस प्रकार मन्त्र का ज्ञान भी होता है, भौर रक्षण भी ।* 

पर पिशुन का मत है, कि यह भी ठीक नहीं है। मन्त्रियों से जब किसी 
झमिश्चित विषय पर सलाह ली जाती है, तो वे झ्रनादर से उसका उत्तर देते हैं, और 
उसे दूसरो के सम्मुख प्रगठ भी कर देते हैं। भरत: जिनसे जिन कार्थों का सम्बन्ध हो, 
उनसे उनके विषय मे परामर्श किया जाना चाहिये । ऐसा करने से उचित परामर्श भी 
मिलता है, और मन्त्र गुप्त भी रहता है। 

पर कौटल्य इस विचार से भी सहमत नही थे, क्योंकि इससे भी ग्रमवस्था की 
आशंका थी । श्रतः उनका मत था, कि राजा तीत या चार मन्त्रियों के साथ परामर्श 
किया करे । यदि केवल एक मन्‍्त्री से ही परामर्श किया जायगा, तो वह बेलगाम होकर 
यथेष्ट भ्राचरण करने लगेगा, शौर एक ही मन्त्री से परामर्श करने पर कठिन विषयों 
का निर्णय भी सुगम नही होगा। यदि दो मन्त्रियों से सलाह ली जाए, तो यह भय है 
कि यदि वे दोनों आपस में मिल जाएँ तो राजा उनके सम्मुख' असहाय हो जायगा; 
आऔर यदि उन दोनों में विरोध रहे, तो इससे मन्त्र क्रा विनाश हो जामगा। पर तीन 
या चार मन्त्रियों से परामर्ण करते पर थे दोष उत्पन्त नहीं होते, और सब कार्य ठीक 
तरह से चलता है। यदि सन्त्रियों की संख्या इससे अधिक हो, तो जहाँ किसी 


- / “गुहामेको मन्तयेतेति' भारदाच: । सन्विणासपि हि मन्तियों भवन्ति 

तेकामप्यन्से । सपा मच्चि-परम्परा भन्स भिलति ।” कौ परे ११५ । 

'सैकस्प सम्तसिदिरस्तीति विशालाद: +” कौ० अर्थे० का१ ५ । 

- नेति फिशुगः । अन्तिणों हि व्यव्ितमर्थ, बुसमंवुस जा पृष्टशमावरेण अुत्रस्ति प्रकाशयन्ति य 
से दोष: तस्मास्केसरंस ये प्रेस्नसिप्रेतनस्तस्‍सह सन्तबेत्‌ । सैभस्तयमाणों हि अन्य गुप्ति भर 
लभत इसि ।” कौ० प्रब० क्र ।,. , 





जन 


कण द्० 


२२८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


निश्चय पर पहुँचना कठिन हो जाता है, वहाँ मन्त्र को गुप्त रख शकता भी सुगम नहीं 
रहता ।* 
कौटल्य के समय में भारत के विविध जनपदों में मस्त्रिपरिषद्‌ का क्या स्वरूप 
था और उसकी क्‍या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र के ये सन्दर्भ बहुत महत्त्व के 
है । इनसे मह सर्वेथा स्पष्ट है कि सन्त्रिपरिषद्‌ कोई ऐसी संस्था नहीं थी, जो किसी 
पालियामेंट (समिति या पौर-जानपद नज्[दि) के प्रति उत्तरदायी हो और जिसके सदस्यों 
की नियुक्ति इस भ्राधार पर की जाए कि उन्हे पालियामेंट के बहुमत का विश्वास प्राप्त 
है । मन्त्री राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे, भौर उन्हे नियत करते हुए वह यही ध्यान 
मे रखता था कि वे योग्य हैं, और विविध परखों द्वारा उनकी 'सर्वोपधाशुद्धता' प्रमाणित 
हो गई है । मन्त्र या राजकीय विचार-विमर्श को गुप्त रखने की बात को राज्य में बहुत 
महत्त्व दिया जाता था, और इसी कारण मन्त्रियो की संख्या को यथासम्भव कम रखा' 
जाता था । 
जातक ग्रन्यो और अशोक के शिलालेखों में भी मन्त्रियो की सभा के लिए 
परिषद्‌ या परिषा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। चतुर्देश शिलालेखो मे से छठे 
लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य है--हर समय चाहे मैं भोजन करता होऊँ या भ्रन्तः- 
पुर में रहूँ'* सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा का हाल सुनाएँ । मैं सब जगह प्रजा का 
काम करूँगा। यदि मै स्वयं अपने मुख से श्राज्ञा दूं कि अमुक ग्राज्ञा (लोगों को) दी 
जाए अथवा महामात्रो को कोई आत्यथिक आज्ञा दी जाए, और यदि उस सम्बन्ध में 
परिषद्‌ में कोई विवाद उपस्थित हो या परिषद्‌ उसे भ्रस्वीकार करे, तो मैने भ्राज्ञा दी 
है कि तुरन्त ही हर घडी और हर समय मुझ्के सूचना दी जाए, क्योकि मैं कितना ही 
परिश्रम करूँ, मुझे सन्‍्तोष नहीं होता ।” इससे यह सूचित होता है कि राजा भ्रपनी 
प्रजा को या महामात्रो को जब कोई आज्ञा अपनी शोर से देता था, तो परिषद्‌ (मन्त्रि- 
परिषद्‌) में भी उस पर विचार होता था भौर विशेष दक्ा मे परिषद्‌ उसे श्रस्वीकृत 
भी कर सकती थी। एक अ्रन्य (तृतीय) लेख के ये वाक्य भी उल्लेखनीय है---मेरे राज्य 
में सवंत्र युत (युक्त), लाजुक (रज्जुक) और पोदसिक (प्रादेशिक) पाँच-पांच बर्ष के 
बाद इस काम के लिए (श्रर्यात) धर्मानुशासन के लिए तथा और-भौर कामों के 
लिए (सर्वत्र यह कहते हुए) दौरा करें कि माता-पिता की सेवा करना तथा सित्र, 
परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमण को दान देना अच्छा है। थोडा व्यय करना 
और थोड़ा सचय करना अच्छा है । परिषद्‌ भी युक्तो को (इस व्यय और संचय की) 
परिगणना के लिए (इस आज्ञा के) शब्दों और भावों के अनुसार आदेश प्रदान करेगी ।” 
प्रशोक के इस लेख से यह भी सूचित होता है कि परिषद्‌ का कार्य केवल राजा को 
परामर्श देना ही नहीं था, अपितु राजकीय नीति को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में 
_भादेश देना भी था। वस्तुतः, जिसे कौटलीय अर्थशास्त्र में मन्त्र कहा गया है झौर 
*. 'नेति कौटल्य'। भ्नवस्था होषा। मन्त्रिभिस्त्रिभिश्वतुर्भियाँ सह मन्तंबेल । मम्त्यभाणों होंके- 
सा्कच्छेबु निशत्रयं नाधिनच्छेतू। एकश्च मन्‍्ती यभेष्टमनवध्रहश्वरति । द्वाज्यां सरप्रयमाणों 
. दाभ्या सहताध्यामवगह्मते । विगृहीताभ्या विमाश्यते ।” कौ० प्र्थ७ बाप । 


प्राचोन भारत की कतिपय महत्वपूर्ण शासन-संस्थाएं हम 


' जिसके लिए अंम्धियों तय! मन्विपरिषद्‌ कीं ियुक्ति की जाती थी, उसे 'मंन्दर. में 
कार्यसिद्धि के अन्तर्मत् होने के कारण सब राजकीय विषयों का समावेश रहता था । 

,... ऑल्निपरिवद राजों के कार्यों पर नियन्त्रण करते का अभ्रत्रिकार भी रखती थीं, 
यहू दिव्यावदान की उस कभा से सूचित होता है, जिसके अनुसार प्रमात्य राधागुप्त 
से युवराज सम्पदि' की सहायता से अशोक को इस बाद,से सेक दिया था कि मंह 
राज्यकोश से बौद्ध बिहार के लिए दान दे सके । निःसम्देहं, भौर्य थुग में मन्त्रिपरियद्‌ 
एंक शक्तिशाली संस्या श्री, जिसके सदस्य, राजा द्वॉसा नियुक्त होने पर भी राज्य के 
सचालन में महत्त्वपूर्ण स्थान व अधिकार रखते थे। यही बांत रंद्धदामा के गिरनार के 
शिलालेश्न से भी सूचित होती है । जब रुद्रदामा ने सुदर्शन मील पर सेतु (बाँध) बन- 
वाने का विचार किया, जी उनके मतिसलचिवों और कर्मसचिवों ले इसका विशेष 
कियाथा। 

मनुस्मृति में भी प्रायः उसी ढंग से मन्दत्रियों का प्रतिपादन किया गया है, जैसा 
कि कोटलीय अर्थशास्त्र भे है। यदि कोई राजा सहायकों के बिना राज्यकार्य का 
संचालन करने का यत्न करेगा, तो वह मूर्ख ही होगा, क्योंकि ऐसा राजा कदापि 
न्‍्पायपूर्वक अपना कार्य सही कर सकता । जो सुकर कार्य होते हैं, वे भी एक व्यक्ति 
के लिये दृष्कर होते है, जब तक कि उसके सहायक न हों । तो फिर राज्य की तो 
बात ही कया है ? झ्रतः ऐसे सात या आठ सचिव (मन्त्री) नियत किये जाएँ जो कि 
'मौल' (देश के अपने) हों, शास्त्र के ज्ञाता हो, शूर भौर मिश्चित लक्ष्य वाले हों, 
कुलीन हों, और जिनकी भलीभाँति परीक्षा कर ली गई हो। इन मन्त्रियों के साथ 
सन्धि, विग्ह, राज्य की उन्नति तथा समृद्धि, देश की रक्षा प्रादि राजकीय विषयों का 
चिन्तन किया जाए । उनसे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से भी परामश्श किया जाए और समस्त 
(सम्मिलित) रूप से भी ।* मनु के ये विचार प्रायः वहीं हैं, जो कौटलीय भर्थझास्त्र में 
पाये जाते हैं । 

झुक्रनीतिसार के श्रनुशीलन से मन्त्रिपरिषद्‌ की स्थिति पर बहुत उत्तम प्रकाश 
पड़ता है। वहाँ लिखा है--थदि राजा सब विद्याशों प्रे कुशल भी क्‍यों न हो, वह स्वयं 
अच्छे परामर्श का वेत्ता भी क्‍यों न हो, पर उसे मन्त्रियों के बिना भ्रकेलें कभी राजकीय 


१. 'अस्मन्‍दें महावालप्स्थ मतिसबचिब: कर्मसचिवरमात्यगुणसमृशुक्तैरप्यतिमहत्वादभेदस्यानुस्साह 
विमुचमतिभि: प्रत्या्यानारम्भम्‌ । 
२. 'सोध्सहायेन भूड़ेन लुब्धेनाकृत बुद्धिता । 
* न शक्यों व्यायतों नेतु सक्‍तेन' विक्येदु च ॥३० | 
अपि यत्सूकरं कर्म तदप्मेकेम दुष्करम 4 
विशेषती उसहायेन किल्नूं राज्य महोक्यम्‌ ॥१४४ | 
मौलान्‌ झास्तविद: शूरान्‌ लब्धलक्षान्‌ कुलोदूगतानू । 
सचिवानु सप्त चप्टो वा प्रकु्बोत फरीखितान्‌ ४६३ ॥ 
ते: साथ जिग्तगेल्त्ियं सामान्य सन्धिविद्रहम्‌ 
सवार सभुंदर्य जुच्ति लब्धप्रशमनतति व ५४ समृत्मृति ग्रेशाय ७ 


२३० प्राजीन भारत की ज्ञासन-संस्याएँ तथा राजतीतिक विचार 


विषयों का चिन्तन नहीं करना आाहिए ।' राजा कभी अपने मत के अनुसार कार्य ने. 
करें, अपितु निम्नलिखित व्यक्तियों के मत (पराम्ञ) में स्थित होकर रहे; (१) संम्य--- 
मन्विपरियद्‌ का श्रध्यक्ष । अधिकारी--विविध राजक्षीय विभागों के अ्रध्यक्ष | (३) 
प्रकृति---जिनकी संड्या शुक्रनीति में श्राठ दी गई है--सुमन्‍्त्र (अर्थ-सचिव), पश्डित 
(विधान-सचिव), मल्त्री (गृह-सचिव), प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राइविवाक और प्रति- 
निधि । ये श्राउ प्रकृति हैं, जिनसे राजा को परामर्श करमा चाहिए ।? इन प्रकृतियों के 
कार्यों के सम्बन्ध में भी शुक्रनीति मे निर्देश विद्यमान है। झाय व्यय का अधिकारी 
सुमनन्‍्त्र कहता था, जिसे भ्र्भसचिव कहां जा सकता है। धर्मे-तत्त्व के ज्ञावा को पण्डित 
कहते थे । प्राचीत नीति-प्न्णों मे धर्म शब्द का प्रयोग कानून के अर्थ में होता था, 
परत पण्डित का झभिप्राथ विधान-सचिव से है । सर्वदर्शी मन्‍्त्री की संज्ञा प्रधान' थी । 
सम्भवत , यह प्रधान मल्त्री होता था, जो सब राजकीय विषयों का चिन्तन करता था | 
सेता जिसके चार्ज मे हो, उसे 'सच्तिव' कहते थे । नीति-कुशलता सचिव की प्रधान 
विशेषता थी, वह सम्भवत' राज्य की भ्रान्तरिक नीति का भी संचालन करता था। 'लोक- 
शास्त्रनयज्ञ' व्यक्ति को प्राइविवाक कहते थे, जिसका कार्य लोक-तीति भौर शास्त्र-नीति 
का प्रतिपादन करता था। देश और काल के भ्रनुसार कतंव्य-कार्य का बोध कराने 
वाला सचिव भ्रमात्य कहाता था । प्रतिनिधि के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए शक्रनीति 
में लिखा गया है, कि हितकर न होते हुए भी जिस काये को तुरन्त किया जाना उचित 
हो भ्रौर हितकर होते हुए भी जिसे न करना भ्रभीष्ट हो, उसका बोध कराना प्रतिनिधि 
का कार्य है ।* इन भ्राठ प्रकृतियों के श्रतिरिक्त शुक्रनीतिसार मे भ्रन्यत्र दो अन्य प्रकृ- 
तियो का उल्लेख किया गया है--पुरोधा (पुरोहित) और दूत ।* कौटलीय श्र्थशास्त् 
में भी पुरोहित का अ्रष्टादश तीर्थों मे परिगिणन है, भौर उसका पद बड़े महत्त्व का है । 
दूत के लिए यह भावश्यक है, कि वह षाडगुण्य नीति के प्रयोग में कुशल हो । 
शुक्रनीतिसार के अनुसार राज्य के शासन मे इन मन्सत्रियों का बहुत भ्रधिक 

महत्त्व था। शुक्र ने लिखा है--प्रकृतियों के सस्मस्त्र के बिना राज्य का विनाश सर्वथा 
निश्चित है। जिन मन्त्रियों से राजा डरता नहीं, उनसे राज्य की वृद्धि क्या हो सकती 
है ? वे तो फेवल राजा की शोभा बढ़ाने वाले ही हो सकते हैं, जैसे कि आमृषण, वस्त्र 
भादि द्वारा स्त्रियों की शोभा बढती है। जिन मन्सत्रियो से राज्य, प्रजा, सेना, कोश 
झौर सुनपत्व मे वृद्धि नहीं होती, और जिनके परामश से शत्रु का विनाश नहीं होता, 
'सर्व विद्यासु कुकलो सृपो हापि सुमन्द्रवित्‌ । 

मस्ज़िभिस्तु बिना सन्त नेकार्थ चिन्तयेत्‌ क्वचित्‌ |! शुकनीतिसार ३२।२ । 

सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्सुमते स्थित: । 

सर्वदा स्मान्नृपः प्राज्. स्वमते न कदाचन । शुक्रनीतिसार २।३ ' 

'सुमन्त, पष्डितो मन्त्री प्रधान” सचिवस्तथा । 


प्रमात्य, श्राइविवाकश्च तथा प्रतिनिधि स्मृतः ॥ शुक्र २७२। 
४. शुक्रतीतिसार २७७-१०२। 


पर शुक्रनीतिसार २१७० 


न 


_छ 


न 


प्रात भरत की कतिपय महत्वपूर्ण शासनन्संल्वाएँ २३१. 


, ऐसे मन्जियों से लाभ ही क्या है |” शुक्रमीति के ये वाक्य इंतले स्पष्ट हैं कि इन पर 
कुछ भी लिखता निरथेक है। आक्त एक ऐसी मस्जिपरिषद के पक्ष में थे जो केवल राजा 
की है! में हाँ मिलाने शली न हों; अपितु राजा जिससे भय खाता हो। यह प्रतिपादित ' 
करते हुए शुक ने स्वाभाविक रूप से अपने समय के जनपदों की सम्जिपरियदों कौ हष्टि 
में रखा है। शुक्र राजा के स्वेच्छाचारी होने के बहुत विश्द्ध' मे । उनका कहता है कि 
यदि राजा स्वेच्छाचारी हो, तो उसफा परिणाम प्रनर्थ हीं होमा । शीघ्र ही राज्य भी 
उसके विरुद्ध हो जायगा भौर उसके मन्‍्त्री भी ।'' 

महाभारत के शात्तिपर्व में भी राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य के लिए 
मन्त्रियों की उपयोगिता का मिरूपण किया यया' है | वहाँ लिखा है---राजा के राष्ट्र की 
उन्नति मन्त्रियों के मन्त्र पर ही निर्भर करती है।" यह सिद्धान्त प्रतिपादित करके 
धान्तिपर्व में बताया गया है, कि किस प्रकार के व्यक्तियों को मन्त्री नियत किया 
जाए, और उनकी संख्या कितनी हो ।? महाभारत का यह विवरण आयः उसी ढंग का 
है, जैसा कि मनुस्मृति और शुक्रमीतिसार में पाया जाता है । श्रतः इसे यहाँ पृथक्‌ रूप 
से उल्लिखित करने की भ्रावश्यकता नहीं है । 

नीतिशास्त्र विषयक भ्रन्य भारतीय ग्रन्थों मे भी मल्त्रियो भ्रौर मन्त्रिपरिषद्‌ के 
महत्व के सम्बन्ध में भ्रनेक बातें पायी जाती हैं। नीतिवाक्याभुत में लिखा है---“उसे 
राजा नहीं कह सकते, जो मन्त्रियों का (मन्त्रियों के परामर्श का) श्रतिक्रमण करके 
रहे ।/* बस्तुतः, प्राचीन समय में भारत के राजा मन्त्रियों के श्रधीन होकर हीं राज्य 
कार्य का संचालन किया करते थे। इसीलिए महाभारत के शाच्तिपर्व में लिखा है--- 
/राजा तो सदा ही परतन्त्र है। सन्धि और विश्नह के कार्य में राजा कहाँ स्वतन्त्र है ? 
वह तो स्त्रियों और क्रीडाबिहार तक में स्वतन्त्र ,नहीं होता। वह तो सब मन्त्र 
(राजकीय परामर्श) अमात्यो के साथ ही करता है, राजा को स्वत्तन्त्रता कहाँ है ? “* 

प्राचीन ग्रन्थों के ये उद्धरण यही सूचित करते हैं, कि भारत में राजा की 
स्वेच्छाचारिता पर नियन्कण रखते का कार्य उसके मन्त्रियों के ही हाथों मे था । 


(३) पुरोहित 
प्राश्वीन भारतीय राज्यों के शासन में पुरोहित का स्थात भ्रत्यन्त महत्त्व का 
था । बैदिक युग के 'शजकूत:' में पुरीहित को स्थान प्राप्त नहीं था। उस युग में राजा 


. प्रभु: स्वातसकयमापन्ी हांनर्थाथित' कल्पते । 
भिन्न राष्ट्रो भवेत्‌ सथ्यो धिन्न प्रकृतिरेव थे | शुक्र> २१४ । 
'मन्विणा मन्त्रमूल हि शज्ञों राष्ट्र विवर्धते । महुत» शाम्ति० ४शेढव । 
- महा० शान्ति, करे, ८४ और ८४ पर्व । ' 
न खह्बसी राजः यो मन्त्रिणोडतिक्रम्य वर्तते । नीतिवाश्यासृत, भर ।। १०। "थ 
प्रतन्तः कद राजा स्व॒ल्पे सोअप असब्जते ।' ' 
सॉन्यि विश्वह योगे भ॑ कुदों राज: स्वतन्द्ता (! 
, सतीषू कीडविज्ारेबू विल्यमस्थास्यकस्ता। | 
मन्ते चाभात्य सहित कुतस्तस्य स्क्‍केतता मं महा शान्तिं०,, १रशा4इंइनपेह8 4... 


न 


5 कह 


२३२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


को 'क्षत्राणाम्‌ राज़ा' (क्षत्रियों का राजा), 'विशां विश्पति” (सर्वताघारण जनता का' ' 
राजा), और “जनातां एकबुंचमभ' (जनता का एकमात्र स्वामी), और 'मानवानां उत्तमश' 
(मनुष्यों मे श्रेष्ठ) समझा जाता था। ब्राह्मण वर्ग के साथ उसका कोई सम्बस्थ वैदिक 
संहिताओ द्वाश सूचित नहीं होता । पर उत्तर-वैदिक युग मे इस स्थिति में परिवतेन 
शाया । उत्तर-बैदिक युग मे 'राजकृत ' के उत्तराधिकारी रत्नियों में पुरोहित भी एक 
था, और राज्याभिषेक के समय राजा उसे भी रत्नहवि प्रदान किया करता था। इस 
परिवतेन का कारण सम्भवत. यह था, कि भ्रव भारत के जनपदों में याज्िक भलुष्ठानों 
भौर कर्मकाण्ड का महत्व बहुत बढ गया था, और उसके कारण एक ऐसे यूथक्‌ बर्ग का 
विकास हो गया था, जो याज्ञिक रहस्यों का विशेषज्ञ था । इस वर्ग को ब्राह्मण कहते 
थे। प्रत्येक के की सफलता के लिए भ्रव देवताओं का साहाय्य श्रावश्यक माना जाने 
लगा था, और राजा भी तभी अपने कर्तव्यों का भली-भाँति पालन कर सकता था, जब 
कि देवताझो का साहाय्य व प्राशीर्वाद भी उसे प्राप्त हो । यह ब्राह्मण बर्ग के सहयोग 
से ही सम्भव था । इसीलिए अरब राष्ट्र को धारण करने वाले श्राठ वीरो में राजश्राता, 
राजमहिषी, राजपुत्र भ्रादि के समान पुरोहित की भी गणना की जाने लगी थी।' 
राजा की सत्ता का एक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन अब यह माना जाने लगा था, कि शक्ुश्रों 
के हनन और प्रजा के पालन के समान उसे ब्राह्मणों की रक्षा भी करनी है।' यह 
सिद्धान्त भ्रब सव॑ंमान्य हो गया था, कि जिस राजा के पुरोहित नही होगा, देवता 
उनका भ्रन्न ग्रहण नही करेंगे ।* श्रत यह भ्रावश्यक था कि राजा पुरोहित को नियुक्त 
करे। पुरोहित के कारण ही देवता लोग राजा की रक्षा करते हैं। जिस राजा के पास 
राष्ट्र का रक्षक विद्वान्‌ पुरोहित होता है, वही क्षत्रशक्ति-सम्पन्त होता है, श्रौर जनता 
उसी के प्रति भ्नुरक्त होती है। इस दशा मे यह स्वाभाविक था, कि राज्य के शासन से 
पुरोहित का विशेष स्थान हो । 

कौटलीय भ्रर्भशास्त्र मे पुरोहित को राज्य के पअ्रष्टादश तीथों में गिना गया है, 
प्रौर उसके सम्बन्ध मे यह लिखा गया है---'जिक्षका कुल झौर शील उत्कृष्ट हो, जो 
चेद ओर वेदों के छ अंग्रो का विद्वात्‌ हो, जो दैव और नैमित्तिक कर्मों का ज्ञाता हो, 
जो दण्डनीति का पण्डित हो, जो भलौभाँति अभिविनीत (अनुद्यासित) हो, और जो 
झाथर्वण उपायों द्वारा दंवी और मानुषी विपत्तियों के निराकरण में समर्थ हो, ऐसे 
ब्योक्ति को पुरोहित नियुक्त किया जाए।* और इस पुरोहित का उसी हंग से 
पभ्रवुगामी बनकर रहा जाए, जैसे शिष्य श्राचाये का, पुत्र पिता का भौर भृत्य स्वामी का 
होता है ।* 
पश्चविश ब्राह्मण १६१४ । 
'काह्मणाना गोप्साधजनि' । ऐतरेय ब्राह्मण ८६५१७ । 
- नहेंवा प्रपुरोंहितस्प राशो देवा प्रन्तभदन्ति तस्माश्रक्यतानों राजा बाह्मण घुरोदधीत 


: परोहितमुदितकुलशोल पड़जू वेदे दबे च निमिसे दण्डतोत्यां ले प्रशिविनीतबाफदी 
अगवंभिर्पायैश्व प्रतिकर्तार कुरवीति ।' कौ० भ्र्थ० १४ | तमापदाी देवसानूद्रीणां 


*. 'तमाचाये शिष्य: पितर पुत्र: भृत्यस्स्वामिनमिव चानुवतत' कौ० अर्थ पा५। ह 





क्या >छ 


ग्राच्ीस भारत को कतिफ् महत्वपूर्ण शाससे-संस्को्ँ २३३, . 


'. पुरोहित का यह महत्व अन्य साहित्य द्वारा भी सूचित होता है ।. रामायण में 
ऋषि वश्षिष्द को राजपुसेहित कहा गया हैं। जब देशरभ की भुत्यु और राम के कंतवास 
के कारण कीशल जनपद में कोई राजा नहीं रहा, तो राजपुरोहित व्शिष्ठ ने ही राज-. 
सभा का नेतृत्व किया, और उत्होंने ही भरत को सातुलकुल से बुलाकर राजा के पद 
पर प्रतिष्दापित करने की व्यवस्था की । 

महाभारत के शान्तिप में यह अतिषादित करके कि राजा को पुरोहित की नियुक्ति 
करनी चाहिए, उसके महत्व को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है--- वह राजा उच्छिष्ट 
है, जिसके पुरोहित नहीं होता । बह राजा शत्रुओं द्वारा वध के योग्य है, जिसके पुरोहित 
न हो ।' क्षत्रिय और बाह्मण एक-दूसरे से संयुक्त होकर रहते हैं, भौर वे एक-दूसरे को 
घारण करते हैं। क्षत्रियों के कारण ब्राह्मण सुरक्षित हैं, और ब्राह्मणों के कारण क्षेत्रिय । 
जब ये दोनो परस्पर एक होकर रहते हैं, तो बहुंत बड़ी शक्ति सुश्रतिष्ठित हो जाती है। 
यदि इनका यह पुरातन काल से चला आया हुआ मेल टूट जाए, तो सर्वत्र शृढ़ता छा 
जाती है ।* जब राजा झौर पुरोहित परस्पर मित्र व एकचित्त होकर कार्य करते हैं, तो 
ब्रह्म भौर क्षत्र के मेल के कारण प्रजा सुख प्राप्त करती है। यदि उनमे मेल न रहे, तो' 
सब प्रजा नष्ट हो जाती है। ब्रह्म और क्षत्र का मेल ही प्रजा की सब सुख समृद्धि का 
मूल है ।* पुरोहित के महत्त्व को' अ्तिपादित करते हुए महाभारत में यहाँ तक लिखा 
है, कि 'कहा जाता है कि राष्ट्र का' योगक्षेम राजा मे निहित है, पर राजा का अपना 
योगक्षेम तो पुरोहित मे ही निहित है। राज्य के सम्मुख जो “इष्ट' (दिखाई देने वाला) 
भय उपस्थित होता है, उसका निवारण राजा द्वारा किया जाता है, पर प्रजा के प्रदृष्ट 
भय का शमन तो पुरोहित ही करता है । ब्राह्मणों के पास तप और मन्त्र का बल होता 
है, भोर क्षत्रियों के पास अस्त्र भौर बाहु का। में ब्रह्म प्रौर क्षत्र ईश्वर द्वारा 'एकयोनि' 
बनाकर उत्पन्त किये गए हैं ।* 
रामायण, प्रयोध्याकाण्ड, ३३।४ | 
२. 'उच्छिष्ट: स भवेद्राजा मस्य नास्ति पुरोहित ॥॥ 
श्र णां थे भवेद्वध्यो यस्य नास्ति पुरोहित. ॥” महां० शान्ति० ७३।५-६ । 
*एतौ हि नित्य सथुक्तावितरेतर धारणे । 
क्षत्र वै ब्रह्मणो वोनियोनि, क्षत्स्प वे द्विज: । 
उप्मावेतो नित्यसभिश्रपन्ती सप्रापतु्महती संप्रतिष्ठाम्‌ । 
तयो: सन्दिभिद्वते चरेत्पुराणस्तत: सर्व भ्रयति संप्रमूढ़मू ॥' महा० शान्ति० ७३।४६-५० । 
परस्पर सम सूहुंदो विहितो समचेत्सों ! 
भ्रहमक्षत्॒स्प समानात्मजा सुखमदाप्तुवात्‌ ॥ 
विमानवासयोरेव अजा नश्येयुरेव हि । 

हि स्वासां प्रजामा मूलभुच्यते ॥ महा० शान्ति० ७३४१-४२ । 
'गोगक्षेत्रों हि राष्ट्रस्य राजन्यावत्त उच्यत | 
योगक्षेशों हि समस्त: पुरोहिते ॥ ४ 
अज्लादृष्ट भर्म ब्रह्मा पंजानां शमयत्युत 
दुष्ट चु  क सद्ाण्यं कद ॥$६ 
तपोसतलबर्स 


अस्त भाहुबर्स नित्य अक्ियेषु अतिकितर्‌ ॥ १६ महा शान्ति७ झत् ७४4 


“| 


ज्प्ण 


श्र्ट्‌ 


३4 


र्शे४ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


महाभारत में प्रतिपांदित ये विचार एक ऐसे युग की परिस्थितियों को सूचित. 
करते हैं, जब कि भारत के जनपदों की जनता में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग का महत्व 
बहुत बढ़े गया था, भौर उनकी स्थिति स्वंसाधारण “विश्व: से बहुत ऊँची हो गई थी 
राजा का कार्य श्रब भी प्रजा का रझ्जन करना माना जाता था, पर सज्य के शासन 
में अब जनता का महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रहा था। राजशक्ति का प्रयोग क्षत्रियों के' 
हाथों में था, जो ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव मे रहते हुए और उसके अनुगामी बनकर शासन 
का संचालन करते थे | पुरीहित इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था । 

शुक्रनीतिसार में भी पुरोहित को बहुत महत्व दिया गया है। पुरोहित ऐसा 
हो, जो त्रयी विद्या का ज्ञाता श्रौर मन्‍्त्रानुष्ठान में निपुण हो। उसे जिलेन्द्रिय, कर्म- 
तत्पर, जितक्रोध प्रौर लोभ-मोह से रहित होता चाहिए । उसे इतना शक्तिशाली होना 
चाहिए, कि उसके कोप के भय से राजा सदा धर्म और नीति का अनुसरण करता रहे ।* 
प्रन्य प्राचीन ग्रन्यो से भी पुरोहित का यही महत्त्व सूचित होता है। वस्तुत:, प्राचीन 
भारत के राज्यों में पुरोहित एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद था। वह ब्रह्मशक्ति का प्रतीक 
था। राजाओं को शास्त्र-मर्यादा मे रखना, उन्हें स्वेच्छाचारी न होने देना, और उन 
पर प्रंकुश रखना पुरोहित का ही कार्य था। कौटल्य के अनुसार यदि दण्ड शक्ति का 
दुरुपयोग किया जाए, तो वानप्रस्थ झौर परिब्राजक भी कुपित हो जाते है, गृहस्थों की 
तो बात ही क्‍या ? यह दशा न आने पाए, इसका ध्यान रखना पुरोहित की ही उत्त र- 
दायिता थी। प्राचीन भारत की गासन-संस्थाप्रो का अनुशीलन करते हुए पुरोहित के 
इस महत्व को अ्रवश्य इष्टि में रखना चाहिए । 

(४) सभा 

पुरों झौर जनपदों मे जिन पौर-जानपद सस्थाओं की सत्ता के निर्देश प्राचीन 
साहित्य और शिलालिखों श्रादि से प्राप्त होते हैं, उनका विवेचन इस श्रध्याय मे पहले 
किया जा चुका है। पर ये संस्थाएँ जिन पुरो व जनपदों मे विद्यमान थी, उन्हे विविध 
शक्तिशाली राजाओं ने जीतकर अपने राज्यों में सम्मिलित कर लिया था। ग्राम-संघ, 
जनपद-संघ श्रादि के धर्म, व्यवहार और चरित्र झ्रादि को कायम करने की जो नीति 
भारत के प्राचीन राजाओं की थी, उसके कारण ये पौर-आनपद संस्थाएँ बाद में भी 
कायम रही, झ्रौर इन जनपदों के निवासी आशिक रूप से श्रपनी स्वतस्त्॒ता का उपभगो 
करते रहे । पर प्रश्न यह है, कि जिस ढंग के बड़े राज्य सारतीय इतिहास में बाद में 
विकसित हो गये थे, अनेक जनपद जिनके भ्रन्तगंत थे, क्या उनके केन्द्रीय शासन में भी 
क्षिसी प्रकार की ऐसी सभाओ्रों की सत्ता थी, जिनमें जनता को किसी भी रूप में प्रति- 
निधित्व प्राप्त हो, या जिनमे जनता के विविध वर्गों के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित होते हों। 
१. 'अन्तानुष्ठानसभ्पनः ेबिय: कर्मतपर । 

जितेन्द्रियो जितक्रोधो लोभगोह विवर्जित' |। 
मत्कीपभीत्या राजापि धर्मनीतिरतो भवेतू ॥ शुकतीविसार २७७-७८ । 


२. 'दुष्प्रभोत कामक्रोधाध्यामज्ञानाद्ानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति, किसंस युनमृहस्थान्‌ ध 
कौ० प्रं० १४। ' 





... आचीन भारत की कतिपय महत्वपूर्ण झासन-संस्याएँ २३३६४. 
इस ग्रकार की स्रभा की सत्ता के सम्बन्ध में कतिपय सिर्देश प्राजीन: नीतिपंथों 
द्वार प्राप्त होते हैं। लुक्रतीतिसार से एक ऐसी सभा का विवरण प्राप्त होता है, ' 
जिसके सदस्यों को सभाखद्‌ या सभ्य कहते थे । राजघानी के सध्य भाग में इस सभा के 
लिए एक सभाभवल बनाया जाता था।' समा के लिए ,एक पृथर्‌ दण्डघर होता था, 
जो सभासदों के सभा में उपस्थित हो जाने पर राजां को उनका 'समस्कार निवेदन 
करता था। राजा के पथार जाने पर सब समासद्‌ अपने-ऋपने थानों पर बैठ जाते 
थे ।* पुरोहित राजा के पधारने के बाद सभा में आता था। उसश्नके प्रवेश करने पर 
राजा भी अपने प्रासतन ने उठ लड़ा होता था, और राजा उससे कुशल प्रहत अ्रादि 
पूछता था ।* सभा में उपस्थित जो प्रत्य अधिकारी आझादि होते ये, उनसे भी राजा 
कुशल प्रहन पूछता था । पर इन अधिकारियों के आने पर राजा अपने झासन पर बैठा 
रहता था, उठता तही था। राजा का झ्रासन सभा के मध्य में होता था, जहाँ वह पपने 
पुत्रों, बन्धु-बान्धवों, भाइयों झौर मित्रों के साथ बैठता था। भन्य सदस्य राजा के दायें 
ओर बायें बैठते थे ।* सभा मे आने से पूर्व राजा प्रपने मन्त्रियों से मन्त्रणा कर लेता 
था, और सम्भवततः उसी मन्‍्त्रणा पर समा की स्वीकृति ले ली जाती थी ॥* झुक्रनीति- 
सार में जहाँ यह लिखा गया है कि राजा 'स्व्रमत' (केबल अ्रपने मत) में स्थित न रहकर 
झ्राठ प्रकृतियों व श्रधिकारी वर्ग के परामर्श से कार्य करे, वहाँ यह भी प्रतिपावित है कि 
उसे 'सभासदों' के मत में भी रहना चाहिए ।९ ये सभासद्‌ सभा के सदस्य ही होते थे । 
पर इस सभा के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति होते थे, यह शुक्रमीतिसार से स्पष्ठ नहीं 
होता । सभा में पुरोहित, अधिकारी वर्ग, मत्ज्ी, सजा के बन्धु-बान्धव और मित्र 
उपस्थित होते थे, यही इस नीति ग्रन्थ से सूचित होता है। यह एक प्रकार से राजा के 

दरबार को निर्दिष्ट करता है, यही कहा जा सकता है। 

महाभारत से भी राज्यसभा की सत्ता सूचित होती है। सभापर्थ में कुर देश की 
सभा का वर्णन है, जिसमें प्रधानवया आहाण और क्षत्रिय वर्णों के व्यक्ति उपस्थित थे । 
इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में महाभारत में निम्नलिखित विश्लेषण प्रयुक्त किये गए हैं--- 





ज्न्3 


- शूक्र० ११२१६ । 
- दृष्टवागतान्‌ सभा भध्ये राज्ञे दण्डधर: ऋमात्‌ । 
निवैद्य तस्ततीः पश्चात तेषां स्थानानि सुचयेत्‌ । शुक्र० २।२११। 
है. 'पुरोगमन मुत्यान स्वासने सम्निवेशनस्‌ । 
कुर्यात्‌ सकुशलभरन ऋ्रमात्‌ सुस्सितदर्शनस्‌ ॥ 
सजा पुरोहितादोनां' त्तम्येषां स्नेहदर्शनम्‌ । 
प्रधिकारियणादीनां सभास्थस्य निरालस; ॥' शुक्र० २।२८०-२०१३ 
४. 'सुहृद्भिभ्वत्भि: साथ सम्ाया पुत्रकान्धर्व:। 0 ०] 
राजकुत्यं सेनपैश्न सम्याद्श्चिन्तयेत्‌ सदा ॥ ५, ५ “8९5 ४ 
सभायां प्रत्यगद्गस्थ मस्ये राजशसत स्मृतम्‌ । पथ 25 
दफ़संस्था वास. संस्था विश्वेगु: पारव कमा: ॥ शुक्र० २।३४२-३४३+ 
, हैं शुक्र० २४३४१)  ., दा ३ बट 
६. शुक० साई |" आम _ 


2 


२३६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तग्मा राजनीठिक जिसार्‌ 


शास्त्रों सें पारंगेत, क्रियाशील और इन्द्र के समान ।' जब छूंत में मुंधिष्ठिर ्रीपदी को 
भी हार गया, और कौरवों ने यह दावा किया कि श्ब द्रौपदी भी उनकी दाशी बन गई 
है, तो द्रौपदी ने सभा के सम्मुख यह प्रश्न प्रस्तुत किया कि जब युव्िष्ठिर झत में हार 
कर स्वयं दास बन गया था, तो क्या दास की स्थिति में उन्हें यह भ्रणिकार था, कि के 
किसी व्यक्ति को दाँव पर रख सकें । भीष्म, कणे, दुशासन भादि की सम्मति के विरुद्ध 
विदुर ने सभा के सम्मुख यह भ्रपील की, कि उसके सदस्यों को क्रोध, काम, लोभ और 
भय के बशोभूत न होकर धर्म और सत्य के आघार पर निर्भीक रूप से अपनी सम्मति 
प्रगट करनी चाहिए । जिदुर ने यह भी कहा--“सभा मे उपस्थित होकर जो पघर्मद्रष्टा 
व्यक्ति भ्रपनी सम्मति को प्रमट नहीं करता, और इस कारण जो असत्य निर्णय होता 
है, वह (अपनी सम्मति प्रगट न करने वाला व्यक्ति) उसके भ्राधे फल का भागी होता 
है। भर जो सभा भें उपस्थित होकर अपनी सही सम्मत्ति प्रगट करके अन्यथा भाषण 
करता है, उसके कारण भ्रसत्य निर्णय होने पर वह उसके पूरे फल का भागी बनता है।* 
इस प्रकार महाभारत में नीति-प्रन्थों के इस प्रसिद्ध वचन की पुष्टि की गई है--“या 
तो सभा में जाए ही नही (उसका सदस्य ही न बने), श्रौर यदि जाए तो वहाँ सोच- 
समभकर शअ्रपती संम्मति को प्रगट करें । जो व्यक्ति सभा मे जाकर चुप रहता है या 
भ्रसत्य बात कहता है, वह पाप का भागी बनता है |”? इसमें स्पष्ट है, कि महाभारत 
के समय में भी सभा एक ऐसी संस्था थी, जिसमे न केवल विविध राजकीय विषयो पर 
विचार-विमर्श होता था, श्रपितु न्याय-सम्बन्धी निर्णय भी किये जाते थे । 
महाभारत के श्ान्तिपव मे 'ससद” नाम से एक सभा का उल्लेख मिलता है। 
इसमे सर्वसाधारण जनता के व्यक्ति भी उपस्थित होते थे, इसी कारण इसे 'जनसंसद' 
नाम से कहा गया है ।* इस जनसंसद में विचार“विमशे करते हुए स्वच्छन्द भाषण होते 
थे, जिसके सम्बन्ध में महाभारत में विशद रूप से विचार किया गया है। युधिष्टिर ने 
भोम से प्रदन किग।---जन ससद में कोई मूढ़ व प्रगल्म व्यक्ति किसी मृदु व विद्वान्‌ 
व्यक्ति पर तीवण रूप से श्राक्षेप करे, तो उसे क्या करना चाहिए ?* भीष्म ने इसका 
उत्तर हर दिया--ऐसे गहित व्यक्ति के कथन की उसी ढग से उपेक्षा करनी 
चाहिए, जैसे कि रोगी के प्रलाप की की जाती है। ऐसा व्यक्ति जनता में बदनाम ही 


अब क 


१ इसमे सभाया उपनीतशास्त्रा. क्रियावत्त सर्व एवेल्रकल्पा । 
युरुस्थाना गुसवश्चैव सब तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ॥” सहा० शान्ति 
२ 'यो हि प्रश्न न विश्यादधमंदर्शी सभा गत. । कक कल 
प्रमृते या फलावाप्ति तस्या सो5्ध॑ समश्नते ॥ 
य. पुत्वितय ब्रूयादमंदर्शो सभा गत ॥ 
पनृतस्य फल झत्स्त स आ्राप्नोतीति निश्चय: ॥' महा० ६ ४- 
रे सभा वा न प्रकेटव्यं व्यक्तव्य वासमण्जसम्‌ । ७७७०७७०७५० 
भजवन्‌ विद्ववन्यापि नरो भवत्ति किल्वधी |? 
हैं. “इदमुक्तों मया कश्चित्‌ सबंतो जनससदि ।* हा 
; | ० शान्ति० पृषृ४३ ३: 
२ विद्वान मूठ्प्रगल्भेन मृदुस्तीक्ष्णेण भारत ; के 
' प्राकेश्यमान सदससि कथ कु्यादरिन्दम ॥ महा० शान्ति० ११४४९ । 





निजज+- 


अंचीन भारत की कतिपध महत्वपूर्ण शासनम्संस्पाएँ'.. २३७: 
जाता है, श्ौर उसके अयत्त सिष्फल हो जाते हैं । ऐसा अल्पभति व्यक्ति जो-कुछ भी 
कहे; उसको सहना ही ठीक है । उस द्वारा की गई अदंसा व सिन्‍्दा से वंया जनता तर 
बिगड़ता है उसका प्रकषन जैसे ही निरर्भक होता है, जैसे जंगल में कौए का बीलसा ।* 
महाभारत के इप विवरण से एक ऐसी सभा का निर्देक मिलता है, जिसमें, विभिन्‍्त 
व्यक्ति कदु भाषणों द्वारा दूसरों पर आप्षेप किया करते थे.। यह जनसंस्रद्‌ साम्राज्य की 
केन्द्रीय सभा तो सम्भवत: नहीं थीं। शायद यहू. जनपदों की परम्परागत सभा को ही 
सूचित करती हैं, जिसमें सर्वसाधारण जनता के व्यक्ति भी उपस्थित होते थे। या यहे 
भी सम्भव है, कि महाभारत का यह प्रकरण सब प्रकार की सभाओं में होने काले 
विवादों के साथ सम्बन्ध रखता हो । 

रामायण में राजा दह्षरथ की जिस परिषद्‌ का उत्लेख है, उसमें ब्राह्मणों, बल- 
भुख्यो और पौर-जानपदों की उपस्थिति सूचित की गई है। बलमुख्य (सेनापति) क्षत्रियों 
के अतीक है। इस प्रकार रामायण के युग की सभा या परिषद में ब्राह्मण, क्षतिय भौर 
पुर तथा जनपद के श्रमुख ध्यक्ति सम्मिलित होते थे ।* इस परिषद्‌ पर हम पहले प्रकाश 
डाल खुके हैं । 

चश्डेश्वरकृत राजनीति रत्नाकर” में हारीत स्मृति की कतिपय उक्तियाँ उद्धृत 
की गई हैं, जिनमे चार प्रकार की सभाएं बणित है---प्रतिष्ठित, भ्रग्नतिष्ठित, मुद्रित 
श्र शासित । राजा स्वर्य जिस सभा को स्थापित करे, उसे “प्रतिष्ठित' कहते हैं । 
ग्राम, पुर झादि में जो सभाएँ चली झा रही होती हैं, उन्हें 'प्रप्रतिष्ठित' कहा जाता 
है। राजा के सचिवों और न्यायाधीज्षों द्वारा प्रमाणित सभाएँ 'मुद्रित' कहाती हैं। राजा 
के शासन (राजाज्ञा) द्वारा स्थापित सभाओं की सज्ञा शासित' होती है। हारीत द्वारा 
बणित इन सभाओं में उस सब प्रकार की सभाझों का समावेश हो गया है, जो प्राचीन 
काल में विद्यमान थी । राजा की अपनी सभा जिसमे ब्राह्मण, बलमुख्य श्रौर राज्य के 
प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होते थे, प्रतिष्ठित” सभा कहती थीं। प्राम-सघ, जनपद्र-संघ, 
पुर-संघ, जाति-संघ, श्रेणि-संघ (शिल्पियो के गिल्ड) और व्यापारियों के समूह (निगम) 
झादि “भ्रप्रतिव्ठित' सभाएँ थी, क्‍योंकि ये परम्परागत रूप से विद्यमान थी। राज्य के 
उच्च पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित होकर जो सभाएँ कायम होती थी, उनकी सश्ञा 
ुद्वित' थी। राजा से अनुज्ञा (चार्टर) लेकर स्थापित होने वाली सभाएँ 'शासिता 
कहाती थीं। हारीत ने उन सब विविध समुदायों और समुहों (85४80०ं40075) का 
परिगणन सभाओं के रूप में कर दिया है, जो भारत मे प्राचीन काल से विद्यमान थीं । 


तहित॑ तमुपेक्षेत वाश्यप्रनमिचातुरभ्‌ । 
लोके विद्वेषमापस्तों निश्फल प्रतिपर्थते ॥४ । 
यधद्‌ बूयादत्पप्नति स्ततंदस्य सदेत्तदा ॥॥७ । 
गअहत्या हि प्रशंसन्‍्वा निन्द्या कि करिष्यत्ति 4 
बे काक हवाबुद्धितश्यिमानों निरबेकम्‌ ॥'म महा शान्ति० १९४ । 
२. रामायण, अ्यीध्या काब्ड २१११ | 
३. राजनीतिरलाकर, झ० ५। ' 


नर>+न्‍क >>, 


श३क् प्राचीन भारत की शासने-संस्याएँ श्या राजनीतिक विचार 


इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि ' 
आरत के प्राचीन राज्यों में केन्द्रीय सभा की सत्ता भ्रवर्य थी । पर इस सभा को बे 
मान झर्थों में पालियामेन्ट नहीं कहा जा सकता । इसके सदस्यो की नियुक्ति निर्वाचन 
द्वार नहीं होती थी, और न ही यह उस ढंग से कानून श्रादि का निर्माण करती थी, 
जैते कि वर्तमान समय की विधानसभाएँ करती हैं। मन्त्री या मन्व्रिपरिषद भी इसके 
प्रति उसरदायी नहीं होते थे । इसका स्वरूप एक राजदरबार के समान होता था, 
जिसमें राज्य के प्रमुख व्यक्ति (ब्राह्मण, क्षत्रिय व अन्य) शौर उच्च पदाधिकारी 
सम्मिलित हुआ करते थे । इनके सम्मुख राजकीय विषयों को विचार के लिए प्रस्तुत 
किया जाता था, और राजा उनकी सम्मति को भहत्त्व भी देता था। उसके लिए 
यह सम्भव व क्रियात्मक नहीं था, कि वह राज्य के अमुख पुरुषों की सम्मतिं की 
उपेक्षा कर सके । पर इस सभा की स्थिति आधुनिक झर्थों मे संवैधानिक नहीं थी | 
केवल भारत में ही नही, अपितु श्रन्य देशों के राजतन्त्र राज्यों मे भी प्राचीन समय में 
वैसी विधानसभाञ्रों की सत्ता नही थी, जैसी कि झ्ाजकल है। प्राचीनकाल मे प्राय. 
सभी देशों में कानूत परम्परागत रूप से ही घिद्यमान होते थे। उनका निर्माण करने के 
लिए विधान-सभाझ्रों की सत्ता नही होती थी । राजा द्वारा कतिपय राजाज्ञाएँ (राज- 
शासन) भ्रवश्य जारी किये जाते थे, जिनका निर्धारण वह अपने मन्त्रियो के परामर्श के 
प्रमुसार करता था। कानूनों का निर्माण करने के लिए विधान-सभाएँ उस समय नहीं 
होती थी । मन्‍्त्री भी किन्‍्हीं सभाझ्रों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे । मम्ध्रियों की 
नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, श्रौर वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। महा- 
भारत, शुक्रतीतिसार श्रादि में जिन सभाओ्रो व ससदो का उल्लेख है, वे ऐसे राजदरबार 
ही हैं, जिनमे राज्य के प्रमुख व्यक्ति और राजा के बन्धु-बान्धव उपस्थित होते थे । 
जिन पौर-जानपद सस्थाग्रो की सत्ता का इस अ्रध्याय मे हमने उल्लेख किया है, बे 
प्राचीन पुरसंघो और जनपद-संघो को सूचित करती हैं, जो विशालकाय राज्यो व 
साआज्यों के विकास के बाद भी भारत के पुरो व जनपदो में परम्परागत रूप से विद्य- 
मान थे । शासन कार्य मे इनका महत्त्व भ्रभी विद्यमान था, इस तथ्य से इन्कार नहीं 
किया जा सकता । पर इन्हे प्राचीन भारत की पालियामेन्ट के रूप में मानना भी उचित 


नहीं है । 


तेरहवाँ भष्याय... ' 
गुप्त साम्राज्य की शासन-व्यवंस्था 


(१) ध्रुप्त साम्राज्य 


तीसरी सदी ईस्वी पूर्व भे भारत पर विदेशी जातियों के आक्रमण प्रारम्भ हो 
गग्रे थे, झौर यवन, क्षक, पह्ुव तथ्रा कुशाण लोगों ने इस देश के विविध प्रदेशों पर , 
अपने-अपने राज्य कायम कर लिए थे। इन राज्यों की स्थापना के कारण मागध 
साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी, श्रौर भारतीय इतिहास के रंगमझूच पर ऐसी 
राजशक्तिया प्रकट हो गईं थीं, जो इस देश के निवासिग्रों की दृष्टि में विदेशी थीं । 
यद्यपि इन जातियों वे भारत के धर्म, भांषा और संस्कृति को अपना लिया था, और 
शासन के क्षेत्र में भी इस देश की पुरानी परम्पराश्रों का अनुकरण करना प्रारम्भ कर 
दिया था, फिर भी यहाँ के पुराने शासक-वर्ग और जनता की दृष्टि मे ये विजेता व 
नये शासक विदेशी ही थे। अ्रशोक, सम्प्रति और शालिशुक जैसे मौर्य सञ्ञाटों ने जो 
क्षात्र धर्म की उपेक्षा कर श्रपनी शक्ति का प्रयोग 'घम्म-विजय' के लिए आरम्म किया 
था, और जिसके कारण वे स्वयं भी भिक्षुशरों था मुतियों का-सा जीवत बिताने मे भौरव 
अनुभव करने लगे थे, वह भारत के विचारकों को पसन्द नहीं था। इन राजाओं के 
प्रति जनता की क्‍या भावना थी, यह नीतिवाक्यामुत मे उद्धृत एक पुरानी यक्ति द्वारा 
स्पष्ठ हो जाता है--राजा का काम दुष्टों का निग्नहु श्र श्िष्ट जनों का परिषालन 
करना है, सिर मुँडाना या जटा धारण करना नहीं है ।” इसीलिए भ्रश्चोक की नीति 
को मूखंतापू्णं समझने का विचार भी इस देश में उत्पन्न हो गया था। श्रशोक ते 
अपने शिलालेखों में बड़े गौरव से श्रपने को देवानां प्रिय: कहा है। पर पुराने वैय्याकरणों 
और कोशकारों ने देवानां प्रिय: का श्रर्थ ही मूर्ख कर दिया था। 

मगध के सजाटों द्वारा राजधर्म की उपेक्षा कर देने का परिणाम यह हुआ, 
कि भारत के बहुत-से पुराने जनपद (गणतन्त्र और राजतन्त्र) फिर से स्वतन्त हो सये, 
और उन्होंने विदेशी राजाझों के विरुद्ध संघर्ष करने में भनुपम बीरता प्रदर्शित की । 
महाराष्ट्र तथां श्रान्श के सातवाहन वंशी राजा और मालव तथा यौधेथ गण, इनमें 
अमुख थे। इन्हीं के पराक्रम के कारण हक, कुझाण आदि जातियाँ भारत में अपने 
स्थायी राज्य नहीं स्थापित कर सकीं। कंनिष्क के समय में भारत के बड़े भाग पर 
कुशाणों का भाषिपत्य स्थापित हो गया था, और पाटलिपुत्र में भी उतका एक क्षत्रप 
क्ासन करने लगा था। पर कनिष्क के उत्तराधिकारियों के समय में आरत की भूल 
राजशक्तियाँ फ़िर प्रवल होने लगीं, भौर भारणिव तथा वाकाटक वंश के शक्तिशाली 


'संञ्षी' हि दुष्दर्नियहः जिष्टपरिपोलसअण प्रंमों नें पुन; शिरोमुण्डय अटायारणें च्‌ । 


र४० प्राचीन मारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


राजाओं ने मध्यदेश से कुशाणों के शासन का अन्त कर अनेक बार भ्रइवमेध यज्ञों का 
अ्रनुष्ठान किया । 
पर भारत में एक बार फिर एक विशाल साआ्जाज्य की स्थापना और इस' देश 
की राजनीतिक शक्तियों का एक सूत्र में संगठित करने का अधान श्रेय गुप्त बंशी 
राजाओं को प्राप्त है। चौथी सदी ईस्वी के प्रारम्भ में गुप्त वंश के उत्कर्ष का प्रारस्भ 
हुआ, और समुद्रगुप्त (३२८-३७८ ई०) और चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७८०४ ४१४ ई०) 
जैगे शक्तिशाली सम्राटो के नेतृत्व में मागध साम्राज्य के लुप्त गौरब का पुनरुद्धार 
हुआ । इस समय एक बार जो फिर भारत के बड़े भाग में एक विशाल साम्राज्य 
संगठित हुआ, उसकी शासन-संस्थाप्रो के सम्बन्ध मे परिचय प्राप्त करने के वैसे साधन 
हमे उपलब्ध नहीं हैं, जैसे कि मौ्य साम्राज्य के विषय में है। कौटलीय प्रर्थशास्त्र 
जैसा कोई ऐसा ग्रन्य इस युग के सम्बन्ध मे नही मिलता, जिसकी रचना ही “नरेन्द्र 
के लिए शासन-विधि के रूप मे की गई हो । मंगस्थनीज जेंसा कोई ऐसा विदेशी यात्री 
भी इस युग मे भारत तही भ्रागा, जिसके यात्रा-विवरण से हमे इस काल की शासन- 
पद्धति का परिचय प्राप्त हो सके । चीनी यात्री फाइयान इस युग में भारत की यात्रा 
के लिए अवध्य आया था, पर उसकी यात्रा का प्रयोजन बौद्ध घर्म और साहित्य का 
प्रनुशीलन करना ही था । फाइयान पाटलिपुत्र मे रहा था, और उसने पेशावर से बंगाल 
की खाडी तक के प्रदेशों की यात्रा भी की थी । पर उसे राज्य-शासन, श्राथिक दशा 
श्रादि के सम्बन्ध मे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने यात्रा-विवरण में कही- 
कही इस देश के सुशासन और कानूनों की उत्तमता का निर्देश अवश्य किया है, जैसे 
“राज! प्रमूत भौर सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढी और पचायत कुछ नही है। वे 
राजा की मूमि जोतते हैं, और उसक। प्रश देते हैं । जहाँ चाहें रहे । राजा न प्राणदण्ड 
देता है, न शारीरिक दण्ड देता है। ग्रपराधी को अ्रवस्था के श्रनुसार उत्तम साहस या 
मध्यम साहस का भ्र्यदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्यु-कर्म करने पर दक्षिण 
करच्छेद कर दिया जाता है। राजा के प्रतीहार भौर सहचर वेतनभोगी होते हैं ।” पर 
इससे प्रधिक फाइयान के यात्रा-विवरण द्वारा शासन-संस्थाझो के सम्बन्ध में कोई महत्व- 
पूर्ण बरतें ज्ञात नही होती । 
पर भग्रुप्त-युग की शासन-संस्थाप्नों के सम्बन्ध में हमें ऐसे ठोस साधन प्राप्त हैं, 
जिनकी प्रामाणिकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। ये साधन शिलालेखों और' 
सिक्‍को के रूप में हैं। इन्ही के श्राधार पर हम इस काल की शासन-पद्धति पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही, अनेक ऐसे साहित्यिक व नीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ 
भी है, जिन्हे गुप्त युग का माना जाता है। ऐतिहासिकों के भ्रनुसार महाकविं कालिदास 
का समय गुप्त युग में ही था, और वे सन्नाट्‌ चन्द्रगुंप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के नव- 
रत्नों मे से एक थे। कालिदास द्वारा विरचित रधुवंश, मालविकार्रिममित्र, अभिज्ञान- 
शापुत्तलम्‌ प्रादि ग्रन्थों द्वारा इस युग के राजनीतिक भ्रादशों व झ्सन-संस्थान्नों का भीः 
कुछ परिचय मिलता है। विश्/लदत्त द्वारा विरचित प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस भी इसी 
युंग की कृति है, जिसके भरतवाक्य में विदेशी प्ाक्रान्ताओं के उस प्रचण्ड आक्रमणों की 


गुप्त साओज्य की शासत-व्यचस्थी - - ! पड 


'और इशारा हैं, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त के सभय भारत पर हुंए थे. 
और अपने बढ़े भाई के “बन्घुभृत्य' के रूप में 'चू्द्रभुप्ल द्वितीय ने जिन्हें परास्त कर 
भारत-भूमि की रक्षा की थी ।* पञ्चतन्त्र जैसा असिद्धे कथाग्रत्थ भी इसी युर्ग की कृति 
समझा जाता हैं, जिसमें पशु-पक्षियों को पात्र बनाकर राजनीति के तत्त्वों का प्रतिषोदन ' 
किया गया है। कामन्दक नीतिसार भी सम्भवतः इसी युंग की कृति है। पर इस काल 
की शासन-संस्थाझ्रों के परिचय का मुख्य साधन यृप्त सअ्राटों के शिलालिख भोर सिक्के 
ही हैं। 

सामन्‍्त पद्धति (ए८प्र0शा5ा0) का उदथ--गुप्त युग की' शासत-संस्थाभ्रों का 
अनुशीलन करते हुए सबसे महत्त्वपूर्ण बात, जिसे दृष्टि में रखना चाहिए, सामन्‍्त पद्धति 
का विकास है। सौर्य-साज्राज्य में सामन्‍त' राजाओं का अस्तित्व नहीं था। साम्राज्य 
के अन्तर्गत विविध जनपद उस युग में भ्रवश्य थे, जिनमें विविध प्रकार की शासन- 
पद्धतियों की परम्परागत रूप से सत्ता थी। इन जनपदों की भ्रान्तरिक स्वतन्त्रता को 
भी उस समय कायम रखा गया था। पर गुप्त-युग में इस देश में सामन्त-पद्धति का 
उदय हो गया था, और शासन की दृष्टि से गुप्त-स/म्राज्य का स्वरूप इस प्रकार का 
था कि गृप्त वंशी महा।राजाधिराज या सम्लाट्‌ को अपना अधिपति स्वीकार करते हुए 
विविध राजा अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापू्वक शासन करते थे । जिस ढंग से सामन्त- 
पद्धति यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में पायी जाती है, वँसी ही अब भारत में भी विक- 
सित होनी प्रारम्भ हो गई थी। इसका कारण सम्भवत यह था, कि यवत, शक, पह्ुव 
आदि विदेशी जातियो के आक्रमणों के समय मे भारत में शान्ति और व्यवस्था का श्रन्त 
हो गया था, और जन-समाज में एक प्रकार का मात्स्यन्याय प्रादुर्भूत हो गया था। 
मीननगर के शक महाराजों और कुशाण सम्राटों ने अ्रपने चिजितों का शासन करने के 
लिए भ्रनेक क्षत्रपों की नियुक्ति की थी, जो स्वतन्त्र शासकों की स्थिति रखते थे । पर 
इनके लिए अपने-अ्रपने प्रदेशों की प्रजा से भक्ति प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था। इस 
दशा में यह स्वाभाविक था, कि विविध क्षेत्रों में ऐसे विभिन्‍न शक्तिशाली और प्रतापी 
व्यक्ति प्रकट होने लगें, जो विदेशी व विजातीय “दस्युओ्नों' से जनता की रक्षा करने के 
कार्य को अपने हाथों में ले लें । गुप्त सम्राटो के लिए यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे 
इनका मूलोच्छेद करके अपना एकाधिपत्य भारत में स्थापित कर सकें। उन्होंने इन 
विविध क्षत्रपों व राजाओं की सता को कायम रखा, और इनसे अधीनता स्वीकार 
कराके ही सनन्‍्तोष झनुभव किया । इसी परिस्थिति में उस पद्धति का विकास हुप्ना, जिसे 
इतिहास में 'सामन्त-पद्धति' कहा जाता है। गुप्सवंश के समय में जो यह पद्धति प्रारम्भ 
हुई,-बह भारत के सम्पूर्ण मध्यकालीन इतिहास भे कायम रही । 

शुष्तों के शिलालेखों में बहुत-से राजाश्ों झौर महाराजाशों का उल्लेख है, जो 
गुप्त सम्राटों की प्रधीतता स्वीकार करते थे। इन्हीं को सामन्‍्त झौर महासामन्त भी 
कहा गया है। ये राजा (सामनन्‍्त) भौर महाराजा (महासामन्त) भ्रधीनस्थ (#४ए/&०7५) 
प्‌ '्लेच्छेरब्रिज्बमाना भुजेमुगंमंधुनो संख्िता राजमूर्ते: । 

सर श्रीमद्वन्धुभ्त्यश्विरमवंतु महीं पाथिवश्चस्द्धतुष्त: ॥| 


र४२ प्राचीन भारत की झसर-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


शासकों को ही स्थिति रखते थे । गुप्त सआ्लाट्‌ महाराजाधिराज, परमेश्वर ऑफ शोर 
परमभट्ठारक कहाते थे। गुप्तवं् के प्रथम दो राजाभो के लिए उनके सिक्कों और 
अभिलेश्षों मे केवल 'महाराजा' शब्द का उपयोग किया यया है, क्योंकि अन्य राजाओं से 
झ्रधीनता स्वीकार कर उन्होंने महाराजाघिसज का पद प्राप्त नही किया था। सातवीं 
प्रदी में जब वर्धन बंध का उत्कर्ष हुआ, तो उसके पहले राजा भी केक्ल महाराज ही 
थे। पर बांद में भ्रन्य राजाश्ों से प्रधीनता स्वीकार करा लेने के कारण उन्होंने भी 
महाराजाधिराज पद प्राप्त कर लिया था। 

गुप्त युग के जो बहुत-से शिलालेख इस समय प्राप्त हुए हैं, उनमे श्रच्छी बड़ी 
संख्या उन लेखों की है, जिनमे किसी ब्राह्मण या भअ्न्य व्यक्ति को दी गई जागीर व 
पझनन्‍्य दान का उल्लेख है। ये लेख दानपत्रो के रूप मे हैं। ये लेख केवल गुप्त सप्नाटो 
द्वारा ही उत्कीर्ण नही कराये गए थे, अ्रपितु उनके श्रधीनस्थ विविध राजाग्नो और 
महाराजागओ हाय किये गए दानो का भी इनमे उल्लेख है। महाराज हस्तिन्‌ द्वारा 
उत्कीर्ण कराया गया एक लेख बडे महत्त्व का है, जिसमें कि वहु जहाँ एक ओर सम्राद्‌ 
या महाराजाधिराज के प्रति अपनी ग्रधीनता प्रदर्शित करता है, बहा दूसरी प्लोर अपने 
भ्रधीतस्थ राजाओं और सामन्‍्तो का भी उल्लेख करता है। अनेक महाराजाओ का 
प्रभिषेक सम्राट द्वारा भी किया जाता था। महाराज द्रोणसिह के एक शिलालेख में 
सम्राट द्वारा उसके भ्रभिषिक्त किये जाने का वर्णन है। सन्लाट्‌ द्वारा किये जाने वाले 
इस ढंग के श्रभिषेक द्वारा सअआट अपने अधीनस्थ महाराजा की सत्ता व अ्रधिकारक्षेत्र 
को स्वीकार करता था। जो अधीनस्थ राजा व सामन्त विशेष शक्तिशाली या महत्व 
के हो, उन्हे 'सामन्त-चूडामणि' जैसी उपाधियाँ भी सम्राट्‌ की ओर से प्रदान की जाती 
थी। सम्राट के अधीन ये राजा और महाराजा प्राय. सम्राट्‌ के दरबार (उपस्थान- 
भूमि) मे उपस्थित होते थे, और उसके प्रति भ्रपती भक्ति प्रदर्शित किया करते थे । 
अख्राट्‌ स्कम्दगुप्त (४५५-४६७ ई०) के एक छिलालेख मे बड़े श्रालकारिक रूप से 
यह लिखा गया है, कि भ्रभिवादन के लिए भुकते हुए नृपतियों द्वारा वायु के जो सोके 
उत्पन्न हुए, उनके कारण सारी उपस्थान-मूमि हिल गई । “जिसके चरण नृपतियों के 
राजमुकुटो मे लगायी हुई मणियों के कारण प्रकाशित हो गये हैं,' सम्राटो का यह 
बर्णन सस्कृत के काव्यों में इसी समय मे प्रारम्भ हुआ, क्योकि गुप्त सप्लाटो के राज- 
दरबार में बहुत-से राजा और महांराजा सदा उपस्थित रहते थे, और उतके चरणों पर 
राजमुक्ुटों से सुशोभित भ्रपने सिरो को भुकाकर उनके प्रति भ्रपना सम्मान प्रकट किया 
करते थे। सम्राट के भ्रधीतस्थ न केबल राजा और महाराजा ही, अपितु विविध गण- 
राज्य भौर नैगम सभाएँ झ्रादि भी इस युग मे अपने सिक्‍के जारी करती थी । उनकी 
स्थिति ठीक वही थी, जो कि सामन्त-पद्धति वाले राज्यों मे विविध सामन्‍्तों और अन्य 
अधीनस्थ राजसत्ताओं की होती है। मध्यकालीन यूरोप मे भी पवित्र रोमन सम्रा्ों 
की भ्रधीनता मे राजाप्नों व महाराजाशो के प्तिरिक्त अनेक नगर-राज्यों भौर व्यापारिक 
नगरो की भी स्वतन्त्र सत्ता थी। यही बात भारत में सामन्त-पद्धति के विकास क्के 
कारण गुप्त सआटों के विषय मे भी कही जा सकती है। 


युप्त साम्राम्य की शससन-व्यवस्था * २४३ 


सामत्त पद्धति के कारण मारत से. राजा शब्द का पन््थं सी प्रव अधिक 
व्यापक रूप ग्रहण करने लग गया था। राज्य के स्वामी राजा के अतिरिक्त अब अन्य 
भी बहुत-से ऐसे व्यक्ति हो गए थे, जिन्हें राजा कहा जाता था। सम्राट के अधीन 
जितने भी महृसामन्त, सामन्‍्त धौर उपसामन्त थे, वे सब भी अब राजा कहे जाने 
लगे थे । 


(२) गुप्त-सास्राज्य की शासन-व्यवस्था 


साम्राज्य का स्वस्य---गुप्त-साआ्राज्य के भन्तगंत सब प्रदेशों पर गुप्त-सआटों 
का सीधा शासत नहीं था। उनके भ्रधीन भ्रनेक महाराजा, राजा और गणराज्य थे, 
जो झन्तरिक शासन मे स्वतस्त्र थे। सामस्तों को उनके राज्य झौर शक्ति के अनुसार 
महाराजा व राजा झादि पदों से कहा जाता था। सब सामन्‍्तो की स्थिति भी एक 
समान नही थी। पअ्रायविते या मध्यदेश के सामम्त गुप्त सम्राटों के अधिक प्रभाव में 
थे । सुदूरवर्ती सामन्त प्रायः स्वतन्त्र स्थिति रखते थे, यद्यपि वे गुप्त-समञ्राटो की प्रधीनता 
को स्वीकार करते थे । यही दह्ला गणराज्यों की थी । शासन की दृष्टि से हम ग्रुप्त- 
साम्राज्य को निम्नलिखित भागों मे बाँट सकते हैं---(१) गुप्तवंद के सम्राटों के शासन 
मे विद्यमान प्रदेश--ये शासन की सुगमता के लिए भुक्तियो (प्राल्तों या सूबों) में विभक्त 
थे। प्रत्येक भूक्ति मे अनेक 'विषय' भौर उनके भी विविध उपविभाग होते थे। (२) 
श्रार्यावर्त व सध्यदेश के सामन्‍्त--इनकी यद्यपि पृथक्‌ सत्ता थी पर ये सम्राट की 
अधीनता मे ही शासन का कार्य करते थे । (३) गणर/ज्य--यौधेय, मालव, श्रार्जुनायन, 
झ्राभीर, प्रार्जुन, शनकानीक, काक, खपरिक, मद्र भ्रादि अनेक गणराज्य गुप्तो के 
शासन-काल मे विद्यमान थे, जो गुप्त सम्राटों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे । (४) 
अधीतस्थ राजा--दक्षिण कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर, कोट्टूर, ऐरड्डपल्ल, देबराष्ट्र, 
अवमुक्त झ्रादि बहुत-से राज्य इस काल से पृथक्‌ रूप से विद्यमान थे । पर उनके राजाप्ों 
ने गुप्त-सज्ाटो की शक्ति के सम्मुख सिर भूका दिया था। (५) सीमावर्ती राज्य-- 
झासाम, नैपाल, समतत, कत्‌ पुर झादि के सीमावर्ती राज्य प्रायः स्वतन्त्र सत्ता रखते 
थे, पर ये सब गुप्त-सम्राटों को मेंट-उपहार भेजकर और उनकी ग्राज्ञाओ्रों का पालन 
कर उन्हें सन्तुष्ट रखते थे। ये सब गुप्त सम्राों के दरबार मे भी उपस्थित होते थे । 
(६) अनुकूल मित्र-राज्य--सिहलद्गीप श्रौर भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के कुक्ञाण- 
राजा गुप्त सआटों को मेंट-उपहार भौर कन्यादान आदि उपायों से सित्र बनाये रखने 
के लिए उत्सुक रहते थे । यद्यपि उनके राज्य गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत नही थे, तथापि 
वे गुप्त-स ज्राटो को एक प्रकार से श्रपना भ्रधिपति मानते थे । इन्हें हम अनुकूल मित्र- 
राज्य कह सकते हैं । 

क्रेल्लीय झ्वासन---गुप्त-सात्ाज्य का शासन सझ्राट्‌ में केन्द्रित था। मौर्यों के 
समान गुप्तों ने भी अपनी बैयक्तिक शक्ति, साहंस और प्रताप से एक विशाल साआज्य 
की स्थापना की थी। उसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट' रूप में करते थे । थे 
जुप्त सजा अफ्ते को 'सहाराजाधिराज', 'परमेश्र', 'परम-भागवर्त, 'परमद॑बत', 


र्‌४४ड प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सम्राट, 'चक्रवती' 'परम-भद्टारक' भादि विरुदों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं 
और लोकपालों के अंशों से राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह विचार उस समय बल 
पकड गया था । समुव्रगुप्त को एक शिलालेख में 'लोकधाम्नो देवस्थ भी कहा गया है । 
इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक-नियमो के अनुष्ठान और पालन करने भर के 
लिए ही मनुष्य रूप था, वह संसार में रहने वाला देवता' ही था। राजाप्रो के प्रति 
यह दैवी भावना इस युग की स्मृतियों से भी प्रकट होती है । राजा देवताओं के अंश 
में बना होने के कारण दैवी होता है, यह भाव याज्वल्क्य भ्रौर नारद-स्मृतियों में 
विद्यमान है। कौटलीय प्रर्थशास्त्र के समय मे यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग 
गुप्तवर लोग सर्व-साधारण लोगों मे राजा का प्रभाव उत्पन्त करने के लिए ही किया 
करते थे । पर गुप्त-काल तक यह एक सर्वसम्मत सिद्धान्त हो गया था, और शिलालेखो 
तक में उसका उपयोग होने लगा था । 

सम्राट्‌ को शासन-कार्य मे सहायता देने के लिये मन्त्री या सचिव होते थे, 
जिनकी कोई सख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख 
किया है, जिसके सभासद धर्म-शास्त्र भे कुशल, प्रथ॑ज्ञान मे प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी 
झ्ौर शत्रु व मित्र को एक दृष्टि से देखने वाले होने चाहियें । राजा भ्रपनी राजसभा के 
इन सभासदों के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामर्श के प्रनुसार 
कार्य करता था। देश का कानून इस काल मे भी परम्परागत धर्म, चरित्र भ्रौर 
व्यवहार पर शआ्राश्चित था । जनता के कल्याण श्रौर लोकरजन को ही राजा लोग अपना 
उद्देश्य मानते थे । इसका परिणाम यह था, कि परमप्रतापी ग्रुप्त सम्राट्‌ भी स्वेच्छाचारी 
व तिर|ुश नही हो सकते थे । 

साम्राज्य के मुख्य-मुख्यः पदों पर काम करने वाले कमंचारियो को 'कुमारा- 
मात्य' कहते थे । कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे लोग भी । सा म्राज्य 
के विविध भ्रगो--भुक्ति, विषय भ्रादि का शासन करने के लिए जहाँ इनकी नियुक्ति 
की जाती थी, वहाँ सेना, न्याय श्रादि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। कुमारा- 
भात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा मे होते थे, भर शासन-सूत्र का संचालन इन्ही के हाथो 
में रहता था। 

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'भ्रधिकरण' कहते थे । प्रत्येक श्रधि- 
करण की श्रपनी-अपनी मुद्रा (सील) होती थी। गुप्त-काल के विविध शिलालेखो और 
मुद्राओं झ्रादि से निम्नलिखित अभ्रधिकरणों और प्रधान राज-कमंचारियों के विषय मे 
परिचय मिलता है--- 

(१) महासेनापति--शुप्त सम्राट स्वयं कुशल सेनानायक और योद्धा थे । वे . 
दिग्विजयो श्रौर विजय-यात्राझ्रो के श्रवसर पर रवय सेना का संचालन करते ये । पर 
उनके शभ्रधीन महासेनापति भी होते थे, जो साआ्भाज्य के विविध भागों में, विशेषतया 
सीमान्त प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थे। सेना के ये सबसे बड़े पदा- 
घिकारी 'महा।सेनापति' कहाते थे । ; 

(२) महादण्डनायक--महासेनापति के अधीन अनेक महादण्डनायक होते थे, 


शुष्त साक्राज्य की शासन-व्येवश्या...' . - शढ४ई 


शो युद्ध के प्रवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त-काल की सेना के तीन अजान 
विभाग होते घे---पदाति, घुड़सवार और हाथी । महादंडनायकों के अधीन महास्वपति, 
अश्वपति, महापीलुपति, पीलुपति आदि भ्रनेक सेनानायक रहते थे। साधारण सैनिक 
को 'चाट' और सेना की छोटी टुकड़ी को चमू' कहते थे । चमू का तायक “चमूष' 
कहलाता था। युद्ध के लिये परशु, शर, अंकुदा, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच प्रादि 
भ्रनेकविध अस्त्रो को प्रयुक्त किया जाता था । ' 

(३) रणभाडारिक--सेना के लिग्रे सब अंकार की सामग्री (अस्त्र-शस्त्र, भोजन 
श्रादि) को जुटाने का विभाग रणभांडारिंक के भ्रधीन होता था । 

(४) महाबलाधिकृत--सेना, छावनी और व्यूह-रचना का विभाग महाबला- 
ध्यक्ष या महाबलाधिकृत के हाथ मे रहता था। उसके अधीन भ्रनेक बलाधिकृत 
होते थे । 

(५) दडपाशिक--पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दडपाशिक कहलाता 
था | उसके नीचे खुफिया विभाग के श्रधिकारी “चौरोड्ध रणिक', 'दूत' श्रादि अनेक 
कर्मचारी रहते थे । पुलिस के साधारण सिपाही को भट कहते थे । 

(६) महासाधिविग्नहिक---इस उच्च शभ्रधिकारी का कार्य पड्मेसी राज्यो, सामन्‍्तों 
और गणराज्यों के साथ संधि तथा विग्नह की नीति का प्रयोग करना होता था। यह 
सम्राट का अत्यन्त विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो सान्नराज्य की विदेशी नीति का 
निर्धारण करता था ' किन देशों पर आक्रमण किया जाय, भ्रधीनस्थ राजाशो व साम्तों 
के प्रति क्या व्यवहार किया जाय, ये सब बातें इसी के द्वारा तय होती थी । इसे 
'सन्धिविग्रहाधिकरणाधिकृत' भी कहते थे । 

(७) विनय-स्थिति-स्थापक--मौर्यंकाल मे जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, 
बही गुप्त-काल मे विनय-स्थिति-स्थापक करते थे । देश में धर्मनीति की स्थापना, जनता 
के चरित्र को उन्नत रखना श्ौर विविध सम्प्रदायो में मेल-जोल रखना इन्ही प्रमात्यों 
का कार्य था। 

(८) भाडागराराधिकृत--यह कोषविभाग का अध्यक्ष होता था । 

(६) महाक्षपटलिक---राज्य के सब आदेशों का रिकार्ड रखना इसके अधि- 
करण' का कार्य था। राजकीय आयन-व्यय श्रादि के सब लेखे भी इसी अ्रमात्य हारा 
रखे जाते थे । 

(१०) सर्वाध्यक्ष--यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान 
अधिकारी होता था । 

इत सुरुय पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त राज्य-कर को वसूल करने का विभाग 
'प्रुआधिकरण' कहलाता था | इस झधिकरण के प्रधीन शास्किक (मूमिकर वसूल करने 
बाले), गौल्मिक (जंगलों से विविध झ्रामदती प्राप्त करने वाले), तलवांटक व गोप 
(ग्रामों के विविध कर्मचारी) भादि अनेक राजपुरुष होते थे । 

राजआसाद का विभाग बहुत विशाल होता था। महँाप्रतीहार भर प्रतीहार 
याम के पभ्नेक कर्मचारी उसके विविध कार्यों को स्रेभालते थे । सन्नाट के प्राइवेंह 


२४६ प्राचीन भारत की झासन-संत्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सेकटरी को 'रहसि नियुक्त! कहते थे। अन्य अमात्यों औौर प्रध्यक्षों के भी अपने-अपने 
'रहसि नियुक्त' रहते थे । 

युवराज-भट्टारक और युवराज के पदों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये 
जाते थे । संञ्राट्‌ का बड़ा लडका 'युवराज-भट्टारक' और प्रन्य लडके 'युवराज' कहाते 
थे। शासन में इन्हे भ्रनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे। यदि कोई युवराज (राजपुत्र) 
कुपारामात्य के रूप मे कार्य करे, तो वह 'युवराज-कुमा रामात्य' कहाता था। समआद्‌ 
के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य 'परमभट्टारकपादीय कुमारामात्य' कहते थे । 
इसी प्रकार युवराज-भट्ठारक के स्टाफ के बडे पदाधिकारी युवराज-भट्टारकपादीय- 
कुमारामात्य' कहे जाते थे । राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासक श्लौर इसी प्रकार के 
अन्य ऊँचे राजपदो पर नियुक्त होकर शासन-कार्य मे सम्राट्‌ की सहायता करते थे । 

विविध राजकर्मचारियो के नाम गृप्तकाल मे सवेथा नये हो गये थे। मौर्यकाल 
भे सज्नाट्‌ को केवल 'राजा' कहते थे | बौद्ध-घर्म के अनुयायी भ्रशोक सदृश राजा अपने 
साथ 'देवाना प्रिय प्रियदर्शी! विशेषण लगाते थे । पर गुप्त सम्राट्‌ महाराजाधिराज' 
कहलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार 'परम-भागवत' या 'परम-माहेश्वर' या 
'परमसौगत' विशेषण का प्रयोग करते थे । 

पुराने मौयकालीन 'तीर्थों' का स्थान श्रव 'अ्रधिकरणो' ने ले लिया था। उतके 
प्रधान कर्मचारी अब 'अधिकृत' कहाते थे । 

प्रान्तीय शासन-- विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक राष्ट्रो या देशो मे विभक्त था। 
साम्राज्य मे कुल कितने देश या राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या ज्ञात्त नही है । भ्रत्येक राष्ट्र 
में अनेक 'भुक्तियाँ' और प्रत्येक 'भुक्ति' मे अनेक 'विषय' होते थे । भुक्ति को हम बर्ते- 
मान समय की कमिब्नरी के समान समभ सकते है। गुप्तकालीन शिलालेलो में तीर- 
भुक्ति (तिरहुत), पुण्ड्बर्धन भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही भ्ादि), मगध धुक्ति ब्रादि 
विविध भुक्तियों का उल्लेख आता है ! 'विषय' वतेमान समय के जिलो के समान थे । 
प्राचीन काल के महाजनपद ग्लौर जनपद अढ नष्ट हो गये थे। सकडो वर्षों तक मागध 
साम्राज्य के अधीन रहने के करण अपनी पृथक्‌ सत्ता की स्मृति श्रब उनमे बहुत कुछ 
मन्‍्द पड गई थी । भव उतका स्थान भुक्तियो ने ले लिया था, जिनका निर्माण झ्ासन 
की सुहलियत को दृष्टि मे रखकर किया जाता था । 

देश या राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकुल के व्यक्ति नियत होसे थे । 
इन्हे 'युवराज-कुमारामात्य' कहते थे। इनके अपने-प्रपने महासेनापति, महादडनागयक 
श्रादि प्रधान करमंचारी भी होते थे। युवराज कुमारामात्मों के भ्रधीत भुक्तियो का शासत 
करने के लिए 'उपरिक' नियत किये जाते थे । उपरिकों की नियुक्ति सीधी सम्राट्‌ द्वारा 
होती थी । इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियत किये जाते थे । प्रत्येक धुक्ति 
अनेक “विषयों में विभक्त होती थी। विषय के शासक 'विषयपति' कहाते थे । इनकी 
नियुक्त भी सम्ाट्‌ द्वारा की जाती थी । 

गुप्तकाल के जो लेख मिले हैं, जिनसे सुराष्ट्र, सालवा, मन्द्सोर और 
कौशाम्बी--चार राष्ट्रो का परिचय मिलता है । सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (शासक) समुद्रशुष्ल 


अप्य साआज्य की शासन-व्यवस्था २४७ 


के समय में पर्णदत्त था । मन्दसौर को शासन बन्धुवर्मा के हाथ में था। इसमें सल्देंह 
नहीं, कि विशाल गुप्त-साजाज्य में प्रन्य भी बहुत-से राष्ट्र रहे होंगे, पर उनका उल्लेख 
उस काल के शिलालेखों में नहीं हुआ हैं । 

भुक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, सोगपति झौर गोप्ता भी 
कहते थे । द्यमोदरगुप्त के समय में पुण्डपर्थल भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज 
राजपुत्र देवपुत्र देवभट्टारक' था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर 
चिरतिदत्त रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था | इसी तरह चन्द्रशुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के शासनकाल मे तीरभुक्ति का शासक सल्नाट्‌ का पुत्र मोबिन्दगुप्त था। 
इन उपरिक महाराजाप्रों की बहुत-सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं । 

विषय (जिले) से शासक विषयपति को श्रपने कार्य मे पराम् देने के लिए 
एक सभा होती थी, जिसके सभासद 'विषय-महत्तर' (जिले के बड़े लोग) कहाते थे। 
इनकी सख्या तीस के लगभग होती थी । नगरश्रेष्ठी, सार्थवाह (काफिलो का 
प्रमुख), प्रथम कुलिक (शिल्पियों का प्रमुख), और प्रथम कायस्थ (लेखक-श्रेणी का 
प्रमुख) इस विषय-सभा में अवश्य रहते थे । इनके प्रतिरिक्त जिले में रहने बाली 
जनता के श्रन्य मुंख्य लोग भी इस सभा में 'महत्तर' के रूप मे रहते थे । सम्भवत', 
इन महत्तरों की नियुक्ति ब्ुुनाव द्वारा नहीं होती थी। विषयपति भ्रपने प्रदेश के 
मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर देता था। इन महत्त रों के कारण 
जिले के शासन में सर्वसाधारण जनता का पर्याप्त हाथ रहता था। विषयपति को यह 
भलीभाँति मालूम होता रहता था, कि उसके इलाके की जनता क्या श्रोचती और क्‍या 
चाहती है ? 

विषय के शासक कुमारामात्यों (विषयपतियों) का ग्रुप्त-साम्राज्य के शासन में 
बडा महत्त्व था। अपने प्रदेश की सुरक्षा, शान्ति झौर व्यवस्था के लिए वे ही उत्तर- 
दायी थे । उनके झ्रधीन राजकीय करों को एकत्र करने के लिए अनेक कमंचारी रहतें 
थे, जिन्हें युक्त, झायुक्त, नियुक्त प्रादि प्रनेक नामों से कहा जाता था। मौयकाल मे भी 
जिले के इन कमेंचारियो को 'युक्त' ही कहते थे। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के 
लाम बदल गये थे, पर छोटे राजपुरुषो के भ्रब भी वही नाम थे, जो कमससे-कम सात 
सदियों से भारत मे प्रयुक्त होते आ रहे थे । विषयपति के भ्रधीन दंडपाद्िक (पुलिस के 
कर्मचारी), चोरोद्धरणिक (खुफिया पुलिस), झरारक्षाधिक्रत (जनता के रक्षार्थ नियुक्त 
कर्मचारी) और दंडनायक (जिले की सेना के भधिकारी) रहते थे । 

(विषय में प्रनेक शहर और व्राम होते थे। शहरों के शासन के लिए 'पुरपाल' 
ताम का कर्मचारी होता भा, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की माती जाती थी । पुरपाल 
केवल बड़े-बड़े नयरों में ही नियुक्त होते थे । विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में 
परामर्श देते थे। पुरों की निगम-सभाएँ झभी तक भी विद्यमान थीं, और उनके कारण 
जनता झपने बहुत-से मामलों की व्यवस्था स्वयं ही किया करती थी । व्यापारियों और 
सिल्पियों के संघ इस काल में भी विद्यमान थे । 

ब्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था। इस यूग में पंचायत को 


श्ब्प प्राचीन भारत की चासन-संस्थाएँ तथा राजवीतिक विचार 


आुंश-मंडली' कहते थे । चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भ्रन्यतम सेनापति श्रज्रंकादेव 
ने एक ग्राम की पंच-मंडली को २५ दीनारें एक विशेष प्रयंजन के लिए दी धी । 
इसका उल्लेख साँची के एक शिखालेख में किया गया है। गुप्तो से पूर्व ग्राम की सभा 
को पंच-मंढली नहीं कहा जाता था | पर इस युग मे भारत की उस पंचायत-अणाली 
का पूरी तरह भारम्भ हो छुका था, जो सेकडो साल बीत जाने पर भी भाशिक रूप में 
अरब तक भी सुरक्षित है । 

राजकीय कर---ुप्तकाल के लेखों के भ्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस युग 
मै राजकीय श्राय के निम्नलिखित साधन ये-- 

(१) भायकर--सेती मे प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदावार का निश्चित 
भाग राज्यकर के रूप मे लिया जाता था । इस भाग की मात्रा १८ फी सदी से २५ 
फी सदी तक होती थी । यह भागकर (मालगुजारी) प्राय. पैदावार की शकल में ही 
लिया जाता था। यदि वर्षा न होने या किसी अन्य कारण से फसल अच्छी न हो, तो 
भार्कर की मात्रा स्वव कम हो जाती थी, क्योंकि किसानों को पैदा हुए अन्न का 
निश्चित हिस्सा ही मालगुजारी के रूप में देना होता था। भागकर का दूसरा नाम 
'उद्रग' भी था। 

(२) भोगकर--मौयंकाल में जिस छुद्भी को शुल्क संज्ञा से कहा जाता था, 
डसी को गुप्तकाल मे भोगकर कहते थे । 

(३) भूतोवात-प्रत्याथ--बाहर मे अपने देश में श्राने वाले और अपने देश में 
डत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था, उसे भूतोबात-प्रत्याय कहते 
थे । गुप्तकालीन लेखो मे स्थूल रूप से १८ प्रकार के करो का निर्देश किया गया है । 
पर इतका विवरण नही दिया गया । पृथक्‌ रूप से केवल तीन करो का ही उल्लेख 
किया गया है। इस काल की स्मृतियों के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि परम्परागत 
रूप से जो विविध कर मौर्य-युग से चले श्राते थे, वे गुप्तकाल मे भी वसूल किये जाते 
भरे, यद्यपि उतके नाम और दर आदि में कुछ-न-कुछ अन्तर इस समय में ग्रवश्य झा 
गया था। 

झ्रधोनस्थ राज्यों का शासन--गप्त साम्राज्य के श्रन्तगंत जो श्रनेक भ्रधीनस्थ 
राज्य थे, उन पर सम्राट के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामन्‍्त 'विषयपति 
कुमारामात्यों' के भशौर बडे सामन्त भक्ति के शासक 'उपरिक महाराज कुमारामात्यों' 
के अधीन होते थे । भ्रपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामन्‍्तों और 
अधीनस्थ राजओो पर भ्रपना नियन्त्रण व निरीक्षण रखते थे । पर अनेक बडे महासामन्त 
ऐसे भी थे, जिनके राज्य बहुत विशाल थे और जिनके अपने सन्धिविग्नहिक, भौगिक, 
विषयपति और उपरिक आदि पदाधिकारी भी होते थे । महाराजा हस्तिन्‌ इसी प्रकार 
का महासामन्त था। 

इस काल में भारत में सामन्तपद्धति (फ्यूडलिज़्म) कय भी विकास हो गया 
था। बड्ड सामन्‍्तो के भ्रधीन छोटे सामन्‍्त और उनके भी झधीन भौर छोटे सामन्त 
होते थे। सद्भाट्‌ बुधगुप्त के अधीत महाराजा सुरश्मिचन्द्र एक बड़ा सामन्त था, जिसके 


“शआंप्त साआज्य की. शासन-व्यवस्था.... ' २४६ 


अधीनस्थ एक भ्न्य सामन्त भातुविष्णु था । शुष्त सच्राटों के भ्रयीन परिक्षाजक, उच्छ- 
कल्प और बर्मत्‌ क्रादि विविध बंझों के शक्तिशाली सामन्‍्त-महाराज अपने-अपने राज्यों 
में शासत करते थे । इनकी अपनी सेवाएं भी होती थीं । ये श्रपना राजकीय कर स्वयं 
बसूल' करते थे, और अपने झ्ान्तरिक मामलों में प्राय स्वतन्त्र थे । साम्राज्य के साधि- 
विग्रहिक के निरीक्षण में ये महाराज अपने राज्य के शासन का स्थय संचालन करते 
थे। पझनेक़ सामन्त-महाराज ऐसे भी थे, ज़िन पर सम्राट्‌ का नियन्त्रण प्रधिक सुरृढ़ था, 
और जिन्हें राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था । 

मौययुग में यह सामन्तपद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने 
जनपदो की पृथक्‌ सत्ता की स्मृति और सत्ता विद्यमान थी, पर इन जनपदो में अपने 
धर्म, चरित्र और व्यवहार के श्रक्षुण्ण रहते हुए भी उनके पृथक राजा श्र प्रथक्‌ 
सेनाएँ नही थीं। गुप्त काल में बडे और छोटे सब प्रकार के सामनन्‍्त थे, जो अ्रपनी 
पृथक सेनाएँ रखते थे । प्रतापी गुप्त-सम्राटो ने इन्हे जीतकर अपने भ्रधीन कर लिया 
था, पर इनकी स्वतन्त्र सत्ता को नष्ट नहीं किया था। 

शक, यवन, कुशाण झ्ादि स्लेच्छों के श्राक्रमणों से भारत मे जो प्रव्यवस्था 
और अशान्ति उत्पन्त हो गई थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया या । पुराने मागभ- 
साम्राज्य के उच्च महामात्रों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर अ्रपनी शक्ति को बढा 
लिया था, झौर वे वंशक्रमानुगत रूप से अपने-अपने प्रदेश मे स्वतन्त्र रूप से शासन करने 
लगे थे | अव्यवस्था के युग मे अनेक महत्त्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने पृथक 
राज्य बना लिये थे। गुप्त सम्राटों ने इन सब राजा-महाराजाप्रों का अन्त नही किया | 
यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतन्त्र हो गये, 
अपितु परस्पर युद्धो और विजययात्राश्रों द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में भी तत्पर हो 
गये । इसी का यह परिणाम हुश्ना, कि सारे उत्तरी मारत में भ्रव्यवस्था छा गई, और 
शक प्रकार के 'मात्स्यन्याय' का प्रादुर्भाव हो गया । 

मौर्यों की शक्ति के शिथिल होने पर पुराने जनपद पुन. स्वतन्त्र हो गये थे। पर 
मुप्त सम्राटो के निर्बेल पडने पर वे सामन्त-महाराजा स्वतन्त्र हो गए, जो ब्रपनी-भ्रपनी 
सेनाओं के साथ विजययात्राओं के लिये प्रयत्तशील रहते थे। इसीलिए तिब्बती लामा 
तारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, कि इस काल में “हर एक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य अपनी-अपनी जगह राजा बन बैठा ।' सामन्त-महाराजाओो के श्रापस 
के युद्धों ने सचमुच ही मात्स्यन्याय की पभ्रवस्था उत्पन्न कर दी थी। गुप्त-काल की 
सामन्त-पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोघर्मा और हथंवर्धन जैसे 
आसमुद्रक्षितीश/ तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से किसी विशाल साम्राज्य 
की स्थापना नहीं कर सके | गृप्तों के साथ ही भारत भर में एक शक्तिशाली विशाल 
साआआज्य की कल्पना भी समाप्त हो गई। सामन्त-पद्धति का यह एक स्वाभाविक 
परिणाम हुआ | 

गुप्त साआ्नाज्य के अ्रधीन जो यौधेय, कुणिन्द, मालय, झ्रार्जुनायन ग्र.दि अनेक 
अणराज्म थे, उनमें भी इस युग में स्वतस्त्र शासन को परम्परा का ह्वास हो रहा था। 


२५० प्राचीन भारत की शॉसन-संस्थाएँ तंथा राजनीतिक विचार 


कुछ विशेष शक्तिशाली कुलों में इत गणराज्यों की राजशक्ति केन्दित होती जा रही 
थी। ये कुल्लीन लोग अपने को 'महाराज' और “महासेवापति' कहते थे। अपने बुग की 
प्रवृत्ति के प्रभाव से गणराज्य भी नहीं बच सके, और घीरे-धीरे वे भी ऐसे महाराजाप्रों 
के भ्रधीत हो गए, जो सामनन्‍्तो की-सी स्थिति रखते थे । वस्तुतः, गुप्त साम्राज्य के 
समय में ही भारत में गणराज्यो का अन्त हो गया था, और उसके भ्रधीन जिन गण- 
राज्यों की सत्ता थी, उनमे भी ऐसे व्यक्तियों के शासन का प्रारम्भ हो गया था, 
जिनकी स्थिति सामन्‍्तो के सदुश थी । छठी सदी के बाद भारत के इतिहांस में किन्हो 
भी गणराज्यों की सत्ता सूचित नहीं होती। भारतीय इतिहास के भध्यकाल मे न 
गणराज्य रहे थे, और न कोई ऐसी शासन-सस्थाएं, जो राजा की निरकुशता शौर 
स्वेच्छाचारिता पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण रख सकती । यही दशा इस यूृग के 
यूरोपियन देशों मे भी हुई थी । 


भौदेहवाँ अध्याय 
मध्यकालीन भारत की शासन-संस्थाएँ 


(१) भारतोय इतिहास का सध्यकाल 


छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का क्षेय हुआ, भौर बारहवीं सदी के भम्त' 
तक उत्तरी भारत के बड़े भाग पर तुर्क-अफगान भ्राऋन्‍्ताझ्ो का शासन स्थापित हो 
गया । सातवी सदी से बारहवीं सदी तक की छः शताब्दियों को भारत के इतिहास में 
मध्ययुग ,कहा जा सकता है। इन सदियों में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक दक्ति 
नही थी, जो देश के बड़े भाग पर भ्रपना आाधिपत्य स्थापित कर एक ऐसे साम्राज्य 
की नीव डालने में समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र में संगठित 
रहता । आचार्य चाणक्य से प्रेरणा पाकर मौर्य चद्धगुप्त ने हिमालय से समुद्रपयेन्त 
सहसख्र योजन विस्तीर्ण इस श्रार्य मूमि पर जिस विशाल साम्राज्य की स्थापता की थी 
श्रौर जो गुप्त सम्राटों के प्रताप के कारण हिन्दूकुश पर्वतमाला के परे वाह्लीक देश 
तक विस्तृत हो गया था, उसका श्रब भ्रन्त हो गया था। उसका स्थान भ्रब बहुत-से 
ऐसे राजवंशों ने ले लिया था, जिनके राजा निरन्तर भ्रापस मे लड़ते रहते थे, भौर 
जो प्रतेक बार दूर-दूर तक विजययात्राएँ करके भी किसी स्थायी साम्राज्य की नीच 
डालने में अ्रसमर्थ रहते थे । सातवीं सदी के पूर्वा् मे स्थानेश्वर भौर कन्नोज के राजा 
हर्षवर्धन (६०६-६४ ई०) मे उत्तरी भारत मे, ओर चालुक्य पुलकेशी द्वितीय ने 
दक्षिणापथ में विशाल सांख्राज्यों का निर्माण किया । पर उनके साम्राज्य देर तक 
स्थायी नही रहे । आठवीं सदी मे उत्तरी भारत में पाल, गु्जर-प्रतीहार, कर्कोटिक आदि 
राजबों के, भौर दक्षिणी भारत मे राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्‍लव, गंग, चोल आदि राजवंशो 
के अपने-अपने विभिन्‍न राज्य थे। इन राजवशों मे कभी कोई प्रतापी राजा दूर-दूर तक 
विजययात्राएँ कर अ्रपनी शक्ति का विस्तार कर लेता, ओर एक विस्तृत साम्राज्य का 
निर्माण कर लेता । पर इन दिग्विजथों के कारण किसी स्थायी सभ्राज्य की नीब 
नही पड़ी थी । दिग्विजयी राजा भ्रन्य राजाओं से क्चीनता स्वीक/र करा के और उसके 
चिन्हं-स्वरूप उपहार-भेंठ भ्रादि ग्रहण करके ही सन्तुष्ठ हो जाते थे। यही दक्षा नवी, 
दसवी, ग्यारहबीं भौर बारहवी सदियों में रही। मद्यपि इस काल मे कभी किसी 
राजवंश का उत्कर्ष हुआ, भौर पुराने राजवंशों का स्थान तये राजवंश लेते रहे, पर 
राजनीतिक दक्षा में कोई भ्न्तर नहीं झआया। 

संसार के प्रन्य देशों के समात भारत के इतिहास में भी मध्य युग अन्धकार 
का काल था। इसी कारण इस काल में कण्डनीति या राजनीतिश्ास्त्र विषयक किन्‍्हीं 
ऐसे अन्यों का मिर्माण  नहों हुआ, जिनके राजनीतिक बिचारों में कोई नवीनता या 
भलिकता हो। कौटलीस भर्यशारत और झान्तिपर्त (महाभारत) जेसे कोई भी प्रन्‍्ण 


२५२ आचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


इस काल मे नहीं लिखे भग्रे । इस युग में जो भी स्मृतियां भौर नीति-ग्रन्थ लिखे गए, 
उनमें पुराने विचारों को ही दोहराया गया है। सामाजिक दृष्टि से इस युग में संकीर्णता 
उत्पन्त हुई, जिसके कारण जातिभेद ने उग्ररूप धारण कर लिया । इस काल में जिन 
स्मृतियों का निर्माण हुआ, उनमे जातिभेद का अत्यन्त सकीर्ण रूप प्रतिपादित है । 
शासन-सस्थाओं की दृष्टि से भी इस युग में कोई नई प्रगति नहीं हुई । इस काल की 
प्रधान सस्था सामन्त-पद्धति ही थी, जिसके कारण देश मे राजनीतिक एकता का सवथा 
अभाव रहा। राजा (चाहे वें दिग्विजयी सम्राट्‌ हों) भौर स्थानीय सामन्त पूर्णतया 
'निरकुश व स्वेच्छाचारी थे । केन्द्रीय शासन में किन्हीं भी ऐसी सभाझ्मो का भ्रभाव था, 
जिनमें सवंसाधारण जनता का सत प्रकट हो सकता हो । पर इस काल मे भी ग्राम- 
सस्थाओ्रो के रूप मे जनता की स्वतन्त्रता अनेक अंशो मे सुरक्षित थी । 
जिस विशद रूप से हमने भारत की प्राचीन शासन-सस्थाओ का लिरूपण किया 
है, इस थुग के सम्बन्ध में उस प्रकार विवेचन कर सकना सम्भव नही है। इसके लिए 
जहाँ ऐतिहासिक सामग्री का प्रभाव है, वहाँ साथ ही इस युग में ऐसी शासन-संस्थाओ 
की सत्ता भी नहीं थी, जिनका निरूपण करना उपयोगी हो । हम इस अध्याय में बहुत 
सक्षेप के साथ इस काल की शासन-पद्धति का विवेचन करेगे | यह ध्यान मे रखना 
चाहिए, कि प्राचीन गणराज्यो का अब सर्वथा लोप हो ब्रुका था, और भारत मे केवल 
ऐसे ही राज्यों की सत्ता थी, जिनके राजा अपने बाहुबल के आधार पर ही राजसिहासन 
पर श्रारूढ़ रह सकते थे। ये राजा किसी सभा या अन्य सस्‍्था के भ्रधीन होकर शासन 
कार्य का सम्पादन करे, यह सम्भव ही नही था । इन पर यदि किसी प्रकार का नियन्त्रण 
था, तो केवल उन लोगों का था जो इनकी अपनी जाति या कुल के थे, और जिनके 
सहयोग से ही इन्होने भ्रपने राज्य स्थापित किये थे । 


(२) शासन-व्यवस्था 


मध्य युग मे भारत बहुत-से छोटे-बडे राज्यों मे विभकत था, जिनकी सीमाएँ 
राजा के वंयक्तिक शौय॑ और शक्ति के अनुसार घटती-बढती रहती थी । इन राज्यो 
की शासन-ब्यवस्था का क्‍या स्वरूप था, इस' विषय पर विचार करते हुए निम्नलिखित 
बातो को ध्यान मे रखना आवश्यक है--- 

(१) इस समय भारत के विविध राज्यों मे सामन्‍्तपद्धति का विकास हो गया 
था। महाराजाधिराज की पग्रधीनता में बहुत-से छोटे-बडे सामन्त राजा होते थे, जो 
अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतस्त्र रूप से शासन करते थे। इन सामन्त राजाझो को अपनी 
सेना होती थी, इनका भ्रपना राजकोश होता था, श्रौर श्रपने प्रदेश से इनकी स्थिति 
स्वतन्त्र शासकों के सह रहती थी। यदि महाराजाधिराज निर्बल हो, तो ऐसे सुवर्णीय 
झवसर का लाभ उठाकर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाने मे ये जरा भी संकोच नही करते 
थे, भर स्वयं विजययात्रा के लिए निकल पड़ते थे। इस ग्रुग की सामन्तपद्धति के 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक उठाहरण पर्याप्त होगा । पालवैंशी सब्चाट्‌ धर्मपाल 
(७६६-८०६) ने जब कन्नौज के राजा इन्द्रायुथ या इन्द्रराज को परास्त किया, तो 


. -  मध्यकालोन भारत की शासन-संस्थाएँ. . ' रोके. 


। | ये ७ ॥७ 

उससे इस राज्य को सीधा अपने शासत में नहीं लिया, अपितु झआयुख पंश के ही एक 
कुमार चकऋआतुत्र को कन्तौज के राजसिहांसन पर अतिस्ठाषित कर दिया। चंक्राभरभ की 
स्थिति पाल-सञ्राद धर्मपाल के 'महासामस्त' की“ची, और उसकी अधीनता' में कुछ; ' 
यदू, यवन, अवन्ति, ग्रान्क्षार, कीर, भोज, मत्स्य ओरमेद आदि के राजा सामत्त की: 
स्थिति में अ्रपने-अपने प्रदेशों का झासन करते थे । स्क्‍यं कर्मत्राल इस बात:के लिए 
उत्सुक था, कि कन्नौज के भ्रधीनस्थ सामन्त राजा वहाँ के महासाभम्त चक्राथुध के. 
आधभिपत्य को स्वीकार करें । इस युग के एक उत्कीर्ण लेख के झ्ंनुसार “सासन्‍्त राजाधो 
को काँपते हुए राजमुकुटो सहित आदर से ऋककर उसे (जक्रायुध को) स्वीक/र करना 
पड़ा । पंचाल के वुद्धों ने उसके लिए सुवर्ण के अ्भिषेक-घट खुशी से पकड़े । यह 
महाप्रतापी -चक्रायुध, जिसकी अ्धीनता मे इसने प्रदेश थे, स्वतल्त्र राजा न होकर धर्मपाल 
का महासामन्त-मात्र था । सामनन्‍्त पद्धति (फ्यूडल सिस्टम) का सबसे बडा दोष यही 
होता है, कि उसके कारण राजलक्ष्मी किसी एक राजवश में स्थिर नही रहने पाती, 
और भ्केन्द्रीभाव की प्रवुत्तियों को बल मिलता रहता है । इसके कारण केन्द्रीय राज- 
शक्ति कभी इतनी सबल नही होने पाती, कि देश से स्थायी शांति रह सके । 

जब कौटलीय अप्रर्थशास्त्र, राजभधर्मपर्त (शान्तिपवं, महाभारत) श्रादि राज- 
नीतिसम्बन्धी ग्रन्थ लिखे गये, तब भारत में सामन्तपद्धति नहीं थी। इस पद्धति के 
विकसित हो जाने पर किसी आचार्य ने राजनीति-विषयक कोई ऐसा ग्रन्थ नही लिखा, 
जिसमें इस पद्धति पर विशदरूप से प्रकाश डाला गया हो | पर मध्यकाल से विरचित 
युक्तिकल्पतरु ग्रन्थ के लेखक ने राजा का लक्षण करते हुए यह प्रश्न किया, कि यहू 
क्या बात है जो चत्रव़र्ती सम्राट्‌ भी राजा कहाता है, और किसी भ्राम या जागीर के 
स्वामी की भी यही सज्ञा होती है। यह प्रश्न निस्संदेह महत्त्व का था, क्योंकि सार्वभौम 
सम्राट श्रौर ग्रामाधिपति की स्थिति में बहुत श्रन्तर होता है। नीतिकार ने इस प्रश्न 
का यही उत्तर दिया, कि जो कोई भी प्रपने क्षेत्र में प्रपने राजशासन को स्वीकार कराने 
में समर्थ हो, उसी को राजा कहा जाता चाहिए। राजा का यह लक्षण सामन्तपद्धति 
राजा पर पूरा तरह से चरितार्थ होता है । 

(२) प्राचीन युग के जनपदों का इस काल मे अच्त हो छुका था। यद्यपि मौर्य- 
साम्राज्य अत्यन्त विशाल था, पर जनपदों की स्थानीय स्वतन्त्रता उसमे कायम थी | 
इसीलिए तक्षक्षिला और पाटलिपुत जैसे नगरों के शासन में यहाँ की पौरसभा का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था, और विविध जनपदो में उनके जतपद-संघ या देश-सघ पर्याप्त 
महत्व रखते थे। सामन्तपद्धति के विकास के भ्रनन्तर यह स्थिति सम्भव नहीं रह 
गई । इस पद्धति मे राज्य-शासन का झाधार पुर या जनपद के स्थान पर वह राजबंश 
हो गया, जिसका नृपति एक विज्ञेष प्रदेश का शासक होता था। जिस प्रदेश पर चन्देलो 
या कलचूरियों का भ्राधिपत्य था, उसका शासन वहाँ के निवासियों की जानपंद-सभा 
(जिसमें उस प्रदेश के ग्रामों के भ्रामणी सम्मिलित होते हों) के हाथ में न रहकर चन्देल 
था कलचूरी-कुल के लोगों के हाथों में झा गया था । इस युग में एक ऐसी विशिष्ट 
ओणी राजशझक्ति के उपभोग करती थ्री, जिसका सस्बन्ध राज्य के राजवंश के साथ, 


ऋष्ष प्राचीन भारद की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


होता था । चन्देल, ऋलचूरी, गुर्ज रप़्तौक्लर, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंग, परमार ब्रादि जहाँ 

रजवंज्ञों के नाम हैं, वहाँ साथ ही वे एक व्शिष्ट जाति या कुल का भी बोध कराते 
हैं। गज रप्रतीहार राज्य की राजशक्ति उन गज रप्रतीहार लोगों में निहित थी, जिनहोंने 
अपने नेता के नेत्रव में कल्तौज को राजधानी बनाकर अपनः राज्य स्थापित किया था । 
यही बात चन्देल, चौहान आझ्ादि झअन्य वर्गों के विषय में भी कही जा सकती है। 
आरतीय इतिहास में यह एक नई बात थी, जो सामन्तपद्धति की परिस्थितियों के कारण 
ही उत्तन्न हुई थी। मौर्य, नन्‍द, शुद्ध आदि केवल राजवंशो के नाम थे। वे किसी 
शासक जाति को सूचित नही करते थे । पर मध्यकाल मे जो बहुत-से छोटे-बडे राज्य 
भारत में विद्यमान थे, उनमें राजर्शोक्ति उस जाति मे निहित रहती थी, गिसने बाहुबल 
द्वारा भ्रपने राज्य की स्थापना की थी । इस प्रकार के राज्यों में यह सम्भव नही था, 
कि शासनकार्य मे राजा की सहायता करने के लिए किसी राजसभा को सत्ता होती । 
राजा अपने कुल के प्रमुख पुरुषों की सहायता से राज्य का शासन करता था, झौर 
राजदरबार मे बैठकर राजकाय॑ का चिन्तन करता था। वस्तुतः, यह थुग ऐसे राजाभ्रो 
का था, जो निरकुश भ्रौर स्वेच्छाजारी थे। इसी कारण यदि राजा योग्य होता, तो 
वह प्रजा के हित भौर कल्याण का सम्पादन करता था। यदि वह अ्रयोग्य और नुशस 
होता, तो प्रजा को पीडित करता था। कल्हृण की राजतर्राड्भिणी मे काश्मीर के राजाश्रो 
का जो वृत्तान्त दिया ग्या है, वह इस युग की राज्यसस्था पर उत्तम प्रकाश डालता 
है । काइमीर का उन्मत्ताशन्ती राजा गर्भवती स्त्रियों के पेटो को चीरकर बच्चे निकालने 
भ्रौर कमंकरो के अंग कटवाने में श्रपूर्व आनन्द अ्रनुभव करता था । जब राजकमंचारी 
उसके पिता पर शस्त्र प्रहार करने मे तत्पर थे, तो इस दृश्य को देखकर बह भ्रटटहास 
कर रहा था। क्योकि वह राजा पागल (उन्मत्त) था, श्रतः वह प्रजा पर मनमाने 
झत्याचार कर सकता था। काश्मीर के एक राजा ने दुभिक्ष पडने पर सारा चावल 
भ्रपने कब्जे मे कर लिया, और उसे मनमानी कीमत पर बेचना शुरू किया। स्वेच्छाचा री 
व निरंकुश शासन में ये बातें प्रस्वाभाविक नहीं होतीं । यदि राजा दयालु हो, तो प्रजा 
का सौभाग्य है। यदि वह नुशस ओर श्रत्याचारी हो, तो प्रजा उसका क्या बिगाड 
सकती है। ऐसे समय से केवल यही बात सम्भव होती है, कि राजा की भ्रयोग्यता से 
लाभ उठाकर सामन्‍्ते लोग उसके विरुद्ध विद्रोह कर दे । मध्ययुग मे काइमीर मे यही 
सब होता रहा । कोई श्राश्चर्य नही, कि इस थुग के अन्य राजवंशो के राजाओो की भी 
यही दशा हो । खेद यही है, कि कल्हण के समान किसी अन्य ऐतिहासिक ने इस युग के 
भारतीय राजवंशों का इतिहास नही लिखा । 

(३) सामन्त-पंद्धति के कारण यह सम्भव नही रहता, कि राजशक्ति के धारण 
करने वाले लोग प्रजा के हित और कल्याण पर ध्यान दे सकें। उनकी सब शक्ति इसी 
काम में लग जाती है, कि परस्पर युद्ध करके वे अ्रपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्त करते रहे । 
सर्वलाघारण जनता की दृष्टि से यह पद्धति भराजकता को उत्पन्न करती है। इस 
स्थिति में क्षक्ति भौर व्यकस्था को स्थापित रखने, जनता का हित और कल्याण 
सम्पादित करने झोर परस्पर सहयोग हारा सामूहिक उन्नति करने की उत्तरदायिता उन 


अध्यकालीन आरत की शसव-संस्थाए. - २१४ 


आनल्सकाधों पर भा गई, जो भारत में घरत्मल्त प्राचीन काल से विशमान थीं। औैदिक, 
उत्तर-बंदिक, बौद्ध, मौर्य प्लौर बाद के यरुयों में भी ये ग्राससंस्थाएँ अच्छी उन्तत दक्षा सें 
थी। पर मध्यकाल में उंदका महत्व बहुत बिक बढ़ गया, धौर राजवंत्ों की श्राजक्ता 
और जनसाधारण के हितों के प्रति उतकी उपेक्षावृत्ति को इष्टि में रखकर इन ब्राम- 
संस्थाप्रों ने ऐसे बहुत-से कार्य अपने हाथों में ले लिएं, जो साधारणतया दाजाओं की 
उत्तरदायिता होते हैं। इस युग मे प्राम-संस्थाझों का जिस रूप में विकास हुआ, उसका 
भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। हम अगले श्रकरण में इस विषय पर 
'विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। मध्यकाल में विकसित हुई ग्रॉमसंस्थाएँ अफगान झोर 
मुगल युयो में भी कायम रहीं, भौर ब्रिटिश शासल भी उनका अन्‍्त, करने में समर्थ नहीं 
हुआ । यद्यपि मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों में लोकतत्ज शासन का सर्वभ्रा 
झभाष था, पर ग्रामसंस्थाशों के रूप में इस युग मे भी ऐसी संस्थाएँ विद्यमान थीं, 
जिनके द्वारा जनता अपने साथ सम्बन्ध रखलेब्राले मासलो की व्यवस्था स्वयं किया 
करती थी । इस विषय में सर चाल्स मेटकाफ का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्त्य का 
है---“प्रामसंस्थाएँ छोटे-छोटे लोकतन्‍्त्र राज्यों का नाम था, जो अपने श्राप मे पूर्ण थी । 
उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, वह उनके भ्रपने झन्दर मोजूद था। अपने से बाहर के 
साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जहाँ श्रन्य कोई नहीं 
अचा, वहाँ वे बची रही । एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश झ्राया । एक क्रान्ति के 
जाद दूसरी क्रान्ति हुई--पर ग्रामसस्थाएँ पूर्ववतु कहीं कायम रही | मेरी सस्सति मे ये 
ग्रामसंस्थाएँ ही, जिनमे से प्रत्येक एक पृथक्‌ राज्य की तरह है, भारतीय जनता की 
रक्षा मे सबसे अधिक समर्थ रहीं । इन्हीं के कारण सब परिवतंनों आ्रर क्रान्तियों भे 
जनता की रक्षा होती रही । भारतीयों को जो कुछ प्रसन्‍तता व स्वतन्त्रता आदि प्राप्त 
है, उनमे ये ही सबसे अ्रषिक सहायक है |” 


(३) प्रास-संस्थाएँ 

सध्यकालीन प्रव्यवस्था और अराजकता से सर्वताधारण जनता की रक्षा करने 
के लिए जिन ग्रामसंस्थाओं ने इतना महत्त्वपूर्ण कार्य किया था, उनके सम्बन्ध में 
प्रधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इस युग के बहुत-से ऐसे 
शिलालेख झौर ताख्रपत्र मिले हैं, जिनसे इन ग्राम-संस्थाओं के विषय में अनेक उपयोगी 
बातें ज्ञात होती हैं । विशेषतया, दक्षिण भारत से उपलब्ध हुए उत्की लेख इस इृष्टि 
से बहुत उपयोगी हैं । 

प्र।मसभा--प्रत्येक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी, जो अपने क्षेत्र 
में शासन का सच कार्य संभालती थी । स्थान और काल के भेद से प्र/म-सभाप्नों के 
संगठन भी शिन्‍्न-॑मेस्न अकार के थे। कुछ ग्रामों की ग्राम-सभाओरों से वहाँ के सब 
बालिग (वमस्क) पुरुष सदस्थ-रूप से सम्मिलित होते थे | कुछ ग्राम ऐसे सी थे, जिनमे 
सब वयस्क पुरुषों को ग्रामसभा की सदस्यता का अधिकार नही होता था। दक्षिणी 
आश्त के एक उत्कीर्ण लेख के अदुसार एक ग्राम के ववस्कर पुरुषों की संख्या ४०० थी, 


२५६ प्राचीन भारत की शझासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


पर उसकी सभा के सदस्य केबल ३०० पुरुष थे। एक अन्य ग्रामसभा के सदस्यों की 
अंख्या ११२ लिखी गई है । एक अन्य अभिलेख में ऐसे ग्राम का उल्लेख है, जिसकी सभा 
की सवस्य-संख्या १००० थी । ग्रामसभा का अधिवेशन या तो मन्दिर में होता था, या 
किसी वृक्ष की छाया में । कतिपय ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सभा के लिए पृथक भवन 
भी विद्यमात थे । 
खम्रितियाँ--ग्राम के शासन का सब श्रधिकार ग्रामसभा के हाथो में होता था, 
जिसके अ्रधिवेशनों की अध्यक्षता ग्रामणी नामक कमेचारी करता था। पर शासनकार्य 
को सुविधा के लिए श्रनेक समितियों का भी निर्माण किया जाता था, जिन्हें विविध 
प्रकार के कार्य सुपुर्द रहते थे | ये समित्तियाँ निम्नलिखित थी--(१) वर्ष भर के लिए 
नियुक्त समिति, या वर्ष भर तक शासन-कार्य का नियन्त्रण व निरीक्षण करने वाली 
समिति, (२) दान की व्यवस्था करने वाली समिति, (३) जलाशय की व्यवस्था करने 
वाली समिति, (४) उद्यानों का प्रबन्ध करने वाली समिति, (५) न्याय की व्यवस्था 
करने वाली समिति, (६) सुवर्ण व कोश की व्यवस्थापिका समिति, (७) ग्राम के विविध 
विभागों का निरीक्षण करने वाली समिति, (८) खेतो और मैदानों की व्यवस्था व 
निरीक्षण करने वाली समिति, (६) मन्दिरो का प्रबन्ध करने वाली समिति, (१०) साधु 
और विरक्त लोगो की व्यवस्था करने वाली समिति । इन दस समितियों के क्या कार्य 
होते थे, यह बात इनके नामो से ही स्पष्ट है । 
इन विविध समितियों की नियुक्ति किस प्रकार होती थी, इस विषय में दक्षिणी 
भारत के एक अभिलेख से बहुत उपयोगी सूचना प्राप्त हुई है। इस में एक ग्राम 
के सम्बन्ध मे यह लिखा गया है, कि ग्राम तीस भागों में विभक्त था। प्रत्येक भाग के 
सब वयस्क पुरुष एकत्र होकर उन व्यक्तियों की सूची तैयार करते थे, जो समितियों के 
सदस्य बनने के लिए उपयुक्त हो । समिति की सदस्यता के लिए यह झावश्यक था, कि 
सदस्यों की न्यूनतम आयु ३५ वर्ष और अधिकतम आयु ७० वर्ष हो। जो पुरुष 
शिक्षित हो, ईमानदार हो, श्रौर कुछ सम्पत्ति भी रखते हो, वे ही समितियों की 
सदस्यता के भ्रधिकारी माने जाते थे। कोई ऐस/ व्यक्ति, जिसने किसी समिति के सदस्य- 
रूप में खर्च किये धन का हिसाब न दिया हो, या जिस पर कोई श्रपराध साबित हो 
छुका हो, भविष्य के लिए समितियों की सदस्यता का अधिकारी नही समझा जाता था, 
झ्ौर उसका नाम उस सूची में शामिल नही किया जाता था, जो ग्राम के विविध भागों 
द्वारा तैयार की जाती थी | जब यह सूची तैयार हो जाती थी, तो लाटरी डालकर एक 
पुरुष का त्ताम निकाला जाता था। इस प्रकार ग्राम के तीस भागो से लीस नाम निकलते 
थे, और विविध समितियों के सदस्य रूप से इन्हीं की नियुक्ति कर दी जाती थी। 
तीस पुरुषो मे से किसे किस समिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय 
उसकी योग्यता और अ्रनुभव के भ्राघारं पर किया जाता था। विविध समितियाँ किस 
ढंग से भ्रपने-अपने कार्य करें, इसके नियम भी विजश्द रूप से बनाये गए थे। ग्राम के 
सब योग्य वयस्क पुरुषों को समितियों की सदस्यता का अवसर मिल सके, इसके लिए 
"मह नियम बनाया गया था, कि केवल उन्हीं पुरुषों को सदस्यता के लिए उपयुक्त 


मध्यकालीन भारत की जझसन-संख्याएँ . ,. २५७ 


व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाय, जो पिछले तीन वर्षों में कमी किसी समिति 
के सदस्य न रहे हों । इसमें सन्द्रेह नहीं, कि प्रास-सम्बन्धी संस्था की विविध समितियों 
के सदस्यों की नियूत्ति का यह ढंग बहुत ही उत्तम और निराला था। 

' शामसंस्थाओं के क्ॉर्य--ग्रामसंस्थान्रीं का स्वरूप छोटे-छोटे राज्यों के समान 
था । इसीलिए वे प्राय: उन सब कार्यों को करती थीं, जो राज्य किया करते हैं । ग्राम- 
सस्था की जो अपनी सम्पत्ति हो, उसे बेखता व अमानत रखकर रुपया प्राप्त करना, 
ग्राम के क्षेत्र मे उत्पन्त हुए विविध प्रकार के कगडों व भ्रभियोगों का फैसला करना, 
मझण्डी' व बाजार का प्रबन्ध करना, टैक्‍स वसूल करना, आम के लाभ के लिए नये कर 
लगाना, प्रामवासियों से प्राम के हित के लिए काम लेना, जलाशबों, उद्यानों, खेतों, 
अरागाहों व मैदानो की देख-रेख करता और मार्यों को ठीक हालत में रखना--इस 
प्रकार के कार्य थे, जो ग्रामसंस्थाझों के सुषुर्द थे । यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य 
से धन जमा कराना चाहे, तो वह ग्रामसभा के पास जमा करा सकता था, और प्राम- 
सभा का यह कतंव्य होता था, कि वह उसकी समुचित रूप से व्यवस्था करे, भौर धन 
जमा करने वाले मनुष्य की इच्छा के पग्रनुसार उसके सूद को व उस धन को खच्े करे। 
दान-पुण्य की रकमें प्राय इसी ढग से ग्रामसभाओ्रो के पास जमा की जाती थी। दुभिक्ष 
झादि प्राकृतिक विपत्तियों के समय ग्रामसभाश्रों की उत्तरदायिता बहुत बढ़ जाती थी, 
और वे इस बात की व्यवस्था करती थी, कि गरीब लोग भूखे न मरने पाएँ। इसके 
लिए यदि वे आवश्यक समझें, तो रुपया उधार भी लेती थी, या पअ्रपनी सम्पत्ति को 
बेच कर व उसकी जमानत पर कर्ज लेकर खजच चलाती थी। शिक्षा श्रादि के लिए 
धन खर्च करना भी उनका महत्त्वपूर्ण कायें समझा जाता था। शत्रुओ्रो व डाकुश्रो से 
ग्राम की रक्षा करता भी ग्रामसस्थाओ का कास था, और जो लोग इसमें विशेष पराक्रम 
प्रदर्शित करते थे, उनका वे श्रनेक प्रकार से सम्मान भी करती थी । विशालयदेव नाम 
के एक वीर पुरुष ने अपने ग्राम के मन्दिर से मुस्लिम आक्रान्ताओं को निकालकर बाहर 
किया था । इस वीर कृत्य के उपलक्ष में ग्रामसभा ने यह व्यवस्था की थी, कि प्रत्येक 
किसान झपनी उपज का एक निरद्िचत भाग नियमित रूप से विशालयदेव को प्रदान 
किया करे। जो ग्रामवासी देश की रक्षा या इसी प्रकार के किसी श्रत्य उत्कृष्ट कार्य के 
लिए धपने जीवन की झ़्ाहुति दे देते थे, उनके परियार को ग्रामसभा की श्रोर से ऐसी 
भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जिस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था। यदि कोई 
आदमी ग्राम के विरुद्ध ऋचरुण करे, कोई ऐसः कार्य करे जिससे ग्राम को हानि पहुँचती 
हो, तो उसे 'प्रामद्रोही' करार कंस्के दण्ड दिके जाता था। यह दण्ड प्राय: इस प्रकार 
का होता था, कि जैह अन्य प्रामकसियों की दुष्टि में गिर जाब झऔौर पदचात्ताप का 
प्रनुभव करे । इस बेकार का एक दण्ड यह था; कि प्रामद्रोही को भगवान्‌ शिव की 
मू्ति को स्पर्ण करने को अधिकार चहीं रहता था। प्राम के क्षेत्र झ्ले राज्य के लिए 
बसूल किये जाने वाले करों को एकत्र करना ग्रामसभा का ही कार्से था । ऑमसभा के 
झधिकारियों का उ्रह कर्तव्य होता था, कि बे राजकीय करों को वसूल करें, उनका 


२५८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सही-सही हिसाब रखें, और एकत्र धन को राजकोश में पहुँचा दें । यंदि कोई झपने इस 
करतेब्य में शिथिलता प्रदर्शित करता था, तो वह दण्डनीय होता था । 


(४) शासन-व्यवस्था का स्वरूप 


दक्षिणी भारत--मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों के शासन का क्या 
स्वरूप था, इस विषय मे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौटलीय प्र्थशास्त्र 
सरश कोई उत्कृष्ट साधन विद्यमान नहीं है। फिर भी दक्षिणी भारत में, विशेषतया 
चोलमण्डल में बहुत-से ऐसे शिलालेख झौर ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं, जिनसे इस युग 
की शासत-व्यवस्था की कुछ ककी ली जा सकती है। प्राम-संस्थाश्रों का जी परिचय 
हमने ऊपर के प्रकरण में दिया है, वह इन उत्कीर्ण लेखों के ही प्राधार पर है। अभ्रब 
हम उत्कीर्ण लेखो के आधार पर ही चोल-राज्य के शासन के सम्बन्ध में कतिपय 
महस्त्यपूर्ण बातो का उल्लेख करेंगे। पर यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि चोल-राज्य 
की शासन-व्यवस्था के सच्श्य ही इस युग के परमार, ग्रुजरप्रतीहार, राष्ट्रकूट श्रादि 
राज्यों का भी शासन हो, यह आबश्यक नहीं है। चोल-राज्य भारतीय इतिहास की 
प्रधान धारा से प्रायः पृथक रहा, यह ध्यान मे रखना चाहिये । 
चोल-राज्य मे शासन की इकाई ग्राम होते थे, जो छोटे-छोटे राज्यों के सदश 
थे, श्रौर जो भ्रपना शासन स्वय करते थे । कतिपय ग्राम मिलकर एक समूह का निर्माण 
करते थे, जिन्हे कुर्रम' कहा जाता था। कुरंमों का समूह 'ताडु' भ्ौर ताडुओ के समूह 
को 'कोट्टमू' या 'बलनाडु' कहते थे। कोट्टमू को हम झ्राजकल का जिला समझ सकते 
है । इसी प्रकार नाडु को तहसील और कुरंम्‌ को परगना कहा जा सकता है। कतिपय 
कोट्टमू या वलनाडु मिलकर 'मण्डलम्‌' का निर्माण करते थे। “चोलमण्डलम्‌” इसी 
प्रकार का एक मण्डल था। पर चोलवश के राजाओ के उत्कर्ष-काल' मे चोल-साम्राज्य 
में “चोल-मण्डलम्‌' के अतिरिक्त अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे, जो दो प्रकार के थे, 
विजित भौर सामन्तवर्गीय । राजराज प्रथम और राजेन्द्र सदक्ष प्रतापी सम्नाटो ने चोल- 
साम्राज्य को बहुत श्रधिक विस्तृत कर लिया था। इन द्वारा विजय किये हुए प्रनेक 
प्रदेशों मे अपने पृथक्‌ राजवंशों का शासन था, जिनकी स्थिति श्रब सामन्‍त राजाशो 
के सहझ रह गई थी। पाण्ड्य, केरल झ्ादि के ये सामन्त-राज्य भी चोलमण्डलम्‌ के 
समान कोट्टम, नाडु आदि में विभक्त थे, और इनके शासन का प्रकार भी प्राय. 
चोलमण्डलम्‌ के ही सदइश था । पर राजराज प्रथम (दसवीं सदी) के साम्राज्यविस्तार 
से पूर्व भी अनेक चोलराजाओ ने चोलमण्डलम के समींपवर्ती प्रदेशों को जीतकर अपने 
राज्य का विस्तार किया था, और अतेक॑ ऐसे प्रदेश (जिनमें तामिल भाषा का ही प्रचार 
था) भी उनके राज्य के अन्तर्गत्त हो गये थे, जो चोलमण्डलम्‌ के दायरे से बाहर के थे। 
ये प्रदेश चोलों के 'विजित' थे, श्रौर इन्हे भी पृथक्‌ मण्डल्ों में विभक्त कर दिया गया 
था। इसका शासन करने के लिए जो शासक चोलराजा की भोर से नियुक्त किये जाते 
थे, वे प्राय: राजकुल के ही होते थे । 'विजित' द्वारा निर्मित मण्डल भी कोद्टम, ताड़ु, 
कुरेंग आदि उपविभायों मे विभक्त थे, झौर उनके शासन में भी स्थानीय सभाझों और 


' मध्यकालीन भारत की शासन-संस्याएँ - रह 


आम-संस्थाहों की सत्ता थी । जिन सामन्त-राजाभों ते चोल सम्राटों को भ्रपना भ्रभिषति 
स्वीकार किया था, वे उसे नियमित रूप से कार्षिक कर, भेंट-उपहार भादि प्रदान कर 
सन्तुष्ट रखते थे। पर चोल-सम्राट्‌ के प्रति उनकी भक्ति का आधार केवल उसकी 
अपनी शक्ति ही होती थी। यही कारण है, कि सम्राट की शक्ति के निरबल होते ही ये 
सामन्त राजा विद्रोह कर पुनः स्वतन्त्र हो जाने के लिए तत्पर हो जाते थे । 

ग्राम के शासन के लिए जिस प्रकार की प्रामसभाएँ थीं, वैसी ही कुछ सभाभों 
की सत्ता कुरंमू, नाडु भादि में भी थी। नाडु की सभा को नाट्ूर कहते थे। दक्षिणी भारत 
में उपलब्ध हुए अनेंक उत्कीर्ण लेखो मे नाडु की सभाभ्ों का उल्लेख है । एक लेख के 
अनुसार एक नाडु की भाटूरसभा ने दो ग्रादमियों की नियुक्ति इस प्रयोजन से की, कि 
वे नाड मे विक्रयार्थ आने वाले पान के पत्तों पर दलाली बसूल किया करें और इस 
प्रकार उन्हें जो भ्रामदनी हो, उससे नाड्‌ के मन्दिर के लिए काम में आने वाले पान 
प्रदान किया करें | इस काये में कोई प्रभाद न हो, इसकी उत्तरदायिता नाडु के “पाँच 
सौ निर्दोष पुरुषो' के ऊपर रखी गई । ये पाँच सो निर्दोष पुरुष सम्भवतः नाडु के 
अन्तर्गत विविध कुरंमो और ग्रामों के प्रतिनिधि थे, और इनकी सभा को अपने क्षेत्र 
के शासन में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और अधिकार प्राप्त थे। कुछ उत्कीर्ण 
लेखों के प्रध्ययन से यह भी सूचित होता है, कि नाडु और भ्रन्य विभागों की सभाश्रों 
को न्याय-सम्बन्धी श्रधिकार भी प्राप्त भरे, और ये सभाएँ अपने क्षेत्र के सावंजनिक हित 
के कार्यों मे भी अपना कतुृ त्व प्रदक्षित करती थी । यदि किसी नदी पर बाँध बाँधने 
की प्रावरयकता हो, सडक का निर्माण करना हो, या इसी ढंग का कोई प्रन्य काम हो, 
तो नाइु की सभा भपने क्षेत्र के भ्रन्तर्मत प्रत्येक गाँव से ऐसे कार्य के लिए कर वसूल 
करने का अधिकार भी रखती थी । 

ग्राम, नाडु झ्रादि की स्थानीय सभाओं के कारण सर्वसाधारण जनता को यह 
अवसर मिलता था, कि वह अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले विषयों की व्यवस्था स्वयं 
कर सके । इन सभाझों की सत्ता के कारण जनता की स्वतन्त्रता: बहुत भ्रश तक सुर- 
क्षित बनी हुई थी। पर जहाँ तक राज्य के केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, राजा 
स्वेच्छाचारी भौर निरंकुश होते थे। पर राज्यचक्र एक आदमी द्वारा सचालित नहीं हो 
सकता, इसलिए राजा को प्रपनी सहायता के लिए भन्त्रियों की नियुक्ति करनी होती 
थी, भौर वह उन्हीं के परामर्श के झनुसार कार्य की व्यवस्था करता था। चोल-राज्य 
में उस समय तक कोई राजाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी, जब तक कि उस पर 
ओभौलैनायकम्‌ (मुख्य सचिव) के हस्ताक्षर न हो जाएँ। इससे यह प्रभ्रिप्राय निकलता 
है, कि प्रत्येक राजाज्ा की भ्रन्तिम उत्तरदायिता राजा के प्रतिरिक्त उसके मुख्य सचिव 
पर भी होती थी । 

उत्तरी भारत---गुप्त साम्राज्य के समान उत्तरी भारत के पाल आदि बंशों के 
राज्य भी भुक्ति, विषय, मण्डल, मोग़ और ग्रामी मे विभक्त थे। भुक्ति के शासक की 
नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, और विषय झादि के शासकों को शुक्ति का शासक 
नियुक्त करता था | विषयपति (विषय का झासक) को शासन-कार्स में सहायता देने के 


२६० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


लिए एक राजसभा की सत्ता होती थी, जिसके सम्बन्ध में एक उत्कीर्ण लेख से अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। इस विधयसभा मे निम्नलिखित सदस्य होते ब्रे--(१) 
नंगरश्रेष्दी---विषय के प्रधान तगर का मुख्य सेठ या जगत्सेठ, (२) सार्थवाह--जो 
विषय के अन्तर्गत विविध व्यापारी-संगठनों का प्रतिनिधित्व करता था, (३) प्रथम 
कुलिक---जों विविध गिल्पिश्रेणियों का प्रतिनिधि होता था, (४) प्रथम-कायस्थ--जों 
सरकारी कमंचारियों का प्रतिनिधित्व करता था। पालवंश के राजाओं के अनेक ऐसे 
उत्कीर्ण लेख मिले है, जिनमें इस युग के विविध राजकर्मचारियों के नाम दिये मए है। 
पालवंशी राजा धर्मपाल के खालिमपुर के ताम्रपत्र में राजा द्वारा दान की गई एक 
जागीर का उल्लेख है, जिसकी सूचना निम्नलिखित कर्मचारियों की दी गई थी--(१) 
राजा--अ्रधीनस्थ सामन्तराजा, (२) राजपुत्र--सामन्तराजाओों के युवराज, (३) 
राजामात्य, (४) राजनक--विविध जागीरदार, (५) सेनापति, (६) विषयपति--- 
विषय तामक विभाग या जिले का शासक, (७) भोगपंति--विषय के उपविभाग भोग' 
का शासक, (८) षष्ठाधिकृत---किसानों ढारा वसूल किए जाने वाले षड्भाग का प्रधान 
प्रधिकारी, (६) दण्डशक्ति---सम्भवत , पुल्सि विभाग का अधिकारी, (१०) दण्ड 
पाशक---पु लिस विभाग का ही भ्रन्य श्रधिकारी, (११) चौरोद्धरणिक-चोरो को पकड़ने 
के लिए नियुक्त पुलिस प्रधिकारी, (१२) दौसाध साधनिक--सम्भवत , ग्रामों का 
व्यवस्थापक, (१३) दूत, (१४) खोल, (१५) गमागमिक, (१६) श्रमित्वरमान, (१७) 
हस्तिप्रव्वगोमहिष ग्राजविक अ्रध्यक्ष, (१८) नौकाध्यक्ष, (१९) बलाध्यक्ष, (२०) 
तटिक--नदी पार उतरने के स्थानों करा अधिकारी, (२१) शौल्लिक--शुल्क वसूल 
करने वाला अधिकारी, (२२) गौल्मिक, (२३) तदायृक्त, (२४) विनियुक्त, (२५) 
ज्येप्ठ कायस्थ, (२६) महामहत्तर, (२७) महृत्तर, (२८) दक्षग्रामिक, (२६) करण--- 
हिसाब रखने वाला । 

खालिमपुर के ताम्रपत्र मे जिन कमंचारियों के नाम श्राए है, उनमे से सब का 
ठीक-ठीक ग्रभिप्राय स्पष्ट नहीं है। पर इसमे कोई सन्देह नही, कि ये सब राज- 
कमचारी थे, और जागीर के दान की सूचना के लिए ही इनका उल्लेख ताम्रपत्र मे 
किया गया है। सेन श्रादि ग्रन्य राजवशो के उत्कीर्ण लेखों में भी इसी प्रकार से श्रनेक 
राजकमंचारियों के नाम दिये गए हैं, जिनसे मध्ययुग के उत्तरी भारत के राजकर्म- 
जारी-तस्त्र का कुछ धृंघला-सा आभास मिल जाता है। 

इस प्रसग में यह ध्यान मे रखना भझ्रावश्यक है, कि दक्षिणी भारत के समान 
उत्तरी भारत में भी ग्राम-समाभ्रों की सत्ता थी, और ग्रामों की जनता अपने साथ सम्बन्ध 
रखने वाले मामलों की व्यवस्था अपनी ग्रामसभा द्वारा किया करती थी। इसी कारण 
विविध राजवशो में निरन्तर युद्ध जारी रहते हुए भी सर्वसाधारण लोगों पर उनका 
विशेष प्रभाव नहीं होता था । 


पह्द्रहवाँ अध्याय 
शिल्पियों ओर व्यापारियों के संगठन 


(१) बौद्ध युग से पूर्व का काल 


भारत की प्राचीन शांसन-सस्थाश्रों का प्रनुझीलत करते हुए शिल्पियो भौर 
व्यापारियों के संगठनों का विवेचन करना भी आवश्यक है। इसका कारण यह है, कि 
इन सगठनों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को राज्य द्वारा मान्य समझा जाता था, भौर 
इन्हे अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले विषयो के बारे में कानून और नियम बनाने, उन्हें 
क्रियान्वित करने और उनका श्रतिक्रमण करने पर दण्ड देने के झ्धिकार प्राप्त थे । इन 
विविध प्रकार के आर्थिक संगठनों के लिए प्राचीन समय में 'समूह' (8६50 ०ंवांणा) 
गब्द प्रयुक्त होता था। शिल्पियो के 'समूह' को 'श्रेणि' कहते थे, और व्यापारियों के 
'समूह' को निगम! या 'पूण!। श्रेणियों और निगमों के झपने सगठन विद्यमान थे, 
जिनके मुख्यो (श्रेणि-मुख्यों और नैगमो) को राज्य या जनपद की शासन-संस्थाश्रो में 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । 

उत्तर-वैदिक युग मे ही विविध शिल्पों का झनुसरण करने वाले सर्वेसाधारण 
जनता के व्र्याक्त अपने संगठन बनाकर आर्थिक उत्पादन में तत्पर हो गये थे । यह 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि शिल्पियों के लिये पूर्णतया स्वच्छन्द रूप से काये कर सकना 
सम्भव नही था। सगठित होकर ही वे अपने कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित कर 
सकते थे | समाज के सगठन का विकास प्रदर्शित करते हुए बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ मे 
पहले ब्रह्म और क्षत्र के निर्माण का प्रतिपादत कर “विद्य ' के सम्बन्ध में यह लिखा है, 
कि क्योकि भअकेले ब्रह्म और क्षत्र से काम चल नहीं सकता था, अत: 'विश:' की उत्पत्ति 
की गई। ये 'विश.' गणो मे सगठत होकर ही अपने-अपने कार्य करते है ।* शद्धू रा- 
जाये ने उपनिषद्‌ के इस वाक्य पर टीका करते हुए लिखा है कि कार्य के साधन और 
धत के उपाजं॑न के लिए “विश. को उत्पन्न किया गया। ये विश कोन है ? विश: 
'गणप्राय.' ही है, क्योकि वे सहत (समूहों भे संगठित) होकर ही वित्त के उपाजन मे 
समर्थ होते है, श्रकेले-अकेले नही । इसीलिए उनमे गणों की सत्ता होती है; इससे 
स्पष्ट है, कि प्रत्यन्त प्राचीन काल में भी सर्वसाधारण बिश. या जनता के छिल्पियो 
और व्यापारियों आदि ने गणों या समूहों में संगठित होकर अ्ररथिक उत्पादन का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया था | 


१. 'स नैब व्यभवत्‌, स विशमसूृजत, यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते ।' बुहू० १।४।१२ 

२. कातसृष्टोअप स नैव व्यभवत्‌ कर्मणे बह्म तथा न ज्यभवत्‌ वित्तोपाजंमितुरभावात्‌ । स विशमसृजत्‌ 
कर्मसाधनवित्तोपा्जनाय । क. पुनरमौ विट ? यास्वेतानि देवजातासि-- शणश: गणज-गर्ण प्राष्यायन्ते 
कथ्यस्ते गणप्राया हि तिशः । भायेन सहता हि वित्तोपार्जनसमर्था लेबीकश: । 


श्६२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


यही कारण है, कि रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों मे शिल्पियों की 
श्रेणियों भौर व्यापारियों के निममो का अनेक स्थानों पर उल्लेख झाया है। जब राम 
वनवास समाप्त कर अयोध्या वापस झ्राये, तो उनके स्वागत के लिए '"श्रेणि-मुख्य' भी 
उपस्थित हुए । इस प्रसंग में श्रेणिमुख्यो के साथ नैगमों का भी उल्लेख किया गया है, 
जो स्पष्ट रूप से शिल्पियों और व्यापारियों के संगठनों के सूचक हैं। शान्ति-पर्व मे 
'श्रेणि-मुख्यों' का इस प्रसग मे उल्लेख किया गया है, कि राजा उनमें शन्ुओं द्वारा 
भेदनीति का प्रयोग न करने दे।" श्रन्यत्न एक स्थान पर श्रेणिमुख्यों के उपजाप 
(भेदनीतिमूलक षड्यन्त्र) से भ्रमात्यों की रक्षा करने का उपदेश दिया गया है।' इन 
निर्देशों से सूचित होता है कि महाभारत के काल में शिल्पियो के गण भली-भाँति 
संगठित थे, और उनके 'मुख्यो' के उपजाप राजकीय कर्मचारियों को पथश्रष्ट कर सकते 
थे। वन पर्व की एक कथा के झ्रनुसार जब राजा दुर्योधन गन्धर्वों द्वारा परास्त हो गया, 
तो उसे अपनी राजधानी को वापस लौटने मे इस कारण सकोच हुआ कि ब्राह्मण ग्रौर 
प्रेणिमुख्य' मुफे क्या कहेगे, श्रौर मैं उन्हे क्या उत्तर दूंगा ।* एक श्रन्य स्थान पर महा- 
भारत में 'श्रेणिबल' का उल्लेख किया गया है। राजा किन विविध प्रकार के बलो पर 
निर्मर रहे, और किन बलो का साहाय्य प्राप्त करे, इसका निरूपण करते हुए भ्रटविबल, 
मित्र॒बल, मृतबल और मौलबल के साथ-साथ श्रेणीबल का भी परिंगणन किया गया 
है ।” इससे यह सूचित होता है, शिल्पियों की श्रेणियाँ सैनिक भी रखती थी, और 
उनके अनुकूल होने पर राजा उन सैनिको को सहायता का भरोसा कर सकता था। 
महाभा रत-युग की श्रेणियों के भी अपने पृथक्‌ धर्म या कानून होते थे, इसका निर्देश 
शात्तिपव मे यह कह कर किया गया है कि जो व्यक्ति भ्रपनी “श्रेणि' के धर्म का भ्रति- 
क्रमण करता है, उसका कोई भी धर्म नही होता ।* महाभारत के यह निर्देश इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रहने देते, कि इस प्राचीन थुग में द्विल्पी लोग श्रेणियों मे भली- 
भाँति सगठित थे । 


(२) बोद्ध सुग के भ्राथिक संगठन 
पर शिल्पियों की श्रेणियों और व्यापारियों के निममो के सम्बन्ध में श्रधिक 
परिचय हमें बौद्ध साहित्य द्वारा प्राप्त होता है। जातक कथाएँ इस सम्बन्ध मे बहुत 
१ 'प्रग्निदेगेरदेश्चेव प्रतिरूपककारक । 
श्रेणिमुख्योपजापेन वीरुघश्छेदनेन च ॥।' महा० शान्ति० १५०।५२ 
२. 'श्रेणि मुख्योपजापेषु वल्लभानुनयेवु च । 
अमात्यान्‌ परिरक्षेत भेदसछ्रातयोरपि ॥' महा ० शान्ति० १०४)६४। 
हे “ब्राह्मणा श्रेणिमुब्याश्य तथोदासीनवुसय. । 
कि मा वक्ष्यन्ति कि चापि श्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥' महा० वन० २४८॥१६। 
४ तथा सित्रबल राजन मौल चैब विशिष्यते । 
श्रेणिबल भुत चैब तुल्ये एवेति मे मति, ।। महा० झाश्रमवासिक पे ७।८ 
४. 'जाति श्रेण्यधिवासानां कुलधर्माश्च सर्वेत. । 
वर्जयन्ति थे ये धर्मं तेघा घर्मो न विध्वते ! महा० शान्ति० ३५१६ 





शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन । २६३ 


उपयोगी हैं। निम्नोध जातक में एक भाष्डागारिक का वर्णन है, जिसे सब 'श्लेणियों' 
के आदर के योग्य कहा गया है। उरग जातक में एक “शेणिप्रमुख' और दो राजकीय 
प्रमात्यों के भयड़ों का उल्लेख है ।* डा० फ़िक ने बौद्ध युग के श्राथिक संगठनों पर 
विश्द रूप से ब्रिचार करके यह प्रतिपादित किया है,' कि तीम कारण हैं जिनसे हम 
इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि बौद्ध काल में शिल्पी झौंर व्यापारी संगठनों में 
संगठित हो चुके थे । 

(१) बौद्धकाल में विविध व्यवसाय वंशक्रमानुगत हो छुके थे । पिता की मृत्यु 
के बाद उसका पुत्र उसी का व्यवसाय किया करता था । कुमारावस्था से ही लोग अपने 
बंशक्रमानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे । समय के बीतने के साथ-साथ 
पिता व भ्रन्य गुरुजनों की देखरेख में वे व्यवसाय मे अधिकाधिक प्रवीणता भ्राप्त करते 
जाते थे | अपने व्यवसाय की बारीकियों से उनका भ्रच्छा परिचय हो जाता था। इसी- 
लिए जब पिता की मुत्यु होती थी, तो उसकी सन्‍्तान अपने पारिवारिक व्यवसाय को 
भलीभॉति संमाल लेती थी । बौद्ध साहित्य में ऐसे निर्देशों का भ्रमाव है, जिनसे कि 
यह सूचित होता हो कि किसी व्यक्ति ने अपने वशकऋ्रमानुगत व्यवसाय को छोड़कर 
किसी भ्रन्य व्यवसाय को श्रपनाया हो । इसके विपरीत इस बात के प्रमाणी की कमी 
नहीं है, कि लोग प्राय अपने वंशक्रमानुगत व्यवसाय का ही ग्रनुसरण करते थे । 

(२) बौद्ध काल में किसी व्यवसाय का अनुसरण करने वाले लोग एक 
निश्चित स्थान व क्षेत्र मे बस कर अपने व्यवसाय का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखते 
थे । नगरो में भिन्‍्त-भिन्‍न वीथियो (गलियो) मे विभिन्‍न व्यवसाणी बसे हुए रहते थे । 
उदाहरण के लिए हाथी दाँत का काम करने वालों की भ्रपनी गली होती थी, जिसे 
दन्तकारवीथि' कहते थे ।* इसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों आदि की भी अ्रपनी-झपनी 
पृथक वीथियाँ होती थी । नगरो के भ्रन्दर की वीधियों के अतिरिक्त विविध व्यवसायी 
नगरो से बाहर उपनगरों में भी निवास करते थे। वृुलीनबित्त जातक में लिखा है, 
कि वाराणसी के समीप ही एक “बड्ढकिगाम' था, जिसमें बढई लोगो के ५०० कुलो 
का निवास था ।* इसी प्रकार एक अन्य 'महावड्ढकिगाम' का उल्लेख है, जिसमे एक 
हजार वर्धकि परिवारों का निवास था ।* वाराणसी के समीप ही एक श्रन्य ग्राम का 
वर्णन मिलता है, जिसमे केवल कुम्हारो के कुल ही निवास करते थे ।” केवल बड़े नगरों 
के समीप ही नही, भ्रपितु देहाती क्षेत्रों मे भी ऐसे ग्राम विद्यमान थे, जिनमे किसी 
एक व्यवसाय का अनुसरण करने बाले लोगों का ही निवास होता था । चूचिजातक 


१. (०छशलरी ; 7%6 74८8, ए०), ॥५, 9. 22, 

२. कां9 २0. ५, 9. 9 

दे. बढ ; 800४ 09इ8870758007, धश्या॥४20 ७9५ $. €ू, (209, 0098फएडः 5. 
४. ('०शल्ष: प्रतत6 29089, ४०). 3, 9. ]76. 

५. ॥00 ४० ॥, 9. 8. 

९. 8 ९०. [५, 9. 59. 

७. ॥590 ९०), हरा, >. 26. 


२६४ प्राचीन मारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


में कुम्हारों के दो ग्रामों का वर्णन है, जिनमें एक-एक हजार कुम्हार-परिवारों का 
निवास था।' 

(३) शिल्पियों की श्रेणियों के मुख्यों को 'प्रमुख' या “जेट्रक' कहते थे। जातक- 
कथाओं में 'कम्मारजेट्ठक',' 'मालाकारजेट्ठक”” श्रादि शब्दों की सत्ता से यह बात्त 
मलीमाँति सूचित हो जाती है। जेट्रक के अधीन सगठित श्रेणियों में श्रधिक-से श्रधिक 
कितने शिल्पी सम्मिलित हो सकते थे, इस सम्बन्ध मे एक निर्देश समुह वणिज जातक 
से मिलता है, जिसके अनुसार एक ग्राम मे वर्धकियों के एक हजार परिवार निवास 
करते थे, जिनमे से पाँच-पाँच सौ परिवारों का एक-एक जेट्रुक था। इस प्रकार इस 
गाँव में दो वर्धकि-श्रेणियाँ थीं, जिनके दो पृथक्‌-पृथक्‌ जेट्रक थे ।* समाज में इन जेट्डको 
की प्रतिष्ठा बहुत भ्रधिक थी । राजदरबार में भी उन्हें सम्मान प्राप्त होता था। 
सूचिजातक मे लिखा है कि एक सौ कम्मारों का जेट्रक राजदरबार में बहुत सम्मानित 
था। वह बहुत समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली भी था ।* अन्यत्र एक जातक कथा में यह 
लिखा है कि एक राजा ने कम्मारजेट्रक को अपने पास बुलाया, और उसे सुवर्ण की एक 
प्रतिमा बनाने का कार्य दिया । 

इन सब बातो को दृष्टि मे रखकर डा० फिक ने यह परिणाम निकाला है कि 
बौद्धकाल के व्यवसायी प्राय' उसी प्रकार से श्रेणियों मं संगठित थे, जैसे कि मध्य- 
कालीन यूरोप के व्यवसायी “गिल्डो' (00॥05) में संगठित होते थे । इस युग मे 
भाण्डागारिक नाम का एक राजपदाधिकारी भी होता था, जिसका कार्य इन शिल्पी व 
व्यावसायिक श्रेणियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले वादों का निर्णय करना होता था । 

बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर अ्रठारह श्रेणियो का उल्लेख किया गया 
है,' जिससे प्रतीत होता है कि इस काल मे मुख्यतया अ्रठारह प्रकार के शिल्पी श्रेणियों 
में सगठित हो चुके थे । पर अ्ठारह की इस सख्या मे किन-किन शिल्पों व व्यवसायों 
का समावेश था, यह बौद्ध साहित्य से सूचित नहीं होता । पर जातक कथाओं मे वर्धकि 
(बढई), धातुकार, चमंकार, दन्तकार, मालाकार, चित्रकार, साथंवाह झ्ादि के श्रेणियों 
में सगठित होने के निर्देश अ्रवश्य विद्यमान हैं। बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध इन निर्देशों 
से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि बौद्ध युग तक भारत मे शिल्पियो व 
व्यवसायियों की श्रेणियाँ भलीभाति सगठित हो ज्लुकी थी, और समाज में उनका स्थान 
महत्त्व का था। बौद्ध युग की श्रेणियों का भ्रपने सदस्यो के जीवन पर कितना अधिक 
नियन्त्रण था, यह विनयपिटक के इस निर्देश द्वारा सूचित होता है, कि कतिपय 
दशा मे श्रेणी के सदस्यों और उनकी पत्नियों के विवादों का निर्णय भी श्रेणियों 





१ (०शत!। प॥6 740८३, ५०. ][, 9. 78 
२ छत ५०. का, 9. 28. 
३. 400 र०॑. ह[, 9. 405, 
४ 00 ४०, 3५, $. 6. 
४ ३0906 रत. वा, 9. 78, 
६. 7006 ४०।., ५३, 9. 427. 


शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन २६५ 


हारा किया जता था। विनय पिटक में ही एक श्रन्य स्थान पर यहें खिला गया है, 
कि चौर-कर्म करने वाली (चौरी) स्वरी को तब तक भिक्षुणी न बनाया जा सकें, जब 
तक कि राजा, सेंघ, गण, पूथ या श्रेणी से इसके लिए श्रनुमति न ले ली जाए। ऐसी 
स्त्री जिस किसी राजा द्वारा शासित राज्य में निवास करती थी उसके लिए उस राजा 
से, और संधराज्य व गणराज्य के क्षेत्र में निवास करने बाली स्त्री के लिए संघशासन 
या गणशासन से, और पूग था श्रेणि के साथ सम्बन्ध रखने वाली ऐसी स्त्री के लिए 
पूण या श्रेणि से भिक्षुणी बनने के लिए श्रनुमति प्राप्त करना श्रावश्यक था | 
(३) संस्कृत साहित्य में श्राथिक संगठन 

संस्कृत साहित्य के दण्डनीति-विषयक ग्रन्थों, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के अनु- 
शीलन से शिल्पियों और व्यापारियों के संगठनों के सम्बन्ध में श्रौर श्रधिक विशद रूप 
से परिचय प्राप्त होता है। गौतम धर्मसूव के अ्रनुसार कृषको, व्यापारियों, चरवाहो, 
साहूकारो और शिल्पियों को यह अ्रधिकार प्राप्त था, कि वे प्रपने-अपने वर्गों के सम्बन्ध 
मे नियम बना सकें । इल नियमों को राजा द्वारा स्वीकार किया जाता था, और ये 
नियम राजकीय न्यायालयों मे मान्य समझे जाते थे । इससे यह भी प्रकट होता है, कि 
इन व्यवसाथियों और व्यापारियों के सगठन भी विद्यमान थे, जो अपने सम्बन्ध मे 
नियमो का स्वयं निर्माण करते थे । 

कौटलींय भ्रर्थश्ास्त्र मे अनेक ऐसे निर्देश मिलते है, जिनसे कि शित्पियो और 
व्यापारियों के संगठनों की सत्ता सूचित होती है। अर्थशास्त्र के 'कारुकरक्ष णम्‌' प्रकरण 
में यह व्यवस्था की गई है, कि तीन प्रदेष्टा या तीन अश्रमात्य नियत किए जाएँ, जिनका 
कार्य आधिक ।वेपत्तियो का प्रतीकार करना, शिल्पियों पर नियन्त्रण रखना, भ्रमानत 
को सुरक्षित रखना श्रौर स्वय शिल्प का सचालन करना हो ये प्रदेष्टा या अ्रमात्य 
ऐसे होने चाहिएँ, 'श्रेणियो' का जिनके प्रति विश्वास हो । ये श्रेणियों का धन अ्रमानत 
के रूप में ग्रहण करें। जब श्रेणि विपत्ति श्रादि कारणों से अपने धन को वापस लेना 
चाहे, तो उनकी अमानत उन्हें वापस खौटा दी जाए ।" इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 
जो श्रमात्य नियत किए जाते थे, उनके लिए यह झावश्यक था कि श्रेणियो का उनके 
प्रति विद्वास हो, वे स्वयं उत्तम शिल्पी हो, वे शिल्पियों पर नियन्त्रण रख सकते में 
समर्थ हों, झौर भ्रथिक विपत्तियो के निवारण की योग्यता रखते हों। नगरों मे कारु 
या शिल्पियों के निवास के लिए पृथक स्थान होते थे ।* उनकी श्रेणियों के निकायो 
(सगठनों) के लिए भी प्रथक्‌ स्थानों की व्यवस्था की जाती थी।* बौद्ध काल मे 
विविध शिल्पियों को जिस ढंग से पृथक्‌ वीथियो की सत्ता थी, उसी प्रकार की 
व्यवस्था कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा भी सूचित होती है । दुर्ग या नगर के विधिध प्रदेशों 





प्‌ प्रदेष्टा रस्त्रयस्त्रयों कश्मात्या कष्टकशोधन कुर्यू । अर्थ्य॑प्रतीकारा कारुजासितार: सन्सिक्षेप्तार, 
स्वचित्तकारब श्रेणीध्रमाणा. निरकपं गृह णीयु: | विपतो श्रेणी निक्षेप॑ भजेत । को० अ्रथं० ४।१ 

२. तल: पर ऊर्णासूत्रवेणुच्रमंवर्मशस्त्रावरणकारव शूद्राश्न पश्चिम दिशमधिवसेयु'। तत पर 
तगरराजदेबता लोहमणिकारवो ब्राह्मणाश्चोसरां दिशमधिवसेयु: ।' को० श्र्थ २४ 

३ 'वास्सुच्छिद्रानुलासेषु श्रेणिप्रवहणीतिकाया भावसेयु. ।' को० प्रध० २४ 


२६६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


में जनता के विविध वर्गों के निमास की जो व्यवस्था अर्थशास्त्र में की गई है, उससें 
श्रेणीनिकायो' के लिए भी प्ृथक्‌ स्थान रखना बडे महत्त्व की बात है। राजकीय 
ग्रामदनी के साधनों का परिगणन करते हुए 'कारुशिल्पिगण' का भी यृथक्‌ रूप से 
उल्लेख किया गया है,' जिससे सूचित होता है कि शिल्पियो के गणों या निकायों से 
भी मौर्येयुग मे राज्य को भ्रच्छी प्रादमनी होती थी । 
शिल्पियो के 'श्रेणि-निकायो' के समान व्यापारियों के समूहो (सार्थ-समवायो) 
का भी अर्थशास्त्र भे उल्लेख किया गया है, श्लौर इन 'सार्थसमवायो' के वादो 
(मुकदमो) के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं ।* इन सार्थ-समवायों मे सम्मिलित 
व्यापारियों को 'साव्यवहारिक' कहते थे । भ्रथेशास्त्र के अनुसार ये व्यायारी विश्वास- 
योग्य होते थे । यदि इनसे किसी ऐसे पण्य का विनाश हो जाए, जिसमे पण्य का अपना 
कोई दोष हो या जिसके विनाश के सम्बन्ध में कोई अप्रत्याशित कारण हों, तो इन्हें 
उसका हरजाना देने की आयश्यकता नहीं होती थी ।* प्रर्थशास्त्र मे केवल ऐसे ही 
समुदायों को कायम रखने की व्यवस्था की गई है, जो कि 'सामुत्यायक' हो । 
सामुत्यायक का अभिप्राय यह है, कि जिनका सगठन परस्पर साथ मिलकर (सम्भूय- 
समुत्यान करके) किया गया हो । 
कौटल्य के काल के सावंजनिक जीवन मे श्रेणियों का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण 
था, यह इस बात से भी सूचित होता है कि अर्थद्ञास्त्र में इस विषय पर विचार-विमर्श 
किया गया है कि श्रेणी और श्रेणीमुख्य मे राजा को कौन भ्रधिक पीडा दे सकता है । 
इस सम्बन्ध में कौटल्य के पूव्ववर्ती श्राचा्यों का यह मत था, कि क्योकि श्रेणी में बहुत- 
से सदस्य होते है और इस कारण वे मिलकर विद्रोह भी कर सकते है, पर श्रेणीमुख्य 
केवल कार्य मे बाधा उपस्थित करके ही पीडा पहुंचा सकता है, शझ्रत श्रेणी और श्रेणी- 
सुख्य में श्रेणी का ही महत्त्व अधिक है । पर कौटल्य पूर्ववर्ती झ्राचार्यों के इस विचार 
से सहमत नही थे । उनका कथन है, कि श्रेणी के सब सदस्यों के शील और व्यसन एक 
समान होते है, श्रत उनके मुख्य को या उनके सदस्यो के एक भाग को गिरफ्तार करके 
श्रेणी को सुगमता से वश में लाथा जा सकता है, पर मुख्य (श्रेणीमुख्य) श्रेणी के लिए 
भ्राधारस्तम्भ के समान होता है, बह दूसरो के प्राण लेकर या उनसे घन लेकर बहुत 
पीडा पहुँचा सकता है । इस कारण उसका महत्त्व अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है, 
कि राज्यसस्था में एक व्यक्ति (राजा) के महत्त्व के बढ़ने के साथ-साथ कौटल्य के समय 
में शिल्पी-श्रेणियो मे भी श्रेणीमुख्य का महत्त्व बहुत बढ गया था, जो प्राणदण्ड और धन 
के जुरमाने आदि के भ्रधिकारों का दुरुपयोग करके पीड़ा उत्पन्न कर सकता था, और 
जिससे राज्य के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती थी । अ्र्थज्ञास्त्र में श्रेणी-निकायों 


१. 'शुल्क दण्ड पौतज'““*““कारुशिल्पिगणों ।' कौ० प्रथ॑० २।६ 

२ 'प्रभियुक्तों न प्रध्यभिभुज्जीत भ्न्यत्ञ कलहसाहससार्थंसमादायेभ्य ।” कौ० पअर्थृँ०७ ३।१ 

है 'साम्यवरहरिकेयु व प्रत्यविकेशराजवाब्येबु प्रोबोपनियातारया सब्द विनष्ड वा मूल्यमपि ने 
द्धु: ।' कौ० झर्थ० ३।१२ 

४. कौ» प्रभ्॑० २।१ 





लिल्यियों और व्यापारियों के संयठन - २६७ 


और सार्थ-समवायों के सम्बन्ध में जो थे कतिषय निर्देश विद्यमान हैं, उसके भनुशीलन 
से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि भौरय॑युग में ये सुसंगठित संस्थाएँ थीं । 
इसी कारण ध्रक्षपटलाध्यक्ष का एक यह भी कार्य था, कि वह विविध प्रकार के 'संघातों” 
के धर्म, चरित्र और व्यवहांर की भी अपने पास 'निबन्ध-पुस्तकस्थ' (रजिस्टर्ड) करे," 
ताकि वादों का निर्णय करते हुए उनका उपयोग किया जा सके । 

मनुस्मृति में भी श्रेणियों भौर 'श्रेणिषर्मों' का उल्लेख है, भौर यह व्यवस्था की 
गई है कि राजा अपने घर्म (कानून) का प्रतिपदन करते हुए जाति-जानपद धर्मों भौर 
श्रेणीषर्मों की समीक्षा करे, भौर उन्हें इष्टि मे रखकर ही भपने कानूनों का निर्माण 
करे (* मनु ने इस प्रसंग में यह भी लिखा है, कि ग्राम और देश के संघों के साथ कोई 
संविदा (समय या इकरार) करके यदि कोई मनुष्य लोभ के वश होकर उसका 
ग्रतिक्रमण करे या उससे इन्कार कर दे, तो उसे राष्ट्र से निकाल दिया जाए ।? झगले 
ब्लोक में मनु ने यह व्यवस्था की है, कि संविदा को न मानने बाले ऐसे व्यक्ति को 
जेल में डाल दिया जाए, भ्ौर उस पर ज्रमाना किया जाए ।* यह सर्वथा स्पष्ट है, 
कि मनु ने इन हलोकों द्वारा संविदा का प्रतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के लिए देश* 
निकाला, जुरमाना और जेल तीन प्रकार के दण्डो का विधान किया है। मनुस्मृति के 
इन इलोकों की टीका में टीकाकार मेधातिथि और कुल्लूकभट्ट ने देश-सथो मे श्रेणिसंघो 
को भी अन्तर्गत किया है, जिससे सूचित होता है कि केवल आम-संघो श्र देश-संघो के 
साथ की गई संविदाशों के अतिक्रमण करने पर ही ये दण्ड नहीं दिए जाएँगे, श्रपितु 
श्रेणियों के साथ की गई संविदाध्रो को तोडने पर भी इन दण्डों की व्यवस्था है । 

याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट रूप से यह विधान है, कि यदि' कोई व्यक्ति-श्रेणी 
या किसी प्रन्य समुदाय की सम्पत्ति की चोरी करे, या उनके साथ की गई सविदा को 
स्वीकार न करे, तो उसे देश से बहिष्कृत कर दिया जाए, झौर उसकी सब सम्पत्ति 
जब्त कर ली जाए ।* विष्णुस्मृति के भ्रनुसार भी गण के द्रव्य का भ्रपहरण करने वाले 
व्यक्ति को बहिष्कृत कर देना चाहिए ।* यहाँ गण में सब प्रकार के समूहों को अन्तर्गत 
किया गया है। याश्वल्क्य स्मृति मे भी इन समूहों के लिए गण शब्द का ही उपयोग 
किया गया है, पर साथ ही वहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, कि यहाँ गण का 
प्रभिश्राय श्रेणि, नैगम, पाषण्ड (धामिक समूह) आदि सब प्रकार के गणो से हैं। इस 


| 


“श्रेणी मुख्ययो. श्रेणी बहुल्वादनव्रहास्तेवसाहस/भ्यां पीडयति' सुख्य कायविश्नहविधाताभ्याम्‌ 
इत्पाचार्या' । नेति कौटल्य:-- सुव्यावत्या श्रेणी ,समानशीलव्यसनत्वात्‌ । श्रेणीमुख्यकदेशोपग्रहेण 
वा । स्तम्भयुक्तों मुख्य: परभाणव्रब्योपघाताभ्यां पीडयति ।' कौ० श्र्शं० ८४ 
जाति जानपदाण्‌ धर्मान्‌ श्रेणीघर्माश्च धर्मवित्‌ । 
समीक्ष्म कुलघर्माश्च स्वधर्भ प्रतिपादयेत्‌ ॥ मन्‌ू ० ८४१ 
यो आमदेश संघाना करवा सत्येन संविंदाम्‌ । 
विसबवेस्तरों जोभांत्त राष्ट्राद्चिभ्रवासयैत्‌ ॥ भनु ० ८छा२२० 
४. 'निमुहझ्य दापबेज्चन सम्रसब्यधिचारिणम, ।' मनु० ८२२१ 
, बाशवल्वग्रस्मृति, २१८७ 
'गणद्रव्यापहूर्ता विवास्य, । विष्णु ० ५१६८ 


3 


० 


रण कद 


श्षृ८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 3 


प्रकरण भे याज्ञवल्क्प स्मृति के निम्मलिखित वाक्य ध्यान देने योग्य हैं--'समय (संविदा 
या इकरार) द्वारा जो कानून या नियम बनाये गए हों, यदि राजा के अपने कानूनो से 
उनका विरोध न हो, तो राजकृत कानूनों के समान ही उनकी भी संरक्षा करनी 
चाहिए । जो कोई व्यक्ति गण के द्वव्य का अपहरण करे यथा गण की सविदा का उल्लघन 
करे, उसका सर्वस्व छीनकर उसे राष्ट्र से निकाल दिया जाए। 'समूह' के हित को इृष्टि 
में रखते हुए सबको उन (समूह) के वचन (निर्णय या निश्चय) का पालन करना 
चाहिए। जो ऐसा न करे, या जो इसके विपरीत करे, उस पर जुरमाना किया 
जाना चाहिए। जो लोग समूह के कार्य से अपने पास श्राएँ, और जब उनका कार्य हो 
जाए, तो राजा को चाहिये कि दान और मान द्वारा सत्कार करके उन्हे विदा करे । 
समूह के कार्य पर भेजे गये व्यक्तियों को जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे वे समूह को ही 
अपित कर दे । जो स्वय इस धन को अपण न करे, उस पर ग्यारह ग्रुणा दण्ड लगाया 
जाए । इन समूहो के कार्य चिन्तक ऐसे व्यक्ति होने चाहिये, जो कि धर्म के ज्ञाता, शुत्त 
(शुद्ध) श्राचरण वाले श्र लोभ से विरहित हो ! समूह का हित चाहने वालो को चाहिये, 
कि उनके वचन को क़ियान्वित करें । यह विधि श्रेणि, निगम और पाषण्ड---संब प्रकार 
के गणो (सभूहो) के लिए है। राजा इनके भेद (रहस्य या गुप्त बात) की रक्षा करे, 
और इनमे जो वृत्ति पहले से चली भरा रही हों, उसका पालन कराये ।* याज्ञवल्क्य 
स्मृति के थे इलोक बडे महत्त्व के है। इनसे श्रेणि, निगम और पाषण्ड---तीनो प्रकार के 
समूहों के सम्बन्ध मे स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। इन समूहों के पदाधिकारी 
कार्यचिन्तक' कहाते थे । इस पद प्र ऐसे व्यक्तियों को ही नियत किया जाता था, जो 
कि धर्म के ज्ञाता, शुचि और लोभ से विरहित हो। वे जो कोई भी आदेक्ष दें, समूह 
के हित के लिए उसका पालन करना समूह के सब सदस्यों के लिए आवश्यक था। 
परस्पर मिलकर या सविदा करके ये समूह जो नियम या कानून बनाते थे, उनको 
“समय कहा जाता था। यदि इन कानूनों का राजकीय कानूनो से विरोध न हो, तो 
इन्हे भी नियमित रूप मे कानून माना जाता था, भ्रौर राजा का कतंव्य था कि इनका 
पालन कराए, और इनका श्रतिक्रमण करने वालो को देशनिकाले या जुरमाने ब्रादि का 
दण्ड दे। 'समूह' के कार्य पर कार्यचिन्तक या समूहों के अन्य व्यक्ति समय-समय पर 
राजा से मिलते रहते थे । राजा दान श्रौर मान द्वारा उनका सत्कार करता था। स्पष्ट 
है, कि प्राचीन युग के सावंजनिक जीबन मे इन समूहो की स्थिति अच्छी सम्मानास्पद 
थी। समूह के कार्य पर नियुक्त व्यक्ति को जो कुछ घन सेंट आदि मे प्राप्त होता था, 
१ “निजधर्माधिरोधेन बस्तु सामयिको भवेत्‌ । सो5पि यत्नेन संरक्ष्यों धर्मों राजक्तश्य य. | 
गणद्रव्यं हरेद्‌ यत्तु सविद लड्ढयेच्च य. । सर्वेस्वहरण कृत्या ते राष्ट्रादिप्रवासयेत्‌ ॥। 
कतंध्य बचने सर्वे समूहितवामिनाम्‌ । यस्तत्न बिपरीत रयात्‌ स दाप्य प्रथम दमस ॥। 
समूहुकाय॑ श्रयातान्‌ कृतकार्यान्‌ बिसर्जयेत्‌ । स दानमान सस्‍्कारें पूजयित्वा महीषति' ॥ 
समूह कार्यप्रहितो वल्‍्लभेत तदर्षयेत्‌। एकादशगुर्ण दाप्यो यछासौ नार्षयेत्‌ स्वयम ॥ 
धर्मेजा शुच्योश्लुब्धा भवेय्‌ू कार्यच्रिन्तका' । कतंव्य वचन तेषां समूह हितवादिनाम्‌ ।। 
श्रेणि-नेगम-पाषण्डि गणानासप्यथ विधि । भेदड्चैणा नूपो रक्षेत्‌ पूर्वबृत्ति ल पालयेत्‌ ॥' 
“+माशयह्क्थ २१८६-१६ २ 


शिल्पियों झौर व्यापारियों के संगठन' स्श्€ू 


उसे बह समृह को ही दे देता थां। न देने पर उसे जुरमाने के रूप में कठौर दण्ड दिया 
जाता वा । ' 

श्रेणि, नियम, पाषण्ड आदि समूहों में कार्यचिन्तकों की स्थिति बहुत महस्व 
की थी। उतकी नियुक्ते करते हुए उनके मृण-दोषों पर बहुक्त ध्यान दिया जाता था । 
इसीलिए बृहस्पतिस्मृति में लिखा है कि सत्यसन्ध, बेंदी के ज्ञाता, धर्मंश, कुलीन, 
आत्मसंयमी झौर सब प्रकार के व्यवहार में कुझल व्यक्तियों को ही कार्यचित्तक नियत 
करना चाहिये ।' जो व्यक्ति व्यसनी, लोभी, भ्रतिथुद्ध या बाल हो, उन्हे इन पदो पर 
नियुक्त नही करना चाहिये ।' समूह के सम्बन्ध में इत कार्यजिन्तकों के अधिकार बहुत 
महत्त्व के थे। वे दूसरों के प्रति निग्रह और पझनुम्रह कर सकते थे। स्वथर्म का प्रालन 
करते हुए वे जो कुछ भी करें, राजा को उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योकि ये कार्य 
उन्ही के सुपुर्द किये होते हैं ।! पर यदि कार्यचिन्तक लोभ, द्वेष या घृणा के वश्ीमृत 
होकर किसी को दण्ड दे या किसी भ्रन्य प्रकार से क्षति पहुँचाएँ, तो राजा का कतंव्य 
है कि ऐसा करने से उन्हे रोके, ग्रोर यदि वे बार-बार ऐसा अनुचित कार्य करें, तो 
उन्हे दण्ड दे ।* उससे स्पष्ट है कि राजा को श्रेणि, सिगम झ्रादि समूहों (गणों) के कार्यों 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि समूहों को अ्रान्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
थी, पर वे राजा के शासन मे रहते हुए ही भपने कार्यों का सम्पादन किया करते थे । 
इसीलिए नारद स्मृति में यह व्यवस्था की गई है कि समूह यदि कोई ऐसे कार्य करे, 
जो राजा के प्रतिकूल हों, या प्रकृति (जनता) को श्रभिभत न हों, या श्रर्थ (समृद्धि) के 
विधातक हो, तो राजा उन्हे ऐसे कार्यों को करने से रोक दे । यदि कोई समूह परस्पर 
मिलकर सघात्त (गुट) बनाने लगें, बिना कारण शस्त्र धारण करने लगें, और एक-दूसरे 
को क्षति पहुँचाने को तत्पर हो, तो राजा उनके ऐसे कार्यों को कद्मपि सहन न करे । 
नारद स्मृति के इन इलोकों पर टीकाकार ने लिखा है, कि पायण्ड झादि गणों द्वारा 
जो कुछ भी किया जाए, यदि यह समभा जाए कि राजा ने अवश्य ही उसे स्वीकार 
करना है और उनके निर्णयो को न मानने वालों को दण्ड देना है, तो क्या ये गण 
परस्पर मिलकर यह भी तय कर सकते हैं कि हम प्रजा को कर देने से रोकेंगे, हम 
सदा नगर होकर रहेगे, जुआ खेला करेंगे, वेश्यागमन किया करेंगे और राजपथ पर वेग 
बुहस्पति स्मृत्ति १७।६ 
'विवेषिणों ब्यसमितः शालीना|लसभोरव' । 
लुब्धातिवुद्धबालाश्च न कार्या: कार्य चित्तका ।' अहस्थति १७८ 
'लें: कुछ म्त्स्वधर्मेण निग्रहानुप्रह नृणाम्‌ । 
सह्ाआशसुभस्तैंध्यं निसुष्टार्या हिं ते स्‍्मृता' ॥ बृहस्पति १७१९८ 
बृहस्पति १७४१ 
. प्रतिकूल॑ ्॑ बग्राश प्रकृत्यवमतज्च यत्‌ । 

बाधकड्च यदर्थाता तलेभ्यों विनिवर्तयेत ॥ 


मिथः संधातकरण भ्रहेती शस्त्रघारणम्‌ । 
परस्परोपधातड्य तेचा खजय ते मर्षमेत्‌ ।' नारद स्मृति 


ईप >० 


न्प्ण 


267 2९ 


२७० ग्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ वथा राजनीतिक विचार 


के साथ दौड़ा करेंगे ? नहीं, राजा को उनके रेस निर्णयों की रक्षा नहीं करनी है ।* 
'निःसन्देह, राजा का यह अधिकार स्वीकार किया जाता था, कि वह श्रेणि श्रादि समूहों 
भर नियस्त्रण रख सके । पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि उन्हें अपने 
कार्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त स्वतस्त्रता आप्त थी। राजा उस दक्षा में भी समूहों के 
आमलों में हस्तक्षेप कर सकता था, जब कि समूहो के अपने मुख्यो के साथ विसम्बाद 
(मतभेद के कारण उत्पन्य विवाद) हो । इस दशा मे उन्हें भ्रपने धर्म में स्थापिस करना 
राजा का ही कार्य था ।* 

समूहो (मणों) के कार्यचिन्तकों या मुख्यो को दण्ड देने का प्रधिकार केवल 
राजा को ही नहीं था। राजा तो विशेष दशाओ में ही समूहों के मामलो मे हस्तक्षेप 
करता था। सामान्य दशा में यह सिद्धान्त मान्य था, कि भुख्य को दण्ड देने का 
अधिकार समूह को ही प्राप्त है ।॥* कात्यायन के शब्दों मे जो मुख्य या कार्यचिन्तक गण 
की सम्पत्ति का विनाश करने वाले, उसमे फूट डालने वाले या उसके प्रति कोई 
साहसिक! ((४एशश्क) आचरण करने वाले हो, उनका गण भी उच्छेद कर दे झौर 
ऐसा करके उसकी सूचना राजा के पास भेज दे ।* श्रेणी, निगम झ्रादि समूहों के मुख्य 
कभी-कभी भ्रपनी मर्यादा का उल्लंघन कर समूह को ही पीड़ित करना प्रारम्भ कर 
देते थे, यह कोटलीय भ्रथं शास्त्र के उस सन्दर्म गे भी सूचित होता है, जिसमे कि श्रेणी 
और श्रेणी-मुख्य मे कौन श्रधिक महत्त्व का है, इस प्रइन पर विचार किया गया है।* 

यद्यपि श्रेणी, निगम आदि समूहो मे मुख्यो या कार्यचिन्तकों की शक्ति बहुत 
अधिक थी, पर सम्पूर्ण समूहू की एक सभा भी होती थी, जो कि समूह के संगठन मे 
बहुत्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी । इस सभा को 'समुदाय' कहते थे ।* नारद स्मृति में 
इस सभा की कार्य विधि श्रादि पर भी प्रकाश डाला गया है। वीरमितन्रोदय से सूचित 
होता है, कि इस सभा की बेठक की सूचना ढोल झ्ादि बजाकर दी जाती थी, और 
सभा मे स्व॒तन्त्रतापूबंक भाषण दिये जाते थे । विवादरत्नाकर मे कात्यायन का एक 
इलोक उद्धुत किया गया है, जो इस सम्बन्ध से महत्व का है। 'जो कोई युक्तियुक्त 
बात के विरोध में कहे, या वक्‍ता को भाषण करने का भ्रवसर न दे, या जो अ्रयुक्त 


१. 'अक्लेद निर्वाच्यम। पाषण्डादिभियाँ या सबित्‌ मिलित्वा कृता सा सा एव चेत्‌ रक्षणीया तदतिकमे 
तु ते राश्ादण्डयास्तदा व्य सर्वे राशे प्रजाना करदानं वारयाम इति भस्माध्रि, सदा नस्तेर्भाव्यम्‌ 
इति चूत चरिध्याम इति वेश्यां रमयिध्याम इति राजपथ सदेयं धावाम इति-***- प्रपि श्रवश्यं 
रक्ष्यन्तामिति तस्निरासाय वचननमिदम, ।! 

२. 'मुख्ये सह समुहाना विसम्बादों यदा भवेत्‌ । 
तदा विचारयेत्‌ राजा स्वधरम स्पापयेच्च तान्‌ ॥ बृहस्पति स्मृति 

३. मुख्यदण्डने समृहस्येवाधिकार: ।' 

४ 'साहसी भेदकारी च गणद्रव्यविनाशक. | 
उच्छेद्य. स्व एवेते विख्याप्यैव नुपे सुगु: ॥' 

"५ कौ० प्म० पाई 
£. वीरमित्ोदय, पु० ४३२ 


पिल्फियों और ज्यापास्किं के संसधन २७१, 
आपषण करे, उसे पूर्वसाहुस दण्ड दिया जाए ।" अह इलोक भ्रपते-आए में महुत हपष्ट 


ह्भै। 

इन समूहों के कार्मों के सम्बन्ध में कतिपय अन्य बातें भी उल्लेखनीय हैं । 
बृहस्पति स्मृति के अनुसार समूह या गण के सदस्य या कार्येब्रिन्तक गण के लिए जो 
कुछ भी प्राप्त करें, जो भी ऋण, लें या राजा के प्रसाद से जो छुछ प्राप्त करें, वह 
उनका अपना नहीं होता, अपितु सारे गभ का समान रूप से होता,है ।* वीरमितन्रोदय 
के भ्रनुसार गण के प्रयोजन से लिये हुए धन को यदि कोई व्यक्ति स्वयं खचे कर ले या 
अपने लिए प्रयुक्त कर ले, तो उस धन को गण को प्रदान करने की उत्तरदायिता उसी 
व्यक्ति पर होगी ।* इन गणों में नये सदस्यों को स्वीकार करना गण के 'समुदाय' की 
सम्मति पर ही निमंर करता था, पर पहले से विद्यमान कोई सदस्य स्वयं झपनी इच्छा 
से ही गण से पृथक्‌ हो सकता था।* श्रेणी, निगम श्रादि समूह झनेक्र प्रकार के 
सार्वजनिक हित के कार्य भी सम्पादित किया करते थे। सभाभवन का निर्माण, प्रपा 
(प्याऊ), देव मन्दिर, तालाब, पार्क झ्ादि का निर्माण और मरम्सत, अनाथ, दरिद्र 
झादि की सहायता, यज्ञो का अनुष्ठान प्रादि सावंजनिक हित-कल्याण के कार्य भी उन 
द्वारा किए जाते थे ।* इन सब कार्यों को भी पत्र पर लिखा जाता था, श्रौर इन्हें भी 
सविदा (समय) का अंग समझा जाता था। इसमे सन्देह नहीं, कि शिल्पियों के 'समृह' 
(जिन्हे श्रेणी कहते थे) प्राचीन भारत मे ऐसे महत्त्वपूर्ण संगठन थे, जो श्रपना श्रान्तरिक 
शासन स्वय चलाते थे, झौर आपस मे मिलकर संविद्रा (समय) द्वारा अपने कानूनों का 
स्वयं निर्माण करते थे। इन कानूनों को प्रयुक्त करने के लिए वे न्यायालय का भी 
कार्य करते थे । यदि ये कानून देश के धर्म (कानून) के विरुद्ध न हों, तो ये राजकीय 
न्यायालयों मे भी मान्य होते थे और राजा भी इन्हें प्रयुक्त करता था। ये सार्वजनिक 
हित के भ्रनेकविध कार्यों को भी सम्पन्न करते थे । इन समूहों का संगठन भी लोकतन्‍्त्र 
आधार पर होता था, समूह के सब सदस्य मिलकर ही श्रपने 'सामयिक' (संविदा पर 
झ्राश्चित) कानूनों का निर्धारण करते थे और अपने '“मुख्यों' पर नियन्त्रण रखते थे । 


१. थुक्तियुकत श्र यो हन्यात्‌ वक्‍तुर्योनावकाशद' । 
श्रयुक्त चैव यो ब्यात्‌ प्राप्लुयात्‌ पूर्वसाहसम्‌ ॥।? 
२. 'यत्ते, श्राप्त रक्षित वा गणार्थ वा ऋण कंतम, । 
राजाप्रासादलब्धं॑ च सर्वेधामेव तत्समम ॥। 
“गणमुदहिश्य यत्‌ किडिचत्‌ हृत्वर्ण भक्षितं भवेत्‌ | 
झात्मारथ विनियुक्त वा देय॑ तैरेव तद्भवेत्‌ ॥” 
४. बीरमित्ोदय' पु० ४३२ । 
4. 'सभा प्रपादेवगृ्‌ह तड़ायाराम संस्कृति: । 
तथानाथ दरिद्राणां संस्कारी यजनक्रिया ॥ 
कुलायन निरोधश्च्र कार्यमस्माभिदेशस: । 
यज्लैतल्लिखिंत सम्यक (पत्ने) धर्म्या सा समंसक्तिया [। 


पं 


२७२ प्राचीन भारत की छासन-संस्‍्थाएँ तथा राजनीत्तिक विचार 


(४) व्यापारियों के संगठन 


शिल्पियों की श्रेणियों के समान व्यापारियों के संगठनों के सम्बन्ध में भी 
बहुत-से निर्देश प्राचीत साहित्य मे उपलब्ध हैं। चुल्लक-सेट्ठी जातक की कथा के 
अनुसार एक युवक व्यापारी ने एक जहाज के सारे माल को क्रय कर लिया । कुछ 
समय बाद वाराणसी के १०० व्यापारी भ्रमे, और जब उन्हे ज्ञात हुआ कि जहाज के 
सब माल का सोदा पहले ही हो चुका है, तो उनमे से प्रत्येक ने एक-एक हजार 
कार्षाषण देकर जहाज के माल मे प्रपना हिस्सा कर लिया। बाद में उन्होंने एक-एक 
हजार कार्षापण भौर देकर सारे माल को उस व्यापारी से ले लिया।" ये १०० 
व्यापारी सम्मिलित व सगठित रूप से व्यापार के लिए आये थे, और मुनाफे में इनका 
एक समान अ्रंद्ठ था । कूट-बणिज जातक के अनुसार दो व्यापारियों ने साक्रेदारी में 
कारोबार शुरू किया, और ५०० गाडियो पर माल लादकर वे वाराणसी से व्यापार के 
लिए श्रन्य स्थानों पर गये ।* महावणिज्‌ जातक मे ऐसे व्यापारियो की कथा लिखी गई 
है, जो परस्पर मिलकर व्यापार के लिए दूर-दूर तक जाया करते थे |? बावेरू जातक 
के भ्रनुसार प्नेक व्यापारी संयुक्त होकर समुद्र पार बाबेरू (बेबिलोन) जाते थे, भौर 
वहाँ भारत के पक्षी झ्रादि बेचकर घन कमाते थे ।* जातक ग्रन्यों की इन कथाश्रों से 
केबल यह निर्देश मिलता है, कि प्राचीन भारत के व्यापारियों मे भी परस्पर मिलकर 
व सम्मिलित रूप से व्यापार करने की प्रथा थी । पर इनके सगठनों का स्वरूप क्या 
था, इसका परिचय हमे प्राचीन काल के अन्य साहित्य से मिलता है। 

कौटलीय अर्थशास्त्र भे व्यापारियों के सगठनो के सम्बन्ध मे जो निर्देश मिलते 
हैं, उनका उल्लेख इसी अ्रध्याय मे ऊपर किया जा चुका है । सगठित व्यापारियों को 
बहाँ 'सव्यवहारिक' कहा गया है। नारद स्मृति से व्यापारियों के सगठित होकर कार्य 
करने को 'सम्मूय समुत्यान” शब्द से सूचित किया गया है, और उसके सम्बन्ध से यह 
व्यवस्था की गई है--'वणिक्‌ प्रभूति जहाँ सगठित होकर कार्य करते है, उसे 'सम्भूय 
समुत्यान' कहते हैं। मुनाफे को सम्मुख रखकर जब सम्मिलित रूप से काम किया 
जाएं, तो उसका आधार अपनी तरफ से नग्राया हुआ घन (प्रक्षेप) होता है। इसी 
हिस्से के प्राधार पर प्रत्येक हिस्सेदार को मुनाफे का अश दिया जाना चाहिए । क्षय, 
व्यय और वृद्धि-- तीनों का श्रश प्रत्येक हिस्सेदार पर उसके हिस्से के अनुसार पड़ना 
चाहिए ।* यहाँ नारद ने उस ढंग के सगठनो का निर्देश किया है, जिन्हें बतेमान समय 





१. (0०छर्थ पाह 7448 ए०. ] ?, ]!4 
२. कएव ०! 3, ७9. 404 
रे, ॥ण0 शत. 4, 9. 350 
४, [00 ४० वा, >, 26 
५ “'वर्िक प्र भूतयों यत्न कर्म सम्भूय कुबते । 
तत्सम्भूयसमत्थाल व्यवहार पद स्मृतम्‌ । 
फलहेतो रुप्रयेन कर्म सम्भूय कुबताम्‌ ॥ 


शिल्पियों और व्यापारियों के बंगठत ४. 2 ७३ 


में जावल्ट स्टाक कम्पनी कहते है। इन संगठनों के सब हिस्सेदारों को उस हारा 
लगायी गई पूंजी के अनुसार ही क्षय, व्यय और वृद्धि का अंश प्राप्त होता था। फिस 
हिस्सेदार का कितना कत्‌ त्व है, कौन झधिक चतुर भ्ा कार्यकुशल है, इस बात को 
कोई महत्त्व नही दिया जता था । इसीलिए नारद स्मृति में यह भी कहा गया है, कि 
चअतुर व कुशल व्यक्तियों को मूर्ख एवं ध्रालसी मनुष्यों के' साथ मिलकर व्यापार नही 
करना चाहिए । केवल ऐसे ही व्यापारियों के साथ मिलकर कार्स करना उचित है, जो 
कुलीन, कियाशील, मुद्राओ की पहचान रखने वाले, भाय और व्यय में दक्ष, साहसी व 
घाभिक हो । सम्मूय-समुत्थान मे पूँजी का अ्रधिक महत्त्व था, कार्यकुशलता का नहीं । 
इसीलिए कूटवर्णिज्‌ जातक की कथा मे जिन दो ब्यापारियों द्वारा परस्पर मिलकर 
व्यापार करने का उल्लेख है, उसमे से एक को बुद्धिमान्‌ और दूसरे को 'अतिबुद्धिमान्‌' 
कहा गया है। जब मुनाफे को बाँठने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो झतिबुद्धिमान्‌ साभे- 
दार ने घुनाफे का भ्रधिक प्रश प्राप्त करने का दावा किया, क्योकि उसकी कार्म-कुझअलता 
व बुद्धिमत्ता भी मुनाफे मे एक हेतु थी । पर जब उनमे बिबाद बहुत बढ़ गया, तो भ्रन्य 
व्यापारियों ने यही फैसला किया, कि दोनों को मुनाफे का समान प्रंश्व ही प्राप्त होता 
अाहिये । 

जायन्ट स्टाक कम्पनी के ढंग से संगठित होकर व्यापारी लोग प्रपने जो समूह 
बनाते थे, उनकी संज्ञा 'सम्मूय-समुत्यान' थी, पर शिल्पियों की श्रेणियों के समान भी 
व्यापारियों के सबृह विद्यमान थे, जिन्हें 'निगयम' कहा जाता था । भित्र मिश्र ने 
बीरमित्रोदय मे नैगम के अ्भिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है--'पौर वणिकों को 
नेगम कहते हैं |” प्रदन-व्याकरण-सूत्र-व्याख्यान से जो उद्धरण शासशास्त्री ने कौटलीय 
अर्यशास्त्र के ४६वें पृष्ठ पर दिया है, उसमे नगर को निगम वणिकों का निवासस्थान 
प्रतिपादित किया गया है। याशवल्क्य स्मृति में नैयम का उल्लेख श्रेणी और 
पायण्ड (धाभिक सम्प्रदाय के संगठन) के साथ किया गया है, और इन सब की 
एक ही विधि है, यह कहा है ।* निगम में संगठित बणिकों को ही 'नैमम' कहा जाता 
था। जिस प्रकार शिल्पी लोग श्रेणी मे संगठित होकर अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले 
विषयों पर कानून बनाते थे झौर शिल्प को नियन्त्रित करते थे, उसी प्रकार मिगम 
में संगठित व्यापारी श्रपने व्यापार के सम्बन्ध मे व्यवस्था करते थे। क्योंकि पुरों में 
प्रधानतया व्यापारियों का ही निवास होता था, भौर वहाँ वे प्रधान स्थान रखते थे, 
अतः स्वाभाविक रूप से पौर संस्था का विकास नियम को आधार बनकर, ही हुआ, 
और इसीलिए कहीं-कहीं प्राचीन साहित्य में पौर और नैगम को पर्थायवात्री रूप में 


पभ्राधारभूतः अेपस्तेनोसिष्ठेगुरमत: ॥ 
समोउ्तिरिक्तों हीनीं वा संत्रांशो यस्य यादृश: । 
क्षयव्ययों तथा बृद्धिस्‍्ह्ुुल्ञ तस्य तथा विधा: ।' 
- 'नैगमाः पौरवणिजा" |” थीरमित्ोदय पु० १२० 
२. 'नगराणि करवर्जितानि तिनमव्णिजां स्थानानि ।! 
३. श्रेणि नैयम पाषण्ड गणस्वाभप्ययं विधि: ।' 5 मी, 


न्न्र 


श्ज४ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


भी प्रयुक्त किया भया है ।* निगम के प्रधान या मुख्य की सज्ञा 'श्रेष्ठी' थी । झुल्लवम्न 
में भ्रनाथपिण्डक को राजगृह-सेट्टी (राजगृह-श्रेष्ठो) को बहिन का पत्ति कहा गया है ।' 
यहाँ स्पष्ट रूप से झनाथपिण्डक का स्याल राजगृह के निगम का श्रेष्ठी था, यही 
सूचित होता है। महावग्ग में राजगृह के श्रेष्ठी के बीमार पडने पर जब कतिपय 
व्यापारियों ने यह विचार किया, कि उसके इलाज के लिए राजा बिम्बिसार के राजवंद्य 
की सहायता ली जाए, तो उन्होने राजा से कहा---/इस श्रेष्ठी ने देव (राजा) के प्रति 
झर निमम के प्रति बहुत उपकार किया है |“ निसन्देह, राजगृह-श्रेष्ठी ने निगम का 
यह उपकार उसके “मुख्य” की स्थिति मे ही किया था। 


(५) भ्राथिक संगठनों का पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्रो द्वारा परिचय 


शिल्पियों श्र व्यापारियों के समूहो (श्रेणी श्रौर निगम) की सत्ता की सूचना 
अनेक शिलालेखो द्वारा भी मिलती है। इस सम्बन्ध भे शक क्षत्रप नह॒पान के जामाता 
उषावदात के लेख विशेष महत्त्व के है। ये लेख नासिक के ग्रुहामन्दिरों मे उत्कीर्ण 
हैं। एक लेख इस प्रकार है--'सिद्धि, बयालीसकें वर्ष में वैशाख मास मे राजा क्षहरात 
क्षत्रपष नहपान के जामाता दीना के पुत्र उषावदात ने यह गुहाभान्दिर चतुदिश सच के 
ग्रपण किया; श्रौर उसने श्रक्षयनीवि तीन हजार पण चातुर्दिश सध को दिये, जो इस 
गुहा मे निवास करने वालों का कपड़े के खर्च और विश्लेश् महीनो मे मासिक वृत्ति के 
लिए होगा, और ये कार्षापण गोवर्धन की श्रेणियों के पास जमा किये भमए । कोलिको 
के निकाय मे दो हजार एक फी सदी सुद पर, दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हजार 
पौन फी सदी सूद पर । और ये कार्षापण लौटाये नही जायेंगे, केवल उन पर सूद लिया 
जायेगा । इनमे से जो एक फी सदी सूद पर दो हजार कार्षापण रखाये गए हैं, उन से 
गुहामन्दिर मे रहने वाले बीस भिकक्‍लखुश्रों मे से प्रत्येक को बारह चीवर दिये जायेंगे । 
भौर जो पौत फी सदी सूद पर एक हजार कार्षाषण हैं, उनसे कुशन-मूल्य का खर्च 
अलेगा। कापूर प्रदेश भे गाँव चिललभद्र को नारियल के ८००० पोद भी दिये गए । 
यह सब निगमसभा मे सुनाया गया, और फलकबार (लेखा रखने का दफ्तर) में चरित्र 
के भ्रनुसार लेखबद्ध किया गया ।* इस लेख से स्पष्ट है, कि कौलिक (जुलाहे) आदि 
शिल्पियों के संगठन शक-सातवाहन युग में भी श्रेणियों के रूप मे विद्यमान थे। ये 
श्रेणियाँ दूसरों के रुपये घरोहर के रूप मे भी रखती थी, और उन पर सूद भी देती 
थी। ये श्रेणियाँ बेक का काम भी करती थी, और इनको इतना टिकाऊ व चिरस्थायी 
माना जाता था कि स्वय राजा या राजपुरुष भी इनके पास अक्षयनीवि (न लौटाया 


१. 'सब्बे नेगम जानपदे ।” रेशॉशट, ए०. ।, २, 49 ॥ 
नेयमा कु एव जानपदा च ते भव राजा आमन्तयत्तम्‌ ।' दोधतिकाय एथा4 2 
२. चुल्लवस्ग ६४१ 
३* महावग्ग ७-१-१६ 
डे “बहूपकारो देवस्य चेज नेगमस्स चर ।' 
3- +फांड्टाग्फुएंएब धर शा, क. 82. 


शिल्पियों श्ौर व्यापारियों के संगठन २७१४ 


जाने वाला) धन रखा करते थे। धन को जमा करने की बात को सिगमसभा के 
सम्मुख भी सुवाया जाता था। यहाँ सम्भवत: निग्रमसभा तगर की ऐसी सभा को 
सूचित करती है, जिसमें व्यापारियों का प्राघान्य था । 
नॉसिक के ही एक अन्य गृहालेख में राजा ईद्वरसेन (तीसरी सदी ईस्वी) 
द्वारा कुलरिको (सम्भवतः, कुम्हारों) की श्रेणी के पास एक हजार कार्पापण, आद- 
यन्त्रिक (पतचक्कियाँ चलाले वाले) श्रेणी के पास दो हजार कार्पापण झौर तिलपिषकों 
(तेलियों) की श्रेणी के पास पांच सौ कार्षाषण अक्षयनीकि के रूप में जमा कराये जाने 
का उल्लेख है।' इस अक्षयनीधि का प्रयोजन यह था, कि इस धन के सूद से त्रिरह्मि- 
विहार में निवास करने वाले भिकखुझों की ग्रौषधि का खर्च चले । 
जुन्तर के एक लेख मे उवसक (उपासक) शक आड्थूम द्वारा दो भूमिक्षेत्र 
(निवतन व निवर्तन) कोणाचिक श्रेणी को इस प्रयोजन से दिये जाने का उल्लेख है, 
कि उनकी आमदनी से करड्ज और बड़ के वृक्ष लगधाये जाएँ ।* 
ये लेख सर्वथा स्पष्ट हैं, श्ौर इनसे शिल्पियो की श्रेणियों के महत्त्व और कार्यों 
का परिचय मिलता है। गुप्त सम्राट्‌ स्कत्दग्रुप्त के एक लेख मे तेलियों की श्रेणी 
(इन्द्रपुर निवासिनी तैलिक श्रेणी) का उल्लेख है, जिसके पास कुछ धन इस प्रयोजन 
से रखा गया था, कि उसके सूद से सूये मन्दिर के दीपक का ख़्े चलता रहे । इस 
श्रेणी का मुख्य जीवन्त नाम का व्यक्ति था। इस लेख मे यह भी लिखा गया है, कि 
चाहे यह श्रेणी इन्द्रपुर को छोड़कर कही प्रन्यत्र जा बसे, तो भी यह धन इसी के 
पास जमा रहेगा । कुमारणुप्त प्रथम के समय मे एक लेख में पटकारो (जुलाहों) की 
एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से श्राकरं॑ दशपुर में बस गई थी। 
यह लेख मन्दसौर शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। लाट देश से श्ाकर दह्पुर भे बस 
जाने पर इन श्रेणी के अनेक सदस्मो ने अपने वंशक्रमानुगत शिल्प का परित्याग कर 
ज्योतिष, धनुविद्या भादि भ्रन्म विद्याएँ सीखी, भौर उनमे से कुछ सन्यास' लेकर धामिक 
जीवन भी बिताने लगे। पर श्रेणी के बहुसंख्यक सदस्यों ने श्रपने पुराने शिल्प को 
जारी रखा। जिन्होंने प्रपने वशक्रमानुगत शिल्प को छोड़कर प्रत्य काये भ्रपना लिये 
थे, वे भी श्रेणी के सदस्य बने रहे । पटकारों की यह श्लेणी बहुत सम्पन्न और समृद्ध 
थी । इसने दह्षपुर में एक सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था (४३७ ई०), भौर उसी 
के लिए इस शिलालेख को उत्कीर्ण कराया गया था। कुछ साल बाद (४७३ ई०) 
श्रेणी की ओर से इसकी मरम्मत भी करायी गयी थी । मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, 
वणिक्‌ आदि की श्रेणियों का उल्लेख भी गुप्त युग के झनेक द्षिलालेखों भौर ताम्र- 
पन्नों में किया गया है । 
वैशाली नगरी के ध्वंसावशेयों में २७४ मिट्टी की मुहरें मिली हैं, जो लखों या 
पत्रों को मुद्रित करने के काम में आती थीं। ये मुहरें “श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक-निमरम' 
की हैं। यह चैश्वाली के श्रेष्ठियों, सार्थवाहों भौर सिल्पियों का संम्मिलित तिमस 
२. फफांह्ाध्क४०४ 70प008 9. 88. 
२. '“कोणाजिके सेथिंय उदसको आराशुभुम सको वढालिकायाश 


२७६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


था। इसका कार्य भारत के बहुत-से नगरों मे फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम के 
पांस आते थे, उन्हे बन्द करके ऊपर से ये मुहरें लगायी जाती थी, ताकि पत्र सुरक्षित 
रहें । अन्य नगरों मे विद्यमान इस वैमभवशाली निमम की झाखाझो के पास भी इस 
मुहरों के साँचे थे, जिन्हें वे वैशाली के प्रधान नियम को भेजते हुए मुद्रित करने के 
काम में लाते थे । निगम की श्रपनी मुहर के अतिरिक्त इत पत्रों पर एक श्रौर मुहर 
भी लगाबी जाती थी, जो सम्भवत' विविध नगरों मे विद्यमान निगम-शाखाशो के 
भ्रध्यक्षों की निजी मुहरें होती थी । वैशाली से प्राप्त श्रेष्ठी-सार्थवाहकुलिकतिगम' की 
२७४ महरों मे से ७५ के साथ ईशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की और ३७ के 
साथ गोमिस्वामी की मूहरें हैं। सम्भवत , ये व्यक्ति पाटलिपुत्र, कौशाम्बी आदि समृद्ध 
नगरों में विद्यमान निमम-शाखाश्रों के अध्यक्ष थे, और इन्हे वेशाली से प्रधान निगम 
के पास पत्र भेजने की बहुधा आ्रावश्यकता रहती थी । इनके भ्तिरिक्त घोष, हरिगुप्त, 
भवर्सन आदि की भी पाँच-पाँच व छ -छ' मुहरें निगम की मुहरों के साथ मे मुद्रित 
हैं। ये व्यक्ति प्रव्य निगम-शाखा्रो के भ्रध्यक्ष थे । कुछ पत्रो पर निगम की मुहर के 
साथ “जयत्यनन्तो भगवान्‌, 'जिन भगवता', “नमः पशुपतये' स्दृश मुहरें भी सृद्रित है । 
सम्भवत., ये मुहरें उन पत्नो पर लगायी गई थी, जो किसी मन्दिर व धर्मस्थान से 
बैशाली के श्रेष्ठि-सार्थवाहकुलिक निगम को भेजे गए थे। इन वैभवपूर्ण निगमों के 
पास धमंमन्दिरों का धन श्रक्षयनीवि के रूप में जमा रहता था शौर इसीलिए उन्हे 
इनके साथ पत्र-व्यवहार की आवश्यकता पड़ती थी । 

इसमें सन्देह नही, कि प्राचीन भारत के सार्वजनिक जीवन में इन श्रेणियों 
झौर निगमो का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था। जहा तक शासन-संस्थाश्रो का सम्बन्ध 
है, उनमें भी इनकी स्थिति महत्त्व की थी, क्योकि इन द्वारा निर्धारित धर्म (संविदा 
द्वारा निर्धारित कानून) और इन में विद्यमान चरित्र राज्य द्वारा मान्य समझे जाते 
थे। भारत की स्वायत्त जन-संस्थाओं में ये भी भ्न्यतम थीं। इनकी स्थिति प्राय: वही 
थी, जो कि प्रामो, पुरो और जनपदो के संघो की थी । 


सोलहुवाँ श्रध्याय 
राज्यविषयक सिद्धान्त--राज्यसंस्था की उत्पत्ति 


(१) विकास सिद्धान्त 


राज्य सस्था का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, भ्राचीन भारतीय साहित्य में 
अनेक स्थानों पर इस विषय का विशद रूप से निरूपण किया गया है। इस सम्बन्ध 
में सबसे प्राचीन निर्देश भ्रथवेवेद मे मिलता है। सभा शौर समिति के स्वरूप का 
प्रतिपादन करते हुए बेद के इस सूक्त का पहले उल्लेख किया जा चुका है। इस सूक्त 
के अनुसार राज्यसस्था या समाज ऋ्रसिक विकास का परिणाम है। राज्यसंस्था से 
पूर्व विराट (राज्यविहीन या श्रराजक) दशा थी, उस दशा के होने पर यह भय हुआ 
कि क्‍या यही दशा सदा रहेगी। क्योकि यह दशा भयावह थी, अत, उत्क्रान्ति होकर 
गाहंपत्य सगठन बने । मनुष्यो का सबसे पहला संगठन परिवार के रूप में था। 
पारिवारिक दह्ा में उन्नति होकर आहवनीय' दशा आई। इस दक्षा मे गुहों 
(परिवारो) के स्वामियों (गृहपतियों) का एक स्थान पर ग्रावाहन किया जाता था। 
सम्भवत यह ग्राम-सगठत का सूचक है | भ्राहवनीय के नेता को वेदों में 'ग्रामणी' कहा 
गया है। श्राहवनीय (ग्राम) से उत्क्रान्ति होकर 'दक्षिणार्नि' दशा आई। यह ग्राम 
की पपेक्षा श्रधिक बडा संगठन था । निरुक्त में अग्नि का अर्थ अग्रणी किया गया है। 
जिस संग्रठन में चतुर प्रग्रणी एकत्र हों, उसी को दक्षिणाग्नि कहा गया है। इस 
दक्षिणारिन दशा में उत्क्रान्ति होकर सभा और समिति संस्थाओ्रों का निर्माण हुआ । 
इस प्रकार अरथर्ववेद के भ्रनुसार राज्यसंस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। यह 
सिद्धान्त कर्तेमान समय के राजनीतिशास्त्रविशारदों के सिद्धान्त से श्रनेक अंशो में 
समता रखता है। इसे हम विकासवादी सिद्धान्त समझ सकते है। 


(२) भ्रराजक दक्षा श्रोर राज्य की उत्पत्ति 
महाभारत के शान्ति पर्व में राज्यसंस्था के प्रादुर्भाव पर बड़े विस्तार के साथ 
विचार किया गया है। उसके अनुसार राज्य-संस्था से पूर्व 'प्रराजक' दशा थी, झौर 
बाद में राज्य की उत्पत्ति हुई। इस ध्राजक दशा का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में 
दो विचार, महाभारत मे पाये जाते हैं। इन विचारों को विशद रूप से उल्लिखित 
करना उपयोगी होगा । 


५ कब 


श्छ्५ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया--'यह जो सर्वत्र राजा शब्द प्रचलित है, 
इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह मूक्े बताइए । राजा के हाथ, पैर, गर्दन, बुद्धि 
झौर इन्द्रियाँ भ्न्य मनुष्यों के समान ही होती हैं। उसकी पीठ, पेट, मुंख, हड्डी, मज्जा, 
वीर्य, माँस, श्वास, उच्छवास, प्राण और शरीर भी भ्रन्य सबके तुल्य होते हैं। सबके 
समान उसे भी सुख-दुःख का भोग करना होता है, जन्म-मरण भी उसका दूसरों के सब 
ही होता है। फिर यह क्‍या बात है, जो वह विशिष्ट बुद्धि वाले भौर शूरबीर लोगो 
पर प्रकेला झ्राधिपत्य रखता है ? किस प्रकार वह छूरवीर भर श्रेष्ठ लोगों से परिपूर्ण 
इस पृथ्वी पर शासन करता है ? यह क्‍या बात है, जो उस श्रकेले के प्रसन्‍न होने पर 
सब प्रसन्‍्त हो जाते हैं, भर उस अकेले के व्याकुल होने पर सब व्याकुल हो जाते हैं ? 
इस सम्पूर्ण विषय पर मैं विस्तार के साथ जानना चाहता हूँ। यह जो सारा जगत्‌ 
एक व्यक्ति के सम्मुख देवता के समान भुक जाता है, उसका कोई गम्भीर कारण होना 
चाहिए ।* 

भीष्म ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया--कतयुग के प्रारम्भ में राज्य 
का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध मे भ्रशेष रूप से सुनो । एक समय ऐसा 
था, जब न राजा था और न राज्य की ही सत्ता थी। न तब दण्ड था, और न कोई 
दाण्डिक (दण्ड देने वाला) था। उस समय सारी प्रजा धर्म द्वारा ही एक-दूसरे की 
रक्षा किया करती थी । सब एक-दूसरे का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे । पर बाद 
मे दैन्य उत्पन्त हुआ (उपभोग-योग्य पदार्थों की कमी हो गई) । दैत्य के कारण मोह 
की उत्पत्ति हुई (जिसको जो वस्तु प्राप्त थी, उसके प्रति उसे मोह हो गया) । मोह के 
कारण तब लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया, जिससे कि उनके धर्म का भी विनाश हो 
गया, श्र वे लोभ के वशीमूत हो गए। लोभ के कारण तब मनुष्य श्रप्राप्य वस्तु को 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। लोभ से काम (वस्तुओं के सग्रह की कामना) 
झौर काम से राग (वस्तुओं मे स्वत्व या स्वामित्व का विचार) उत्पन्न हुए । राग के 
कारण मनुष्यो को कार्य और अकार्य का विवेक नहीं रह गया । क्‍या गरम्य है और 
क्या झ्रगम्य, क्या वाच्य है और क्या अवाच्य, क्या भक्ष्य है और क्‍या भ्रभक्ष्य, क्या दोष 
है श्रौर क्‍या अ्रदोष---इसका विवेक भी तब नष्ट हो गया। इन बातो का ज्ञान 
तष्ट हो जाने से धर्म का भी नाश हो गया। यह दक्षा बड़े त्रास (भय) की थी। त्रस्त 








१ “य एष राजन्‌ राजेति शब्दश्वरति भारत । कथमेष समुत्पन्नस्तन्मे ब्रृहि परतप ॥ ५ 
तुल्य पाणि भुजग्रीवस्तुल्य बुद्धीन्द्रियात्मक । तुल्य दु ख सुखात्मा च तुल्य षृष्ठ मुखोदर ॥६ 
तुल्य शुक्रास्थि मज्जा च॒ तुल्यमासासूगेव च। नि श्वासोच्छवास तुल्यश्च तुल्यप्राण शरीरवान्‌ 
समानजन्ममरण सम. सर्वेर्गुणन गाम्‌ । विशिष्ट बद्धीझश्राश्व कथमेकोइधितिष्ठति ।| ८ 
कथमेको मही कृत्स्ना शूरवीरायंसंकुलाम्‌ । रक्षत्यपि च लोकस्य प्रसादमधिगच्छति ॥ ६ 
एकस्य तु प्रसादेन कृत्सनों लोक प्रसीदति | व्याकुले लाकुल. सो भवतीति विनिश्चय ॥ १२ 
नैत्कारणमत्यल्प भविष्यति विश्ञापते । यदेकस्मिज्जगत्सव॑ देववद्याति सन्‍नतिम्‌ ॥ ११ 

भहा ० शाम्ति० झ० धछ 


राज्य विधयक पिद्धान्त---राज्यसंस्था की उत्मत्ति २७६ 


हुए लोग ब्रह्मा की शरण में गए, और उनसे इस दक्षा से जाण पाने को उपाय पूछा ।* 
इस पर ब्रह्मा ने उन्हें दण्डनीति का उपदेश दिया, और इस दष्डनीति के अनुसार 
राज्यसंस्था, राजा और भ्रन्य राजकर्मचारियों की उत्पत्ति हुई । 
महाभारत के इस सन्दर्म के अनुसार दण्डनीति व राज्यसंस्था के प्रादुर्भाव से 
पूर्व जो अराजक दशा थी, वह प्रादर्श थी क्योंकि तब सब भनुध्य धर्म के प्रनुसार एक- 
बूसरे का पालन किया करते थे । भ्रराजक दक्षा का यह स्वरूप प्राय: बसा ही है जैसा 
कि लॉक (१६३२-१७०४) द्वारा प्रतिपादित किया गया था | पर यह दछ्षा देर तक 
नही रह सकी । इसका कारण भी महाभारत ने स्पष्ट किया है। उस समय में तो 
लोग धर्म द्वारा एक-दूसरे का पालन कर सकते थे, जबकि सब वस्तुएँ प्रमूत परिमाण 
में उपलब्ध थी । क्योकि तब मनुष्यों को किसी वस्तु के प्रति मोह या स्वत्त्व रखने की 
आ्रावश्यकता नहीं थी। पर जब दैन्य हो गया, वस्तुओ की कमी हो गई, तो लोगों 
में श्रप्राप्त बस्तु को प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्त हुई। इससे मोह, लोभ भ्रादि 
प्रादूर्भत हुए । लोग वस्सुओ पर स्वत््व रखने की कामना करने लगे। परिणाम यह 
हुआ, कि उनके लिए धम्म द्वारा एक-दूसरे का पालन कर सकना सम्भव नहीं रहा । 
इस स्थिति मे मनुष्यों मे त्रास उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ब्रह्मा की शरण मे जाकर 
उन्होने इस दशा से त्राण पाने का उपाय पूछा । ब्रह्मा ने उन्हें दण्डनीति (राजनीति) 
का उपदेश दिया, जिसके अश्रनुसार राजा और राज्यसस्था की उत्पत्ति हुईं। इस दण्ड- 
नीति के भनुसार जब पृथु मनुष्यो का राजा बना, तो उससे यह भ्राशा की गई कि बह 
इस बात का विचार नहीं करेगा, कि उसका अपना प्रिय या अ्रभ्रिय क्या है; वह सबके 
साथ समान व्यवहार करेगा, काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहेगा; जो कोई 
धर्म का उल्लघन करेगा उसका वह निग्नह करेगा, और भूमि (जनता) को ब्रह्म 
मानकर उसका पालन करेगा । 
यहां महाभारत में राज्यसंस्था की उत्पत्ति का जिस ढंग से प्रतिपादन किया 
है, उसमे ब्रह्मा स्वयं राज्य या राजा का प्रादुर्भाव नही करता । उस द्वारा नीतिशास्त्र 
का ही उपदेश किया जाता है। राजा और राज्यसस्था इस नीतिशास्त्र के अ्रधीन हैं, 
उसके अनुसार ही उन्हे कार्य करना है। प्राचीन भारतीय विद्या या ज्ञान को देवी व 
१. “नैव राज्य च॒ राजा5प्सीस्त च॒ दण्डो न च दाण्डिक. । धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ ॥१४ 
पाल्यमानास्तथाह्न्योन्य तरा घर्मेण भारत । दैन्य परमुपाजग्मुस्ततस्तान्‌ मोह प्राविशत्‌ ॥१४५ 
ते मोहवशमापज्ना मनुजा मनु जर्ष॑स । प्रतिपत्ति विमोहाच्च घर्मस्तेषामनीनशत्‌ ॥ १६ 
नष्टाया प्रतिपत्तो च मोहवश्या नरास्तदा । लोभस्य वशमापनना सर्वे भरतसचम ॥ १७ 
ग्रप्राप्तस्याभिमर्श तु कुर्वन्तो मनुजास्तदा । कामों नामापरस्तत्न प्रत्यपद्मत वे प्रभा ॥ १८ 
तास्तु कामवाश प्राप्तान्शगों नामाभि सस्पृशत्‌ । रक्ताश्च नाभ्यजानन्त कार्याकारये यूध्रिष्ठिर ॥ १६ 
प्रगम्यागमन चेव वाज्यावाच््यं तथेब व। भस्‍्ष्याभक्ष्य च॒ राजेन्द्र दोषादोष व नात्यज्न्‌ ॥। २० 
विलुप्ते नरलोके5स्म्िस्ततों बह्म ननाश हू । नाशाज्च ब्रह्मणो राजन्धर्मों नाशमथायमत्‌ ॥ 
नष्ट अरह्मणि धर्में व देवास्लासमपायमन्‌ । ते त्रस्ता भर शार्दूल ब्रह्मा्ण शरण यबुः ! २२ 
भ्रहा० शाति० श्र० ४५८ 
२. महाभारत, शाच्ति पर्व भ्र० ५८ 


२८० प्राचीन भारत की शासन-संस्याएँ तथा राजनीतिक विचार 


ईश्वरीय मानते थे । उनका विश्वास था, कि वेद (त्रयी) मनुष्यकृत न होकर ईए्वरइत 
हैं या प्रकृति के समान ही भ्रतादि हैं । महाभारत में भीष्म को यही मंत्त श्रभीष्ट है, 
कि वेद के समान दण्ड-तीति या नीतिशास्त्र भी मनुष्यकृत न होकर ईश्वरक्त्त हैं, 
और राजा को स्वेच्छाचारी न होकर दण्डनीति के अ्रनुसार ही राज्य का शासन 
करना है । 

भोजकृत समरांगण-सूत्रधार मे भी ब्रह्मा द्वारा पथ. को पहला राजा बनाये 
जाने के मत का उल्लेख मिलता है । वहाँ ब्रह्मा प्रजा से कहता है--प्ृथु तुम सबको 
स्वामी है। वह सत्पुरुषों की रक्षा करेगा, और असत्पुरुषों को दण्ड देगा । तुमको सब 
भयो से मुक्त करके वहू तुम्हारा नूप होगा । वह सबके प्रति न्याय करेगा और सब 
वर्णों भौर झाश्रमों को स्वधर्म मे स्थापित करके न्यायपूर्वक शासन करेगा ।' यह सुनकर 
प्रजा ने पथु से कहा--हम विपत्तियो के समुद्र मे निमग्न हो रहे हैं, उससे हमारी रक्षा 
कीजिये । प्रथु ने उत्तर दिया--मै तुम्हारी सब भयो और विपत्तियों से रक्षा करूँगा । 
तुम भब किसी प्रकार की आ्राशड्जा मत करो । मैं सबको स्वधर्म, वर्णधर्म और आाश्रम- 
धर्म मे स्थापित करूँगा, भौर दण्ड द्वारा सबको सही मार्ग पर चलाऊँगा । मै ग्राम, 
पल्‍ली भर पुरो की स्थापना करूँगा, शर मेरे यत्न से मूमि यथेप्ट फल प्रदान करेगी। 
इस प्रकार तुम सब सुखी और समृद्ध हो सकोगे ।* 

जैन साहित्य मे भी यही विचार उपलब्ध होता है। जन विचारकों के भ्रनुसार 
भनुष्यों मे पहले राज्यसस्था का श्रभाव था । तब किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अत' 
लोगो मे यह प्रवृत्ति भी नहीं थी, कि वे किसी वस्तु में ममत्व की बुद्धि रखे या किसी 
वस्तु का सग्रह करें। सब पदार्थ वायु या जल के समान प्रच्चर परिमाण में उपलब्ध 
थे | पर यह सुवर्णीय युग देर तक कायम नहीं रह सका । घीरे-घीरे पदार्थों मे कमी 
होने लगी । 'देन्य' की दशा आरा जाने पर लोग वस्तुओं पर ग्रपना वैयक्तिक स्वामित्त्व 
स्थापित करने को प्रवृत्त हुए। इससे उनमे लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और हर्ष 
उत्पन्न हुए । मनुष्यों का नैतिक पतन हो जाने और धर्म का लोप हो जाने से यह 
आ्रावश्यकता प्रतीत हुई, कि राज्यसस्था द्वारा मनुष्यों मे मर्यादा और नियन्त्रण की 
स्थापना की जाए । राज्यसस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार बौद्ध 
साहित्य मे भी पाये जाते है। बौद्ध विचारको के ग्रनुसार पहले राज्यसंस्था का प्रभाव 
था, प्रराजक दशा थी । जब लोगो में लोभ और मोह उसत्पन्त होने के कारण धर्म नष्ट 
हो गया, तो उन्हें राज्यसंस्था के निर्माण की आवश्यकता श्रनुभव हुई । इसके लिये वे 
एक स्थान पर एकब्र हुए, और अपने मे जो सबसे अ्रधिक योग्य, बलवान, बुद्धिमान्‌ 
और सुन्दर व्यक्ति था, उसे उन्होंने राजा बनाया । इस योग्यतम व्यक्ति को राजा 
बनाकर सबने उसके साथ इस ढग से 'समय' (संविदा या इकरार) किया--'अब से तुम 
उस व्यक्ति को दण्ड दिया करो जो दण्ड देने के योग्य हो, और उसे पुरस्कृत किया 
करो जो पुरस्कृत करमे के योग्य हो । इसके बदले में हम तुम्हे अपने क्षेत्रों की उपज 


१ समराजुणसूत्रधार,, भ्रध्याय ७ 


राज्य विधयक सिद्धशन्त--राज्यसंस्था की उत्पत्ति स्प्रे 


का एक आग प्रदात क्रिया करेंगे।” इसके धागे लिखा गया है कि 'क्योंकि यह व्यक्ति 
सबसे सम्मत होकर अपने थद पर अ्रधिष्ठित होता है, मतः इसे 'महासम्भत' कहते हैं । 
क्योंकि यह क्षेत्रों का रक्षक है, झौर हानि से जनता की रक्षा करता है, अत. यह 
क्षत्रिय” कहलाता है । क्योकि यह प्रजा का रंजन करता है, इसलिए इसे 'राजा' कहते 
हैं ।* 

(३) मात्स्यन्याव पर सलयवाद का सिद्धान्त 


राज्यसंस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त प्राचीन भारत मे सर्वाधिक 
मान्य था, उसे हम 'समयवाद' (#6079 ० 500४ (०७४४०) कह सकते है । इस 
सिद्धान्त के श्नुसार राज्यसंस्था के प्रादुर्भाव से पूर्व जो' अराजक दशा थी, वह बहुत 
भयंकर थी। उस समय सवंत्र मात्स्यन्याय विद्यमान था । जिस प्रकार बडी मछली 
छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बलवान्‌ व्यक्ति निबंलों को सताते रहते थे । 
इस द्षा से तंग आकर लोगों ने परस्पर 'समय' ((0797800) किया, और इस समय 
द्वारा एक व्यक्ति को झ्रपना राजा बनाना तय किया । 
महाभारत के श्ञान्तिपवं में श्रराजक दशा का वर्णन इस प्रक/र किया गया 

है--'भराजक राष्ट्रों मे धर्म स्थापित नहीं रह सकता | वहाँ लोग एक-दूसरे को खा 
जाते है। श्रराजक को धिककार है । भ्रराजक देश मे पापी जन दूसरों के घन का 
अपहरण करके प्रसन्‍न होते है। जब इनके भी घन का भ्रपहरण हो जाता है, तब ये 
राजा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। पर अराजक देश मे पापी जन का भी तो 
भला नहीं होता, क्योंकि एक पापी के धन को दो पापी मिलकर हर लेते हैं, और दो 
के धन को अन्य बहुत-से । जो दास तन हो, उसे ऐसे अराजक देश मे दास बना लिया 
जाता है, और स्त्रियों को जबर्दस्ती हरण कर लिया जाता है। इसी कारण तो देबों 
ने प्रजापाल नियत किये थे । यदि ससार में दण्ड को धारण करने वाला राजा न हो, 
तो बलवान्‌ दुर्बलो को उसी प्रकार खा जाएँ, जँसे जल में मछलियों भ्रन्य मछलियो 
को खा जाती है । ऐसा सुना गया है, कि जल मे मछलियो के समान पहले भ्रराजक 
प्रजा एक-दूसरे को ही खा जाया करती थी, और इस प्रकार वह नष्ट हो गई थी ।*१ 
१. रि०्टट॥॥ : ॥6 ० 8000॥48 ए 3-7. 
२ कएएछा6 : छ. 7 
३ 'प्रराजकेषु राष्ट्रेष्‌ धर्मों न व्यवतिष्ठते । 

परस्पर च खादन्ति स्वथा धिगराजकम्‌ । ३ 

प्रीयते हि हरन्योहि परविस मराजके । 

यदाउस्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति ॥ १३ 

पापा हाापि तदा क्षेम ल लभन्‍्ते कदाचन । 

एकस्य हि द्वौ हरतो हयोश्ज बहवोध्परे ॥ १४ 

प्रदास क्रियते दास. हियन्ते च बलात्स्ल्िय: । 

एतस्मात्कारणात्‌ देवा: प्रजापाजान्‌ श्रचक्तिरे ॥ १५ 

राजा चेन्न भवेहलोके पृथिव्यां दष्शघारक: | 

जले मत्स्यातियाभक्षत्‌ दु्बेल बलवत्तरा: | १६ 


श८२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तशा राजनीतिक विचार 


शान्तिपर्व (महाभारत) के ही एक अन्य भ्रध्याय में श्रराजक दशा का वर्णन 
करते हुए लिखा है--जँसे सूर्य और चन्द्रमा के उदित न होने पर सब प्राणी घोर 
अन्धकार में डूब जाते हैं, और एक-दूसरे को देख नही सकत्ते; जैसे जल में मत्स्य भौर 
ग्राकाश में पक्षी एक-दूसरे की हत्या करते हुए स्वेच्छाचारी रूप से विचरण करते हैं, 
उसी प्रकार राजा के अभाव मे प्रजा का विनाश हो जाता है, और वह घोर भ्रन्धकार 
में डूब जाती है। उसकी दशा वहीं हो जाती है, जो गोष के प्रभाव में पशुओं की होती 
है । तब बलवान लोग दुबलों की धनसम्पत्ति का अपहरण कर लेते है, भ्रौर सब-कुछ 
हर कर उनका धात कर देते है। अराजक दशा मे न किसी की पत्नी रहती है, न 
किसी का पुत्र और न क्रिसी के पास धन का सचय । यह वस्तु मेरी है, यह भाव ही 
तब संसार मे नहीं रह पाता । सब एक-दूसरे को कोसते हुए मारने को तत्पर हो जाते 
है, श्रौर ससार दस्युओ के समान हो जाता है। धन वालो का सदा वध, बन्धन और 
परिक्लेश होता रहता है, और ममत्व की भावना रहने डी नही पाती । सब जगह 
भ्रकाल पड जाता है, और दुनिया दस्युओ से भर जाती है ।”१ 

रामायण में भी अराजक दशा के सम्बन्ध मे इसी प्रकार की भयकरता का वर्णन 
किया गया है--'प्रराजज जनपद में खेत ठीक तरह से बोये नही जाते, पुत्र पिता के 
वद्य में नहीं रहता, और पत्नी पति के वश मे नही रहती । न वहाँ धन रहने पाता है, 
न भार्या और न सत्य । अ्रराजक जनपदों मे धनी लोग सुरक्षित नही रह पाते, और 
कृषि और गोरक्षा आ्रादि द्वारा आ्राजीविका चलाने वाले लोग भी रात के समय घर के 
द्वार खुले रखकर सो नहीं सकते । भ्रराजक राष्ट्र वैसे ही होता है, जैसे जल के बिना 
नदी या तृण के बिना जगल । श्रराजक जनपद में किसी का कोई श्रपना नहीं होता, 
और जल मे मछलियों के समान मनुष्य एक-दूसरे को खाने लग जाते हैं। ऐसे राष्ट्र की 





प्रराजका प्रजा पूर्व विनेशुरिति न श्रुतम्‌ । 

परस्पर भक्षयन्तों मत्स्या इब जले कृशान्‌ | महा० शान्ति० प्र० ६६ 
१ “यथा हानुदये राजन्भूतानि शशिसूर्ययों । 

प्रन्धे तमसि सज्जेयुरपश्यन्त परस्परम्‌ ॥ १० 

यथा ह्यनुदके मत्स्या निराकन्दे विहड्भमा । 

विहरेयुर्ययाकाम विहिसन्त परस्परम्‌ ॥ ११ 

एवमेव बिना राज्ञा विनेश्येयुरिमा प्रजा । 

प्रन्धे तमसि मज्जेयरगोपा पशवा यथा ॥ १३ 

हरेयुब॑लवन्तोर्शप दुबंलाना परिग्रहान्‌ । 

हस्पुर्ब्यायच्छमानाएच यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १४ 

ममेदमिति लोकेउस्मिन्न भवेत्स्वपरिग्रह' । 

ने दारा न च पुत्र स्थान्न धन ने परिग्रह ॥ १४ 

बिलश्नीयुरपि हिस्युर्वा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥। १८ 

बधबंधपरिवलेशे नित्यमर्थबता भवेत्‌ ॥| 

ममत्व न ध बिन्देयुयंदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १६ 

पन्ताएचाकाल एव स्यु्लोकोञ्य दस्युसादभवेत्‌ )। २० महा० शान्ति० श्र ० ६७ 





राज्य विषयक सिद्धान्त ---राज्यसंस्या की उत्पत्ति श्दरे 


दकशा श्रोपाल के अभाव में गौवों के समान हो जाती है।* 

क्योंकि प्रराजक दशा में किसी का भी जीवन और योगक्षेम सुरक्षित नहीं थे,. 
ग्रत: उन्होंने परस्पर 'ससय” कर के राज्यसंस्था के प्रादुर्भाव का निश्चय किय्रा । इस 
सम्बन्ध में शान्तिपर्व में लिखा है--'हमने ऐसा सुना है, तब (अराजकदशा से उद्दिग्स 
होकर) [प्रजा एक स्थान पर एकत्र हुई, और उसने यह 'समय' किया--कि हेममे जो 
कोई वाकशूर (बढ-बढकर बातें करने वाला या ढयोलझंख), दण्डपुरुष (क्र), और 
पारदारिक (परस्त्रियों का भ्रपहरण करने वाला) हो, और जो कोई हमारे इस 'समय' 
को तोडे, उसे हम बहिष्कृत कर देगे । सब लोगो में पारस्परिक विश्वास को उत्पस्त 
करके प्रजा इस 'समय' के प्ननुसार व्यवस्थित हो गई । पर केवल इतने से ही उनकी 
समस्या का हल नहीं हो गया | सम्मिलित होकर सब लोग पितामह (ब्रह्मा) के पास 
गये, और उन से कहा---हमा रा कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण हम नष्ट हो रहे हैं । 
झ्राप हमे किसी ईश्वर (स्वामी) का निर्देश कीजिये, जो कि हमारा पालन करे और हम 
जिसकी पूजा करें। ब्रह्मा ने उन्हें मनु का निर्देश किया। पर मनु ने यह प्रस्ताव 
स्वीकार नही किया । उसने कहा--मै पाप कर्म से बहुत डरता हूँ। राज्य बहुत ही 
दृष्कर काय्ये हे, विशेषतया ऐसे मनुष्यों मे जो कि सदा मिथ्यावृत्ति का अनुसरण करते 
है । इस पर प्रजा ने मनु से कहा--श्राप किसी प्रकार का भय न कीजिये । राज्यकार्य 
का सचालन करने के लिये हम आपको धन प्रदान करेंगे। हम पशुओो और सुवर्ण का 
पाँचवोँ भ्रश और धान्य (अन्न) का दसवाँ भ्रश आपको देगे, जिससे कि झापके कोश 
की वृद्धि होगी। शस्त्रधारी मुख्य व्यक्ति आपकी सहायता के लिए सदा साथ रहेगे ४ 
प्रजा जो कुछ भी धर्माचरण करेंगी, उसका भी चौथा भाग आपको प्राप्त होगा। इस 
सब के बदले मे हम आपसे केवल यह चाहते हैं, कि आप धर्मपूर्वक हमारा पालन करे 
झौर हमे सुख की प्राप्ति कराएँ ।” इस पर मनु ने राजा बनना स्वीकार कर लिया, 
क्रौर उसने सब पापी जनों का दमन करके और सबको अपने-भ्रपने कम में लगाकर 
शासन करना प्रारम्भ किया । 


१ रामायण, प्रयोध्याकाण्ड अ्रध्याय ४३ 

२ 'प्रराजका प्रजा पूर्व विनेशुरिति न श्रुतम्‌ | परस्परम्‌ भक्षयन्तों मत्स्या इव जले कृुशान्‌ ॥ १७ 
समेत्य तास्ततश्चक्तु समयानिति न. श्रुतम्‌ | वाक्शूरो दण्डपुरुषो यश्च स्थात्‌ पारदारिक ॥ १८ 
यश्च न. समय भिन्यात्‌ त्याज्या न स्तादुशा इति | तास्तथा समय क्रृत्वा समयेनावतस्थिरें ॥ १६ 
सहितास्तास्तदा जम्मुरसुखाता' पित्तामहम्‌ | भ्रनीश्वराविनश्यामो भगवन्नीश्वर दिश ॥ २० 
ये पूजयेम सभ्य यएच न. प्रतिपालयेत्‌ । ताभ्यो मनु व्यादिदेश मनुर्नाभिननम्द ता' ॥ २१ 
विधभेमि कर्मणः पापाद्राज्य हि भुशदुष्करम्‌ । विशेषतो मनुष्येषु भिथ्यावत्तेबु नित्यदा | २२ 
तमग्रुवन्प्जा” मा भैविधास्याभों घन तव । पश्ुनामथ पठ्चाश हिरण्यस्थ तथंब व ॥ २३ 
धान्यस्य दशम भाग दास्याम कोशवर्धनम्‌ ॥ २४ 
मुख्येन शस्त्रपत्नेण ये मनृष्या प्रधानत:। भवन्तं तेउतुबास्यत्ति महेन्द्रभिव देवता' ॥। २५ 
4 च्‌ धर्म चरिष्यन्ति प्रजा राजा सुरक्षिता:। चतुर्थस्तस्य धर्मस्म त्वत्सस्थ नो भविष्यति ॥ २६ 
तेन धर्मेण महता सूख लब्धेन भावित; । पाह्मस्मान्‌ स्वतो राजन्‌देवानिव झतकतु:' ॥ रण 
महा० शान्ति० झह० ६७ 


रश्दो४ प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


महाभारत के इस सन्दर्भ में राज्यसंस्था की उत्पत्ति का बडे सुन्दर रूप से 
निरूपण किया गया है। इसके अनुसार भ्रराजक दक्षा से उद्विग्न हुई जनता ने दो 
'समय' किये । एक झ्रापस में, और दूसरा राजा के साथ । आपस मे उन्होने बह संविदा 
की, कि हम में जो वाकशूर, दण्डपुरुष और पारदारिक हो, उसे हम बहिष्कृत कर 
देंगे---और साथ ही उन व्यक्तियो को भी जो 'समय' का भंग करेंगे । राजा से उन्होंने 
यह संविदा की, कि अपनी झ्रामदनी का एक अ्श्ञ उसे प्रदान किया जाएगा और उसे 
प्राप्त करके राजा उतका पालन करेगा और उनमे सुख-शान्ति स्थापित करेगा । 

महाभारत के शान्तिपर्व में 'अराजक' दशा, 'मात्स्य न्याय और 'समय' का जो 
'निरूपण विज्यर रूप से किया गया है, सक्षिप्त रूप से उसके निर्देश स्मृत्तियों श्रौर 
नीति-ग्रन्यो में भी विद्यमान है । मनुस्मृति के अनुस।र 'अराजक' दशा में जब ससार 
में सबंत्र भय छा गया, तो ससार की रक्षा के लिए प्रभु ने राजा की सृष्टि की । 
मनु ने इस अभ्राजक दशा के लिए यह भी लिखा है, कि उस समय बलवान लोग दुबंलों 
की उसी प्रकार से हिसा किया करते थे, जैसे कि जल में मछलियाँ श्रन्य (निर्बल) 
मछलियो की करती है ।* यही उक्ति युक्तिकल्पतरु में भी पायी जाती है। अराजक 
दशा या मत्स्य न्याय की दशा से उद्दिग्ग होकर प्रजा ने राजा के साथ 'समय' किया, 
श्रौर राज। की नियुक्ति की-यह विचार प्राचीन समय मे इतना श्रघिक प्रचलित था, 
कि पाल बंश के प्रयम राज। गोपाल को भी इसी प्रक्रिया द्वारा प्रजा ने अपना राजा 
नियत किया, थह पालवज्ञी राज! धर्मपाल के लखीमपुर से प्राप्त दानपत्र मे उल्लिखित 
है। वहाँ लिखा है--मात्स्य न्याय को दूर करने के लिये प्रकृतियो (प्रजाजनो) ने 
गोपाल को लक्ष्मी का हाथ पकडाया | वह गोपाल क्षितीज्ञों (राजाओो) के सिरो पर 
चूडामणि के समान प्रतिष्ठित है ।* गुप्त साम्राज्य के क्षीण हो जाने पर जब पूर्वी 
भारत में अराजकता उत्पन्न हो गई थी, तब जनता ने स्वय इस मात्स्य न्याय को दूर 
करने के लिए गोपाल को अपना राजा नियत किया था। उसी के वंश मे आगे चलकर 
धर्मपाल आदि परम प्रतापी राजा हुए । आचार्य चाणक्य ने भी अपने अ्रथंशास्त्र मे 
राज्य सस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे इस सिद्धान्त का उल्लेख किया है। उन्होंने 
लिखा है--'मात्स्य-न्याय से अ्रभिभू त हुई प्रजा ने वेवस्वत मनु को झ्रपना राजा बनाया, 
झौर अपने धान्य का छठा भाग तथा पण्य और सुवर्ण का दसबाँ भाग उसके “भागधेय' 
के रूप में उसे प्रदान करने की व्यवस्था की' ।* 


१ 'अ्रराजके हि लोके5स्मिन्‌ सर्वतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षा्थेमस्य स्वस्थ राजानभसृजत्‌ प्रभू ॥' मन्‌० ७॥३ 
२ “जले मत्स्यानिवाभव्यन्‌ दुबंलानू बलबत्तरा ।” मनु० ७।२० 
३ युक्तिकल्पतरु, पृ० १०४ 
४. मात्स्यव्यायमपोहित्‌ प्रकृतिभिल॑क्ष्म्या' कर ग्राहित. । 
से गोपाल इति क्षितीश शिरसा चूडसमणि' सत्कृत' । 
४ ास्स्यन्यायात्रिभूता प्रजा, मनु वैबस्व्त राजान चक्रिरे। धान्यवर््भाग पभ्यदकश्षभाग हिरण्यं 
. आ्ास्य भागधेय प्रकल्ययासास्‌ ।' कौ० पब्रथं० १६ 


राज्य विषयक सिद्धास्त---सज्यसंस्था की उत्पत्ति र्घश्‌ 


महाभारत श्रादि में 'समय' या सामाजिक संचिदा ($0टांश (जाएचज) के 
सिद्धान्त का जिस ढंग से प्रतिपादन किया गया है, उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान देने 
योग्य हैं---(१) अराजक दशा मात्स्य न्याय की दक्ा थी, जिसमें किसी भी ध्यक्ति का 
जीवन सुरक्षित नहीं थां। (२) इस दक्शा से परेशान होकर लोगों ने पहले परस्पर 
यह इकरार किया, कि जो कोई मनुष्य दूसरे की सम्पत्ति व स्वतन्त्रता मे बाधा डालेभा, 
उसे बहिष्कृत कर दिया जायबा । (३) पर साम्राजिक शान्ति और व्यवस्था के लिए 
उन्होंने केबल बहिष्कार के साधन को अ्पर्याप्त समझा, और ब्रह्मा के परामर्श के 
प्रनुतार मनु को श्रपना राजा व शासक बनाना निर्धारित किया। (४) प्रजा ने मनु 
से यह इकरार किया, कि के उसे झपनी आमदनी का निश्चित भाग कर के रूप मे या 
उसकी वृत्ति के रूप भे श्रदान किया करेंगे और उसके श्रादेशों का पालन करेंगे । इसके 
बदले में मनु उनकी रक्षा व पालन करेगा । राजा झौर राज्य-संस्था की सत्ता मनुष्यो 
द्वारा किये गए इस इकरार का ही परिणाम है| राजा के कतिपय निश्चित कतेव्य 
हैं । इसके बदले में वह प्रजा से निरिचत बृत्ति करो के रूप मे प्राप्त करता है। इसी 
कारण शुक्रनीतिसार मे राजकीय कर को स्पष्ट रूप से राजा की वृत्ति या वेतन का 
नाम दिया गया है, जो राजा प्रजा से 'स्वभाग' के रूप मे प्राप्त करता है, और जिसके 
कारण बह जनता क। दास्य स्वीकार करता है ।* 


(४) बेबी भ्रषिकार सिद्धान्त 


राज्य-संस्था की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, राजा जिस प्धिकार से राज्य पर 
शासन करता है वह उसे ईश्वर से ही प्राप्त होता है, प्र इसी कारण राजा को देवी 
समभता चाहिये, यह सिद्धान्त भी भारत के प्राचीन ग्रन्थों मे विद्यमान हैं। मनुस्मृति 
के अनुसार 'संसार की रक्षा के लिए प्रभु ने ईश्वर की सृष्टि की । ईव्वर ने राजा 
का निर्माण इन्द्र, अग्ति, यम, सूर्य, बायु, वरुण, चन्द्र श्रौर कुबेर (देवताओ) रो अंश 
लेकर किया इसीलिए वह सबकी भ्राँखों भ्रौर मनों को सूर्य के समान अपने तेज से 
तप्त करता है, और पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसकी ओर झाँख उठा कर नहीं देख 
झकता । राजा अपने प्रभाव के कारण ही स्वयं भग्नि, वायु, सूयं, सोम (चन्द्रमा), 
कुबेर, वरुण और महेन्द्र होता है ।? यदि कोई बालक भी राजा हो, तो यह समझ कर 
उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि वह तो श्रभी बालक ही है, क्योंकि तर के रूप 
१. स्वभागभुत्या दास्पत्वे प्रजाना च नृपः कृत. । 

ब्रह्मणा स्वामिरुपस्तु पालनाथ्थ हि संबंदा । शुक्र १११८८ 


२ मनुस्मृति ७३ 

३. “इन्द्राईनिलयमार्काणामर्नेश्च् वरुणस्य च्‌ । 
चन्द्रवितेशयोश्चव माला निहू त्य शाश्वती: ।॥। 
तपत्यादित्यवच्जंघ चक वि मनोंसि थे । 


ने चेत भुवि शकनोति कज्विदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ मनु० ७/४-६ ' 


स्प६ प्राचीन भारत. की शासव-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


मे वस्तुत: बह एक “'महती देवता' ही होता है ।' मनु ने यहाँ स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है, कि राजा देखने मे यद्यपि एक साधारण मनुष्य प्रतीत होता है, 
पर वास्तव में उसे एक महान्‌ देवता समभना चाहिए । मनु की युक्ति के अनुसार यह 
सही भी है, क्योंकि उसका निर्माण इन्द्र, मित्र, वरुण, सूर्य, वायु आदि देवताश्रो के भ्रंश 
लेकर किया गया होता है । 
मत्स्यपुराण में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित है । वहाँ लिखा है--'सब प्राणियों 
की रक्षा के प्रयोजन से और न्यायपूर्वक दण्ड के प्रणयन के लिए देवताझों के भ्रश लेकर 
स्वयम्भू ने राजा की सृष्टि की हैं ।* 
राजा और राज्य-सस्था की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त प्रधानतया 
महाभारत मे प्रतिपादित है, वे समयवाद के हैं, जिनके ग्रनुसार जनता द्वारा की गई 
सविदा के कारण अराजक दशा का अन्त होकर राज्य-सस्था का प्रादुर्भाव हुआ । इस 
अराजक दशा के स्वरूप के सम्बन्ध मे जो दो मत महाभारत मे उल्लिखित है, उन्हे हम 
इसी श्रध्याय मे ऊपर लिख छुके है। पर महाभारत मे कही-कही ऐसे निर्देश भी विद्य- 
मान है, जितके भ्रनुसार राजा का देवी होना सूचित होता है। शान्ति-पर्व मे एक स्थान 
पर देवो और नरदेवो (राजाओ्रो) को एकतुल्य कहा गया है।* शान्तिपर्व के इसी 
प्रध्याय मे यह कथा उल्लिखित है, कि सब देव लोग प्रजापति विष्णु की सेवा मे 
उपस्थित हुए, भौर उन्होने उनसे पूछा---मनुप्यो मे ऐसा कौन-सा व्यक्ति है, जो उनमे 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के योग्य है। इस पर प्रधु नारायण ने एक मानस पुत्र उत्पन्न 
किया, जिसका नाम विरजस था । पर उसने मनुष्यो का राजा होना स्वीकार नही 
किया। पर उसका पुत्र कीतिमान्‌ राजा बना, और फिर क्रमश. कर्दम, अनऊु और 
अतिबल राजा बने | इस कथा के अनुसार भगवान्‌ विष्णु द्वारा मनुष्यो के राजा को 
निर्धारित किया जाना सूचित है ।* महाभारत मे अन्यत्र राजा के दँवी होने की बात 
अधिक स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । 'राजा भी एक मनुष्य है, यह समभकर उसका 
झपमान तहीं करना चाहिये, क्योकि वह मनुष्य के रूप में बस्तुत: एक 'महती देवता' 
होता है। समय के भप्रनुसार उसके पाँच रूप होते हैं, भ्रग्ति, सूर्य, मृत्यु, कुबेर और यम 
के । जब वह प्रपने महान्‌ तेज द्वारा' पापी लोगो का दहन करता है, तो वह प्रर्ति का 


१ सोज॑स्तर्भवति वायुश्ल सोज्क॑ सोम. स धर्मेराट्‌ । 
स कुनेरः स बरुण' स महेन्द्र. प्रभावत ।” मनु ० ७४-७ 
२. दण्ड प्रणबनार्थाय राजा सूष्ट: स्वयम्भुवा | 
देवभागानुपादाय स्वभूतादि गृप्तये ॥' सत्स्य पुराण २२६॥१ 
३. “ततो जगति राजेन्द्र सतत शब्दितं बुध, । 
देवाश्य नरदेबाश्च तुल्या इति विज्ञापते ॥।” महा० शान्ति० ५८ १५१ 
है. . महा शान्ति० ६६।६४५-१९०० 


है <ई: 


, » राज्य विषयक सिद्धान्स---राज्यसंस्था! की उत्पत्ति रच 


रूप प्राप्त करता है।* इसी ढंग से राजा के सूर्य श्रादि रूपों को भी महाभारत में प्रकट 
किया गया है ।* 

कौटलीय अर्थशास्त्र में भी राजा के देवी होने के सिद्धान्त का निर्देश विद्यमान 
है | वहाँ लिखा है कि 'राजा इन्द्र और यम का स्थानीय होता है, कृपा (प्रसाद) शन्‍्लौर 
कोप (हेड) उसमें प्रत्यक्ष रूप से होते हैं । जो कोई उसका अपमान करता है, उसे देवी 
दण्ड भी मिलता है। इस कारण राजाझों का कभी अपमान नहीं करना चाहिये ।/१ 
पर भश्र्यशास्त्र में यह बात राजा के उन सत्रियो (गुप्तचरों) के मुख से कहलवायी गई 
है, जो कि जनता मे राजा के प्रति अनुकूल भावना को उत्पच्त -करने के लिए नियत 
हैं। कौटल्य भली-भाँति समभते थे, कि जनता के विचारज्ञील व्यक्तियों को राजा के 
देवी होने की बात नहीं समझायी जा सकती । अतः राजा के देबी होने की बात का 
अयोग निम्न (क्षुद्रक) वर्ग के लोगों के लिए किया गया है ।* 

इसमे सन्देह नही, कि भारत के प्राचीन साहित्य में राजा के देवी होने के 
निर्देशों की सत्ता है। पर इस कारण भारत के प्राचीन राजा शपने को कभी इस ढंग 
से देवी नहीं समभते रहे, ज॑से कि इज्भलंड के स्टुप्नटे राजा समभते थे । राज्य-सस्था 
और राजा के ईश्वर द्वारा प्रादुर्भूत होने की बात भारत की प्राचीन विचारसरणी के 
सर्वथा अनुकूल थी । इस देश मे सृष्टि, ज्ञात आदि सभी का उद्यम ईश्वर द्वारा माना 
जाता था। न केवल वेद शास्त्र अपितु राजनीति, आयुर्वेद, सगीत, शिल्पक्षास्त्र प्रादि 
सभी का मूल ईश्वर में है, यह प्राचीन भारतीयों का विश्वास था। इसी कारण उन्होने 
यह भी प्रतिपादित किया, कि दण्डनीति ब्रह्मा ने उपदिष्ट की और उसके शभ्रनुसार 
राजा की उत्पत्ति भी प्रभु द्वारा ही की गई । 


(५) पृद्ध मुलक सिद्धान्त 


ऐतरेय ब्राह्मण मे राज्य-संस्था एबं राजा को उत्पत्ति के सम्बन्ध मे एक प्रन्य 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, जिसके प्रनुसार युद्ध की श्रावश्यकताओों से विवश 
होकर राजा का प्रादुर्भाव हुआ था । वहाँ लिखा है---देवो श्लौर असुरो मे युद्ध हो 
रहा था। भ्रसुरो ने देवो को परास्त कर दिया । इस पर देवों ने कहा, क्योंकि हमारा 





पृ. नहि जात्ववमन्तव्यों मनुष्य हति भूमिप: । 

महती देवता होषा नर रूपेण तिष्ठति ॥। 

क़ुर्ते पठ्च रूपाणि कालयूक्‍्तासि य. सदा | 

भआावत्यर्नि स्तथा55दित्यो मृत्युवेश्रवणों यम । 

यदा द्यासीदतः पापान्वहृत्युग्रेन तेजसा । 

मिथ्योपचारितों राजा तदा भवति पावक' ॥! महा ० शांति० ६७४०-४२ 
२. महा» मान्ति० ६७४३-४८ 
३. इस्द्रगमस्थानमेतत्‌ राजान: प्रत्यक्ष हेडप्रसादा:। तानबमत्यमानान्‌ देवोषपि दण्ड. स्पृशांत । 

तस्मान्राजानों नावगस्तव्या: ।' कौ» बर्थ ० ११६ 
४. इति छुद्रकान्‌ प्रतिषेधयेत्‌ ।' कौ० अंचें० ११६ 


र्द८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कोई राजा नहीं है, इसी कारण असुर हमे जीत्त लेते हैं। हम भी राजा बना लें । इसे 
सबने स्वीकार कर लिया ।” इस प्रकार राजा की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धान्त में इस 
बात पर जोर दिया गया है, कि युद्ध की आवध्यकताओं से विवश होकर ही राज्य- 
संस्था का प्रादुर्भाव हुआ । वर्तमान समय के विचारक भी राज्य के विकास में शुद्ध को 
एक महत्त्वपूर्ण तत्व मानते हैं। मानव समाज की प्रारम्भिक दशा में मनुष्य जिन 
टोलियो व कबीलो में सगठित थे, उनका जीवन संर्वंधा शान्तिमय नहीं था। अपने 
चरागाहो, खेतो श्र बस्तियो की रक्षा के लिए उन्हे निरन्तर युद्ध की श्रावश्यकता 
होती थी। युद्ध का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए किसी योग्य नेता का होना 
अनिवार्य होता है। युद्ध की इस आ्रवश्यकता ने टोलियो, कबीलो और बस्तियों मे एक 
ऐसे नेता का प्रादुर्भाव किया, जो श्रपनी योग्यता, बल भर साहस के कारण कुशलता 
से युद्ध का सचालन कर सकता था। केवल युद्ध के अवसर पर ही नही, श्रपितु शान्ति 
के समय में भी लोग इस नेता के आदेशो का पालन करते थे । ऐतरेय ब्राह्मण ने राज्य- 
सस्था के प्रादुर्भाव के इसी महत्त्वपूर्ण तत्त्व को प्रगट किया है । 





२ दिवासुरा का छथु लोकेषु समयतन्त“*“तास्ततोउयुरा प्रजयन्‌-'देवा अनब्यूवनश्नराजतया वे नो जयन्ति 
पे राजान करवामक्त इति तथेति ।' ऐतरेय १११४ 


सतरहवयाँ प्रध्याय 
राज्यसंस्था का स्वरूप ओर उसके आवश्यक तस्व 


(१) राज्य की धरोररूप से कल्पना 


भारत के प्राचीन राजशास्त्रियों ने राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
सप्ताज़' राज्य की कल्पना की है। उनके अनुसार राज्य एक जीवित जागृत शरीर 
(0४०7४) है, जिसके सात भ्रद्ध होते है। ये अंग निम्नलिखित हैं--स्वामी 
(राजा), श्रमात्य, जनपद (राष्ट्र), पुर (दुर्ग), कोश, दण्ड (बल) श्रौर मित्र | महाभारत 
के शान्तिपर्व में लिखा है--जो कोई सप्ताडु राज्य के विरुद्ध आचरण करे, उसका 
हनन कर देना चाहिये, चाहे वह गुरु या मित्र ही क्यों न हो ।” राज्य को शरीर के 
रूप में प्रतिपादित करते हुए शुक्रनीतिसार ने लिखा है, कि इस शरीर रूपी राज्य मे 
राजा मूुर्धा (सिर) के समान है, श्रमात्य झ्रांख है, सुहृत्‌ कान है, कोश मुख है, बल मन 
है, दुर्ग हाथ है, श्र राष्ट्र पैर है।' शुक्रतीतिसार मे ही एक अ्रन्य स्थान पर राज्य की 
तुलना वृक्ष के साथ की गई है--“राज्य रूपी वृक्ष की जड राजा है, स्कन्ध मन्‍त्री है, 
सेनापति श्ाखाएँ हैं, सैनिक पत्ते और फूल हैं, प्रजा फल है, और मूमि बीज है,'? 
राज्य के सप्ताज़ रूप होने भौर एक शरीर के समान होने का विचार प्राय. सभी 
मीति-प्रन्थो और धर्मशास्त्रों में पाया जाता है । 

पर इस सम्बन्ध मे कौटलीय श्र्थशास्त्र में विशद रूप से विचार किगा गया 
है । वहाँ राज्य के सात अ्गो को सात 'प्रकरतियो' के नाम से कहा गया है। वहाँ लिखा 
है---स्वामी, भ्रमात्य जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड, और मभित्र--ये प्रकृतियाँ हैं ।* यह 
लिखकर सातो प्रकृतियों के गुणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन गुणों को 
यहाँ उद्धत करने की आवश्यकता नहीं । पर कौटल्य ने इस प्रइन पर भी गम्भीरता- 
पूर्वक विचार किया है, कि इन भ्रकृंतियो (राज्य के अंगों) से किसका महत्त्व अधिक 
है । पुराने श्राचायों का यह मत था, कि स्वामी, भ्रमात्य, जनपद, दुगे, कोश, दण्ड और 


१ सप्ताजुस्प व राजस्य विपरीत से भ्राचरेत्‌ । 
गुरु्वा यदि वा मित्र प्रतिहन्तव्य एवं स* ॥” महा ० शान्ति० ५६।५ 
२ 'स्वाम्यमात्य सुहृत्कोश राष्ट्र दुगंबलानि थे । सप्ताजू मुच्यते राज्य तत मूर्द्धा नूप स्मृत 
दुगमात्य सुहच्छोत्र मुख कोशों बल मन । हस्तो पादौ शष्ट्रो राज्याकूतनि स्मृतानि हि ॥| 
शुक्रनीतिसार ११६१-६२ 
३ 'राज्यवक्षस्य नुपृति मूल स्कन्धाश्य मन्त्रिग. । न 
शाखास्तेनाधिपा' सेना. पलल्‍लवाः कुसुमाति च । 
प्रजा; फलानि भूभागा बीज घूमि' प्रकल्पिता ॥ शुक्र ० ४११२-१३ > 
४... 'स्वाम्यमात्य जनपद दुर्ग कोश दण्ड सित्राणि प्रकृतय' ( को० अर्थ० ६पै- 


२६७ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


मित्र मे पहला-पहला अ्रधिक महत्त्व का है। स्वामी अमात्य की श्रपेक्षा अधिक महस्व- 
पूर्ण है, और भ्रमात्य जनपद से श्रधिक महत्त्व रखता है ।' पर आचार्य भारद्वाज ने 
इस मत का यह कहकर खण्डन किया, कि स्वामी की अपेक्षा भ्रमात्य का महत्त्व अधिक 
है, क्योकि मन्त्र (राजकीय विचार-विमशे), फल की प्रार्प्ति, राजकीय कर्म का अनुष्ठान, 
झाय व्यय का विवेचन, दण्ड का प्रयोग, शत्रु भर श्राटविकों का निवारण, राज्य को 
रक्षा, आपत्तियों का प्रतीकार, राजकुमारों का रक्षण भ्ौर श्रभिषेक आदि सब कार्य 
अमात्यों द्वारा ही किये जाते हैं। पर कौटल्य अमात्य की तुलना में राजा को ही 
झधिक महत्त्व का मानते थे। उनका मत था, कि मन्‍्त्री, पुरोहित श्रादि राजकर्मचारी- 
वर्ग को राजा ही नियुक्त करता है, यदि स्वामी सम्पन्न हो तो प्रन्य प्रकृतियाँ भी 
सम्पन्न हो जाती है । राजा का जैसा शील हो, वैसा ही शील प्रकृतियों का भी होता 
है । स्वामी राज्य मे कूटस्थानीय होता है। यदि वह उत्थानशील हो तो भ्रन्य प्रकृतियाँ 
भी उत्थानशील होती हैं, यदि वह प्रमादी हो तो अन्य सब भी उसी के सर्श हो 
जाते है। भ्रन्य प्रकृतियों के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार से विवेचन करके कौटल्य ने 
यही मत प्रतिपादित किया है, कि राजा (स्वामी) आदि सातो प्रकृतियों मे पहली-पहली 
प्रकृति ही अधिक महत्व की होती है ।* 
यह मत प्रतिपादित करके कौटल्य ने लिखा है- 'थदि किसी प्रकृति का एक 
अ्रवयंव व्यसनग्रस्त हो, तो उस प्रकृति के उन अ्रवयवों से कार्य का साधन सम्भव है 
जो कि व्यसनग्रस्त नही है, जिनमे श्रभी सार विद्यमान है, और जिनका अनुराग ग्रभी 
कायम है।” उदाहरण के रूप मे दण्ड प्रकृति के अवयव मौल बल, भश्रटवि बल, मृत 
बल श्रादि होते है। यदि इन अवयवों मे से कोई एक श्रवयव राज्य के विरुद्ध भी हो 
जाए, तो भी काम चल सकता है, बशर्ते कि उसके अन्य श्रवयव राज्य के प्रति अनुरक्त 
रहें । शरीर मे भी हम यही बात पाते है । यादि हाथ रूपी अ्रग की एक उँगली बेकार 
भी हो जाए, तो भी काम चल जाता है, बशर्ते कि अन्य उँगलियाँ ठीक हो । 'यदि 
दो प्रकृतियाँ (प्रग) एक साथ व्यसनग्रस्त हो जाएँ और उनके गुणों में क्षीणता आरा 
जाए, पर शेष पाँचो प्रकृतियाँ सदगुणो से युक्त रहें, तो भी चिन्ता की विशेष बात 
नहीं । पर एक प्रकृति के व्यसन से अन्य प्रकृतियों का नाश तभी सम्भव है, जब कि 
उस एक प्रकृति का व्यसन भ्रत्यन्त गम्भीर हो, चाहे वह प्रकृति प्रधान हो या 
अप्रधान ।४ कौटल्य के ये मत अत्यन्त महत्त्व के हैं । क्योंकि राज्य एक शरीर के समान 
१. 'स्वाम्यमात्य जनपद दुर्ग कोश दण्ड मित्र व्यवसना पूर्व पूर्व गरीय इत्याचार्या ।! 
कौ अर्थ० ८५। ह। 

२. कौ० अथें० ८१ 
रे. 'प्रकृत्यवधवार्ना तु ज्यसनस्य विशेषत । 

बहुभावीज्नुरागों वा सारो वा कार्यलाधक ।। कौ० श्र्य० ८।१ 
४. 'इयोस्तु व्यसन तुल्ये विश्रेषों गृणत क्षयात्‌ । 

शेषप्रकृतिसादगृष्य यदि स्पात्नाभिधेयकम्‌ । 

शेषप्रकृतिनाशस्त यत्रैक व्यसमाद्भवेत्‌ । 

« व्यसन तद्गरीयस्स्पात्‌ प्रधानस्पेश् तस्य वा ॥।' कौं० ब्रथं० ८।१ 


राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके अपवद्यक तरव २६१ 


होता है, अंते: यंदि उसके किसी एक अंग के किसी साधारण झह्वयव में कोई रोग हो, 
तो काम में क्शिष काषा नही झ्राती। शरीर भ्पना कार्य करता रहता है। यदि राज्य 
रूपी शरीर की दो प्रकृतियाँ भी व्यस्तनग्रस्त हो जाएं, पर यह व्यसन केवल उनके मुझों 
में क्षीणत जरा जाने के रूस मे हो, तो भी कोई विज्लेष संकट नहीं होता, बशतें कि प्न्य 
अंग ठीक॑ प्रकार से कार्य कर रहे हो | पर यदि किसी एक पअ्ंग भे गम्भीर रोग उत्पन्न 
हो जाए, तो छारीर के लिए बस्तुतः संकट की दशा उपस्थित हो जाती है । शरीर के 
'विधिध अंगों में जो रोग होते है, वे साधारण भी हो सकते हैं और गम्भीर भी । बदि 
कोई एक था दो अंग किसी साधारण रोग से ग्रस्त हो, तो झ्रीर को विशेष हानि 
नहीं होती । शरीर श्रपना काम करता रहता है । पर गदि एक या दो अंगो को कोई 
जम्भीर रोग हो जाए, तो शरीर का चलना कठिन हो जाता है । यही बात राज्य के 
सम्बन्ध मे भी है। उसकी किन्‍्ही प्रकृतियो मे साधारण व्यसन उत्पन्त हो जाने से काम 
चन जाता है। पर एक भी प्रकृति का गम्भीर व्यसन राज्य के लिए विपत्ति का कारण 
बन सकता है । 

यद्यपि कौटल्य ने राज्य-संस्था की सातो प्रकृतियों को स्वीकार किया है, पर 
उसकी दृष्टि में राजा और राज्य--ये दो प्रकृतियाँ ही प्रधान है।' सौयों के विशाल 
साम्राज्य मे राजा कूटस्थानीय था, भ्रत' उसकी महत्ता अ्रमात्य भ्रादि श्रन्य प्रकृतियों 
की तुलना में अवश्य ही अधिक थी। इसी कारण उसने राजा और राज्य (जिसमें 
अन्य प्रकृतियों को भ्रस्तगंत किया जा सकता है) को ही प्रधान माना है। राज्य मे 
जनपद, पुर, सेना, कोश आदि का समावेश हो जाता है, और राजा उसकी शासन- 
जक्ति का प्रतीक होता है| श्रत' राजा और राज्य कह देने से सम्पूर्ण राज्यसस्था का 
बोध हो सकता है । 

(२) दण्ड-शक्ति का सिद्धान्त 

भारत के प्राचीन विचारको ने राजश्यास्त्र का जिस ढग से प्रतिपादन किया 
है, उसमे “दण्ड का सिद्धान्त सबं-प्रधान और विशेष महत्त्व का है। इसी कारण राज- 
नीतिशास्त्र (20॥002 $2८॥०८) को भी उन्होंने 'दण्ड नीति! का नाम दिया है । राजा 
राज्य का शासन इसलिए करता है, क्योंकि 'दण्ड' का प्रयोग उसमे निहित है। प्राचीन 
राजशास्त्रप्रणेताओं का दण्ड से क्‍या भअ्रभिप्राय था, इस विषय पर इस ग्रन्थ के प्रथम 
अध्याय में संक्षेप से विचार किया जा च्लुका है। पर इसके झ्रधिक विवेचन की झाव- 
इयकता है, क्‍योंकि दण्ड के सिद्धान्त पर ही भारत के राजनीति-सम्बन्धी प्राचीन विचार 
आश्रित हैं । 

महाभारत (शान्तिपर्व) के ग्नुसार 'दण्ड' उस मर्यादा का नाम है, जो मनुष्यों 
में असंमोह (अव्यवस्था के निवारण) और भ्रथ (घनभ्सम्पत्ति या मनुष्यों द्वारा झाबाद 
पृथिवी) के संरक्षण के लिए स्थापित की गई है।* दर्द द्वारा ही' प्रजा का शासन 
+ “राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप. ।' कौ० प्रथ्चे० ८२ 
२. अर्भोहाय मर्त्पानामर्यं सरक्षणाम च॑ । किक 

मर्यादा स्थापिता लोके दण्दसंश्ा विशापतें ।! महा» शॉन्ति० १४१० 


२६२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


होता है, दण्ड द्वारा ही सबकी रक्षा होती है। जब सब सो रहे होते हैं तब दण्ड ही 
जागता है; इसी कारण समभदार लोग दण्ड को हो धर्म मानते हैं।' सजा (?प्याही- 
060() के लिए भारत के प्राचीन विचारको ने दण्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया है । 
उनके पभनुसार दण्ड उस मर्यादा का नाम है, जिसके द्वारा मनुष्यों के कार्य नियन्त्रित 
होते हैं। जब राज्यसंस्था का प्रादुर्भाव नही हुआ था, भ्रराजक दरक्शा थी, तो मनुष्य जो' 
चाहे कर सकता था | तब वह किसी मर्यादा के अधीन नहीं था। वह दक्षा भ्रत्यन्त 
भयंकर थी । श्रराजक दशा का जो वर्णन महाभारत, रामायण आदि मे किया गया है, 
उसे हम पिछले अध्याय मे लिख चुके है। उस दशा मे किसी भी व्यक्ति का जीवन भौर 
घन सुरक्षित नहीं थे। इसीलिए “दण्ड' का प्रादुर्भाव किया गया, झौर दण्ड के प्रयोग 
का अधिकार राजा को दिया गया । भ्रराजक दशा को दूर करने के लिए ब्रह्मा द्वारा 
दण्ड की ही उत्पत्ति की गई थी, भ्रौर दण्ड क्या है इसका प्रतिपादन करने के लिए दण्ड- 
नीति शस्त्र की। राजा को इसी दण्डनीति के अनुसार शासन करना है ! प्रधानता दण्ड 
था दण्डनीति की ही है। यदि कोई राजा दण्डनीति का उल्लघन करे, तो उसे श्रपने 
पद से च्यूत कर देना आवश्यक है। राजा एक पद है, इस पद के कतिपय निश्चित 
कर्तव्य है । जो उन कर्तव्यों को न करे, वह अपने पद पर कँसे रह सकता है ? इसी 
कारण महाभारत मे लिखा गया है, कि राजा वेन को ऋषियों ने मन्त्रपूत कुशाओो से 
मार दिया था ।* राजा वेन अपने दण्ड-धर्म का पालन सुचारु रूप से नहीं करता था, 
प्रत वह राजा के पद पर नही रह सकता था। प्राचीन राज्यशास्त्र-प्रणेताओ्रो का यही 
केन्द्रीय सिद्धान्त है, कि मानव-समाज मे कर्तव्य-भ्रकतंव्य, गम्य-अगम्य, धर्म-अधर्म की 
जो मर्यादा है, जिस द्वारा मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता नियन्त्रित होती है, उसी को दण्ड 
कहते है। जिस प्रकार अन्य सब मनुष्य इस दण्ड के श्रधीन हैं, वैसे ही राजा और उसके 
कर्मचारी भी इसकी अधीनता मे रहते हुए ही अपने कार्यों को सम्पादित करते है। 
सर्वोपरि (50५७०४९॥) दण्ड है, राजा नहीं, क्योकि वह भी दण्ड के ब्रधीन है । 
कामन्दक और शुक्र ते दण्ड के लिए मर्यादा के स्थान पर 'दम' शब्द का प्रयोग किया है,* 
जिसका ग्रर्थ दमन या नियन्त्रण है । दमनरूप या मर्यादा रूप इस दण्ड की ही समाज 
व राज्यसस्था मे प्रमुखता है । 

इसी कारण प्राचीन नीतिग्रन्यो मे दण्ड के माहात्म्य का बडे विशद रूप से वर्णन 
किया गया है। महाभारत के अनुसार धर्म और श्रर्थ की रक्षा दण्ड द्वारा ही होती है, 
और धर्म, भ्र्थ तथा काम रूप जो त्रिवर्ग है, उसकी रक्षा दण्ड के कारण ही सम्भव है (४ 





१ “दण्ड. शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
वण्ड सुप्तेवु जायति दण्ड धर्म विदुबुंधा ।।” महा० शान्ति० १४।२ 
२. महा» शान्ति० ५६६४ 
३. “दमी दंष्ड इति प्रोक्तस्ताह्स्थ्यात्‌ दण्डो महीपति-। 
तस्थ नीतिदेण्डनीति नयनाप्नीतिरुच्यते ॥” कामन्दक २१५, शुक्र० १११५७ , 
४. दण्ड, सरक्षते धर्म तथवार्थ जनाधिप । 
काम सरक्षते दष्डस्ख्रिवंगों दण्ड उच्चते ॥” महा० शान्ति १४३ 
नि है । 


राज्यसंस्था का स्वरूप पौर उसके झावश्यक तत्व २६३ 


सब प्राणियों की रक्षा के लिए ईश्वर ने ब्रह्मतेजमय दण्ड का' सृजन किया था। जहां 
यह हथाम रंग और लाल झ्ँखो वाला दण्ड प्रयुक्त हो रहा होता है, वहाँ जनता में 
संमोह उत्पन्न नही होता । * यदि राजा इस दण्ड का सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग करे, तो 
बह स्वर्ग को प्राप्त करता है। पर यदि वह स्वेच्छापूर्वक इसका प्रयोग करने लगे, तो 
दण्ड द्वारा ही उसका विनाश हो जाता है । 

यदि राजा दण्ड का धारण भलीभाँति सोच-समम कर करे, तो वह सम्पूर्ण 
प्रजा का रजन करने में समर्थ होता है। अन्यथा उस द्वारा सर्वत्र नाश हो जाता है ।* 
जो यह संसार सुख भोग में तत्पर है, उसका कारण दण्ड ही है। दण्ड के झभाव में 
भी जो मर्यादा से रहे, ऐसे 'शुत्रि' मनुष्य कठिनता से ही कही होते है ।* यदि दण्ड का 
ठीक प्रकार से प्रयोग न हो, तो सारे बाँध (मर्यादाएँ) टूट जायें, सब वर्ण दूषित हो 
जायें, और सब लोक प्रकुपित हो जाये । यदि ससार में दण्ड न रहे, तो सब प्रजाश्रों 
का नाश हो जाए । बलवानु्‌ दुबंलो को उसी प्रकार से खाने लगे, जैसे जल मे मछलियाँ 
मछलियों को खाती है ।* यदि साधु और असाधु मे भेद करने वाला दण्ड न रहे, तो 
सर्वत्र श्रन्वकार छा जाए, किसी को कुछ न सूझ पडे ।* 

जब दण्ड का अभाव था, तो जनता मे सकट उत्पन्न हो गया था। क्‍या कार्य 
है और क्‍या अकार्य, क्या भोज्य है और क्या भ्रभोज्य, क्या पेय है और क्या भ्रपेय--- 
इसका विवेक ही तब नही रहा था। क्‍या अपना है, किस पर भ्रपना स्वत््व है और कौन 
वस्तु दूसरे की है, क्या गम्य है और क्या अ्रगस्थ--यह भेद भी तब नही रहा था । उस 
समय सब लोग एक-दूसरे की हिंसा में तत्पर हो गये थे । जैसे कुत्ते मास पर भपटते 
है, बसे ही सब लोग एक-दूसरे पर रपटने लगे थे । बेलवान्‌ निर्बलो को मारने लगे थे, 


१ 'यत्र श्यामों लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 

प्रजास्तत्न न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥' महा० शान्ति० १५।४३ 
२ 'त राजा प्रणयन्सम्यक्‌ स्वर्गायाभिप्रवर्तते । 

कामात्मविषयी क्षुद्रों दण्डेलेब निहन्यते ॥।” महा० शान्ति" १४४५ 
३. 'सूसमीक्ष्य धृतो दण्ड सर्वा रमष्जयति प्रजा: । 

प्रसमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वत ॥' महा० शान्ति० १४३७ 
४. 'सर्वो दण्डंजितों लोको दुर्लभो हि शु्िजन: । 

दण्डस्य हि भयादुभीतों भोगायेव प्रकल्पते ।। महा? शान्ति० १५३४ 
४ ढट“दृष्येय सर्ववर्णाश्च भिश्रेरन्सर्वसेतव, । 

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्ण्डस्य विश्रमात्‌ ।!' सहा० शान्ति० १४४२ 
६. “यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ड येप्वतन्द्रित: । 

जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्दुबं लान्वलवत्त रा: ॥!! महा० शान्ति० १४३८ 


७... अन्धतम इवेद स्यान्न प्रशायेत किचल । 
दण्डश्वेन्न भवेललोके विभजल्साथ्वसाधुनि | महा० शास्ति० १४३२ 


रह४ प्राचीन भारत को शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


और किसी प्रकार की कोई भी मर्यादा नहीं रही थी ।' इस दशा में भगवान्‌ ने संसार 
के धारण और लोक संकट के बिनांश के लिए दण्ड को उत्पन्न किया । यह दण्ड ही धर्म 
है, श्लौर यही व्यवहार है (* राजा को इसी धर्मरूप दण्ड के अनुसार प्रजा का शासन 
करना है। दण्ड का तेज सुमहान्‌ होता है। उसे वह व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, 
जो क्ृतात्मा (श्रात्मविजयी) न हो। धर्मरूपी दण्ड से जो राजा विचलित होता है, 
बन्धु-बान्धवों के साथ उसका विनाश हो जाता है ।* दण्ड का नयन ऐसा व्यक्ति नहीं कर 
सकता, जो मूढ हो, भ्रसहाय हो, लोभी हो, बुद्धिमानू न हो, और विषयो का सेवी 
हों । केवल शुचि, सत्यसन्ध, बुद्धिमान, सुसहायवान्‌ और नीतिशास्त्र का भ्रनुसरण करने 
वाला मनुष्य ही दण्ड का प्रयोग करने मे समर्थ हो सकता है ।४ महाभारत के ये संदर्भ 
सर्वथा स्पष्ट है। बस्तुत , राज्यसस्था में दण्ड ही सर्वप्रधान है। वही वह सर्वोपरि 
शक्ति है, जिस द्वारा श्रराजक दशा का ग्रन्त होकर राज्य-संस्था का प्रादुर्भाव होता 
है। राजा का महत्त्व केवल इस कारण है, क्योंकि वह दण्ड का प्रयोक्ता है। पर सब 
कोई दण्ड का प्रथोग नही कर सकते । उसे प्रयुक्त करने के लिए मनुष्य में विशेष 
योग्यता का होना झतिवाये है। यदि राजा में यह योग्यता ब क्षमता न हो, तो वह 
अ्रपने, पद पर कदापि नहीं रह सकता। क्योकि कोई व्यक्ति किसी विशेष वंश मे 
उत्पन्त हुआ है या किसी राजा का पुत्र है--इसी कारण वह दण्ड के घारण का 
अधिकारी नही हो जाता । जो कोई राजा इस धमंरूप दण्ड का पालन न करे, उसकी 
हत्या मे कोई भी दोष नही है। छल, माया और क्षत्रध्म॑ किसी भी प्रकार से उसका 
वध दोषयृक्त नही माना जा सकता ।£ 

कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी यही विचार विद्यमान है। वहाँ लिखा है--'दण्ड 
का प्रयोग यथायोग्य रूप से ही करना चाहिए। यदि दण्ड का प्रयोग सही तरीके से 
किया जाए, तो वह जनता को धर्म, अर्थ और काम मे योजित करता है | यदि काम, 
ऋ्रोध और ग्रज्ञान के कारण उस (राजशक्ति) का दुरुपयोग किया जाए, तो वानप्रस्थ 
श्रौर परित्राजक भी कुपित हो जाते है, गृहस्थो की तो बात ही क्‍या ? यदि दण्ड का 


१ तस्मिन्नतहिते चापि प्रजाना सकरो5भवत्‌ । नैव कार्य न वाकार्य भोज्याभोज्य च विद्यते ॥ 
पेयापेये कुत, सिद्धिहिसल्ति च परस्परम्‌ । गम्यागम्थ तदा नासीत्स्व परस्व च वे समम्‌ । 
परस्पर विलुम्पन्ति सारमेया यथाउमिबम्‌ । झ्रवलान्बलिनों जध्नुनिम्म्याद प्रवर्तते ।' 
महा० शान्ति० १२२।१६-२२ 
२ महा० शान्ति० ३२१।८-१३ 
<दण्डो हि सुमहान्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभि । 
धर्माद्विचलित हन्ति नृपमेव सवान्धवम्‌ ॥' महा० शाति० १४।४६ 
४ 'सोश्सहायेन मूढ़ेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । भ्रशक्यों न्‍्यायतो नेतु विपयाश्जेब सेवता । 
शुचिना सत्यसन्धेन नीतिशास्त्रानुसरिणा । दण्ड, प्रणतु शक्यो हि सुसहायेन धीमता ॥।' 
सहा० शान्ति" १४४८-४६ 
५. 'तन्निहत्य न दोषस्ते स्वल्पोषपि जगतीपते । 
छलेन सायया वाज्य दत्कसेम वा नृष ५ महा० शान्ति० १४५५ 


राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके भ्रावश्यक सत्त्व २९५ 


प्रयोग किया ही न जाए, तो मात्स्य-म्फाय उत्बन्‍्त ही जाता है। दण्डघर के अभाव में 
बलवान्‌ बलहीनों को ग्रसने लगते हैं ।* 

दण्ड के स्वरूप और महत्त्व को प्रतिपादित करने वाले जो इलोफ हमने महा- 
भारत से उद्धृत किये है, उनमे से भ्रनेक मनुस्मृति भौर भन्य नीति-प्रत्थो मे भी पाये 
जाते हैं ।* बस्तुतः, दण्ड का सिद्धान्त ऐसा है, जो भारत के सभी प्राचीन राजशास्क- 
प्रणेताओ को मान्य था। यह सिद्धान्त प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का श्राधार 
है, श्रौर इसे भलीभाँति समभकर ही राजा और राज्य की भ्रन्य प्रकृतियों के स्वरूप 
और स्थिति को जाना जा सकता है। दण्डशक्ति का प्रयोग करने की उत्त रदायिता 
जिस व्यक्ति की हों, उसी को राज्य की सात प्रकृतियों (प्रंगों) मे स्वामी (राजा) 
कहा जाता था। राज्यों के शासन का स्वरूप प्राचीन काल में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का 
था । गणतन्त्र राज्यो के अधिपति राजा के अतिरिक्त श्रन्य नामो से भी कहे जाते थे । 
इसीलिए दण्ड के प्रयोक्ता के सम्बन्ध में कहा गया है, कि वह एक (दण्ड का श्रयोक्ता) 
ही राजा, भोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूषति, नूप भ्रादि शब्दों द्वारा कहा 
जाता है ।* 


(३) स्वचर्म का सिद्धान्त 


प्राचीन राजधर्म-सब्बन्धी ग्रत्थों में प्रतिपांदित स्वधर्म का सिद्धान्त भी बडे 
महत्व का है। भारतीय विचारसरणी के ग्रनुतार मानव समाज को चार वर्णों मे 
विभक्त किया गया है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । जिस प्रकार समाज चार 
वर्णो में विभक्त है, वैसे ही मानव-जीवन के भी चार भाग है--अह्यचर्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
झ्ौर संन्यास । इन चार भागों को चार श्राश्रमो का नाम दिया गया है। प्रत्येक वर्ण 
और प्रत्येक श्राश्नम के अ्रपने-अपने धर्म (कर्तव्य) है। ब्राह्मण का स्वषर्म भ्रध्ययन, 
श्रष्यापत, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना है। क्षत्रिय का स्वधर्म 
अध्ययत करना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र धारण करना और प्राणियों की रक्षा 
करना है। वैश्य का स्वधर्म भ्रध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना और कृषि, पशुपालन 
तथा वाणिज्य द्वारा धन उपार्जन करना है। शुद्र का स्वृधर्म द्विजातियो (बाह्मण, 
क्षेत्रिय और बृहय) की सेवा करना, वार्त्ता (कृषि, पशुपालन झ्रौर वाणिज्य), शिल्प तथा 
कुशीलव कार्य से प्राजीबिका कमाना है। ब्रह्मचर्य प्राश्रम मे मनुष्य का स्वकषर्म है, 
स्वाध्याय, अग्नि का आधान कर उसमें आहुति देना, भिक्षा द्वारा निर्वाह करना औौर 
अपने जीवन को खतरे में डालकर भी अपने श्राचार्य की सेवा करना श्रौर उसके प्रति 


१ 'ययाय दण्ड पूज्य । सुविज्ञासत्रणीतों हि दण्ड: प्रजा घर्माधकामयोजयति । दृष्प्रणीत, कामक्रोधा- 
भ्यामशानाद्वनप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति किमज पुन हस्थान्‌ू । अप्रणीतों हि मात्स्यन्याय- 
मुदूभावधतति । वलीयानबल हि ग्रसते दण्डघराभावे ।' कौ० प्र्थ १३ 

२ मनुस्मृति ७११७-१९, २४-२८, ३०-३१ 

३. “राजा भोजो विराट सञस्ट क्षत्रियों भूपतिन'प. । 
ये एप्नि स्तूयते जब्दे' कश्त नाखितुमहेति ॥' महा० शान्ति० ६७५४ 


२१६ प्राचीन सारत की शासन-संल्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


भक्ति रखना । गृहस्थ का स्वधर्म है--अपने कर्म द्वारा आजीविका कमाना, भिन्‍न गोत्र 
में पर अपने समकक्ष कूल में विवाह करना, भ्रपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन 
दिताना, देव, पितर, भ्रतिथि तथा भृत्यो का पोषण और उनको भोजन कराके जो शेष 
बचे उसे खाना | वानप्रस्थ का स्वधर है--अ्रह्मचर्य पूर्वक रहना, जमीन पर सोना, 
जटा और मृगचर्म को धारण करना, भ्रग्याधान करके यज्ञ करना, देवता, पितर तथा 
भ्रतिथियों की पूजा झौर बन्य पदार्थों का भोजन करना । परिन्नाजक (संन्यासो) का 
स्वधर्भ है--इन्द्रियों को संयत रखना, किसी नये कर्म को न करना, कोई धनसम्पत्ति न 
रखना, दूसरों के सग का त्याग, अ्रनेक स्थानों से भिक्षा माँगकर खाना, जगल मे 
निवास करना और बाह्य व आम्यन्तर -- दोनो प्रकार की पविन्नता।" सभी नीति ग्रन्थों 
और स्मृतियों मे वर्णों और झाश्रमों के धर्म प्राय इसी ढंग से लिखे गए है, यद्यपि देश 
ग्रौर काल के अनुसार उनमे थोडा-बहुत भेद भी है। कौटलीय प्र्थशास्त्र में वर्णों के 
धर्म जिस प्रकार लिखे गए है, वे वास्तविकता के झ्रधिक समीप हैं। भ्रत हमने उन्हे ही 
यहाँ उद्धृत किया है । 

वर्णो और आश्रमो के स्वधर्मों का निरूपण करके कौटल्य ने लिखा है--'स्वधर्म 
का पालन स्वर्ग और मोक्ष के लिए होता है। यदि स्वधर्म का उल्लंघन किया जाए, 
तो अव्यवस्था उत्पन्त हो जाएगी श्रौर लोक (समाज) नष्ट हो जाएगा। अत, राजा 
का कतंब्य है, कि वह मनुष्यों को स्वधर्म का अतिक्रमण न करने दे । जो राजा स्वघर्म 
को कायम रखता है, वह इहलोक झौर परलोक मे प्रशसा प्राप्त करता है। श्ाार्य 
मर्यादा के व्यवस्थित होने पर और वर्णों तथा आश्रमों को अपने-अपने स्वधर्म मे स्थित 
कर देने पर ज्रयी (वेद) द्वारा रक्षित यह लोक सदा उन्नति ही करता है, अवनति 
नही । कौटल्य के अमुसार राजा का यह अनिवार्य कर्तव्य है, कि वह सबको अपने 
स्वधर्म मे स्थिर रखे, क्योंकि समाज और राज्य की उन्नति इसी पर निर्भर है। 

वशिष्ठ धर्ममूत्र मे लिखा है--“राजा चारो वर्णो को स्वधर्म मे स्थापित 
करे । यदि कोई स्वधर्म का अतिक्रमण करे, तो उसके प्रति दण्ड का प्रयोग किया 
जाए ।? कामन्दक नीतिसार मे इसी बात को इस ढग से कहा सया है---सब बर्णों 
और आश्रमो के ये धर्म स्वर्ग श्लौर मोक्ष के लिए है। इनके अभाव में सकट उत्पन्न हो 
जायगा, जिसके कारण यह लोक (समाज) नाश को प्राप्त हो जायेगा । सबको न्‍्याय- 
पूर्वक स्वधर्म भें प्रवृत्त करता राजा का ही कार्य है। अन्यथा धर्म का नाश होकर 


१. कौ» झर्थ० १३ 
२ 'स्वधमंस्स्वर्गायातन्त्याय च। तस्थातिक्रमे लोकस्मकरादुब्छिदत । 
तस्मात्स्वध्र्म॑ मूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 
स्वधर्मे सदधानों हि प्रेत्य चेह च जीवति ॥ 
व्यवस्थितायंमर्याद, कृतवर्णाश्रमस्थिति । 
त्रय्या हि रक्षिती लोक. प्रसीदति न सीदति ३|' कौ० श्रथं ० २।३ 


३ राजा चतुरों वर्शान्‌ स्वधम स्थायमेत्‌ । तेव्यपच्नरत्सु दण्ड घारयेतू । 


राज्यसंस्था का स्व॒रूप झौर उसके आवश्यक तत्त्व श्६७ 


जगत्त की च्युति हो जायगी।'' महाभारत में स्वचर्म के सिद्धान्त का बड़े विधाद रूप 
से निरूपण किया गया है। वहाँ लिखा है--“राजा को चाहिए कि चारो बर्णों के धर्मों 
की रक्षा करे । धर्मसंकर (दूसरे के धर्म का अ्रनुतरण करना) से रक्षा करना राजा 
का सनातन धर्म है।* 'जो, भी कोई मनुष्य धर्म से विचलित हो, उसका अपने ब।हुबल 
से निग्रह करना (राजा का) कतेंव्य है, क्योकि इसी से शाश्वत धर्म की रक्षा सम्भव 


है ।३ 

भानव-समाज की स्थिति और कल्याण के लिए सब का अपने-अपने 'स्वधर्म' मे 
स्थिर रहना भ्रनिवार्य है, यह प्रतिपादित करके महाभारत में यह लिखा है कि मनुष्यों 
को स्वधर्म मे स्थापित रखना दण्डर्शक्ति के बिना सम्भव नहीं है। झुकनीतिसार में 
इस थिचार को इस ढग से प्रगमट किया गया है--“राजदण्ड के भय से सब लोग अपने- 
ग्रपने धर्म मे स्थिर रहते है । स्वधर्म ही सब से उत्कृष्ट तप है। दण्ड द्वारा ही स्वधर्म- 
रूप तफ की वृद्धि होती है । भ्रत* राजा को चाहिए, कि प्रजा को स्वधर्म मे निरत करे। 
स्वर्म मे निरत करके ही तेज प्राप्त होता है, भ्रन्यथा क्षय निश्चित है ।* 

भारत के प्राचीन राजश्ास्त्री स्वधर्म के सिद्धान्त को बहुत अधिक महस्व देते 
थे । इसका कारण यह था, कि वे व्यक्ति की सत्ता को राज्य के लिए मानते थे। राज्य 
ओर समाज उनकी दृष्टि मे साध्य था, साधन नहीं । मनुष्य समाज का एक झअंग है। 
भ्रग की सत्ता शरीर के लिए होती है, शरीर भ्रग के लिए नही होता । राज्य को एक 
शरीर (07890797) मानने का यह स्वाभाविक परिणाम था, कि वे राज्य के सम्मुख 
व्यक्ति को कोई महत्त्व नही देते थे । राज्य का उत्कर्ष और कल्याण इसी बात मे था, 
कि प्रत्येक मनुष्य अपने वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म का पालन करे। अन्यथा सकट 
(उच्छुखलता) की दक्षा उत्पन्न हो जायगी, और कोई मर्यादा स्थापित नही रह सकेगी। 
मनुष्य जो चाहे कर सके, उसे कर्म के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो, यह मत उन्हें 
स्वीकार्य नही था। वे यह मानते थे, कि स्वधर्म का पालन न केवल इस ससार मे सुख 
और समृद्धि के लिए आवश्यक है, अ्रपितु स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी स्वधर्म के 
पालन द्वारा ही सम्भव है । शूद्व भौर श्रन्त्यज तक स्वधर्म का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त 





१ 'स्वर्गानन्‍्त्याय धर्मोड्यं सर्वेषा वरणिलिगितास्‌ । 
अस्याभावे तु लोकोप्य सकरान्नाशमाप्नुयात्‌ । 
सर्वस्यास्य यधान्याय भूषति सम्प्रव्तेंक । 
तस्थाभावे धर्मताशस्तदभावे जगच्युति ।! कामदक २॥४।३३-३४ 
चातुवंणंस्थ धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता । 
धर्मंसकररक्षा च राशा धर्मे' सनातन ३/॥ महा ० शान्ति ५६॥१५ 
'यश्च ध्माटप्रविचलेल्लोके कश्चन मानव । 
निग्राहास्ते स्ववाहुभ्या शाश्वद्धममवेक्षता ।। महा” शान्ति० ५८।११४ 
४ राजदण्ड भयाल्लोक स्वस्वधमं परो भवेत्‌ । 

बिना स्वघर्मान्ल सुख स्वश्नमों हिं परं तप १ 

सुदण्डेधंम॑ निरता प्रजा, कुर्यान्महाभये. । 

नृप स्वघमेनिरतों भूत्वा तेज' क्षयोह््यथा ॥ शुक्रतीति १३२३-२५ 


न 


न्प्ण 


र्ध्द प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


कर सकते हैं, यह विचार उन्होंने इसी कारण प्रगट किया था कि किसी को श्रपनी स्थिति" 
से अ्रसन्‍तोष न हो । 


(४) राजा की स्थिति गौर क्ंव्य 


सप्ताजु राज्य में मूर्धन्य स्थान राजा का था। भारतीय इतिहास के विविध 
युगों मे राजा की क्या स्थिति थी, इस विषय पर हम प्राचीन भारतीय शासन सस्थाप्रो 
का निरूपण करते हुए प्रकाश डाल चुके हैं । पर प्राचीन नीतिग्रन्थो मे राजा की स्थिति 
झौर कतंव्यों के सम्बन्ध मे जो विचार प्रगट किए गये है, उन पर पृथक्‌ रूप से विचार 
करना भी उपयोगी होगा * 

यह तो स्पष्ट ही है, कि प्राचीन भारतीय विचारकों की दृष्टि में राज्यसंस्था 
के लिए राजा व महत्व बहुत अधिक था। क्योकि वे यह मानते थे, कि दण्ड की 
मर्थादा के विना समाज श्रौर राज्य की सत्ता सम्भव नही है, श्रत वें यह भी समभते थे 
कि दण्ड का धारण करने वाला भी कोई होना चाहिए । पर उन्हे यह कल्पना सह्य नही 
थी, कि राजा स्वेच्छाचारी और निरकुश रूप से राज्य का शासन करे । इसीलिए वे 
राजा को भी दण्ड के ग्रधीन मानते ये । राज्याभिषेक के समय राजा के लिए यह 
प्रतिज्ञा करना आ्रावश्यक था, कि दण्डनीति में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया 
गया है, उसका मै श्रणद्धु रूप से पालन करूँगा, और कभी स्ववश (स्वेच्छाचारी) नही 
होऊँगा ।* प्राचीन राजजास्त्रियों का मत था--'राजा प्रजा का प्रथम द्वरीर है, तो 
प्रजा भी राजा के भ्रप्रतिम (प्रनुपम) गरीर है । राजा के बिना देश (राज्य) नही होता, 
झ्रौर देश के बिना राजा नही होता ।” इसका ग्भिप्राय यही है, कि राजा श्ौर राज्य 
की सत्ता एक-दूसरे पर निर्मेर होती है । जितना महत्त्व राजा का है, उतना ही राज्य 
औ्रौर प्रजा का भी है। पर राजा को प्रजा का शासन स्वव॒श होकर नही करना है । 
उसे चाहिए, कि वह दम, सत्य श्रौर सुहृद भाव से प्रजा का झ्ञासन करे ।* राजा का 
सुख प्रजा के मुख मे ही है, प्रजा के हित मे ही राजा का हित है। जो श्रपने को प्रिय 
हो, उसे करने मे राजा का हित नही है। श्रपितु प्रजा को जो प्रिय हो, उसे करने में 
ही राजा का हित है --यह सिद्धान्त प्राचीन भारत में सवंमान्य था ।* पर इस सिद्धान्त 
के सर्वमान्य होते हुए भी भारत के प्राचीन राजशास्त्री राज्य के सम्बन्ध मे राजा के 
कत्‌ त्व को बहुत महत्त्व देते थे। महाभारत मे इस प्रशन पर विचार किया गया है, 
कि राजा काल का कारण है, या काल राजा का कारण है । इस सम्बन्ध मे भीष्म का 


१ श्चात्न धर्म इत्युक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रय । 
तमशझदु करिष्यामि स्ववशे न कदाचन ॥।' महा० शान्ति० ५८११६ 
'राजा प्रजाता प्रथम शरीर प्रजाश्च राज्ञोप्प्रतिम शरीरम्‌ । 
राज्ञा विहीना न भवति देशा देश विहीता न नूपा भवति ॥ महा० शान्ति० ६७५६ 
३. 'नराधिपश्चाप्यनुशिष्य मेदिनी दमेन सत्येत च सौहदेन ।” महा० शान्ति ६७६० 
४ 'प्रजासुखे सुख राज्ञ प्रजानां च हिते द्वितम्‌ । 
नात्मप्रिय हित राज्ञ प्रजानां तु प्रियम्‌ हिसम्‌ ॥!” कौ० अर्थ ११६ 


नश्छ 


राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके ग्रावदयक तत्व २६६ 


मंत्त है, कि इस बिषय में संशय करने की श्रावश्यकता नहीं, क्योंकि राजा ही काल का 
कारण होता है । राजा यदि राजघर्म का मली-भाँति पालन करेगा, सब को स्वघमे 
में स्थित रखेगा, तो वह स्वयं काल का निर्माण कर सकेगा | जब राजा पूर्णरूष से 
दण्डनीति का प्रथोग करता है, तभी कृत युग (सत युग) होता है। उस समय अधर्भ का 
सर्वथा अभाव होता है, और सब कोई अपने-अपने घर्म का पालन करते है ( जब राजा 
दण्डनीति के केवल तीन चौथाई अंश का पालन करता है, तो तजेता युग होता है । दष्ड- 
नीति का आधा अंश प्रयुक्त करने पर द्वापर युग और उसका पूर्ण रूप से परित्याग 
करने पर कलियुग हो जाता है ।? राजा ही सत युग का खष्टा है, और राजा ही त्रेता, 
द्वापर और कलियुगो का कारण है । यह स्वाभाविक भी है, क्योकि दण्ड रूपी मर्थादा 
का प्रजाजन से पालन कराना राजा का ही कायें है । 
राज्य-संस्था मे जिस राजा का इतना अ्रधिक महत्त्व है, उसके लिए झादर्श और 

गुण सम्पत्त होता भी परम आवश्यक है। इसीलिए कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजा के 
लिए इन गुणों का प्रतिपादन किया गया है--वह श्रत्यन्त उच्च कुल का हो, उसमे 
देवी बुद्धि और देवी शक्ति हो, वह वृद्धजनों (£0०9) की बात सुनने वाला हो, 
घामिक हो, सत्यभाषण करते वाला हो, परस्पर विरोधी बाते न करे, कृतज्ञ हो, उसका 
लक्ष्य बहुत ऊँचा हो, उसमे अ्रत्यधिक उत्साह हो, वह दीघेसूत्री न हो, सामन्‍्तो को बश 
में रखने मे समर्थ हो, उसकी बुद्धि दृढ़ हो, उसकी परिषद्‌ छोटी न हो झ्ौर वह विनय 
(नियन्त्रण) मे रहने बाला हो“ साथ ही, राजा में जानने की इच्छा, दूसरों की बात 
को सुनना, सुनकर बात को ग्रहण या धारण करना, विचारशीलता, उहापोह और 
साररूप परिणाम पर दृढता--ये ग्रुण भी होने चाहिएँ। शौये, भ्रम, निर्णय तंथा कार्य 
में शीक्रता और दक्षता--ये गुण भी राजा के लिए श्रावश्यक हैं ।९ कौटत्य के प्रनुसार 
राजा का पद बडे महत्त्व का है। श्रत राजा को एक राजधि व पूर्ण पुरुष बनने का 
यत्न करना चाहिए | इन्द्रियो की विजय, काम, क्रोध, लोभ, मान, भय आ्रादि का त्याग 
और शास्त्र के अपिप्राय को क्रियान्वित करना उसके लिए अनिवायय है। राजा के लिए 
इन्द्रियों का जय ही सकल-शास्त्र है ।* जो राजा इन्द्रियजयी नहीं होगा, वह चाहे 
चक्रवर्ती भी क्यों न हो, शीघ्र ही उसका विनाश हो जायगा । कौटल्य ने इस तथ्य को 
१ 'कालो बा कारण राज्ञ राजा वा कालकारणम्‌ । 

इति ते सशयो मा भूद्धाजा कालस्य कारणम्‌ ॥ महा० शान्ति० ६९६।६ 
२ “ण्डनीत्या थदा राजा सम्यक्‌ कार्त्स्येन बत॑ते । 

तदा कृतयुग नाम काल श्रेष्ठ, प्रवतते ।।' महा० शान्ति ६६।७ 
३ महा» शान्लि० ६६।१४-२४ 
४ राजा कुतय गस्रष्टा त्रेताया द्रापरस्य चे । 

भुगस्थ च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ।। महा० शाप्ति० ६६२५ 
५, कौं० प्र्थ ६।१ 
६. 'शुध्रुधा श्रवणप्रहण धारण चित्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशा. प्रश्ञागणा । शौर्यमभर्थ शीक्षता दोक्ष्य 

चोत्साह गुणा' ।' कौं० ब्रथं० ६१ 
७ 'कृत्स्न हि शास्त्रमिन्द्रियलय: ।' कौ० सर्थ७ १३ 





३०० प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


प्रतिपादित करने के लिए अनेक उदाहरण भी दिये हैं । दाण्डक्य नाम का भोज और - 
वैदेह कराल काम के वशीमृत होकर ब्राह्मण की कन्या का अ्रपहरण करने के लिए 
प्रवृत्त हुए, इसी कारण बन्धु-बान्धवों सहित उनका विनाझ हो गया । कोप के कारण 
जनमेजय और तालजद्ड विनष्ट हो गये । राजा ऐल और शौवीर अजबिन्दु ने लोभ के 
बशीमृत होकर चारो वर्णो को अत्यधिक करो से पीडित किया, इसी कारण उनका नाश 
हो गया । मद के कारण हैहय अर्जन और हर्ष के कारण वापाति तथा दंपायन का नाश 
हुआ ।' इन उदाहरणो को देकर कौटल्य ने लिखा है---'ये और श्रन्य बहुत-से राजा 
बन्धुओं श्रौर राष्ट्र के साथ इस कारण विनष्ट हो गये, क्योंकि वे (काम, क्रोध श्रादि) 
छ* शन्रुओ से प्राक्रान्त थे और इन्द्रियजयी नही थे। इसके विपरीत जामदम्न्य और 
नाभग श्रम्बरीप /चरकाल तक प्रथ्चिवीं का भोग करते रहे, क्योकि उन्होंने छ शत्रुओं 
को वश मे कर लिया था और वे इन्द्रियजयी थे ।* 
कौटल्य के भश्रनुसार राजा के लिए यह झ्रावश्यक है, कि वह्‌ इन्द्रियो को वश 
में करे, परस्त्री और दूसरों के धन की ओर ग्रॉख न उठाये, स्वप्त मे भी लालच न 
करे, प्रसत्य भाषण न करे, उद्धत न हो, और बुराई के साथ सयोग से बचे । कोई 
ऐसा व्यवहार न करे, जो अथर्म और अ्नर्थ से सयुक्त हो । राजा की कामनाएँ ऐसी 
होनी चाहिएँ, जो धर्म और भर्थ की विरोधी न हो । पर उसका जीबन सुख से विहीन 
भी नहीं होना चाहिए। (धर्म, अर्थ और काम का) जो त्रिवर्ग है, उसका समरूप से 
उसे सेवत करना चाहिए, क्योकि ये तीनो एक-दूसरे पर भ्राश्चित होते है। यदि धर्म, 
भ्रथं और काम में ये किसी एक का श्रत्यधिक सेबन किया जाए, तो इस कारण न 
केवल उस एक को (जिसका अत्यधिक सेवन किया जाए) क्षति पहुँचती है, अ्रपितु अन्य 
दो की भी हानि होती है। वस्तुत (त्रिवर्ग में) प्र्थ ही प्रधान है। घर्मं और काम का 
मूल श्रर्थ मे ही है। इन सदर्भों मे चाणक्य ने राजा को इन्द्रियजयी होने और मर्या- 
दित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया है । दण्डशक्ति के प्रयोग और सबको स्वधर्म 
में स्थापित रखने के जो महत्वपूर्ण कार्य राजा के सुपुर्द है, उन्हे वह तभी सम्पन्त कर 
सकता है, जबकि वह इन्द्रियजयी होकर मर्यादित जीवन बिताये । क्योंकि राज्य मे 
राजा कूटस्थानीय होता है, श्रौर दण्डर्शाक्त का प्रयोग उसी मे निहित रहता है, श्नत 
यह स्वाभाविक है कि यदि राजा उत्थानशील हो, तो उसके कर्मचारी भी उत्थानणील 


१ कौ० अर्थ० १।३ 

'एते चान्ये च बहव शत्रुषड्वर्गंसाश्रिता । 

सबस्धुराष्ट्रा राजानो विनेशुरजितेन्द्रिया ॥ 

शत्रुषद्टवर्गमुत्सूज्य जामदरन्यो जितेन्द्रिय 

अम्बरीशश्च नाभागो बुभुजाते चिर महीम्‌ ॥' कौ० श्रथं० ११३ 

३. एवं वश्येन्द्रियः परस्त्रोद्रव्यहिसा च॒ वर्जयेत्‌ स्वप्नलौल्यमनृतमुद्धतवेषत्वमनथेंसयोग च। अधर्म- 
सयुक्तमनर्थसयुबत च व्यवहारम्‌ । धर्मार्धाविरोधेन काम सेवेत न नि सुख. स्यात्‌ । सम वा लिवर्ग- 
मन्योन्यानुबन्धम्‌ । एको ह्यत्यासेवितों धर्मा कामानामात्मानमितरौ चर पीडयति । “अर्थ एवं प्रघान- 
इति कौटल्य:---अरंसूलो हि धर्मकामाविति ।' कौ० झ्र॑ ० १३ 


_छ 


राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके आवश्यक तत्व ३५३१ 


होते है । यदि वह स्वयं प्रमादी हों, तो उसके कर्मचारी भी प्रमादी बन जांते हैं।'* 
कौटल्य मे बेंडे विस्तार के साथ यह प्रतिपांदित किया है, कि राजा के समय का एक- 
एक क्षण किस प्रकार व्यतीत होना चाहिए । रात और दिद को आउठ-आझ्राठ भागों में 
विभक्त कर (कौटल्य का एक भाग वर्तमान समय के डेह धण्टे के बराबर है) उनको 
उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस सम्बन्ध मे ये विचार महत्त्व के हैं--दित का 
प्रथम भाग (डेंढ़ घण्टा) देश की रक्षा की व्यवस्था में और आय-व्यय को सुनने मे 
लगाया जाए। दूसरे भाग में पौर-जानपदों के काम देखे जाएँ । तीसरे भाग का उपयोग 
स्‍्तान, भोजन और स्वाघ्याय मे किया जाए। चौथे भाग में विविध भ्रध्यक्षो से मुला- 
कात की जाए । पाँचवें भाग मे सन्त्रिपरिषद्‌ से परामर्श और गुप्तचरों से बातचीत की 
जाए । छठे भाग में स्वेच्छापूर्वक ग्रामोद-प्रमोद किया जाए, या इस काल को भी राज्य 
विषयक विचार-विमर्श मे लगाया जाए । सातवें भाग मे सेना और अस्त्र-शस्त्रों का 
निरीक्षण किया जाए, भर आठवें भाग में सेनापति के साथ मिलकर युद्ध-सम्बन्धी 
विचार किया जाए । दिन के समाप्त होने पर स्न्ध्या की जाए। रात्रि के प्रथम भाग 
मे गूढपुरुषो (गुप्तचरों) से मिला जाए। दूसरे भाग में स्नात, भोजन प्रौर स्वाध्याय 
किया जाए । तीसरे भाग मे तूर्य के घोष के साथ शयन के लिये जाए, और चौथे तथा 
पाँचवें भाग मे शयन करे । छठे भाग में तूर्य घोष के साथ जागकर शास्त्र और कर्तव्यों 
का चिन्तन करें | सातवें भाग मे राजकीय विषयों पर विचार-विमर्श और गृठपुरुषों से 
मुलाकात करे। श्राठवें भाग मे ऋत्विक, प्राचार्य प्रादि के साथ स्वस्तिवाचन आदि 
धामिक कृत्यों का अनुष्ठान करे ।* 

कौटल्य ने राजा के लिए दिन श्रौर रात का जो समय-विभाग नियत किया 
है, उसमे शयन के लिए केवल चार घण्टे के लगभग समय रखा गया है। भोजन, 
स्नान, नित्यकर्म श्रादि के लिए भी केवल तीन चंण्टे रखे गये है, जिनमें भी उसे आाव- 
इ्यकता के श्रनुसार स्वाध्याय व विचार-विमर्श करना है। उसका शेष सब समय राज्य- 
कार्य में ही व्यतीत होना है। आमोद-प्रमोद के लिए जो डेढ़ घण्टे का समय रखा गया 
है, उसमे भी उसे राजकीय विषयो पर विचार-विमर्दी करना है ! राजा को अपना कार्य 
कर्मचारियों पर नही छोड देना चाहिये । उसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जो 
कार्यार्थी उससे मिलना चाहे उन्हे प्रतीक्षा न करनी पडे । जो राजा अपना कार्य दूसरो 
पर छोड़ देता है, और स्वयं कार्य के (लिए तत्पर नही रहता, उसके कार्य और श्रकार्य 
में भ्रव्यवस्था उत्पन्त हो जाती है । उससे जनता मे कोप पैदा हो जाता है, और बह 
राजा सुगमता से शजन्रुओ के वश मे चला जाता है ।* जो कार्य श्रात्ययिक ((72०#) हो 
उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाय, उन पर विचार व निर्णय को स्थगित कर देने का 


१ 'राजानमुत्तिष्ठमानमन्‌त्तिष्टल्ते भृत्या । प्रमाश्चन्तमनुप्रमाद्मन्ति | तस्मादुत्थानमात्म: कुर्बीत ।/ 
कौ० अर्थ ० ११६ 
२. कौ० भर्य ० ११६ 
३. 'उपस्थानगत: कार्याधिनामहारासग्र कारयेतू । दुर्दशों हि राजा कार्याक्रार्य विपर्यासमासन्त: कार्यते । 
तेन प्रकृतिकोपम्रिखरश व गच्छेत्‌ ।' कौ० झ्र्थ० १॥१६ 


३०२ प्राचीन भारत को शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


यह परिणाम होगा, क वे बाद मे कष्टसाध्य या असाध्य हो जाएँगे ।" राजा के लिए 
यह झ्ावश्यक है, कि वह सदा उत्धानशील होकर राज्यकारयों का अनुशासन करे, क्योंकि 
उत्यान ही झर्य का मूल है, ऐसा न करने पर प्रनर्थ प्रवश्यम्भावी है। उत्बानशील 
रहने पर कारये का फल और अ्रर्थंसम्पदा की प्राप्ति होती है । उत्थानशील न होने पर 
जो-कुछ प्राप्त होना है, उसका विनाश निश्चित समभना चाहिये । जो राजा बिद्या 
(दण्डनीति) द्वारा स्वय नियन्त्रित होकर प्रजा को भी तियन्त्रित रखने में तत्पर होता 
है, वह सब के हित में रत रह कर अनन्यरूप से पृथिवी का भोम करता है ।* कौटल्य 
के इन मन्तव्यों पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नही है। कौटल्य के अर्थ- 
शास्त्र मे राजा के स्वरूप का जिस ढंग से प्रतिपादन किया गया है, उसके अनुसार 
वह कभी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। उसे स्वय नियन्त्रण मे रहना है, धर्म प्रौर 
व्यवहार का अनुसरण करना है, और प्रजा के हित में तत्पर रह कर ही राजपद के 
ऋतंव्यों को निभाना है। भ्रन्यथा, प्रकृतियाँ (अ्रमात्य, पौर जानपद जन आदि) कुपित 
होकर उसके विशद्ध उठ खड़े होगे, और उसका विनाश हो जायगा । 

मनुश्मृति आदि स्मृतिग्रन्यो में भी राजा के लिए इन्द्रियजयी होना व नियन्त्रण 
में रहना श्रावश्यक माना गया है। मनु के श्रनुसार “राजा को चाहिए कि वह रात- 
दिन इन्द्रियों के जय में तत्पर रहे । केवल जितेन्द्रिय राजा ही प्रजा को वश में रखने 
में समर्य हो सकता है। दस व्यसन ऐसे है, जो कामवासना से उत्पन्न होते है, और 
आठ व्यसनो की उत्पत्ति क्रोध के कारण होती है । राजा को चाहिए, कि इन व्यसनों 
से प्रयत्नपूर्वक बचे । जो राजा कामवासना द्वारा उत्पन्न व्यसनों में फेस जाता है, धर्म 
ओर काम से उसका सथोग नही रहने पाता। क्रोघ द्वारा उत्पन्न व्यसनों में फेस कर 
राजा शअपने-भ्रापको ही भूल जाता है ।* 

शुक्रनीतिसार मे इसी विचार को इस ढग से प्रकट किया गया है---'विषयरूपी 
आमिब के लोभ से मन इन्द्रियो को विषयार्सक्ति के लिए प्रेरर्त करता रहता है। राजा 
को चाहिए, कि वह प्रयत्नपुर्वक इन्द्रियों श्रौर मन को वश मे करके जितेन्द्रियः बने । 
जो व्यक्ति अपने मत को नियस्त्रित करने भे अशक्त होगा, वह समुद्रपर्यन्त पृथिवी का 


१. 'सर्वम्रात्ययिक कार्य श्रुणुयान्नातिवातयेत्‌ । 
कुच्छुमाध्यमतिक्रान्तमसाध्य वा विजायते ॥' कौ० श्रर्य » ११६ 
२. 'तस्मान्वित्योत्वितों राजा कुर्यादर्थानुशासनम्‌ । 
अ्र्थस्प मूलमुत्थान अनर्थेस्थ विपर्यंण, ।। 
अनुत्थाने झ्रुबो नाश प्राप्तस्यानागतस्य च | 
प्राप्यते फलमुत्याताललभत्ते चार्यसम्पदम्‌ ॥' कौ० श्र १।१८ 
, 'विद्याविनीतों राजा हि प्रजाना विनये रत । 
भनन्या पुथ्रिवीं भुडक्त सर्वेभूतहिते रत ॥।' कौ० प्र्थ० १॥२ 
डे 'इन्द्रियाणा जये योग समातिष्ठेहिवानिशम्‌ । जितेन्द्रियों हि शक्नोति वे स्थापयितु प्रजा: ।। 
दशकामसमुत्याति तथाष्टो क्रोषणाति चर । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन बिक्जंयरेस्‌ ॥ 
कामजेधु प्रसक्‍तों हिं ध्यसनेषु महोपति. । वियुज्यते+्भंकामाभ्या कोषजेब्वात्ममैब तु ॥' 


अनुस्मुति 9७४४-४६ 


ज्प्ण 


राज्यसंस्था का स्वरूप झौर उसके भ्रायक््यक तत्व ३०३ 


शासन कैसे कर सकेगा ?”' विषय तो विष के समान होते है । यदि एक इन्द्रिय की भी 
विषय से आर्साक्त हों जाय, तो वही बिनाश के लिए पर्याप्त है, फिर पाँच इन्द्रियों की 
'विषयार्साक्ति के हो जाने पर कसे बचा जा सकता है । इस प्रसज़ु मे शुक्त ने भी अनेक 
प्रदाहरण दिये हैं, जिनके झनुसार युधिष्ठिर, नल, इन्द्र, दण्डक, नहुप, रावण ग्रादि 
राजा घूृत या स्त्री के व्यसन के कारण नथ्ट हो गये ।* झ्षुक् के प्रनुसार कोई व्यक्ति 
केवल इसी कारण राजा नहीं हो जाता, क्योकि वह राजकीय यान पर प्रारूढ है | बदि 
एक कुत्ते को भी राजकीय यान पर बिठा दिया जाय, तो क्या वह शानदार प्रतीत 
नहीं होता । इसीलिए तो विद्वान्‌ लोग (कर्तव्य का पालन न करने बाले) राजा की 
उपमा कुत्ते से देते हैं। प्राचीन भारतीय विक्चारको की दृष्टि मे राजा की वास्तबिक 
स्थिति क्‍या थी, इससे यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। राजा बही है, जो इन्द्रिय- 
जयी होकर भ्रपने करतंव्यों का पालन करे, विवेकपूर्वक दण्डक्षक्ति का प्रयोग करे, सबको 
स्वधर्म' भे स्थित रखे, श्रौर कभी स्क्‍वश होकर कार्य न करे । केवल राजकीय बस्च्र 
पहनकर या राजकीय यान पर प्ारूढ हो जाने से ही कोई राजा नही हो जाता । 
भारत के प्राचीन विचारको के अनुसार राजा के पद के साथ भोगविलास का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । उसे स्वय उत्थानशील और सच्चरित्र होकर दूसरों के सम्मुख आदर्श 
उपस्थित करना है। यदि अपने कार्य मे वह जरा भी प्रमाद करेगा, या प्रपने कर्तव्यो 
का पालन नही करेगा, तो उसे सदा विद्रोह का भय बना रहेगा, जिसके कारण उसकी 
अपनी भी स्थिति सुरक्षित नही रह जायगी । 

पर प्रश्न यह है, कि राजा को भर्यादा मे रखने के लिए क्या उसका व्यक्तिगत 
रूप से उच्च चरित्र का होना ही पर्याप्त था ? यह आवश्यक नही, कि सभी राजा 
कौटल्य के मन्तव्यों का अनुसरण कर राजर्षि व इन्द्रियजयी हो, ओर सदा उत्थानशील 
व अप्रमादी होकर कर्तव्यपालन में तत्पर रहे। राजा प्रजा से जो षड़भाग प्राप्त 
करता है, उसे वह अपने भोगविलास में भी ख़र्च कर सकता है। यह आवश्यक है, कि 
उसकी स्वेच्छाचारिता पर ऐसे अकुश विद्यमान हो, जो उसे नियन्त्रण में रख सकें । 
प्राचीन नीतिग्रन्यों के प्रनुशीलन द्वारा इस सम्बन्ध से भी कतिपय निर्देश प्राप्त होते 
हैं। कौटलीय ग्रर्यशास्त्र के अनुसार कूल राजकीय झ्रामदनी का चौथाई भाग राजा 
को राजकमंचारियों के वेतन पर खर्चे करना चाहिए । उन्हे इतना वेतन श्रवश्य दिया 
जाना चाहिये, जिससे कि वे अपना भरथ्-पोषण भलीभाँति कर सकें, और साथ ही 


१ 'विषयामिषलोभेन मन प्रेरयेतीन्द्रियम्‌ । तन्निसदृष्यात्‌ प्रयस्नेन जिसे त्तस्मिन्‌ जितेन्द्रिय । 
एकस्येव हि थोउशक्तो मनस. सन्निवहँणे । मही सागरपर्यन्ता स कथ छाब्रजेष्यति ॥' 
शुक्र १६६-१०० 
२. एककशों विनिध्नन्ति विषया विघसस्निभा. । 
कि पुनः पठचमिलिता. न कथ नाशयन्ति हि! शुक्र १११०८ 
 धर्मपुत्ननलाथस्तु सुथूतेन विनाशिता' । सकापटय धनायाल बूत॑ं भवति तद्विदाम्‌ ॥ 
ज्यायच्छन्त बहवः स्त्रीषु नाथ गता ध्रमी । इन्द्रदष्डकनहुषरायणाद: संदा हात. ॥ 
/आुक ११६०-११४ 


नए 


३०४ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


राज्यकायें के प्रति उनका उत्साह भी बना रहे ।" कौटल्य ने इसीलिए विविध राज॑- 
कर्मचारियों को उतकी योग्यता भर कार्य के भ्रनुसार प्रचुर वेतन देते का विधान किया 
है । राजा अपने निजी व्यय के लिए वेतन ही प्राप्त करता था। कौटल्य ने लिखा है, 
कि उसके समान विद्या वालो को जो वेतन दिया जाए, उससे तीन गुना बेतन राजा 
को दिया जाए ।* युवराज, राजमाता और राजमहिषी को भी निश्चित वेतन देने की 
व्यवस्था कौटल्य ने की है। इनका वेतन ४००० पण मासिक नियत किया गया है, जो 
पुरोहित, मन्त्री और सेनापति के वेतन के बराबर है ।* इससे स्पप्ट है, कि राजा और 
उसके परिवार के व्यक्ति राजकीय झ्रामदनी का मनमाने तरीके से व्यय नहीं कर सकते 
थे, भ्रन्य राजपदाधिकारियो के समान उनका वेतन भी निश्चित था। राजा जहाँ अपने 
व्यय के लिए वेतन प्राप्प करता था, वहाँ उसके कर्तव्य भी सुनिश्चित थे। वह मन्‍्त्री, 
पुरोहित आदि विविध राजकर्मचारियों की सहायता से शासन-कार्य का सचालन 
करता था, उनकी नियुक्ति उसी के अ्रधीन थी, और उनमे अ्रपने-अ्रपने कार्यों के लिए 
उत्साह उत्पन्न करना, और जो कोई प्रपने कतंव्यों मे शियिल हो उसे शिथिल होने 
से रोकना राजा का ही कार्य माना जाता था । इसीलिए कौटल्य ने लिखा है, कि 
'मन्‍्त्री पुरोहित आदि भृत्य वर्ग (राजकर्मंचारी गण) और बिविध भ्रध्यक्षो की नियुक्ति 
राजा ही करता है, जनता और राज्य मे जो व्यसन (विपत्तियाँ) उत्पन्न हो उतका 
निवारण भी वही करता है । उसी ढारा जनता और राज्य की उन्नति की जाती है, 
और यदि कोई अ्रमात्य व्यसनग्रस्त हो जाए, तो उसे पद से हटाकर दूसरे की नियुक्ति 
राजा ही करता है।* राजा इतने महत्त्वपूर्ण कार्य करता था, पर तो भी राज्य में 
उसकी स्थिति 'ध्वजमात्र' ही मानी जाती थी,* क्योंकि राज्यशक्ति का प्रयोग ही 
उसमें निहित था जिसे वह मनन्‍्त्री आदि ग्मात्यो के सहयोग से प्रयुक्त करता था । वह 
राजधमं या दण्डशक्ति का प्रणेता नही था, भ्रपितु इनके भ्रधीन रहते हुए ही श्रपने 
क॒तंव्यो का सम्पादन करता था। इसीलिए विशाखदत्त ने अपने मुद्राराक्षस नाटक में 
चन्द्रगुप्त मौर्य को 'सचिवायत्त-सिद्धि' कहा है ।९ चन्द्रगुप्त स्वेच्छाचारी राजा न होकर 
सचिवो के श्रपीन रहते हुए ही राज्यकार्य का सचालन करता था । पुरोहित, मन्त्री 
झ्रादि सचिव प्राचीन भारत मे राजा को उस दण्डनीति का बोध कराते रहते थे, 
जिसके अनुसार उसे शासन करना है। यदि राजा दण्डशक्ति का दुरुपयोग करे, तो 
गृहस्थी की तो बात ही क्या, वानप्रस्थ और परित्राजक तक कुपित होकर उसके विरुद्ध 


१ 'दुर्गंजनपद शक्तया भृत्यकर्म समुदायपदेन स्थापयेत्‌ । कार्यसाधनसहेन वा भुत्यलाभेन शरीरमवे- 
क्षेत ।' कौ० भर्थे० ५३ 
'ऋत्विगाचार्य मन्ति पुरोहित सेनापति युवराज राजमातु राजमहिष्योष्ष्ट्चत्वारित्साहज़ । 

« 'समानविद्येभ्यस्त्रिगुणवेतनों राजा ।” कौ० प्रथं० ५३ 

. कौ? प्रथें० 5।१ 
ध्यजमातोउयम्‌ । भवन्त एवं स्वाशिन; 4“को० भ्र्य० ५६ 

: 'चेन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा सचिवायत्त सिद्धावेब स्थितचक्षु: । 


न. अटड नए 0 3 


राज्यसंस्ये। का स्वरूप और उसके ग्रावश्यक तत्त्व ३०५ 


उठ खड़े होते थे,' और ऐसे प्रतिज्ञादु्बल राजा को राज्यच्यूत कर दिया जांता था । 
इसीलिए कौटल्य ने श्रजा (प्रकृति) के कोप को सब कोपों में भयंकर कहा है,.' झौर 
राजा की तुलना में प्रजा के महत्त्व को स्वीकार किया है। यदि किसी राज्य की प्रजा 
सम्पदा-युक्त (जिसकी दशा ठीक हो), तो राजा के झभाव में भी राज्य चल सकता हैं,” 
यही मत कौटल्य को ग्भिप्रेत था। प्राचीन भारत में राज्य के शासन के सम्बन्ध से 
प्रजा की सम्भति का इतना अश्रधिक महत्त्व था, कि आचार्य बृहस्पति के श्रनुतार यदि 
प्रजा की सम्मति विरुद्ध हो, तो घर्मानुकूल कार्य को भी राजा न करे। राजा को 
सदा यह ध्यान मे रखना होता था, कि प्रजा उसके कार्यों को किस इृष्टि से देखती 
है। इसीलिए महाभारत में यह कहा गया है, कि राजा अपने गुप्तचरों द्वारा यह पता 
लगाता रहे कि जनता उसके वृत्त (कार्यों) को प्रशंसा करती है या नहीं। विद्वस्त 
गुप्तचर राज्य मे सर्वत्र यह जानते रहे, कि बीते हुए दिन में राजा द्वारा किये गये कार्यों 
की प्रशंसा हो रही है या नहीं, और जनता मे राजा के यश की क्या स्थिति है ।* गुप्त- 
चरो द्वारा लोकमत का परिज्ञान करते रहने की आवश्यकता राजा के लिए इसी कारण 
थी, क्योकि बह जनता की भाबनाओ्रों की उपेक्षा नही कर सकता था। राजा को 
सन्‍्मार्ग पर स्थिर रखने के सम्बन्ध मे सबसे अधिक उत्तरदायिता उन पुरोहितो और 
ब्राह्मणो की थी, जो महाभारत के शब्दो मे 'स्वार्थत्यागी' हुआ करते थे ।* ये ब्राह्मण 
राजा की परिषद्‌ मे उपस्थित होते थे, और निर्मय होकर उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का 
बोध कराते रहते थे । जनता पर भी इनका बहुत भ्रधिक प्रभाव होता था । इसी कारण 
यदि कोई राजा कुपथग्रामी हो, तो ये जनता को उसके बिरुद्ध विद्रोह कर देने के लिए 
प्रेरित कर सकते थे । सिकन्दर ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो ऐसे झनेक ब्राह्मणो 
से उसकी मेट हुई थी । ये सिकन्दर के विरुद्ध भारतीयों को उभाड रहे थे । ऐसे एक 
ब्राह्मण से सिकन्दर ने पूछा---तुम मेरे विरुद्ध क्यो राजा को भडकाते हो २ ब्राह्मण 
ने उत्तर विया--मैं चाहता हूँ कि यदि वह जिए तो सम्मानपूर्वक जिए, भ्रन्यथा 
सम्मानपूर्वक मर जाए ।' तक्षशिला के एक दण्डी को सिकन्दर के सम्मुख यह डर देकर 
बुलाने का यत्न किया गया, कि वह तो ससार के अ्रधिपति द्यो: (2७४) का पुत्र है। 
यह सुनकर दण्डी ने उपेक्षापूर्वंक हंसी हँसकर उत्तर दिया--मैं भी दया: का पुत्र हूँ। 





१. कौ अर्थश० १४ 
२. 'प्रकृतिकोपों हिं सर्वकोपेश्यों मरीयान्‌ ।' 
३. “प्रदायकमपि प्रकृतिसम्पद नीयते (' 
४ 'धर्ममपि लोकविक्रुष्ट त कुर्यात्‌ ।” बृहस्पति सुत्ष १४४ 
५ 'झ्रतीत दिकसे वत्त प्रशसन्ति स वा पुनः । 
गुप्तैश्यारेरनुमते: पृथिवीमनुसारवेत्‌ ॥। 
जानीत यदि मे वृत्त प्रशंसन्ति न वा पुन: । 
कच्चिद्रोचेज्जनपदे कच्चिद्राष्ट्रे च मे यंप्त, ॥' महा» शान्ति० ४६॥१५-१६ 
- महा० शाम्ति० ८६६।२८ 


न्क्ती 


३०६ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजतीतिक विचार 


मैं अपने देश भारत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, जो माँ के समान मेशा पालन करता है ।* 
इसमे सन्देह नहीं, कि इस प्रकार के सर्वार्थत्यागी निर्मय होकर राजाभीं की अपने 
कर्तव्यों का बोध कराते रहते थे । चाणक्य इसी प्रकार के ब्राह्मण थे, जिन्होंने प्रधासिक' 
राजा तन्द को अमधंपूर्वक राज्यसिहासल से च्युत करने मे प्रपनती सारी क्षक्ति को लगा 
दिया था । 


(५) सप्तांग राज्य के भ्रन्य श्रंग (प्रक्रतियाँ) 


प्राचीन नीतिग्रन्थों मे केवल राजा के स्वरूप और गुणों का ही प्रतिषादन नहीं 
किया गया, अ्रपफ्तु राज्य के अन्य अ्गो (प्रकृतियों) के सम्बन्ध मे भी विशद रूप से 
विवेचन किया गया है। प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों को भली-भाँति समभने 
के लिए इन पर भी प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 

परमात्य--कोटलीय प्रथशासस्‍्त्र मे भ्रमात्य के निम्नलिखित गुण प्रतिपादित 
किये गए है---उनमे उत्कृष्ट प्रज्ञा होनी चाहिए, उनकी स्मृति (याददाइत), बुद्धि व 
बल उत्कृष्ट होने चाहिएँ; उन्हें श्रात्मसंयमी श्ौर शिल्पों मे निपुण होना चाहिए; 
व्यसनी नहीं होना चाहिए; उपकार (अनुग्रह) श्लौर अपकार (निग्रह) द्वारा दण्ड का 
प्रयोक्ता होना चाहिए; ह्लीमान्‌ (लज्जा सकोच युक्त), विपत्तियों के निवारण मे समर्थ, 
दूरदर्शी, देश काल और पुरुषार्थ के सम्बन्ध में प्रस्तुत अवसरों का भली-भाँति प्रयोग 
करने मे समर्थ, सन्धि और युद्ध की समाप्ति श्रौर दूसरों के साथ किये गए निश्चयों को 
कायम रखने मे समर्थ, क्षत्रु की निर्बलता का प्रयोग कर सकने के योग्य, रहस्य और 
अपने सम्मान को कायम रखते हुए दूसरों के साथ परिहास करने की योग्यता से 
सम्पन्न; काम, क्रोध, लोभ, जिद, चपलता, जल्दबाजी व पैशुन्य से विरहित, आवश्यकता 
के भ्रनुसार मुसकाकर व कठोरतापूर्वक भाषण करने मे समर्थ, और वुद्धों द्वारा उपदिष्ट 
आचार (चरित्र) का अनुकरण करने वाला होना चाहिए ।* कौटल्य ने उन उपधाश्रो 
(परलो) का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है, जिनसे परख कर ही किसी व्यक्ति 
को अमात्य के पद पर नियत करना चाहिए । ये उपधाएँ धर्मोपधा, भयोपधा, अर्थोपधा, 
और कामोपधा है। उपधाश्रो द्वारा अमात्यो की परीक्षा लेने के लिए गुप्तचरों के प्रयोग 
का विधान कौटल्य ने किया है। एक गुप्तचर (स्त्री) अ्रमात्य से जाकर कहे, यह राजा 
तो भ्रधामिक है, क्यो न किसी धामिक व्यक्ति को राजा बनाया जाए। भअ्रन्य सब लोग 
तो मेरे विचार से सहमत हैं। श्रापका विचार क्‍या है ? जो भ्रमात्य घर्मभीरु होने के 
कारण इस बहकावे में न झा जाए, उसे 'घर्मोपधाशुद्ध/ समकना चाहिए । कोई गुप्तचर 
स्‍त्री अमात्य से कहे--सजमहिषी प्रापकी कामना करती है, उसने समागभ का सब 
उपाय कर लिया है, झ्रापको इससे प्रमूत लाभ होगा । जो इस बहुकावे मे न आये, उसे 
'कामोपधाशुद्ध। समझता चाहिए । राजा कतिपय भ्रमात्यो को ग्रिरफ्तार कर ले, झौर 
उसका गुप्तचर श्रन्य ग्रमात्यो से कहे--यह राजा तो असत्‌ मार्ग पर चल पड़ा है। 


4. ४० (706 : (६३४४७८४८४ 79. 424-26. 
र्‌. कौ० भ्रथें० ६।१ 


राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके भ्रावरयक तरय  ' ३०७ 


यह प्रच्छा होगा कि इसकी हत्या करके किसी अन्य को राजा बना दिया जाएं। सबको 
यह बात पसन्द है; आपका क्‍या विचार है ? जो इस बहकावे में न भ्राएं, उसे 'भयोपवा- 
शुद्ध समझना चाहिए | जो व्यक्ति धन के लालच मे न आये, उसे 'प्रयोपधाशुद्ध/ प्रम- 
मना चाहिए । जो व्यक्ति धर्मोपधाशुद्ध हों, उन्हे धर्मस्थीय गौर कंण्टकशोभन न्यायालयों 
के न्‍न्यायाधीक्ष पद पर, जो भ्र्थोपधाशुद्ध हों उन्हें समाहर्ता, सन्निधाता भ्रादि पदों पर, 
जो कामोपधाक्षुद्ध हो उन्हें ध्न्त:पुर भौर विहार के प्रन्व स्थानों पर, जो भयोपधाशुद्ध 
हों उन्हे राजा के समीपवर्ती रहने वाले पदों पर और जो सर्बोपधाशुद्ध हों उन्हे मन्क्रियों 
के पद पर नियुक्त किया जाए। पर क्योंकि विविष परकख्तों द्वारा शुद्ध सिद्ध होने वाले 
व्यक्ति पर्याप्त संख्या में सुगममता से उपलब्ध नही होते, ग्रतः जो किसी भी परख में 
शुद्ध सिद्ध नहों, उन्हें खानों प्रौर कारखानों आदि में कार्य करते के लिए नियत 
किया जाए ।* प्राचीन समय के राजपद्ाधिकारियों और राजकर्मचारियों को 'ग्रमात्य' 
कहा जाता था। वे भी राज्यसंस्था के महत्त्वपूर्ण अंग होते थे । भरत: भली-भाँति परखने 
के बाद ही किसी व्यक्ति को अ्रमात्य व मन्‍्त्री के पदो पर नियुक्त करना उपयुक्त समझा 
जता था| 

कौटल्य की दृष्टि में अमात्यो का राज्यसस्था के लिए बहुत महत्त्व है। उनके 
अनुसार राज्य के सब कार्यों के मूल अ्रमात्य ही होते है, क्योकि जतपद की कर्मसिद्धि, 
अपना और दूसरो का योगक्षेम साधन, विपत्तियों का प्रतीकार, खाली पढ़ी हुई भूमि 
को बसाना और उसकी उन्नति करना, सेना का संगठन, करों को एकत्र करना और 
अनुग्रह प्रदर्शित करना आदि राजकार्य उन्हीं द्वारा सम्पन्त होते हैं। यद्यपि भारद्वाज७ 
सहश कतिपय श्राचार्य श्रमात्यों को राजा की श्रपेक्षा भी अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे, 
पर कौटल्य उन्हे राजा से अधिक महत्त्व का तो नहीं समभते थे, यद्यपि प्रन्य सब 
प्रकृतियो (राज्यसस्था के झ्नगो) की तुलना में उनकी इष्टि में श्रमात्यों का महत्त्व 
अधिक था ।* 

कौटलीय भ्रथंश्ास्त्र मे इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है, कि कौन-से 
मनुष्य श्रमात्य पद पर नियुक्त किये जाने चाहिएँ। भारद्वाज का मत था, कि प्रपने 
सहपाठियो को ही भ्रमात्य बनाना चाहिए, क्योंकि राजा उनके सामथ्य श्रौर शुचिता 
के सम्बन्ध में भली-भाँति परिचय रखता है, श्रतः वह उन पर विश्वास कर सकता है । 
पर विश्ञालाक्ष इस मत से सहमत नहीं थे, क्योंकि उत्तका विचार था कि साथ खेलते 
रह चुकने के कारण वें. राजा का समुचित सम्मात्त नहीं करते । राजा ऐसे व्यक्तियों 
क्रो प्रमात्य नियत करे, जिनका शील और व्यसन राजा के शील और व्यसन के समास 
हो, और जिनके गुप्त रहस्यों को राजा जानता हो । पराशर ने इस मात का सण्डन 
कर यह प्रतिपादित किया था, कि राजा ऐसे व्यक्तियों को अ्रमात्य नियत करे, जिन्होंने 
कि आपत्ति के समय जान पर खेलकर भी राजा की रक्षा की दो भौर जिनका राजा 
के प्रति भ्रतुराय हो । पर पिश्ुत इससे भी सहमत नहीं थे । उत्तका कहना था, कि 
२. कौ० झर्ई ० पद 
3 कौ० श्रथे० ८१ 


डेण्८ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक बिचार 


ऐसे व्यक्ति राजा के भक्त तो हो सकते है, पर यह प्रावश्यक नहीं कि उनमें बुद्धि का 
गुण भी विद्यमात हो। जिसके ग्रुण स्पष्ट रूप से विदित हों, उन्ही को अ्रमात्य बनाना 
चाहिए | कौणपदन्त ने इस विचार का खण्डन करके यह प्रतिपादित किया था, कि ऐसे 
व्यक्तियों को अमात्य नियत किया जाना चाहिए, जिनके कुल में पितु-पैतामह काल से 
ये पद चले आ रहे हो । पर वातव्याधि का मत था, कि वंशक्रमानुगत रूप से चले झा 
रहे श्रमात्य स्वयं स्वामी के समान बरताव करने लगते है, श्रत* ऐसे नये व्यक्तियों को 
अमात्य बनाना चाहिए, जोकि नीति के ज्ञाता हो । बाहुदन्तीपुत्र का मत था कि बुद्धि, 
शौर्य, शुचिता और श्रनुराग आदि गुणों को देखकर ही श्रमात्य नियत किये जाएँ । इन 
विविध मतो का निर्देश करके कौटल्य ने अपना यह मत प्रतिपादित किया है, कि सभी 
में सत्य का अंश विद्यमान है। वस्तुत, कार्य के सामर्थ्य से ही पुरुष का सामर्थ्य 
निर्धारित होता है। श्रत' कार्य, देश और काल को इष्टि मे रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को 
श्रमात्य नियत किया जाए, जो कि कार्य को सम्पन्न करने का सामथ्य रखते हो---और 
उनमे कार्य-सामर्थ्य के अनुसार पदों का विभाजन किया जाए ।'* 

मनुस्मृति के अनुसार भी राज्यसस्था के लिए शअ्मात्यों का बहुत महत्त्व है, 
क्योंकि दण्डर्शाक्त का प्रयोग उन्हीं द्वारा किया जाता है।* भ्रमात्य ऐसे होने चाहिएँ, 
जो शुचि, प्राज्ञ श्रौर सुपरीक्षित हो |? शुक्रनीतिसार में राजा के सहायो (अ्रमात्यो) 
के ये गुण लिखे है--वे ऊँचे कुल के हों, गुणी हो, शील से सम्पन्न हो, शूर हो, राजा 
के प्रति भक्ति रखते हो, प्रिय भाषण करने वाले हो, हित बात को उपदिष्ट करने वाले 
हो, क्लेश सहने की क्षमता रखने वाले हो, भर धर्म मे रत हो । यदि राजा कुमार्ग 
पर चलने लगे, तो अपनी बुद्धि द्वारा उसे सन्‍्मार्ग पर लाने की क्षमता भी उनमे होनी 
ज्ञाहिए। उनका श्राचरण पत्रित्र होता चाहिए। साथ ही, उनके लिए ईर्ष्या-हेष से 
रहित होना, काम, क्रोध तथा लोभ से हीन होना और आालसी न होना भी आवश्यक 
है । एक अन्य स्थान पर शुक्र ने लिखा है, कि राजकर्मचारियों को चाहिये कि वे 
प्रपनी भूति से ही सतुष्ट रहे । शरीर, वचन और मन--तीनो से वे स्वामी के कार्य 
का सम्पादन करे, मृदुभाषिता, कार्यदक्षता, शुचिता श्रौर रृता से युक्त हो, दूसरों का 
उपकार करने में कुशल श्रौर भ्रपकार करने मे पराड मुख हो । यदि राजकर्मचारी का 
प्रपना पुत्र व पिता भी राजा का भझ्पकार करने लगे, तो उन पर भी उसे दृष्टि रखनी 
च।हिये । उसे अपनी इलाघा और दूसरों की चुगलखोरी और निनन्‍्दा से दूर रहना 
चाहिये । निस्वृह होकर सदा अपनी स्थिति से सतुष्ट रहना चाहिये । जिन्हें पर्याप्त 


१ कौ० अर्थ ० ११३ 
३. 'प्रमात्ये दण्ड झायत्तों दण्डे वेनयिकी क्रिया । मनु० ७६४५ 
'प्रत्यानपि भ्रकुर्वीत शुच्ीत्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथेसमाहतुन्‌ श्रमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥' मनु० ७६० 
४. 'कुलगुण शीलवद्धान्‌ शूरान्‌ भक्तान्‌ प्रियवदान्‌ । हितोपदेशकान्‌ क्लेशसहान्‌ धर्मरतान्‌ सदा ॥ 
« कुमार्गंगमपि नूप॑ बुदयोद्धतु” क्षमान्‌ शुच्ोन्‌ । निमत्सरान्‌ कामक्रोधलोभहीनान्विरालसान्‌ ॥! 
शुक्र ० २।८-६ 





न्ध्ण 


राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके प्रायश्वक तत्त्व ३०६ 


वेतन नहीं मिलता, जो बूर्त, डरपोक और ज़ोभी होते हैं, जो रिव्वतें लेते हैं, जो जुझा 
खेलने के शौकीन, दम्भी, असत्यवादी और. राजा के पुत्र के सित्र हों, जो बिना सोचे- 
समभे काम करने वाले हों---ऐसे राजकर्मचारी श्रेष्ठ न होकर निन्‍्य समझे जाने 
चाहिये ।* । 
अमात्यों प्रौर राजपदाक्षिका रियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार प्राचीन 
नीति साहित्य मे भ्रन्यत्र भी पाये जाते है | वर्तमान समय के राजल्षास्त्री राज्य के स्वरूप 
का ब्रतिपादन करते हुए सरकार (50५०970८७४) को उसका एक भ्रावश्यक तत्त्व 
मानते हैं। सरकार द्वारा ही राज्य की प्रधुत्त शक्ति को क्रियान्बित किया जाता है । 
जिसे आधुनिक विचारक प्रभुत्वर्शक्ति ($0५९४7870५) कहते हैं, उसे ही भारत के 
प्राचीन राजशास्त्री 'दण्ड' कहते थे । दण्ड का प्रयोग राजा के अधीन था, जो कि 
अमात्यवर्ग की सहायता से उसे प्रयुक्त करता था। इसीलिए प्राचीन नीतिकारों ने 
अमात्यो को उपधाशुद्ध व शीलगुण-सम्पन्त होना चाहिए---यह प्रतिपादित किया है । 
जनपद--राज्य का तीसरा अ्रग जनपद है । कौटल्य ने जनपद के निम्नलिखित 
गुण माने है--उसे स्थानवान्‌ (जिसमे पर्याप्त जगह या 8740० हो) होना चाहिये; 
उसके मध्य और सीमान्तो पर पुर (नगर) होने चाहियें; उसका क्षेत्रफल इतन। भ्रधिक 
हो कि अपनी जनता का श्र आपत्ति के समय बाह्य लोगो का भी पालन उसकी 
पैदावार से हो सके; जिसमे आत्मरक्षा के सब साधन हो; जो झात्म-निर्भंर हो, जो 
शत्रुओं का पराभाव कर सके, जिसमे सामनन्‍्तो व पडौसी राजाश्ो को वश्च मे रखने 
की क्षमता हो; जिसमे दलदलो, पत्थरों वाली, ऊसर, ऊंची-नीची और कांटो से भरी 
जमीन न हो, जिसमे साँपो तथा जगली पशुओ की प्रचुरता न हो; जो देखने में सुन्दर 
हो; जिसमे कृषि योग्य मूमि, खातों और हाथियों झौर इमारती लकड़ी से पूर्ण जंगलों 
की प्रचुरता हो, जिसमें चरागाह हो; जिसकी जलवायु बलदायक हो, जिसमे गुप्त 
मार्गों की सत्ता हो; जिसमें पशुझ्नो की प्रचुरता हो; जो सिचाई के लिए केवल वर्षा 
पर निर्मर न करे; जिसमे स्थल और जल मार्गों की सत्ता हो, जहाँ विविध प्रकार के 
पण्य (विक्रेय) पदार्थ उपलब्ध हो; जिसमे सेता और करो का बोक उठाने की क्षमता 
हो; जिसके किसान कमंशील हों; जिसके स्वासी श्रोर ग्रवर वर्णों के लोग बुद्धिमान 
हो; झौर जिसकी जनता राज्य के प्रति भक्ति रखने वाली और पवित्र झ्राचरण रखने 
वाली हो ।* कौटल्य ने यहाँ जनपद के जो गुण प्रतिपादित डिये हैं, वे बड़े महत्त्व के 
हैं । उनमे जनपद की भूमि और वहाँ निवास करने वाली जनता--दोनों के गृण आा 
गये है । जनपद की भूमि विस्तार में इतनी पर्याप्त होनी चाहिये कि जनता का पालन 
कर सके; विपलि के समय शरण लेने वाले विदेशी लोग भी उससे अपना निर्बाह 
कर सकें; शज्ुम्रों से रक्षा के भी साधन उसमें हों; खेत, चरागाह, जंगल, खानें, जल 
और स्थल मार्ग, सिंचाई के लिए नहरें तथा कुएऐँ भ्रादि सब उसमें हों; प्लौर उसकी 
जलवायु भी उत्तम हो । जनता के ग॒णों में किसानों की कर्मशीलता, उच्च और अधम 
१. शुक्रनीशिसार १४५६-६६ 
२. कौ० प्र्थ० ६१ 


३६१० प्राचीन भाश्त की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सब वर्णों के लोगो में बुद्धि का होना, राज्यसंस्था के प्रति भक्ति और शुचिता--ये 
गुण कौटल्य के झ्नुसार आवश्यक है । एक अन्य स्थान पर कौटल्य ने झाचाये विशालाक्ष 
का यह मत उद्धृत किया है, कि राजकीय कोष, सेना, कच्चा माल, विष्टि (बिमार), 
सवारी के पशु, और अन्य सब वस्तुओं की उपलब्धि जनपद से ही होती है, श्रत्त: 
उसका महत्व भ्रमात्यों की तुलना में श्रधिक है ।' यद्यपि कौटल्य को यह मस स्वीकार्य 
नहीं है, पर वे भी जनपद के महत्त्व को यह कहकर स्वीकार करते हैं, कि कस्‍्तुतः 
कोश और सेना जनपद पर ही निर्मर करती है। साथ ही, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य 
श्रादि भी जनपद द्वारा ही सम्भव हैं । पर्व त, द्वीप, दुर्ग भ्रादि भी जनपद के ही भ्रन्तर्गत 
होते है ।* 

महाभारत आदि श्रन्य साहित्य मे जनपद की भूमि व उसके निवासियों के गृणो 
के सम्बन्ध मे कोई महत्त्वपूर्ण उल्लेख नही मिलत्ते । पर कौटल्य ने इनके सम्बन्ध भे 
जो लिखा है, वह भारत के प्राचीन विचारकों के विचारों को सूचित करने के लिए 
पर्याप्त है । 

पुर या वुर्ग--- जनपद (राष्ट्र) के मध्य में पुर (राजधानी) की सत्ता होती थी, 
जिसे दुर्गे के रूप मे बनाया जाता था । राज्यसंस्था के सात अ्रगो में पुर भी एक है । 
उसका भी महत्त्व बहुत अधिक था, क्योकि जैसा पाराशर सम्प्रदाय का मत था, 
राजकोश और सेना प्रधानतया दुर्ग मे ही स्थित होते है, भौर भ्रापत्ति के समय मे जनपद 
के निवासी भी वही आश्रय प्राप्त करते हैं और जनपद के निवासियों की तुलना मे 
पुर के निवासी अधिक शक्तिशाली भी होते है । कौटल्य ने भी यह कहकर दुर्ग के महत्त्व 
को स्वीकार किया है, कि यदि दुर्ग न हो तो कोश पर शात्रु सुगमता से अपना अधिकार 
कर लेगा, और युद्ध के अबसर पर शत्रु के पराजय के लिए दुगे का ही ग्राश्रय लेना 
होता है। संन्यशक्ति का प्रयोग वही से भलीभाँति किया जा सकता है। जिनका दुर्ग 
सुर हो, उन्हे परास्त करना भी सुगम नही होता ।* 

पुर (राजधानी) को किस प्रकार से बताया जाए और विविध दुर्गों का निर्माण 
किस ढंग से किया जाए, इस विषय पर नीतिग्रन्थो मे विशद रूप से विचार किया गया 
है । जनपद की सीमाओ पर साम्परायिक (युद्ध और देश की रक्षा के लिए उपयोगी) 
दुर्ग बनाये जाएँ, और शभ्रावश्यकता की इष्टि से यधास्थान औदक (नदी या द्वीप के बीच 
मे) दुर्ग, प्रास्तर (ऊँचे टीले पर) दुर्ग, धान्वन (रेगिस्तान या ऊसर भूमि मे) दुर्ग और 
बन-दुर्ग का निर्माण किया जाए। पर पुर (राजधानी) का दुर्ग इनसे भिन्‍न होता है, 
जिसका निर्माण केवल बुद्ध के प्रयोजन से ही नहीं किया जाता, यद्यपि प्रन्तत्तोगत्वा 
उसका भी युद्ध के लिए उपयोग किया जा सकता है ।* महाभारत मे मही दुर्ग, गिरि दुगे, 
जल दुर्ग, वन दुर्ग झ्रादि अरसेक प्रकार के दु्मों का विधान करके उत्तका राष्ट्र की रक्षा 





१ कौ० अं ० ८१ 
२- को० झथं० ४।१ 
३ कौ श्रर्थ० ५४१ 
४. कौ० भर्थ० २२ 


'राज्यसंस्था का स्वरूप और उसके भावश्यक तत्त्व ३११ 


के लिए महत्व बताया गया है,' झौर इनके भ्रतिरिक्त राजधातती के रूप में एक. ऐसे दुर्ग 
का विधान किया कया है, जिसमें राजपुरुष, ब्राह्मण, शिल्पी, व्यापारी श्रादि सब प्रकार 
की जनता का तिवास हो, झौर जहाँ धन-घान्य, प्रस्त-सत्त आदि का प्रमूत मात्रा मे 
सचय किया गया हो ।* शुक्रतीतिसार में विविध फ्रकार के दुर्गों के वर्णन के अतिरिक्त 
राजधानी के सम्बन्ध में बहुत अधिक विस्तार से लिखा गया है।” पर इस सबको यहाँ 
उल्लिख्वित करना विशेष उपयोगी नही है। 

कोश---कौटल्य के अनुसार कोश के गुण निम्नलिखित हैं-- उसे धर्मपूर्नक प्रधिगत 
किया हुआ होना चाहिए, चाहे पूर्ववर्ती राजाओं ने उसे प्राप्त किया हो या राजा ने 
स्वयं उसे अधिगत किया हो । कोश को प्रधानतया सुवर्ण, रजत, सोने के सिक्कों, विविध 
रगो के व भारी वजन के रस्‍्तों से पूर्ण होना चाहिए, भ्ौर उसे मात्रा मे इतना अ्रधिक 
होना चाहिए कि सुदीर्धघ काल की विपत्तिके समय भी उससे निर्वाह चल सके । क्योंकि 
कोश का संग्रह जनता द्वारा वसूल किये गए करो से ही होता है, अतः उसका संचय 
धम्मंपूर्वक ही किया जाना चाहिए। उसकी मात्रा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए, कि बाह्य 
झाक्रमण, दुर्भिक्ष और भ्रत्य झ्रापत्तियों के समय पर--च्राहे ये आ्रपत्तियाँ सुदीर्ध काल 
तक ही क्यो न रहें--वह कम न पड़ जाए । 

सेना या बल--प्राचीन नीतिग्रन्थो मे अनेक प्रकार की सेनाओं का वर्णन है, 
जिनमे मौल (राज्य के भ्रपने नागरिकों की सेना) भूत ('४०८००४४४), श्रेणी (सैनिकों 
की श्रेणियाँ या गिल्ड) और झ्राटविक (प्रटवि या जगल में निवास करने वाली जातियी 
की सेना) प्रधान हैं। सेना के गुणो का निरूपण कौटलीय अर्थशास्त्र मे इस प्रकार 
किया गया है--उसके सैनिक ऐसे होने चाहिएँ जिनका वहा-परम्परानुगत रूप से सैनिक 
सेवा का ही पेशा हो, सेना स्थायी (नित्य) होनी चाहिए, उसे अ्रनुशासित होना चाहिए, 
सैनिकों की पत्नियाँ और सनन्‍्तान उस भूति से सन्तोष श्रतुभव करें, जो कि उन्हे दी 
जाए । यदि सैनिको को चिरकाल तक घर से बाहर रहन। पड़े, तो भी वे इस बात से 
असन्तुष्ट न हो । वे सर्वत्र अपराजित हो, उनमे कष्ट सहन करने की क्षमता हो, उन्हे 
विविध प्रकार के युद्ध लड़ने की शिक्षा दी गई हो, सब भ्रकार के भ्रस्त्रशस्त्र के प्रयोग 
में वे विशारद हो, और उनमे यह भावना हो कि हमारा उत्कर्ष व ब्रपकर्ष एक 
साथ होना है । उन्हें शत्रु द्वारा फोडा न जा सके, और सेना के सैनिकों मे क्षत्रियों की 
प्रच्नुरता हो ।* 

राज्यसंस्था के लिए सेना का बहुत भ्रधिक महत्त्व होता है, क्योंकि बाह्य झ्राक्रमणों 
से देश की रक्षा उसी पर निर्मर करती है। यदि सैनिक सन्तुष्ट और राज्य के प्रति 
ग्रनुरक्त रहे, तभी सेना देश की रक्षा मे समर्थ हो सकती है । इसीलिए महाभारत के एक 


१. महा ० शान्ति० ८६।४-४५ 
२. महा० शान्ति० ८६।१२-१५ 
३. शक्नीतिसार ११२०८-२२१ 
४. कौ० शर्थ० ६१ 

४. कौ० प्र्ष० ५१ 


३१२ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सन्दर्भ में तारद ते यूधिष्ठिर से प्रश्न किया है--क्या तुस अपने सैनिकों को उनका 
भत्ता, वेतन व भोजन का अंश समय पर दे देते हो ? यह आवश्यक है, कि सैनिकों को 
ठौक समय पर वेसन दे दिया जाए । मेरा विचार है, कि तुम ऐसा ही करते हो और 
इस सम्बन्ध में कभी भ्रकार्य कर्म नहीं करते |” झुक्रनीतिसार में भी सेना के महत्त्व 
ओर संगठन का विशद रूप से वर्णन किया गया है ।* 
सित्र---राज्यसंस्था के लिए यह भी आवश्यक है, कि कतिपय प्रन्य राज्यो से 
मिश्रता का सम्बन्ध भी स्थापित किया जाए। इसी कारण “मित्र' को भी राज्य के सात 
श्रंगों के अन्तर्गत किया गया है । मित्र-राज्य ऐसा होना चाहिए, जिसके साथ पितृ- 
पैतामह भ्रादि के समयसे मँत्री-सम्बन्ध चला आ रहा हो, जो स्थायी हो, जिसमे नियत्रण 
की सत्ता हो, जिसे अपने विरुद्ध न किया जा सके, श्र जो शीघ्रता के साथ बड़े पेमाने 
पर युद्ध की तैयारी कर सकने मे समर्थ हो ।* 
राज्य के इन सात अगो के गुणों का वर्णन करके कौटल्य ने लिखा है--राज्य 
की ये सात प्रकृतियाँ (अग) यदि झपने गुणों से युक्त हो, तो वे राज्य के लिए सम्पत्ति 
होती है । ये मातों एक-दूसरे के लिए ग्रग के समान हैं ।* राज्यसस्था को एक शरीर 
मानते हुए प्राचीत भारतीय राजशास्त्र-प्रणेता इन सात प्रकृतियों को राज्य-रूपी शरीर 
का श्रग मानते थे। इसी कारण उनका मत था, कि इन सातो गुणों के भली-भाँति 
उदय होने से ही राज्यसम्पदा फलती-फूलती है । 
राज्यसंस्था को एक शरीर मानने और सातो प्रकृतियों को उसके विविध अंग 
समभने के कारण भारत के प्राचीन राजशास्त्र-विशारदो को यह मत अ्रभिप्रेत था, कि 
राज्य मे केवल राजा का ही महत्त्व नही होता, झपितु उसके सभी अग महत्त्वपूर्ण होते 
है । राजा की अपनी सत्त। भी भ्रन्य श्रगो के बलशाली होने पर ही निर्मर करती है । 
इसी कारण यह विचार प्राचीन ग्रन्थी मे कही नही पाया जाता, कि राजा ही राज्य 
है । फ्रास का लुई सोलह॒वाँ गव॑ के साथ कहा करता था--राज्य कया है ? मैं ही तो 
राज्य हूँ। निरकुश और स्वेच्छाचारी राजतन्त्र शासनों मे ही इस प्रकार के विचार 
का विकसित हो सकना सम्भव था। पर प्राचीन भारत मे इस विचार की सत्ता कही 
उपलब्ध नहीं होती । 


१. 'क्यचिब्दलस्य भक्तश्व बेतनझ्च यथोचितम्‌ । 
साम्प्राप्तकाले दातव्य ददासि न विकमंसि ॥' महा» सभा० ५॥४८ 
२ शुक्रनीतिसार ४।२-३० । 
कौ० प्र्थ० ६१ 
ड. 'झरियर्जा प्रकृतयः सप्तेतास्स्वगुणोंदथा । 
उचबता. प्रत्यज्ज भूतास्ता प्रकृता राजसम्पद' ॥ कौ० प्रर्थ ६९ 


दर 


अठा रहवाँ क्‍्रध्याय 
राज्य-कर विषयक सिद्धान्त ओर राजकीय आय-व्यय 


(१) कर-सम्वन्धी सिद्धान्त 


राजकीय आय-व्यय के विषय में प्रसंगवश हमने पहले अनेक निर्देश दिये हैं । 
पर इस सम्बन्ध में ग्रधिक विशद रूप से विवेचल करना उपयोगी होगा । विशेषतया, 
राजकीय करो के विषय मे जो सिद्धान्त प्राचीन नीतिग्रन्थों मे प्रतिपादित है, उनका 
उल्लेख बहुत आवश्यक है । 

राजकीय कर (72५40४07) के सम्बन्ध मे प्रथम सिद्धान्त यह है, कि राजा 
उसका निर्धारण स्वेच्छापू्वक नहीं कर सकता। ज़िस प्रकार राजा स्वय दण्डनीति 
के अधीन है, वैसे ही कर भी दण्डनीतिशास्त्र मे प्रतिपादित व्यवस्था के श्रधीन ही 
निर्धारित॑ किये जाते है। ज॑से राजा धर्म के अ्रधीन है, वैसे ही कर-पद्धति भी है । 
महाभारत के अनुसार राजा केवल 'धर्म्य' (धर्म के भ्रनुरूप) कर ही प्राप्त कर सकता 
है।" इसी धर्म्य कर को महाभारत मे 'शास्त्रनीति” (शास्त्र द्वारा सम्मत) भी कहा 
गया है।' इसी भाव को दृष्टि मे रख कर मनु ने राजा को “निर्दिष्ट फल भोक्‍्ता” 
(निर्धारित करों को प्राप्त करने वाला) कहा है ।* शुक्र के भ्रनुसार जो राजा नीति 
(नीतिशास्त्र से श्रभिमत) का परित्याग कर प्रजा के पीड़न द्वारा धन प्राप्त करता है, 
उसका राज्य शत्रु के बश में चला जाता है । इसी बात को महाभारत मे इस प्रकार 
प्रकट किया गया है, कि जो राजा ऐसे करो द्वारा प्रजा को पीडित करता है, जो 
दास्त्र-दष्ट (शास्त्र द्वारा प्रतिपादित) नही है, वह भ्रपना विनाश स्वयं कर लेता है ।* 
धन की प्राप्ति के लिए धर्मपृ्वक लाभ की इच्छा करना ही उचित है, जो राजा कर 
के सम्बन्ध में 'शास्त्र-पर' (शास्त्र का अनुगामी) नहीं होता, उसके धर्म और श्रर्थ--- 
दोनो ग्रस्थिर हो जाते हैं । शास्त्र के विरुद्ध धन को प्राप्त करने का यत्न करने बाला 
राजा धन को प्राप्त नही कर पाता, और ऐसा राजा जो भअस्थान से घन प्राप्त करता 





१. 'दापयित्या कर धर्म्य राष्ट्र नीत्या यथाविधि । 
तथत कल्पयेद्राजा योगक्षेम्मतन्द्रित. ॥ महा० शान्ति" ७१११ 
२. महा० शास्ति० ७११० 
३. 'क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निदिष्टफलभोक्‍ता हि राजा घर्मेण युज्यते ।।' मनु० ७१४४ 
४. स्मक्त्वा नीति बल स्वीय प्रजा पीडनतो धनम्‌ । 
सब्न्वितं येन तत्तस्थ स राज्य शत्रुसातृभवेत्‌ ॥ शुक्र० ४।८ 
३. 'भर्भमूलोईपि दिसा च कुरुते स्ववमात्मन: | 
करेरशास्त दृष्टैहि मोहात्संपीडयन्‌ श्रजाः । महा० शास्ति० ७पम१५ 


३१४ प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


है, उसका सभी-कुछ नष्ट हो जाता है ।" शिलालेखो तक में अनेक राजाओं ने गव॑ के 
साथ इस बात का उल्लेख किया है, कि वे धर्म के श्रमुसार ही कर वसूल करते थे +* 
कर की प्राप्ति के धर्म ध्ौर शास्त्र पर आधारित होने के कारण राजा के लिए यह 
कदापि सम्भव नहीं था, कि वह इस सम्बन्ध में स्वेच्छाचारी हो सके । इसीलिए 
प्राचीन भारत के राजा जब कमी युद्ध आदि की परिस्थितियों से विवश होकर घन 
की विशेष आवश्यकता श्रनुभव करते थे, तो भी वे मनमाने तरीके से कर लगाने का 
साहस नहीं करते थे । धन की कमी को वे भ्रन्य उपायों से पूरा करने का यत्न करते 
शरे, पर म्रनमानी टैक्‍स लगाकर नहीं । कौटलीय अर्थशास्त्र मे विपत्ति के समय धन को 
सचिल करने के लिए ऐसे उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनसे जनता के प्रन्ध- 
विश्वासों का उपयोग किया जाए, जैसे अपने गुप्तचरो द्वारा देवमन्दिरों की स्थापना 
कर वहाँ भेट-पूजा करवाना, लोगों को किसी कुएँ में दूर से ऐसे साँप को दिखाना 
जिसके बहुत-से सिर हो, और उद्यान में वृक्षों पर असमय फल-फूलो का भाता दिखाकर 
उनसे धन एकत्र करना । चन्द्रयुप्त मौर्य के समय मे इस ढग से पूजा के निमित्त 
मूर्तियाँ बनवा कर धन एकत्र किया भी गया था, इसकी सूचना पतझजलि के महाभाष्य 
से मिलती है ।* पर जहाँ तक राजकीय करो का सम्बन्ध है, प्राचौान भारत के राजा 
मनमानी कर नही लगा सकते थे, क्योकि कर के प्रकार औौर मात्रा शास्त्रनीत्ति पर ही 
निर्मर माने जाते थे। जिस जनपद में जो परम्परागत धर्म, व्यवहार और श्ास्त्रनीति 
हो, कर उसी के श्रनुसार ग्रहण किये जा सकते थे । 
कर के सम्बन्ध मे दूसरा सिद्धान्त यह है, कि कर वह भूति (वेतन) है, जिसे 

राजा प्रजा द्वारा प्राप्त करता है, शौर जिसे प्राप्त कर वह प्रजापालन और देश की रक्षा 
की उत्तरदायिता लेता है। महाभारत में खेती की पैदावार के छटे भाग, विविध प्रकार 
के शुल्क, जुरमानों की श्राय श्रादि के रूप मे राजा को जो 'धनागम' (धन की प्राप्ति) 
हो, उसे स्पष्ट रूप से “राजा का वेतन” कहा गया है ।* कौटलीय अ्रर्थशास्त्र मे भी 
धान्य के पड़भाग, पण्य के दसवें भाग भ्रादि को राजा का 'भागधेय' बताकर यह कहा 
है, कि इस भागधेय से 'मृत' (वेतन या मृति प्राप्त कर) हो कर राजा प्रजा का योग- 
क्षेम सम्पादित करते है।' शुक्रनीतिसार से तो इस सिद्धान्त को बहुत ही प्रबलता के साथ 
पृ तस्माक्धमेंण लाभेत लिप्सेश्वास्व धनागमम्‌ | 

धर्माथविश्लुवी तस्य यो न शास्त्रपरो भवेत्‌ ॥ 

झ्रपशास्त्रधनो राजा सचय नाधियच्छति । 

ग्रस्थाने चास्य तद्वित्त सर्वमेव विभश्यति ॥ महा० शा० ७११३-१४ 
२ “धर्मोपजितकर विनयोग करस' [009878008 [950805 ४०. [8, ७ 60 
ह कौ० प्रथ० ५२ 
४ 'मौयहिरण्याथिभिर्च्या' प्रकल्पिता.' जीविकार्थे घापण्ये (५।२।६६) सूत्र पर 

पत्तप्जलि के भाष्य में । 
४ 'वलिषष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ । 

शास्त्रानीतेन लिप्सेया वेतनेन धनामसम्‌ ॥' महा० शान्ति० १७४१० 
६. 'धान्यपड्भाग पष्यदशभाग हिरष्य चास्य भागधेय प्रकल्पयामासु:। तैन भूता राजान. प्रजाना 

योगफ्षेभवहा. तेषा किल्विषदण्छकराहुरन्ति ।' कौ० भ्र्थ० १६ 


रफज्यन्कर विषयक सिद्धान्त शऔौर राजकीय धाय-व्यम है 4 


यह' कहकर श्रतिपाए्ित किया गया है कि 'क्य्यपि ऊपर से तो राजा स्वामीरूप है, पर 
वस्तुत: ब्रह्मा ने उसे भ्रजा के पालन के लिए स्वभाग-रूथी वृत्ति प्राप्त करने के कारण अजा 
का दास बनाया है।' नारदस्मृति संदुक्ष स्मृति-म्रंथों में भी वही सिद्धान्त प्रतिपादित है ।* 

राजकीय करों के सम्बन्ध में जो नीति होनी चाहिए, उसका प्राचीन ग्रन्थों में 
बडी सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया गया है । इस नीति का मूल सिद्धांत यह है, कि 
कर ग्रहण करते हुए राजा झपने और दूसरों के मूल का उच्छेद त करे ।' अधिक कर 
बसूल करने का परिणाम स्वाभाविक रूप से यह होगा, कि कर देने वालों की जड का 
उच्छेद हो जायगा । जिस पूंजी या सम्पत्ति द्वारा कोई मनुष्य भ्राधिक उत्पादन करता 
है, यदि कर की अधिकता के कारण वही उसके पास न रह पाए, तो भविष्य भे बह 
कंसे उत्पादन करेगा और कैसे कर दे सकेगा । कर की भ्रधिकता से राजा के मूल का 
भी उच्छेद हो जाता है, क्योंकि जनता उसके विरुद्ध हो जाती है, और भविष्य में कर 
की प्राप्ति भी सम्भव नहीं रहती। भ्रतः प्रजा पर कर इस ढग से लगाना चाहिए, 
कि उसकी झ्राथिक स्थिति सुदुढ बनी रहे, शौर भविष्य मे वह भ्रधिक मात्रा में कर दे 
सकने में समर्थ रहे। इस विचार को महाभारत मे भीष्म ते इस प्रकार प्रकट किया 
है*---'प्रदि बछडे को दूध पीने दिया जाए, और उसका ठीक प्रकार से पालन किया 
जाए, तो बडा होकर वह बलवान्‌ बन जाता है, और बहुत-सा बोम उठाने में समर्थ 
हो जाता है । यदि गाय का बहुत-सा दूध दुह लिया जाए झौर बछड़े को पर्याप्त दूध 
पीमे को न मिले, तो बछडा काम के योग्य नही रह जायगा । इसी श्रकार यदि राष्ट्र 
के निवासियों से श्रधिक कर लिया जाए, तो वे निबेल हो जाने के कारण महान्‌ कर्म 
के योग्य नहीं रह जाएँगे , भ्रत' जो राजा राष्ट्र का क्षय न चाहे, उसे कर के सम्बन्ध 
से वही नीति बरतनी चाहिए, जो बछड़े के सम्बन्ध मे बरती जाती है ।' जो राजा 
अ्रत्यन्त अधिक खाना चाहता है (प्रत्यधिक कर लगाता है), प्रजा उसके विरुद्ध हो 
जाती है। श्रजा जिससे विद्वेष करे, उसका कल्याण कैसे सम्भव है ।* एक अन्य प्रसज्ध 
से भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, कि जिस प्रकार मधुमक्खी या मंवर फूल से 
मधु का पान करती है, वैसे ही राजा प्रजा से कर लिया करे । गाय का दूध तो दुह्म 





१, स्वभागभृत्या दास्यस्वे प्रजानाञच सूप. कृत. । ब्रह्मण। स्वामिरूपस्तु पालनाथ हि सर्वदा ॥* 
शुक्र ० १६१८८ 

२. नारदस्मृति १८।४५ 
३. 'नोच्छिद्यादात्मनों मूल परेषां चापि तृष्णया ।' महा शान्ति 5७१८ 
४, वत्सीपम्येन दोग्धब्य राष्ट्रभक्षीणबुद्धिता । 

भूतो बत्सो जातबल: पीडा सहति भारत ॥ 

न कर्म कुरुते वत्सों भुश दुस्ो यूधरिष्ठिर । 

राष्ट्रमप्यतिदुस्घं हि न कर्म कुरुते भुशम्‌ ॥ महा० शान्ति० ८७॥२०-१२ 
५. 'प्रद्रिषन्ति परिख्यात संजानसतिक्षादिनम्‌ । 

प्रद्विष्टस्थ कु श्रेयों संबुत्तो सभते फलम्‌ ॥ सहा० शान्तिण ८७/4६४ 


३१६ प्राचीन भारत की झासत-संस्थाएँ तथा राज़नीतिक विचार 


जाता है, पर उसके थनों को नहीं काटा जाता ।* पहले थोड़ा-थोड़ा कर लिया जाएं, 
ताकि बआ्राथिक दृष्टि से जनता की समृद्धि हो सके | आशिक समृद्धि का परिणास यह 
होगा, कि जनता भ्रधिक कर दे सकने में समर्थ हो जायगी, प्लौर तब क्रमश: उसके कर 
में वृद्धि भी की जा सकेगी ।* कर के भार को धीरे-धीरे भौर तैरल्तय के साथ बढ़ाया 
जाए, पर मुदुता के साथ ।* राष्ट्र में जो धनी लोग हो, पान, भोजन और बस्त्र झादि 
द्वारा उनका सदा सम्मान किया जाए, और कर लेते हुए उनसे कहा जाए, कि 'प्रजा 
के साथ मुझ पर अनुग्रह कीजिए 4४ राज्य मे घनियो का भी वही महत्त्व हैं, जोकि 
बुद्धिमान्‌ और शूरवीर लोगो का है, वे भी राज्य के रक्षको में ही है ।* 
राजकीय करो के सम्बन्ध मे यही सिद्धान्त भ्रन्य ग्रन्थो मे भी पाये जाते हैं। 
कौटल्य ने श्र्थंशास्त्र में लिखा है--'जिस प्रकार वृक्षो से फल तभी तोडे जाते है जब 
कि वे पक जाते हैं, उसी प्रकार राज्य (जनता) से कर भी तभी लिए जाने चाहिएँ 
जबकि वे पक जाएँ (जब जनता उन्हे दे सकने की स्थिति में हो) । यदि कच्चे फल 
तोड लिए जायेंगे, तो उससे वृक्ष के मूल को ही क्षति पहुँचेगी। राज्य मे भी इससे 
कोप उत्पन्न हो जायगा ।* महाभारत के श्रनुसार 'हे राज, तुम माली के समान बनो, 
कोयले बनाने वाले के समान नहीं । ऐसा होने पर ही तुम चिरकाल तक (प्रजा का) 
पालन करते हुए राज्य का उपभोग कर सकोगे ।” यही भाव छशुक्रनीति में भी विद्यमान 
है ।” माली केवल फल और फूल ग्रहण करता है, पक्ष को नहीं काटता। पर कोमले 
बनाते बाला व॒क्ष को काट देता है। राजा को माली का अनुकरण करता चाहिए, 
कोयला बनाने वाले का नही । मनु ने लिखा है, कि राजा कर के सम्बन्ध में ऐसी 
नीति का अनुसरण करे, जिससे कि कार्य करने वाले लोग अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त 
रह सके । श्रधिक कर लेने से लोगों मे धन कमाने और काये करने की प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती है, यही मनु ने सूचित किया है । 
करो के सबंध में राजा को यह भी दृष्टट मे रखना है, कि उन्हें समुचित समय 
में और समुचित स्थानों से ही प्राप्त किए जाए। साथ ही, उन्हें विधि के श्रनुसार ही 


१ मधुदोह दुह्ेद्राष्ट्र भ्रमरान्न प्रषातयेत्‌ । 

वत्सापेक्षी दुहेच्चैव स्तनाएच न विकुट्रयेत्‌ ॥' महा० शान्ति० ८८।४ 
२ 'अल्पेनाल्‍पेत देयेन वर्धमान प्रदापयेत्‌ । 
ततो भूयस्ततों भूय ऋमवबुद्धि समाचरेत्‌ ॥। महा० शान्ति० ८८।७ 
“मुदुपूर्व प्रयत्नेत पाशानभ्यवहारयेत्‌ ।” महा ० शान्ति० ८८८ 
४. 'प्रनिन' पूजयेन्नित्य पानाच्छादनभोजन' । 

वक्तव्याश्नानुगृह्वीश्व प्रजा सह मयेति वे ॥' महा० शान्ति० ८५८२६ 
५, 'भजु भेतन्महद्राज्ये धनिनो नाम भारत ।' महा० शान्ति० ८५३० 
६. 'पदव पक्‍्वमिवारामात्‌ फल राज्यादवाष्नुयात्‌ ! 

अभिच्छेदभयादाम वर्जयेस्कोपकारकम्‌ ।!' कौ० प्थे० ५२ 
५७, “मालाकारीपमो राजन्धव भाऊज़ूरिकोपम.। 

तथा युक्तश्चिर राज्य भोक्‍्तु शक्ष्मसि पार्थिव ।।/ महा» शास्ति० ७१२० 
८ 'मालताकार इव ग्राह्ो भागो नाज्जारक्ारवत्‌ (' शुक्र० ४५११३ 


न 


अशज्य-कर विषयक धिडान्त झौर राजकीय प्राय-व्यय ३१७ 


वसूल किया जाना है, विधि के विरुद्ध नहीं ।” महाभारत में व्यापारियों और सिल्पियो 
पर कर लगाते हुए किन बातों की दृष्टि में रखना ्रावश्यक है, यह भी विज्द रूप 
से प्रतिपादित किया गया है। पण्य पदार्थ का लांगत-खर्च फितना है, उसकी छुलाई 
पर क्या खर्च पड़ा है, व्यापारियों कां पारिवारिक व्यय कितना है, और प्न्य खर्च 
क्या हैं--े बातें दृष्टि में रखकर ही उन पर कर लगाया जाए । इसी प्रकार शिल्पियों 
पर कर लगाते हुए उन्तके खर्च को भी दृष्टि मे रखा जाए। मनुस्मृति मे भी व्यापारियों 
और शिल्पियो पर कर लगाने के सम्बन्ध मे यही व्यवस्था विद्यमान है ।* 

शुक्रनीतिसार में जहाँ राजकीय करों के सम्बन्ध में परम्पराग्रत मस्तव्यो का 
उल्लेख किया गया है, वहाँ कतिपय ऐसी बातें भी लिखी हैं, जो भ्रन्यत्र नहीं पायी 
जाती । वह मनुष्य जो घन को उचित उपायों से कमाता है और उचित ढंग से खर्चे 
करता है, पात्र” कहाता है, इसके विपरीत करने वाले मनुष्य को “अपात्र' कहते है ६ 
राजा को चाहिये कि अपात्र के सब धन को हर ले । ऐसा कर लेने पर वह दोष का 
भागी नहीं होता ।? 


(२) भरूसिकर और भूमि का स्वामित्व 


प्राचीन भारत मे राजकीय आय का एक मुख्य श्रंग मूमसि-कर था। नीतिग्रन्थों 
में इसे 'बड़भाग' कहा गया है, क्योकि यह माना जाता था कि भूमि की पैदावार का 
छटा भश्रश ही राजा को भूमि-कर के रूप मे लेना चाहिये | महाभारत में लिखा है, कि 
राजा प्रजा की रक्षा के लिए 'षड़भाग' को बलि के रूप मे प्राप्त करे।४ एक श्रन्य 
स्थान पर महाभारत में लिखा है, कि जो राजा षड़भाग लेकर प्रजा की रक्षा नही 
करता, वह पाप का भागी होता है ।* पर मूमि-कर की मात्रा सब प्रकार की जमीनो: 
के लिए एक ही सभान नहीं होती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार जो कृषक 
पूर्णतया स्व॒तन्त्र हो श्रौर जो सिंचाई का प्रबन्ध भी स्वयं करें, उनसे जमीन के प्रनुसार 
उपज का चौथाई भाग या पाँचवा भाग कर के रूप में लिया जाता चाहिए ।" जो 


१ न ज्ञास्थाने न चाकाले करास्तेभ्यो निपातयरेत्‌ । 

झानुपूर््येण सान्त्वेन यभाकाल यथाविधि ॥' महा० शान्ति० ८८।१२ 
२ मनृस्मति ७/१२७ 
३. स्वागमी सदेग्ययी पात्मपात्न विपरीतकम्‌ । 

अपात्तस्य हरेत्‌ सर्वे धनं राजा न दोषभाक । 

अधमंशील।त्‌ नृर्पात सवश सहरेत्‌ धनम्‌ ॥ शक्रनीतिसार ४६-४७ 
डे. 'झाददीत बलि चापि प्रजाध्य कुरुनन्दन । 

पड्भागममितप्रश्न, तासामेबाभिगुप्तये ।! महा ० शान्ति० ६६२७ 
४. शादाय बलि षड्भागं मो राष्ट्र नाधिरक्षति । 

प्रतियुक्लाति तत्पापं चतुर्योशरेंन भूमिप. ॥ महा» ज्ञान्ति २४१६ 
६. कौ० प्रथें० २२४ 





३्शे८ प्राकीन भारत की दासनं-्संस्थाएँ तथा राजतसीतिक विचार 


किसान सिंचाई के लिये राज्य से पानी लें, मूमि-कर की भावा उसके लिए भ्रणिक 
थी । पम्प, रहट था पवनचबकी द्वारा जहाँ सिंचाई की जाए, उनसे उपज का तिहाई 
आग कर के रूप में लिया जाता था।' शुक्रनीतिसार में भी विभिन्‍न प्रकार की जमीतो 
से विभिन्‍न दर द्वारा भूमिकर वसूल करने का विधान किया गया है। “जिन जमीनों 
की सिंचाई तालाब, नहर, कप, नदी आदि द्वारा होती हो, उनसे उपज के श्रनुसार 
चौथाई, लिहाई या श्राधा तक अंश प्राप्त किया जाएं। ऊसर या पथरीली जमीन से 
उपज का छटा भाग लिया जाए ।' मनुस्मृति मे भूमिकर की मात्रा उपज का छठा, 
आपठवाँ व बागरहवाँ भाग कही गई है |? इससे सूचित होता है, कि भारतीय इतिहास 
के विविध युगो में भूमि-कर की मात्रा भिन्‍न-भिन्‍न थी, पर साधारणतया नीतिग्रस्थों मे 
मूमि-कर को 'बड्भाग' के नाम से ही कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि विशेष 
दर्शां को छोडकर सामान्य मूमि से उपज का छठा ब्रश ही भूमि-कर के रूप मे वसूल 
किया जाता था । 

इस प्रसड्भ मे यह प्रश्न विचारणीय है, कि राजा जमीन की पंदावार का जो 
अंश (छटा भाग या जमीत के अधिक अच्छा होने की दशा में अश्रधिक भाग) प्राप्त 
करता था, उत्तका कारण क्‍या यह था कि वही भूमि का स्वामी होता था। इस सम्बन्ध 
में नीतिझास्त्र के प्रणेताओों ने जिस मत का प्रतिपादन किया है, वह यह है कि राजा 
उपज के षड़भाग को अपने वेतन के रूप में प्राप्त करता है। अभ्रराजक दक्षा का अन्त 
होकर जब राज्यसस्था का प्रादुर्भाव हुआ, तो जनता ने राजा से यह 'समय' (इकरार) 
किया, कि राजा सब का धर्मपूर्वक पालन करेगा, और जनता उसे भूमि की पैदावार 
का छटा भाग और पण्य श्रादि की श्रामदनी का एक निश्चित अंश उसके भाग ब वृत्ति 
या वेतन के हूप में प्रदात किया करेगी । इस सिद्धान्त को प्राक्नीन नीतिग्रत्मो मे बार- 
बार प्रतिपादित किया गया है, श्रौर इसका उल्लेख इसी श्रध्याथ में पहले किया भी 
जा छुका है। यह स्पष्ट है, कि राजा द्वारा मूमि-कर की प्राप्ति का कारण यह नहीं 
था कि राजा मूमि का स्वामी था। इसका कारण यही था, कि उसने प्रजा के पालन 
और शत्रुओं से देश की रक्षा करने का जिम्मा लिया था। जो राजा अपने इस कर्तव्य 
का पालन न करे, प्रजा उसका त्याग करके किसी ग्रन्य को राजा बना सकने का 
अधिकार रखती थी । इसीलिए महा भारत मे भीष्म नें प्रतिषादित किया है, कि जो 
राजा रक्षा न करे, उसे उसी प्रकार से छोड दिया जाए, जैसी टूटी हुई नौका कौ छोड 
दिया जाता है ( कौटलीय भ्र्थशास्त्र के अनुसार भी प्रजा राजा से यह कहने का 


१. ख्रोतोयस्त्रप्रावतिम भ्र तृतोयम्‌ ।' कौ० भ्रथें० २।२४ 

२ शुक्रनीतिसार ४॥११४५-११६ 

हे मनुस्मृति ७१३० 

४ 'पड़ेतान्‌ पुरुषों जद्यात्‌ घिन्‍्ता नावमिवाणणवे । 
सप्रवकतारमाचायंमनधीयानम्‌त्विजम्‌ ।! 
भरक्षितार राजान भाार्या चाप्रियवादिनीम्‌ । 
प्रामकासं चर गोपाज बतकाम जे सापितम्‌ ॥ महा शान्ति० ५७४४-४४ 


राज्य-कर विषयक सिद्धान्त भोर राजकीय भ्राय-व्यय ३१६ 


अधिकार रखती है, कि हम आपको छोडकर अभन्यत्र आश्रय प्रहण करेंगे ।* 

राजा का राज्य की सम्पूर्ण मूमि पर स्वत््व नहीं माना जाता था, इसे सूचित 
करने वाले धनेके निर्देश प्राचीन ग्रन्थों में विदभान हैं । कौटलीय भ्रथंशास्त्र के 'सीता- 
ध्यक्ष' भ्रध्याय में राजा की स्वभूमि' (४0७7 4.8008) का उल्लेख कर सीताध्यक्ष 
द्वारा उन' पर दासों, कमंकरों (मजदूरों) और कंदियों द्वारा लेती कराये जाने का प्रति- 
प्रादन है। इस 'स्वमृमि' से षड्भान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था | पर जो 
कृषक 'स्ववीयोपजीवी'? की स्थिति से अपनी मूमि के स्वामी होते हुए खेती करते थे, 
या जो भूमि-स्वामी दास कर्म कर झादि से खेती करवाते थे, उन्हीं से उपज का छठा, 
पाँचयाँ या चौथा आदि अंश लिया जाता था। राजा की 'स्वभूमि' के शअ्रतिरिक्त ऐसी 
मूमि भी होती थी, जिस पर राजा का स्वत्त्व नहीं माना जाता था, यह इससे भी स्पष्ट 
है कि राजकीय आय के विविध साधनों का परिगणन करते हुए कौटल्य ने भूमि द्वारा 
प्राप्त आमदनी को सीता और भाग इन दो बर्गों मे विभक्त किया है ।* राजा की 
'स्वमूमि' से होने वाली आय को सीता” कहते थे, और अन्य मूंमि से राजा भाग 
(छटा, पाँचवाँ, चौथा या तीसरा) ग्रहण करता था । पर कौटलीय प्र्थशास्त्र के पनु- 
शीलन से यह बात भी सूचित होती है, कि प्राचीन जनपद-युंग मे ग्राम के क्षेत्र के 
अन्तर्गत भूमि पर ग्रामसंस्था का नियन्त्रण विद्यमान था। इसीलिए भ्रथंश्ञास्त्र मे लिखा 
है, कि जो किसान स्वयं खेती न करे, उसकी भूमि दुसरो को दे दी जाय, या 'प्राम' 
की ओर से भूति प्राप्त करने वाले व्यक्ति मूमि पर खेती किया करें ।* ग्राम की ओर 
से भृति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा खेती किये जाने की व्यवस्था यह सूचित 
करती है, कि ग्रामसस्था का ग्राम की भूमि पर स्वत्त्व विद्यमान था, और किसान का 
खेत पर तभी तक अ्रधिकार रहता था, जब तक कि बह स्वयं उस पर खेती करे। 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिन्दू पोलिटी' से इस प्रश्न 
पर विशद रूप से विचार किया है, कि क्या प्राचीन तीतिग्रन्थो के भ्रनुसार भूमि पर 
राजा का स्वामित्व माना जाता था। श्री जायसवाल ने प्रतिपादित किया है कि मूमि 
पर राजा का स्वत्त्व प्राचीन नीतिंकारों को अभिप्रेत नही था । इस सम्बन्ध में उन्होंने 
नीलकण्ठ का जो मत उद्धृत किया है, वह विशेष महत्व का है। 'जब कोई राजा 
किसी अन्य राजा को जीत लेता है, तो विजित राजा के प्रपने गृह, क्षेत्र, द्रव्य प्रादि 
पर विजेता का स्वत्त्व स्थापित हो जाता है। साथ ही, विजित राजा को कर प्रहण 
का जो अधिकार था, वह भी विजेता प्राप्त कर लेता है। (पर जिन से कर लिया 
जाता है, उनकी सम्पत्ति पर) उसका स्वत्त्व नहीं होता । इसीलिये (पृवं॑भीमांसा के) 


कौ० प्र्ध० १३१९ 

बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमौ दासकर्मकरवण्डप्रतिकर्त भिर्वापयेत्‌ ।? कौ० प्र्य० २२४ 
'स्ववीयोपजीविनो वा चतुर्थ पह्चभागिका * कौ० भ्ये० २२४ 

सीता भागों बलि' करे बणिक नदीपालस्त॒से नाव: पट्टन विवीत वर्तेनी रज्जश्बोरफ्जइन राष्ट्रम्‌। 
कौं० भर्थ० २।६ 

$. “प्रकुयंतश्नाच्छिन्येस्थ: प्रकण्छेततू, प्रमभुतकवेवेहका वा कृपेयु:।' कौ० ध्र्थ० २।१ 


कद ऋण एए १5 


३२० प्राचीन भारत की झासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


छठे भाग में ग्रह कहा गया है, कि सा्वभौम (सम्नाट्‌) को सम्पूर्ण पृथिवी और माण्डलिक 
(राजा) को मष्डल दे सकने का अधिकार नहीं है । सम्पूर्ण पृथिवी-मण्डल मे जो ग्राम 
क्षेत्र आदि हैं, उन पर स्वत्त्त उनके भोमिको (मूमिपति) आदि का ही है, राजा का 
अधिकार तो उनसे केवल कर ग्रहण करने का है। अतः जिसे आधुनिक परिभाषा मे 
(राजा द्वारा) भूमि का दान कहा जाता है, उसका भ्रभिप्राय यही है कि उस भूमि से 
(प्राप्त होने वाले कर द्वारा) राजा उस व्यक्ति के लिए वृत्ति का साधन बनाता है, 
जिसे मूमि दान में दी गई है। पर भौमिकों से जब (राजा) गृह क्षेत्र श्रादि क्रय कर ले, 
तो वस्तुत उसका उन पर स्वस्व हो जाता है।'* 

माधव ने इसी मन्तव्य को इस प्रकार प्रगट किया है---दुष्टो के शिक्षण और 
शिष्टो के परिपालन के कारण राजा का ईशितृत्त्व (स्वामित्त्व) अ्रभिप्रेत है, पर मूमि 
राजा की सम्पत्ति नहीं होती । किन्तु भूमि अपने-अपने कर्मों द्वारा फल का उपभोग करते 
हुए सब प्राणियों का ही धन होती है।'* मीमासा की भट्ट दीपिका टीका में भी इसी मत 
की पुष्टि की गई है । वहा लिखा है, कि राजा जो कृषकों से कर लेता है, उसका कारण 
यह है कि वह परिपालन करता है, श्रौर विध्नो का निवारण करता हैं। भूमि पर राजा 
का स्वत्त्व नही होता ।* इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि प्राचीन नीतिज्ञों के श्रनुसार राजा 
का भूमि पर स्वामित्त्व नहीं होता था। उसे भूमि की उपज का अ्रश प्राप्त करने का 
ग्रधिकार इसी कारण था, क्योकि प्रजा द्वारा उसके साथ की गई सविदा के श्रनुसार उसे 
श्रपनी भृति या वेतन के रूप में यह अंश प्राप्त होना था । 


(३) राजकीय शभ्राय के प्रन्य साधन 


भूमिकर के प्रतिरिक्त राजकीय श्राय के अन्य भी अनेक साधन प्राचीन भारत 
में धमं या प्रथा के अनुकूल माने जाते थे। कौटलीय प्रथ॑शास्त्र में इन साधनों का जो 
विवरण है, मौय-युग की शासनब्यवस्था का निरूपण करते हुए उसका उल्लेख किया 
जा चुका है। पर महाभारत, मनुस्मृति भ्रादि अन्यत्र भी राजकीय आय के इन साधनों 
के निर्देश विद्यमान है। वस्तुओ की बिक्री पर जो कर लिया जाता था, मनुस्मृति के 


१ “जयेध$पि जितस्थ यत्न गुहक्षेत्नद्रव्यादी स्वस्वमासीत्तत्रेव जेतुरप्युपप्चते । जितस्थ करग्राहिताया 
तु जेतुरपि सेव न स्वस्वम्‌ । भतएव सार्वभौमेन सम्पूर्णा पृथ्वी माण्डलिकेन च मण्डल न देय- 
मित्युक्त षष्ठे ! सम्पूर्ण पृथ्वोमण्डलस्थ वत्तटग्राम क्षेत्रादी स्व्य तु ततद्‌ भौमिकादीनामेव राजा 
तु करग्रहणमात्रमू। अ्रतएवेदानीन्तनपारिभाषिकक्षेक्रदानादो च भूदानसिद्धि: किन्तु वृत्ति कल्पन- 
मातभेव । भौमिकेभ्य कीते तु गृहक्षेत्रादो स्वत्त्वमस्त्येव ।' 

2५४5 ; ता000 ए0॥09 व, 9. 76. 

२. “दुष्ट शिक्षा शिष्ट परिपालनाध्या राज्ञ ईशितृत्व स्मृत्यभिप्रेतमिति न राशो भूमिर्धतम्‌ । किन्तु 
सस्या भूमौ स्वकरमंफल भुं्जानातां सर्वेषां प्राणिनां साधारण धनस्‌ ।! 

र९४४३ज७ी : सग्रातप्र एणाए वा, 9. 77. 

३. 'स्वविषय परिपरालन कण्टकोद्धारण रूप तसन्विमिसक न तस्य कर्षकेम्यः करादात दंष्डयेग्रत 
दण्डादान इस्येतावन्मात्नम्‌ । न त्वेताबता तस्यथा स्वस्वस्‌ । **** परिकयादि-समब्धं यूहक्षेज्रादिक तु 
देयसेज ।' उ्चा्बचच्सव : स्राव एजआए वा, फू. 78. 


,.. राज्य-कर निबंध सिद्धास्त और राजकीय ओय-ब्यध ३४१ 


अनुसार उसकी दरें इंस प्रकार औं--पशु भौर' सोने पर पर्चासवाँ भाग; धान्य पर 
प्राठयाँ भांग; मौँस, मर्थु, थी, सुथन्‍्धि, शौषधि, शंस, पुष्प, मूल, फल, खाल, मिट्टी के 
बरतन भौर पत्थर से बरी कत्तुओों पर. छटो भांग #॥ पण्य पदार्थों पर कर को प्राय: 

यही दरें गौतम," वसिष्ठ,*, आपस्तम्ध' आदि के धंमेंसूत्रों में भी उल्लिखित हैं। पर 
करों की मात्रा और उसकी वसूली के सम्बन्ध में जिततां विशद वर्णन कौटलीय 
अ्रयेशास्त्र में है, उसना ध्रस्य ग्रत्यों सें नहीं है। केवल शुऋलीतिसार में इस सम्बन्ध में 
पर्याप्त बिस्तार के साथ निरूपण किया गेया है। शुंक ने लिखा है कि विक्रेता और 
क्रेता से राजा जो भाग प्राप्त करता है, उसे 'शुल्क' कंहते हैं। इस शुल्क को प्राप्त 
करने के स्थान हैं--सीमा झौर हट्टमार्ग । जो माल तैयार किया जाए, उस पर श्रयत्त 
के साथ एक ही बार कर लगाना चाहिए | छलपूर्वक एक से अ्रधिक बार छुल्क लेता 
उचित नहीं है| विक्रेताशों और क्रेताशों से बत्तीसवाँ, बींसवाँ या सोलहवाँ श्र मुल्य 
के ग्राधार पर कर लिया जाना चाहिए । यदि कोई विक्रेता अपनी लोगत के बराबर 
या उससे भी कमर दास पर माल का विक्रय कर रहा ही, तो उससे यह शुल्क नहीं लेना 
चाहिए, क्योंकि इस कर को लाभ (मुनाफे) को ४ष्टि में रखकर लेना ही उचित है ।* 
शुक्र के श्रमुसार ये कर नगर की सीमा पर चुंगी के रूप में या हट्टमार्ग (बाजार) में विक्री 
(8205 78४) के रूप में लगाये जाते थे । विष्णुस्मृति के अनुसार भंपने देश में तैयार 
हुए माल पर मुनाफे का दस प्रतिशत और विदेश से आये हुए माल पर मुनाफे का पाँच 
प्रतिशत शुल्क के रूप में लना चाहिए ।६ कौटलीय प्र्थशास्त्र मे छैगी के रूप में, लिये 
जाते वाले शुल्क का विशद रूप से प्रतिपादत किया गया है। वहाँ लिखा है--शुल्का- 
ध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार के निकट उत्तर या दक्षिण में [शुल्कशाला जनवाये, जिस] पर 


१ 'पञझ्चाशदुभाग प्रादियो राजा पशुहिरिण्ययो' 
घान्यासामष्टमी भ।गः बष्ठो ददश एवं च ॥। 
ग्राददीताथ षड़भाग मासमधुसपियाम्‌ । 
गत्धीषधि रसावाअूब पुष्य मूल फलस्थ थे | 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणा बैदलस्य च॑। 
मुन्सयालां भे भाषहनां सर्वस्याश्ममपस्थ थे ॥ सनुस्मृति ७१३०-१३२ 
गौतम २४-२७ 
» वंसिध्ठ ६।२६-२७ 
. अ्रापसतम्ध १५१६९०,२६,६ 
विक्रेत्‌ क्रैमुतोी राजभाग, शुल्कम्‌दाह्रुतम्‌ । 
शल्कदेशा हृटुमार्या: करसीमा प्रकीशिता' ॥/ 
बस्तुजातस्येकबारं शुल्क ग्राह्म प्रयस्तत: । 
श्वचिस्तैवासकृण्छस्क॑ राष्ट्र आह्यं नपश्कलात ॥॥ 
दार्किशांश हरेद्राजा विक्रेतु:केतुरेव थे । ग 
विशाश वा पोड़शांश शुल्क मल्यातिरोधकम्‌ ४. 
न होतसममुल्याद्धि शुल्क विकेतृतों हरेतू । 
जाम दुष्टवा सममूस्याद्धि शुल्क क्रेदुतशन सवस तू: थे शुक्रं० ४१०८-१५ 
६. विंव्णु ३१६ 3. 


रह छू आ >> 


३२२ प्राबीन भारत की झाज़न-संस्थाएँ तथा रफजतीतिक विचार 


चूँगी का भण्डा या हो । शुल्क लेने वाले चार या पाँच व्यक्ति विकेय साल लेकर 
भाये हुए व्यापारियों से पुछकर यह लिखें--आप कोन हैं, श्राप कहाँ से भागे हैं, कितना 
भाल आपके पास है, झापने प्रभिज्ञान मुद्रा कहाँ से प्राप्त की थी ?* श्रदि माल मर 
अभिज्ञान सुद्रा न लगी हो, तो दुगता शुल्क लिया जाये और यदि भूंठी मुहर लगी हो 
तो ग्राठ भुना | जिसकी मुहर टूट गई हो, उस माल को छुल्कशाला के मोदाम में पड़े 
रहने का देश्ड दिया जाये ।* जहाँ माल तैयार होता था, वहाँ से उसे बिक्री के लिये 
ले जाने के समय उस पर अभिज्ञान-मुद्र लगायी जाती थी । चुँगी को बचाने के लिये 
व्यापारी यदि कोई प्रयत्न कर, तो उन्हें जुरमाने के रूप में दण्ड देने की व्यवस्था भी 
अर्थशास्त्र में की गई है । ” 
चूँगी के भ्रतिरिक्त उत्पादन-कर (8५256॥ वसूल करने की व्यवस्था भी प्र्थ॑- 
शास्त्र में विद्यमान है। इस सम्बन्ध में यह नियम उल्लेखनीय है, कि उत्पादन के स्थान 
पर कोई भी माल नहीं बेचा जा सकता था। शुल्क की मात्रा के सम्बन्ध में कौटल्य ने 
कोई निश्चय निर्देश नहीं दिये हैं। विक्रेताशों से लिये जाने वाले शुल्क के भ्रतिरिक्त 
कौटल्य ने निष्क्राम्य-कर (25907 009) और प्रवेश्य-कर ([एए070 0थ५) का भी 
उल्लेख किया है ।* प्रवेश्य या आयात माल पर शुल्क की दर प्राय' बीस प्रतिशत थी ।४ 
यद्यपि अनेक प्रकार के माल पर कम कर भी लिया जाता था। कतिपय देशो से आने 
वाले माल पर कर के सम्बन्ध में श्रनुग्रह करने की या भ्रधिक कर लेने की बात भी 
कौटल्य ने लिखी है ।* अपने देश से बाहर माल भेजते हुए उसकी लागत श्रादि का 
अनुमान करके झौर विदेश में उससे प्राप्त होने वाली कीमत को ष्टि में रखकर ही कर 
निर्धारित किया जाता था (६ प्रनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर ()86० 8565) भी प्राचीन 
समय में प्राप्त किये जाते थे। ये कर प्रधानतया तोल और माप के उपकरणों, बूत- 
स्थानों, वेश्यालयो, कारीगरो श्रादि पर लगते थे । झनेक प्रकार के व्यवसाय राज्य द्वारा 
अधिकृत थे। नमक, शराब, खनिज द्रव्य श्रर जगल श्रादि मुख्यतया राज्य के ही 
झधिकार में थे । कतिपय व्यापार भी राज्य द्वारा ही सम्पादित होते थे । उनसे भी राज्य 
को भ्रामदनी होती थी। विविध स्तरों के न्यायालयों द्वारा निर्धारित जुरमाने भी राज्य 
की आमदनी के साधन थे । कौटलीय भ्रर्थशास्त्र, शुक्नीतिसार झादि नीतिग्रन्थों में 


१ 'तुल्काध्यक्ष: शुल्कशालाध्वज न श्राइमु|ं उदडमुख वा महाद्वाराभ्याशें निवेशयेत्‌ । शुझका- 
दायिनएचत्वार. पथ्च वा सार्थोपयातान्‌ वणणणिजों लिखेयू- के कुतस्त्या: कियत्पण्या: क्य वाभिक्षान- 
मुंद्रा वा कृता इति ।' को० अर्थ २२१ ' 

२. '“प्रमुद्राणामत्ययों देयद्रिगुण: । कूटमुद्राणा शुल्काष्टयूणों दण्ड:। भिन्‍्तसुदाणामत्ययी घटिकास्थाने 
स्थानम्‌ । कौ० श्र्थ २२१ 

हे, निःक्राम्यं प्रवेश्य वे शुल्कम्‌ ( कौ० भ्रथे० २२२ 

४. “प्रवेश्यानां मूल्यपल्जभाग: ।' कौ० अभर्थ० २।२२ 

४. द्वारादेय शुल्कपञ्चभार्य झानुग्राहिकं वा यधादेशोपकार स्थापवेत्‌ ।' कौ० भ्र्थ २१२२ 
*परभूमिज पण्यमनुग्रहेण झावाहयेत्‌ ।' को० भ्र्थ० २१६ 

&. कौ० भर्च० २१६ ह 


आम्यप्कर विषपक सिद्धान्त और पंजकीय आय-व्यंग' के कश्द 


शाजकीय आंध्र के इल्ट्रीं साधनों को उल्लेख है। जिस द्रव्य का कोई स्वामी न हो; उसे . 
भी राज्य का ही भागा जाता था । चोर-डाकूझों द्वारा जो घन हरण किया' गया ही, . 
उसे भी किसी दावेदार के व होने पर राज्य प्रंप्ते क़र लेता था। विशेष परिस्थितियों 
में जब राज्य पर कोई संकट उपस्थित हो, तो जनता से राज्य को घन प्रदान करते के 
लिये याचना (माँग) भी प्रस्तुत की जाती थी। भर्वशारत्र में इस प्रकार की मय क्रो 
'प्रणय' कहा गया है,' भौर महाभारत में प्रार्थना ।' यह प्रणय राष्ट्रीय ऋण के रूप 
में भी होता था, विश्लेष करों के रूप में भी भ्रौर राज्य को दांन के रूप में भी। राजकीय 
प्राय के साधतों और विधिध करों की दरों का भ्रधिक विस्तार से विवेचन न करते हुए 
यह निर्दिष्ट करना' ही पर्याप्त है, कि राजा जनता से जो कुछ भी प्राप्त करता भा, 
उसका प्रयोजन उन कर्तव्यों का पालन करना ही था, जो दण्डशक्ति के प्रयोक्ता की स्थिति 
में उसके लिये अनिवार्य रूप से करणीय थे । 


(४) राजकीय व्यय 


राजकीय झाय के समान ही राजकीय व्यय के सम्बन्ध में भी कंतिपय मन्तब्यों का 
भ्रतिपादन प्राचीन नौतिग्रन्थों मे किया गया है। कौठलीय प्रर्थशास्त्र में राजकीय व्यय को 
निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है--(१) देवधुजा--बिद्वानों की पूजा या 
झाजीविका (वृत्ति) के लिये किया गया व्यय, (२) पितृपुजा--राज्यसंस्था मे पितर- 
स्थानीय व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय, (३) दान, (४) स्वस्तिवाचन--धारमिक 
क्ृत्यों और अ्रनुष्ठानों से सम्बन्ध रखने वाला व्यय, (५) श्रन्त:पुर, (६) महानसं---रसीई 
घर, (७) दूतप्रावतिमम्‌--विदेशों के साथ सम्बन्ध, परराष्ट्र विभाग और राजदूतों पर 
किया जाने वाला व्यय, (८) कोष्ठागार, (६) झागमुधामार, (१०) परप्मगृह, (११) 
कुप्यगृह, (१२) कर्मान्त---का रखाने, (१३) विष्टि---बेगार लिये जाने पर मजदूरों को 
प्रदान किया जाने वाला घन, (१४) पत्ति--पदाति सेना, (१५) भश्व परिग्रह--घोडों 
श्रौर धुड़सवारों पर व्यय, (१६) द्विप परिग्रह---हस्ति' और हस्ति सेना, (१७) गी- 
मण्डल--सेना के लिये गो व बैलों पर व्यय, (१८) पशुवाट--पशुश्रों का झ्जायबधर, 
(१६) पक्षिवाट--चिड़ियाघर, (२०) व्यालवाट--साँॉपधर, (२१) काष्ठवाट---लकड़ी 
का भण्डार, और (२२) तृणवाट--तृण का भ्ण्डार ।* 

कोटल्य द्वारा प्रतिपादित राजकीय व्यय के इन व्यय-धरीरों में निम्नलिखित 
प्रकार के व्यय हैं--(१) राजा के निजी व्यय, जो अन्त:पुर भौर भहानस पर किये जाते 
हैं। (२) सैनिक व्यय, जिससे पदाति, भ्रव्वारोही, हस्ति सेना और सामान ढोने की 
व्यवस्था के खर्च अन्तरगंत हैं। (३) अस्त शस्त्रों पर किये जाने वाला खर्च । (४) साथे- 
जनिक ग्रामोद-प्रमोद के साधनों पर हीने बाले व्यय । (५) विदेशों के साथ सम्बन्ध पर 


4 नदिती लिन लननिटननकन-िन सन तन-नअननयणनीन++ तनमन कन++-+>«मं«-+न्‍ »णमझ समन मनन» +नन 


(मफृण्ण्णणुवमावम१०मवयार७३०० ०१५० 
१.. कौ अर्थ० औ२ ६. हरा 2 आए + ह वेलॉनओं 5 
२. भमहा० ऑचन्ति० ८७२६ ५ कुल | लगी वा + -पी के कै जूता, 
३. कौ+ श्थें० २२ | $ | ! 





(तनमन न्>मन्‍भक, 


' हैं श४ प्राचीन भारत की शासन-संस्थाएं तथा राजनीतिक विचार 


होने वाले व्यय । (६) शिक्षा पर व्यय । (७) राजकर्मचारियों के बेतन । (६) राजकीय 
कारखातों प्रौर व्यकसायों पर व्यय । (६) भामिक अनुष्ठानों भौर बाल, वृद्ध, पीड़ित 
शादि के लिये दान-हूपी व्यय । भ्र्थशास्त्र मे विविध अमात्यों झौर कर्मजारियों के वेततो 
की दरें भी दी गई हैं ।' राजा के ध्न्तःपुर श्ौर महानस का खर्च राजकीय प्ाय में से 
दिया जाता था । शेष सब खर्च इस प्रकार के हैं, जिनका सम्बन्ध राज्य की रक्षा भौर 
शासन के साथ है । 

जुक्रमीतिसार मे राजकीय व्यय के सम्बन्ध मे कतिपस मन्तव््य प्रतिफादित किए 
गये हैं, जो महत्त्व के है। वहाँ लिखा है-- जो व्यक्ति अ्रपनी विद्या को समाप्त कर 
च्रुके हो, उन्हे कार्य मे नियुक्त किया जाये । जो व्यक्ति विद्या व कला मे उत्कृष्ठता रखते 
हो, प्रतिवर्ष उनका सम्मान किया जाये । राजा सदा ऐसी व्यवस्था करे, जिससे राज्य 
में विद्या श्रौर कला की निरन्तर उन्नति हो ।'* राज्य मे जो भी शास्त्रश, देवज्ष, यात्रिक, 
श्रायुवेंद के विद्वानू, कर्मकाण्ड के ज्ञाता, तान्त्रिक और पअन्य बुद्धिमान्‌ तथा जितेन्द्रिय 
श्रेष्ठ मुणी लोग हों, उन सबका भृति (बेतन) और दान मान द्वारा सत्कार करें। ऐसा 
न करने पर राजा की श्रपकीर्ति होती है ।* राजकीग्र भ्राय का किस प्रकार विविध 
कार्यों में व्यय के लिये विभाजन किया जाये, इस विषय पर भी शुक्रनीतिसार में विचार 
किया गया है। सम्पूर्ण श्राय को छः भागों में विभक्त कर उसके तीन भागों (कुल 
आय के झ्राथे भाग) को सेना पर खर्च किया जाये, झाधे भाग (कुल झाग के बारहदें 
भाग) को दान पर, आघे भाग को पदाधिकारियों पर, आधे भाग को प्रजा के पालन 
(सावंजनिक हित के कार्य) पर, श्राघे भाग को अपने भोग (निजी खर्च) पर और शेष 
अंश (एक भ्रंश या कुल आय के छठे भाग) को स्थायी कोश मे बचत के रूप में रखा 
जाये ।" जो राजा राजकीय झाय को केवल अपने सरुन्नी-पुत्रो और निजी भोग पर खर्च 
करता है, उससे उसे सुख नहीं मिलता, वह उसके लिये नरक का ही कारण होता है ।* 
राज्यसंस्था का मुख्य प्रयोजन रक्षा है, भ्तः स्वाभाविक रूप से शुक्र ने राजकीय 
अमदनी के आते ग्रंश को सेना पर खर्च करने की व्यवस्था की है। शिवतत्त्व-रत्ताकर 
के अ्रनुसार राजकीय झ्रामदनी के चार भाग करके एक भाग को स्थायी को में सज्चित 


१. कोौ० श्रथें० ४३ 
२. 'समाप्तविद्य संदृष्ट्वा तत्कायें तस्वियोज॑येत्‌ । 
विद्याकलोत्तमान्‌ दृष्टूवा वत्सरे पूज्येच्च तान्‌ ॥ 
विद्याकलाना बृड्ि. स्थात्‌ तथा कुर्यान्‍्तुप सदा ॥ शुक्र० १।३६८-३६६ 
है "ये चाम्ये गृणिन श्रेष्ठा: बुद्धिमन्तों जितेन्द्रिया: ॥ 
तानू सर्वान्‌ पोषयेद भृत्या दारे्माने: सुपुजितान्‌ । 
हीयते चान्यथा दाजा हाकोति कपि विन्दति ॥ शूक्र>० २१२३-१२४ 
४. 'ब्विभिरश बल॑ धा्मे दानमधशिकेन च। ्र्धाशेन प्रकृतयों हार्धाशेनाधिकारिण, ॥ 
अर्धाशिनात्मभोगश्व कोशो प्रेपेन रक्ष्यते | झ्ायस्वेव वट्विभागैव्य॑यं कुर्यात्‌ तुं बत्सरे ॥ 
शुक्र० ११३१४-३१७ 





५ स्त्री पुन्नार्थकृती यश्व स्वोपभोगाय कैबलम्‌ । 
नारकार्यव स क्षेयो न परत्ञ सुलप्रद' ॥' शूक्र ० डाड 


शाज्य-कर विषयक सिद्धान्त और राजकीय अ्ोय्-स्येथय . ... बेर , 


करना चाहिये, और केष तीन भागों को धर्म, अर्थ कौर काम को सिद्धि के लिये खर्च 
करना चाहिये ।* इसी जाव को कामन्दक ते भी यह लिखकर प्रकट किया है कि जिलेस 
(धर्म, अर्थ और काम) की परिवृद्धि के लिये यथासमय धन खर्च किया जाये ।* कोश के 
संग्रह की प्राचीन नीतिविशारदों ने बहुत महत्व दिया है, क्योंकि राजाधों का भ्रधार 
कोश पर हीं होता है ।* 


(५) राजकोय प्राय-व्यय का विभाग , 


प्राभीन भारत में राजकीय भ्राव-व्यय का एक पृथक विभाग होता था, जिसमे 
राजकीय आमदनी और व्यय का पूरा-पूरा हिलाब रखा जाता था। कौटल्य ने लिखा 
है, कि सन्निधाता पिछले सौ सालों के आय-व्यय' की जानकारी रखे, झौर जब उससे 
इस सम्बन्ध मे पूछा जाये, तो वह पुराने सब हिसाब को बता सके ।* युराने रिकाडों 
को रखने के जिये कौटल्य ने 'प्रक्षपटलमध्यक्ष' नाम के पदाधिकारी का भी उल्लेख 
किया है, जिसकी निबन्धपुस्तकों में राज्य -सम्बन्धी सब बातें दर्ज की जाती थी । यह 
पदाधिकारी निम्नलिखित बातें भी दर्ज करता था--(१) व्तमान--प्रतिदिन जो घन 
कर शादि के रूप से राज्य को प्राप्त हो। (२) पर्युषित--ग्रतवर्ष की . भासदनी से जो 
धन शेष बचा हो, (३) भन्‍्यजात--जो भाभदनी जुरमानों, बेंढ उपहार द्वारा भ्ौर 
किसी व्यक्ति के कोई वारिस न होने के कारण जो धन राज्य को प्राप्त हो जाय [£ 
इससे सूचित होता है, कि प्राचीन समय में राजकीय भ्रासदनी का नियमित रूप स्ले 
हिसाब रखा जाता था । इसी प्रकार खर्च के हिसाब के सम्बन्ध में भी कौटल्य ने 
उल्लेख किया है। 

शुक्रनीति में भी मन्‍्त्री के लिये यह प्रतिपादित किया है, कि वह राजकोशण में 
सब्नित धन, ऋण द्वारा प्राप्त घन और करो की आमदनी का हिसाब रखकर राजर 
को उसके सम्बन्ध में सूचना देता रहे । 


१. “स्ट्रावायातविस स्य धतुभागान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
पर्माषेकराम सिदध्यर्थ कुर्यात्‌ भागतग्रं व्ययभ ( 
भागेनेकेन श्रावश्यं कुर्यात्कोशस्थ संचयस । 
कोशात्सुखमवाप्नोति कौशड्रीनस्तु सीदति ॥!' जिवतत्वरत्वाकर ॥ ५६। ४४-४६ 
२ काले चास्य व्ययं क्रुर्यात्‌ लिवर्गंद्रिवृद्धये । कामल्दक श॥७६ 
३. “कोशश्य सतत रक़्यों मत्नमास्थाय राजधि: ६ 
कोशमूसा हि राजान: कोश वृद्धिकरी भकेत्‌ 4 महा० क्ान्ति० २१११६ 
$, प्राह्ममाध्यत्तरं दाय॑ विद्यात्‌ बर्षधतादपि । म 
' अवाफप्टों न संब्येत ज्यगश्ीव चु दर्शयेत । कौं० शर्घण शाह... 
३ कर अर्थ हा६ 


उन्‍नीसवाँ अध्याय 
कानून ओर न्यायव्यवस्था 


(१) कानून का स्वरूप 


मनुष्यों के श्राचरण के सम्बन्ध मे कतिपय ऐसे नियमों की सत्ता होती है, जो 
राज्यसंस्था द्वारा स्वीकृत होते हैं, और जिनका पालन कराने के लिए राजशक्ति का 
प्रयोग किया जाता हैं। इन्ही नियमों को कानून कहते है। कानून केवल वे ही नहीं 
होते, जिनका निर्माण राज्य के विधान-मण्डल द्वारा किया गया हो | श्रनेक परम्परा- 
गत प्रथाएँ (७४००४७) भी कानून की स्थिति रखती है। प्राय: ये परम्परागत प्रथाएँ 
भी विधान मण्डल द्वारा लेखबद्ध रूप प्राप्त कर लेती हैं, और इस प्रकार इसको भी 
एक सुनिश्चित व लिखित रूप दे दिया जाता है। आधुनिक समय' में विधान मण्डलों 
द्वारा विहित (७४८६०) कानून का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, पर प्राचीन काल से 
सभी देशों में कानून का बड़ा भाग परम्परागत प्रथाप्नों पर ही भ्राश्चित होता था | 
जिसे विहित या निरमित कानून कहते है, उसकी मात्रा प्राचीन समय में बहुत कम 
होती थी ॥ 

प्राचीन भारत में कातून का कया स्वरूप था, इसे समभने के लिये निम्नलिखित 
बातो को ध्यान में रखना श्रावश्यक है--(१) क्योकि भारत में बहुत-से जनपदों की' 
सत्ता थी, झत, इन सब जनपदो की परम्परागत प्रथाएँ एकसरश नहीं थी। यही 
कारण है, कि इस देश का परम्परागत कानून सर्वत्र एकसइश न होकर विभिन्‍न प्रकार 
का था। (२) विविध जनपदो मे जो विभिन्‍न ग्राम भश्रौर नगर थे, उनकी स्थानीय 
प्रथाएँ भी एकसदुश नहीं थीं । जनपदो के निवासी अनेक श्रेणियों, जातियो और निगमों 
में सगठित थे, जो अपने सम्बन्ध मे स्वयं कानून बनाने का अधिकार रखते थे । 
राज़्यसंस्था श्रेणिषमं, जातिधर्म और नैगरम धर्म की स्वीकार करती थी । यहे भी 
प्राचीन भारत मे कानून की विविधता का अन्यतम कारण था। (३) इन स्थानीय 
कानूनों के भ्रतिरिक्त राजाशों द्वारा भी अनेकविध 'झासन' (]0०2७०७) प्रचारित की 
जाती थीं, जो कि कानून की स्थिति रखती थीं। (४) पर ये विविध प्रकार के कानून 
तभी मान्य होते थे, जब कि बे 'घर्म' के विरुद्ध न हों। प्राचीन भारत में कानून का 
मुख्य आधार 'घर्म को ही माना जाता था। धर्म क्या है, इसका निरचय वेद वेदांग 
और धर्मशास्त्रों के भाधार पर किया जाता था। पर वेदशास्त्र को क्या ग्रभिमत है, 


इस सम्बन्ध में सत्देह होने पर “सत्य” या ऋत' के झाधार पर ' अम्तिस, सिर्णेय किया 
जाता था । 


7 आर कानून भर स्वायव्यवस्थी 5" बुरए७ | 
कौंटलीय प्रशेशारञ् के कानून के चार आधार प्रतिपादित किये बए हैं।-“वर्म, , 
व्यवंह्वर, अरित्र परौरर राजशासल] इन चारी का प्रभिष्राय क्या है, यह भी प्र्यशास्त्र में 
स्पष्ट कर दिया गया है। धर्म सत्य पर श्ोश्चित होता है, व्यवह्वार साक्षियों पर, भ्लौर 
चरित्र मनुष्यों के समूहीं में चली आ रही प्रथाओं पर निर्भर करता है, भौर राजा की 
प्राज्ञाश्रों . को झासत कहते हैं।' कौटल्य के इस संत पर हम' पिछले एक प्रध्याय में 
विशद रूप से विचार कर #के हैं । 
गौतम संहिता में कोनून के लिम्नलिखित आधपारो का उल्लेख है--(१) बेंद, 
धर्मशास्त्र, वेदांग, उपवेद शौर पुराण । (२) देशभर्म, जातिधर्भम झौर कुलघर्म, येदि वे 
भ्राम्नाय (वेद भ्रादि) के विरुद्ध न हों । (३) व्यवहार । (४) विभ्रतिपत्ति (आशंका) होने 
पर त्रयीविद्या के विशेषज्ञों द्वारा जो निर्धारित किया जाग्रे । गौतम ने राजशासन का , 
कानून के श्राधार के रूप में उल्लेख नहीं किया हैं। श्रन्य' झाधार प्राय: वही हैं, जो 
कौटल्य ने प्रतिषपादित किये हैं। जिसे कौटल्य ने चरित्र कहा हैं, उसी को गौतम ने 
देशभर्म श्रादि के रूप में उल्लिखित किया है । 
मनुस्मृति के अनुसार वेद, स्मृति, शिष्ट पुरुषों के श्राचार और झात्मतुष्टि--- 
ये कानून के आधार हैं ।* आात्मतुष्टि का प्रभिश्राय स्पष्ट त्हीं है। सम्भवतः, यहू उस 
व्यवहार को सूचित करता है, जिसे विविध पक्ष स्वयं सन्तुष्ट होकर पारस्परिक सहमति 
से निर्धारित करते हैं। गौतम झ्ौर कौटल्य ने इसी को “व्यवहार” शब्द से कहा है, भौर 
व्यवहार क्या है इसका निर्धारण कौटल्य के झनुसार साक्षियों के श्राधार १९ ही किया 
जा सकता है । 
सूत्र ग्रन्थों मे कानून का भुख्य आधार वेद शास्त्रों को माना गया है। झाप- 
स्तम्ब सूत्र के भनुसार धमम व्यवस्था का मूल स्रोत वेद है, तथा इतिहास व स्मृति और 
आचार से भी धर्मव्यवस्था का ज्ञान होता है ।* वाशिष्ठ सूत्र के अनुसार भी धर्मव्यवस्था 
का निरचय बेद, इतिहास और स्मृतियों द्वारा होता है । जहाँ इनसे निश्चय न हो सकें, 
वहाँ शिष्टजनों के श्राचार को ही प्रामाणिक समझना जाहिये।* साथ ही, देश, जाति 
भ्ौर कुलों के चरित्र (परम्परागत प्रथाएँ) का भी झनुसरण क्रिया जाना चाहिए, वदि 
वे वेद के विरुद्ध न हों ।९ बौधायन सूत्र के श्रनुसार भी वेद, स्मृति भौर शिष्टजमों के 
आजार धर्मग्यवस्था के ग्राधार स्वीकृत किये गए हैं । 
१. कौ» भर्थ० 
२. “व्यवहारों बेदा श्र्मशास्त्राण्यमाम्युपवेदा: पुराणं देशअतिकुलधर्माशनाम्नाये: भविरद्धा: प्रमाणा: । 
न्यामाविगमेतकों5भ्युपायस्तेला भ्यूह्य भधास्थानं गमसेत्‌ । विभतिपत्ती तगीविशोनडेस्य: प्रस्यवहत्य 
सिष्ठां ग्येत +' मौतम १९॥१६-२६ 
३. 'वेदो5खिलो धर्ममूल स्मुतिशीले क्र तब्रिदाम्‌ । ' 
अआावारश्वैव साघूतां आत्मनस्तुष्टिरेव च ।+ मनु २६ 
. आापस्तम्ध १४१।१२-३ 
, बाशिष्ठ सूल पृदि-४ न 2 
- वाशिश्ध सूत्र १११७ मी 
बोधायन सूत्र कफ . .#.. मा 


कं का मा नए 


व] प्राचीन मारत की घासन-संस्थाएँ सा राजनीतिक विचार 


धर्मशास्त्रों और नीडिग्रन्थों के ये मन्तव्य महत्व के हैं। प्रभचीत भारत मे कानूत / 
का प्रघान झ्राधार वह धर्म था, जिसका प्रतिपादन वेद, शास्त्र, स्मृति और इतिहास 
पुराण में किया सया है । पर त्यी हारा अ्रतिपादित इस घर्म के अतिरिक्त वह चरिण 
(परम्परामत प्रथाएँ) और झाचार भी कानून के अंग थे, जो विडिष जनपदों (देशों), 
जातियो, कुलों भौर श्रेणी भ्ादि अन्य समूही में विद्यमान थे । ऐसा व्यवहार (मनुष्यों 
द्वारा निर्धारित व्यवहार) भी कानून का अंग था, जो कि धर्म के विरुद्ध स हो। धर्ण« 
आरत्रों मे राजकीय प्राश्ाओं को कानून का अंग नहीं लिखा गया है, क्योंकि जिस 
युग के साथ इन शास्त्रों का सम्बन्ध है, उसमें राजा द्वारा विहित कानून का प्राय: 
अ्रभाव था । पर जब भारत में विजिगीयु राजाशों ने अपनी शक्ति द्वारा बड़े महाजन» 
पदो व राज्यों की स्थापता कर ली, तो उनका शासत' भी कानून का भंग साथा जाने 
लगा। इसी कारण कौटल्य ने राजशासन को भी कानून का भ्रन्यतम अंग स्वीकार 
किया है। बाद में राज्यसंस्था के और अधिक विकसित हो जाने पर न्याय (म्यायालयों 
के निर्णय) भौर मीसासा (काननों की व्याख्या) को भी कानून का अंग माना जाने 
लगा। इसी कारण याज्नवल्वय-स्मृति ने श्रुति, स्मृति शिष्टाचार, विविध समूहो के 
चरित्र और व्यवहार, न्याय, मीसासा झ्रौर राजकीय श्राज्ञाप्ों को कानून का प्राधार 
प्रतिपादित किया है ।" निस्सन्देह, याज्ुवल्कयथ स्मृति भारतीय राज्यसंस्थाश्रों के एक 
ऐसे रूप को प्रकट करती है, जबकि कानून का स्वरूप भली-भांति विकसित हो छुका 
था | शुक्रनीतिसार मे भी कानून के ये ही आधार प्रतिपादित है। बहाँ लिखा है, कि 
विविध मनुष्यो भौर उनके समूहों दारा जो प्राचीन व वर्तमान (तवीन) धर्म अनुकशारित 
किये जा रहे हो, शास्त्रो मे जिन धर्मों का प्रतिपांदन किया गया हो, पष्डित उनका 
चिन्तन (विचार) करके राजा को बता दें, भौर साथ ही यह भी कि कौन-से धर्म (कानून) 
शास्त्र शौर लोकचरित्र के विरुद्ध है।' शुक्र के अनुसार राजा को चाहिए कि देश, 
जाति, जनपद, कुल और श्रेणी (देश, जाति, जनपद, कुल और श्रेणी श्रादि के रूप में 
संगठित मनुष्यों के समूहों) के जो धर्म (कानून) हो, उनकी समीक्षा करके ही अपने 
धर्म का प्रतिपादस करे | जनप्रद, श्रेणी आदि के धर्मों का पालन करना आवश्यक है, 
अन्यथा प्रजा में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है।? इन परम्परागत धर्मों ((७७०क॥५ 





१. याशवल्क्य स्मृति १॥३,७ 
२. वतंमानाश्च प्राचीना धर्मा, के ल लोकसंश्रिता. । 

शास्ल्रेष्‌ के समुद्िष्टा विर्ध्यस्ते क्र केघुला ॥ 

लोकशास्त्न विरुद्धा. के पण्डिस्तान्‌ विचिन्त्य चे | 

नुप सम्योधयेत्‌ तेश्य परलेह सुखप्रदें: ॥' शुक्रनीतिसर २।६६-१०० 
३ अप्रत्यह देशदुष्टैशव शास्त्रदृष्टेश्च हेतुभि, । 

जातिजावपदान्‌ श्रेणीधर्मास्सथव ज । 

समीक्ष्य कुल घर्माइच स्वधर्म प्रतिषादबेत ।॥। 

देश जाति कुलारना च ये धर्मा: प्राक्‌ अबतिता: । 

. तब ते पालगीया; अजा पशुभ्यतेक्यथा ॥ शुक्रतीतिसार ४।४७-४८ 


, ऋतूस शोर न्वायव्यवस्था,.... ,......... पेश 


. 0078) को शुक्र ते. देश/दृष्ट' कहा है, और वेदशास्त्र द्वारा प्रतिपादित बर्मे को, 

हृष्ट' । इस काजूतों के भ्रतिरिक्त राजा द्वारा कोरी किये नए कानूनों के सम्बन्ध हे 
झुक मे लिखा है, कि राजा को चाहिए कि अपने शासन (राजा ढ्वारा जारी की गई 
श्राज्ञाश्रों) को लिखकर ज्ौराहे प्र लगवा दे ।* 

- आचीत भारत से कानून का क्या स्वरूप था, यहू इस विवेजन से धलीभाँति 
स्पष्ट हो जाता है। अख़ान्त प्राचीन समय में जब कि भारत में बहुत-से छोटेन्छोदे 
जनपदों की सत्ता थी, न्‍्याय-कार्य के लिए वेदझास्त्र द्वारा बिहितः धर्म का ही प्रयोग 
किया जाता था। आथिक जीवन ओर स्थानीय स्वशासत्त के विकास के साथ साथ 
जनपद, कुल और अ्रेत्री श्रादि के परम्परागत धर्म का विकास हुआ, और उसे भी 
सान्‍्य समझा जाने लगा । भ्राथिक श्रौर अन्य बरताव करते हुए विविध मनुष्य परच्पर 
जो व्ययहार' करते थे, उसे भी स्वीकृति प्राप्त होने लगी, बढ्ष्तें कि यह व्यवहार 
शास्त्र-विरुद्ध न हो । शक्तिशाली राज/ओं के नेतृत्व में राज्यों का विस्तार होने पर 
“राजशासन' भी कानून का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया, और कानून के सम्बन्ध से 
विचिकित्सा उत्पन्त होने पर मन्याय-सम्बन्धी निर्णयों और धर्म को मीसांसा का भी 
महत्त्व बढता गया । क्राचीन भारतीय कानून के ये ही विविध श्रंग थे । पर यह ध्यान 
में रखना चाहिए, कि भारत के प्राचीन कानून के मुख्य भाधार वे परम्परागत धर्म 
ही थे, जिनके सम्बन्ध में श्रुति और स्मृति द्वारा परिचय प्राप्त किया जा श्रकता है। 
वेदों में भारत के प्राचीनतम आदर्ण, मन्तव्य और विचार संग्रहीत हैं, इसीलिए 
परम्परागत धर्म का झादि-खत्रोत उन्हीं को माना गया है । 


(२) राजा का कानून के भ्रधीन होना 


क्योंकि भारत के प्राचीन कानून मे राजशासन का महत्त्व अ्रधिक नहीं था, 
और वह स्वयं कोई ऐसा शासन जारी नहीं कर सकता था, जो झास्त्रदृष्ट और देशरुष्ट 
कानूसो के विरुद्ध हो, अतः स्वाभाविक रूप से प्राचीन ब्रच्षों में ऐसे प्रनेक लिद्देद्ा 
विद्यमान है, जिनसे सूचित होता है कि राजा स्वयं भी कानून के श्रधीन था । 

बुहदारण्यक उपनिषद के एक संदर्भ में अ्रह्य, क्षत्र और. विश: की उत्पत्ति का 
वर्णन करने के अनम्तर यह लिखा है, कि केवल ब्रह्म, क्षण झौर विश्व: की उत्पत्ति से 
काम नहीं चल सका, झतः उन सबसे श्रेष्ठ-झप (अधिक उच्च स्थिति वाले) “धर्म' की 
उत्पत्ति की गई । यह जो धर्म है, वह क्षत्र (शासनशक्ति) का भी क्षत्र (क्षत या राजा 
को भी शासत्त में रखने वाला) है । धर्म से ऊपर भन्म कोई सत्ता नहीं है। यह धर्म ही 
है, जिसके कारण बलवानू और निर्बल--सब एक साथ मिलकर रहते हैं। राजा इसी 
धर्म के द्वारा राज्य का शासन करता है । धर्म क्या है ? सत्य ही धर्स है। इसीलिए 
जो सत्य कहता है, वह धर्म कहता है; भौर जो धर्म कहता है, वह सत्य कहता है। 
' १. 'लिखित्वा शासनें राजा घारगीत चतुष्पये । 
सदा चोचतदण्डः स्थादसाथुपु व साशुधु ॥7 शुक्रतीतिसार परेव्‌३ 


" हु३० प्राचीन भारत को झासनं-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


सत्य और धर्म एक ही बात है ।* उपनिषद्‌ के इस संदर्भ में धर्म को सबसे ऊँचा स्थार' , 
अवान किया गया है। राजा के लिए झावश्यक था, कि वह धर्म के अनुसार ही शासन 
करे, और कभी स्वेच्छाचारी त हो । धर्म उन सर्वसम्मत नियमों का ताभमे था, जो 
सत्य पर भाश्ित थे । है 

क्योंकि राजा धर्म (कानून) से ऊपर नहीं था, इसी कारण मनुस्भृति में यह 
व्यवस्था की गई है, कि जिस प्रपराघ के लिए साधारण मनुष्य को एक कार्पापण का” 
दण्ड दिया जाए, उसी के लिए राजा को एक सहस्न कार्षापणों का दण्ड दिया जाना 
लाहिए । इसी कारण राज्याभिषेक के भ्रवसर पर राजा की पीठ को तीन बार दण्ड 
से छुप्मा जाता था, ताकि उसे दण्ड के अधीन होने का बोध रहे ।? भाषस्तम्ब धर्मसूत्र 
में लिखा है, कि यदि राजा एक दण्डनीय भ्रपराध के लिए दण्ड नही देता, तो उसे 
अपराधी समझना चाहिए ।* गौतमसूत्र के भ्रनुसार जो राजा न्यायपूर्वक दण्ड देकर 
अपने कर्तृव्य का पालन नही करता, उसे झ्रपराधी समझता चाहिए ।* वाशिष्ठ सूत्र मे 
इसी विचार को श्रधिक विशद रूप से प्रगट किया गया है--यदि दण्ड के योग्य कोई 
प्रपराधी दण्ड से छुट जाए, तो राजा को एक दिन और एक रात भूखा रहता चाहिए ।' 
यदि किसी निरफ्राधी पुरुष को दण्ड मिल जाए तो राजपुरोहित को कृच्छुब्रत करना 
चाहिए, झौर राजा को तीत दिन और तीन रात उपवास करना चाहिए ।“''चोर का 
अपराध उस राजा पर भी पडता है, जो चोर के भ्रपराधों को क्षमा करता है । 
झपराधी के पापों को क्षमा करने वाला राजा पाप का भागी होता है ।* धर्मशास्त्रों 
के ये निर्देश स्पष्ट रूप से सूचित करते है, कि कानून के प्रयोग मे राजा स्वतन्त्र नहीं 
था, अ्रपितु स्वयं अपराध करने पर वह जहाँ स्वयं दण्डनीय था, वहाँ यदि दण्डशक्ति के 
प्रयोग भे वह शिथिलता करता था, तो भी उसे प्रायश्चित्त आदि के रूप मे दण्ड ग्रहण 
करना होता था । 

महाभारत के शान्तिपर्व में राजा मान्धाता और ऋषि उच्थ्य का एक संवाद 
उद्धृत है, जिसमें उचश्य ने राजा की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध बडे उम्ररूप मे प्रपना 
मन्तव्य प्रतिपादित किया है । वहाँ लिखा है---जिस राजा के राज्य मे दूसरो से ग्रप- 
मानित, हत श्रौर क्लेशप्राप्त व्यक्ति का कोई रक्षक नहीं होता, उस राजा को दण्ड ही 
नष्ट कर देता है। तुम बलस्थ (बल या दण्ड के प्रयोग के प्नधिकार को प्राप्त) होकर 











१. 'स नैव व्यक्वत्तच्छे यो रूपमत्यसृजत धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र यद्धर्मस्तस्मात्‌ धर्मात्पर नास्त्यथो 
भवलीयान्‌ बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राशैव यो स धर्म: सत्यं वे तत्तस्मात्‌ सत्य बदन्‍्तमभाहु्धर्म 
बदतीति धर्म वा बदस्तं सत्यं वदतीस्येतद्येवे तदुभय भवति ।? बुहृदारण्यक पृड।प१४ 

२ “कार्षाषणं भव्नेद्‌ दण्ड्यों यत्वात्य: प्राकृती जन: । 
तत्न राजा भवेद्‌ दण्डयो सहलमिति धारणा 0७ मनु० ८३३६ 

३. शपपथ ब्राह्मण ५॥४।४।७ 

है. प्रापस्तम्ब २।११।२८॥१ ३ 

४ गौतम १२।४५८ 

६. वाशिष्ठ सूत्र १६।४०-४६ 


फायून और ल्योमब्ब्यवस्था... / '.. इइ१ . 
' दुरकलों की रक्षा 'ब पालत करों, कहीं दुर्बल वर्याक्त की भ्राँखें तुम्हें भस्म न कर दें । 
राजा का घंर्म यह है; किःवहु अपने पूश्न के अपराध को भी क्षमा न करे। यदि राजा 
का कोई प्रिद्य व्यक्ति भी कोई क्‍पराध करें, तो राजा का धर्मे' है कि उसे भी कभी 
सहन न करे ।* शुक्रनीतिसार में राजा की स्वेच्छाचारिता के विशड्ध यह लिखा है; कि' 
यदि राजा स्वेच्छाच्ारी होकर कार्य करने लगे, तो उसका परिणाम अनर्थ ही होगा, 
प्रजा ऐसे राजा के विरुद्ध ही जायगी और उसे भपने राष्ट्र से हाथ धोना पड़ेगा। 


(३) न्याय विभाग का संगठन झौर कार्यविधि 


प्राचीन भारत सें न्याय विभाग के संगठन का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में 
शोसन संस्थाओं का विवेचन करते हुए यथास्थान प्रकाश डाला जा चुका है। वैदिक 
युग में न्‍्याय का कार्य 'सभा' के अ्रघीन था । इसीलिए वेदों मे सभा की 'किल्विषस्पृतत 
(पापों या अ्रपराधों के लिए दण्ड देने वाली) कहा गया है, श्रौर सभाचर को धर्म के 
लिए बलि देने की व्यवस्था की गई है ।* बाद में जब राज्यसंस्था का विकास हुश्रा, 
तो न्याय विभाग के संगठन में भी विकास हुआ । प्राचीन नीतिग्रन्थों और स्मृतियों 
के अनुशीलन से न्याय-विभाग के संगठन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बाते ज्ञात 
होती हैं। 

धर्म-सूत्रों मे न्‍्यायोधीश पद के लिए आवश्यक गुणो और योग्यताओं का प्रति- 
पादन किया गया है। झापस्तम्ब के भ्रनुसार पूर्ण विद्वान, पवित्र कुल में उत्पन्न, चुद्ध, 
तक में तिपुण और अपने कर्तव्यपालन में सावधान व्यक्तियों को ही न्यायाधीश बनाना 
चाहिये ।* क्योंकि प्राचीन समय में धर्म, सत्य और उचित-प्रनुचित के परिज्ञान के लिए 
श्रुति-स्मृति का ही आश्रय लिया जाता था, अ्रतः ऐसे व्यक्ति ही व्यायाधीश हो सकते 
थे, जो कि बेद-शास्त्रों में पारंगत हों । सूत्र-ग्रन्थों में एक दशायरा परिषद्‌ का उल्लेख 
है, जिसके दस सदस्यों में चार वेदों के ज्ञाता, एक भीभांसक, एक वेदाह्ुों का ज्ञाता, 


१. 'विमानितों हतः क्लिष्टस्तातारं सेन विन्दति । 
अमानुचकृतस्तत्न दण्डो हत्ति नराधिपम्‌ ॥१८ 
मा सम तात बलहथस्त्व भृझ्जीया दुर्बल जंनम । 
मा त्वा दुर्बलचकूंदि दहन्त्वस्तिरिवाशयम्‌ ॥१६ 
पृश्स्पापि ने सृष्येज्च स राशी धर्म झुच्यतें ॥३२ 
पापमाचरतों यत्ञ कर्मणा व्याहुतेन व । 
प्रियस्यापि न भुष्येत स राज्यों धरम उच्चते ।? ३५ ब्रह्म शाम्ति० झ० ६१ 
२. 'प्रभु: स्वातन्त्यमापन्तों हानय्यिव कह्पते । है 
भिन्‍न राष्ट्रो भवेत्‌ सधो भिन्नश्रइ॑तिरेंत वे ।।' शूक्रमीतिसार राह 
३. 'सर्व नत्दन्ति सशसप्रगतिन सभासाहैल संख्या सखाब:।,..» ््््ि 
किल्विवस्पृत्‌ पितुषंधिहाँदामक हितों भवति बाजिनोय ॥' ऋग्वेद म०७१११० 
४, बचुवेद सैसइ.... .. की 


॥. प्रोफेतस्थे रापुदरधा॥ 


॥4 * 
प्‌ 


। ३३४ प्राचीन भारत की झस्सव-धंस्थाएँ तच्मा राजनीतिक विचार 


एक धर्भन्षास्त्रों का पण्डित ग्रौर तीन झन्य व्यक्ति होते थे ।' यह फरिवद सम्भवतः धर्म 
या कानून के अ्रश्निप्राय को स्पष्ट करने का ही कार्य करती थी । स्थाय कार्य के लिए 
और कानून के श्रश्रिप्राय को स्पष्ट करने के लिए जहाँ विद्वान न्‍्ययथाधीण नियुक्त किये 
जाते थे, वहाँ 'राजा स्वयं भी न्याय का कार्य करता था। वाशिष्ट सूत्र से यही बात 
सूचित होती है । 
स्पृतियों के युग मे भी स्यायक्रार्य के लिए सभा की ससा थी। सम्भवत:, 
न्यायालय के लिए ही इन ग्रन्थों में सभा शब्द का प्रयोग किया गया है। याज्ञवस्क्य 
स्मृति के ग्रनूसार राजा को ऐसे सभासद्‌ मियत करने चाहिएं, जो घर्मज्र, संत्यवादी, 
बहुश्नुत, श्रध्ययसशील औऔर मित्र व शत्रु मे समदुष्टि रखने वाले हों । क्योंकि कार्यवश 
राजा स्वय व्यवहारों (कानूनों) का प्रवलोकन नहीं कर सकता, अतः: वह एक ऐसे 
ब्राह्मण को अन्य सभ्यों के साथ इस काये के लिए तियुक्त करे, जो कि सब धर्मों 
(कानूनों) का वेत्ता हो? । मनुस्मृति में भी प्रायः इन्ही शब्दों हरा स्याय-कार्य के लिए 
तीन अन्य सम्यों के साथ एक ब्राह्मण की नियुक्ति अतिपादित की गई है। न्याय के 
सम्बन्ध में मन्‌ के ये इलोक उल्लेखनीय है---'मनुष्यों मे विवाद के जो विविध स्थान 
(विषय या पद) हो, उनका निर्णय शाइवत धर्म का आश्रय लेकर फिया जाए। जिस 
सभा (न्यायालय) मे अ्रधर्म द्वारा धर्म का भेदन होता है, और धर्म का भेदन करने 
वाले अ्रधरं-रूपी बाण को सभासद नहीं निकाल पाते, वस्तुतः वे (सभासद) स्वयं ही 
अधर्म द्वारा विद्ध हो जाते है। या तो सभा में प्रवेश ही न करे (उसका सभासद ही न 
बने), यदि प्रवेश करे तो वहाँ बिचारपूर्वक अपनी सम्पत्ति को प्रगट करे। जो मनुष्य 
सभा में अपनी सम्मति को प्रगट नहीं करता या अन्यथा बात कहता है, बह पाप का 
भागी बनता है। जिस सभा में अधर्म से धर्म और पअ्रसत्य से सत्य की हत्या होती है, 
ऐसा होते हुए देखने बाले सभासद्‌ स्वयं हत हो जाते है। वस्तुत., धर्म ही वृष (सबसे 
ऊपर) होता है, जो कोई इस धर्म की हत्या करता है, उसी को वुषल कहते हैं। अतब' 
धर्म का कभी लोप न होने दे ।”* स्मृतिकारों की दृष्टि में कानून के अनुसार न्याय करने 
१. बौधायन १॥१।१।८ 
२ वाशिष्ठ १६२ 
३. “श्रृताध्ययनसम्पन्ता धर्मशा सत्यवादिन । 
राज्ञा सभासद, कार्या रिपी सित्रें " ये समा: ।। 
अपश्यता कार्यवशाद व्यवहारान्‌ नृपेण तु । 
सभ्य सह भियोक्तव्यों ब्राह्मण, सर्वधधसंवित्‌ ॥' याज्वल्कय स्मृत्ति २१२-३ 
४ मनुस्मृति ८६-११ 
“एपु स्थानेषु भूमिष्ठ विवाद बरतां तृण/स्‌ । धर्म शामबतमाशित्य कुर्यात्कायंत्रिनिर्णेयम्‌ 
धर्मों विद्धस्त्वधर्मण सभा यत्रोपतिष्ठते । शल्य चात्य न इुन्तान्ति विज्ञास्तत्त समासद: ॥ 
भभा वा न प्रवेष्टब्य वक्तव्य वासमब्ज्जसम्‌ । झब्वन्विद्न वन्वापितरों भवति किल्वियी ॥ 
यत्र धर्मों झधमेंण सत्य पतानुतेन व । हम्यसे प्रेक्षमाणानां हतास्तत्न सभासंदः ॥॥ 
सूषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुर्तें ह्मलम्‌ । वृषल न॑ विदुर्देवास्तस्माद्‌ धर्म न लोपयेत के 
हि संनुस्यृति +र्थ, १९-मड, १६ 


आर कोमून और न्यावत्यवस्थ.... / ४... इहेहे 
का कितना महत्व था, और ईंसे श्षग्वन्ध में सभा (न्यायालय) और उसके सदस्यों की ' 

किसेनी अ्रणिक् उत्तरदायितो, औीं, यह इससे स्पष्ट हो जाता हैं। सभा में जादों 
(सुकदर्मो) का निर्गनभ करने के लिए साक्षी का, बहुत भहत्त्त आागो जाता थां। किले 
व्यक्तियों की साक्षी को महत्व दियाजाए, साक्षी का सत्य होता कितना आवश्यक है, 
भौर अ्सत्य साक्षी देना कितना हानिकारक तथा अनुचित है--ममस्मृति में इन बातों 
का भी विक्वद रूप से विवेज्ञने किया गधा है।* 

शुक्रमीतिसार में न्‍्याय-विभाग के संगठन का विस्तार के साथ उल्लेंस किया 
भया है। उसके शझ्रनुंसार लोक-व्यवहार और धर्म के शाता लथा बेद के विधान, तीस 
पाँच या सात विप्र जहाँ उपस्थित हों, वह सभा यज्ञ के सदुश हीती है । सभा के -े 
सभासंद व्यवहार के ज्ञातां, आज, शीलसम्पत्न, छ्षज्ु और मित्र को समान दृष्टि से- 
देखने वाले, घ॒र्मझन, संत्यवादी, आलस्य से रहित, शोध, काम और लोभ पर विजय आपप्त 
किये हुए और प्रियंवद होने चांहियें। इनकी नियुक्ति सब जातियों के व्यक्तियों में से 
की जानी चाहिये ।? सभा (न्यायालय) के संस्मुख किस प्रकार अभियोग उपस्थित 
किये जायें, किस प्रकार गवाही ली जाए, क॑से वाद-विवाद हो श्र कैसे निर्णय किये 
जायें, इस सम्बन्ध में भी शुक्रतीतिसार मे विशद रूप से विज्ेत्रत किया गया हैं।* 

पर व्यायालयों के संगठन के सम्बन्ध से सबसे शभ्रधिक स्पष्ट व प्रामाणिक 
परिचय हमे कौटलीय श्रर्थशास्त्र से मिलता है। झर्थशास्त्र के अनुसार न्यायालय दी 
प्रकार के होते थे, धर्म स्थीयं और कण्टकशोधन । 

धर्मस्थीय और कण्टकशोधघन न्यायालय ने केवले राज्य की' राजप्तानी में 
स्थापित किये जाते थे, अपितु राज्य के उपविभागों---जनपद्सन्धि, द्रोणमुख, संग्रहण 
श्रादि मे भी उनकी सत्ता होती थी । धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को “धमंस्थ' 
कहते थे, और कण्टकशोधन के न्यायाधीश को 'प्रदेष्ठा'। धर्मस्थीय में निम्नलिखित 
प्रकार के वाद विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते थे--(१). व्यवहरस्स्थापना-व्यक्तियों था 
व्यक्तियों के समूहों के पारस्परिक व्यवहारं-सम्बन्धी मामले । (२) समयस्थानपाकर्म--- 
झापस में जो समय ((०7ए82() किये गए हों, उनके उल्लंघन के साथ सम्बन्ध रखने 
जाले मामले | (३) स्वाम्यधिंकार--स्थामी (2४७/०४९7) के भ्रधिकार तंथा कर्तव्य 
सम्बन्धी विवाद । (४) भृतकाधिकार:---मृतकों (89/7076०७) के अ्रधिकार तथा 
कर्तव्य सस्वत्धी मामले। (५) देशसकल्प:--दासों के मामले। (६) ऋणादासम्‌+- 
' ऋणसमभ्यन्धी विबाद । (७) औपनिधिकंमू--मंस को झमानेत पर रखने से उत्पन्न हुए 
विवाद । (८) विक्रीतक्रीतानुशय:--करय-विकय सम्बन्धी मामले। (६) दत्तस्यानपाकर्म 
-“दिये हुए धन को शौठाने का प्रतिशत धन को न दैंने के मामले । (१०) साहसमु-- 


पृ. अनुस्मृति 5६३-९६ 
२. 'सोक वेदअधर्शा: सपा फलनच लंग्ीफपि का... 
य्ोपंकिष्टा जिंशा: स्यूं: सो बन्नसेद्री सभा ॥ शुक्र 'टाभरे६ 
है. सुकलीतिसार ४४१६-१७ .. . 
पम्ुकेतीतितार डा५ा३६४-फ%४६ - 





अड्ड.' प्राचीन भारत की' झासन-्संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


. इक था चोरी के मुकदमे । (११) दण्ड-पारुष्यमु--हमला करने के मरणले। (१२) 
आवयफरूयमु--गाली, कुबचन या मानहानि के मुकदमे । (१३) बूतसमाहुक्म-- . 
' जुए सम्बस्धी कमड़े । (१४) अस्वामिविक्र::---मल्कियत के बिया ही किसी सम्पत्ति, 
को बेच देने के कारण उत्पन्त विवाद । (१५) स्वस्वामिसस्व्नन्ध:---महल्कियत सम्बन्धी 
अगड़े । (१६) सीमा विवाद:--स्थावर सम्पत्ति के सीमाप्नम्बन्धी बिवाद। (१७) 
बास्तुकमू--इमारतों के साथ सम्बन्ध रखने वाले भगड़े। (१८) विवाहसंयुकत-- 
विवाह सम्बन्धी विवाद । (१६) स्व्रीचनकरप:--स्त्नीपन सम्बन्धी सुकदभे । (२०) 
विवाह धर्म.--पतिपत्नी सम्बन्धी ब्रियाद । (२१) दायविभाग:--सम्पत्ति के बंटवारे 
और उत्तराधिकार विषयक बिवाद। (२२) विवीतक्षेत्रषयहिसा--चंसगाहों, खेतों 
और मार्गों को नुकसान पहुँचाते के साथ सम्बन्ध रखते वाले मुकदमे । (२३) सम्मूय- 
समुत्थानमू--सहयोग श्रौर सम्मिलित पूँजी से कारोबार से सम्बन्ध रखने वाले विवाद । 
(२४) बाधाबाधिकम्‌- विविध रुकावटें फैदा करने के मासले। (२५) विवादपद- 
निबन्ध:---न्यायालय में स्वीकृत कार्मेत्रेधि और सिर्णयविधि सम्बन्धी घिवाद । (२६) 
प्रकीर्णाति--विविध ।* 
कण्टकशोधन के विचारणीय विषय तिस्नलिखित थे-- (१) काशकरक्षणम्‌--- 
'शिल्पियों और कारीगरों की रक्षा और उनसे दूसरों की रक्षा । (२) वैदेहकरक्ष णम्‌--- 
व्यापारियों की रक्षा और उनसे दूसरो की रक्षा। (३) उपनिपातप्रतीकार.--- 
राष्ट्रीय भर सावेजनिक विपत्तियों के निराकरण के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामले । 
(४) गूढ़ाजीविनां रक्षा--गूढ उपायों से श्राजीविका चलाने वालो का दसन। (५) 
सिद्धव्यञ्मनैर्माणवप्रकाशनम्‌ - अपने गुप्तचरों द्वारा भ्रपराधियों की गिरफ्तारी । (६) 
शद्भारूपकर्मा भिग्रह:---सन्देह होने पर या वस्तुत: अपराध करने पर गिरफ्तारी । (७) 
आशुमृतकपरीक्षा--मृत देह की परीक्षा द्वारा मृत्यु के कारण का फ्ता करना। (८) 
वाक्यकर्मनुयोग :---भ्रपराध का पता करने के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों तथा 
कर्मों शारीरिक कष्ट प्रादि) का प्रयोग । (६) सर्वाधिकरणरक्ष रमू--सरकार के सब 
विभागों की रक्षा और उनमें नियन्त्रण की स्थापता । (१०) एकाग्व्घनिष्कय:--किसी 
झंग को काट देने की सजा देना या उसके बदले में ज्‌रमाना बसूल करने की व्यवस्था 
करता । (११) शुद्धश्विश्ररव दण्डकल्य:---शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्यु- 
दण्ड देने का निर्णय । (१२) कल्पापकर्स--कल्याओ्रों पर बलात्कार के भुकदमे । (१३) 
अतिचारदण्ड:--बिविध प्रकार की मर्यावाह्रों के श्रतिकमण करने पर मुकदमे तथा 
दण्ड की व्यवस्था । 
कौदल्य ने अपने अ्शास्त्र में इन विभिन्‍न प्रकार के सुकदमों का विवरण देते 
हुए उन सब कानूनों का भी उल्लेख किया है, जिनके झनुसार इसे मुकदमों का निर्णय 
किया जाता था ।* साथ ही, इन मुकदमों में जो दण्ड दिये जाते थे, उनका सी अर्थ- 
शास्त्र में उल्लेख किया गया है। प्राचीव सारतीय कानून और दण्ड-व्यवस्था का 
कौ? प्र्य० ३॥१-२० 
कोौ० पझर्चे० ४१-१३ 


४ +7 


। कासूव और न्पायस्यवैस्की (०2.2... जेब 
परिचय प्राप्त फरने के लिए भर्थशास्त्र-के में ्रकरण झत्यात महत्व के हैं.। न्थायस्‍खयों 
की कॉर्यंविधि/अर भी इनसे ऋच्छा अकाल पड़ता है). जब कोई सुनादस न्यामायय के. 
अष्मुक्ष उपस्थित होता घा, तो उसके सम्बस्ध में निम्नलिखित बातें दर्जे की जाती 
चीं--१) ठीक स़िबि; जिससे वर्ष, ऋतु, मास, पछ और दिन का ठीक-ठीक पता लग 
सके । (२) झपराध या बाद का स्वरूप । (३) घंटनास्वल'क (४). ग्रदि ऋण का सु्क- 
दमा है, तो आण की मात्रा । (५) वादी झौर प्रतिवादी दीत्तों को देश, आम, जाति 
भोज, सास और पेशा। (६) दोनों पक्षों की सुक्तियों शोर प्रहनिसियों का पूरा-पुरा 
विवरण । सुकदमे की सुमवाई के समय परोक्‍्त दोष से अंबने का यत्त किया जाता 
'था। परोक्त दोब इत दर्शाझ्ों में उत्पस्त होता था---(१) जिरह के समय असंग्र की 
आत को छोडकर भझन्य बात कहने लगता । (२) पहले कही हुई बात का बाद में 
स्वयं खण्डन करया | (३) बार-बार अन्य व्यक्तित से परामर्श लेने का आग्रह करना । 
(४) प्रशइन का उत्तर देते हुए न्यायालय द्वाश “निर्दिश्च! कहने पर निर्दिष्ट न॑ कर सकना | 
(५) जो-कुछ पूछा जा रहा हो, उसका उत्तर न देकर अन्य बातें कहना । (६) पहले 
कही हुई बात से बाद में मुकर जावा। (७) अपने गदाह द्वारा कही गई बात को 
स्वयं न मानना । (८) न्यायालय में बिना अनुमति के अपने मबाहों के साथ बातचीत 
करनी ।* 

प्रतिवादी को अभियोग का जवाब देसे के लिए तीन से सात दिन तक का समय 
दिया जाता था। इससे अधिक समय लेते पर प्रतिदित के हिसाब से तीन पण से 
बारह पण तक जुरमाना देना पड़ता था | इस प्रकार मुकदमा तैगार करने के लिए 
अधिक-से भ्रधिक पन्द्रह दिन दिये जा सकते थे ।* सुकदमों के निर्णय में साक्षियों की 
बहुत महत्ता थी। कौटल्य के प्रनुसार स्याल, सहाय (काभीदार), श्राबद्ध (कंदी), 
भधनिक (उत्तमर्ण), धारणिक (प्रधमर्ण), वैरी, धुत (आझाश्ित्र व्यक्ति) और दण्डित 
(पहले कभी दण्डित हुआ) व्यक्ति साक्षी के लिए उपयुक्त नहीं भे, क्योकि वावी था 
प्रतिवादी के प्रति इनका पक्षपात होना स्वाभाविक था। विशेध अवस्थाभों के अति- 
रिक्त राजा, श्रोतिय, ग्रामभतक (ब्रा की सेवा में नियुक्त), कोढ़ी, ब्रणों से पीड़ित, 
प्रतित, चंडाल, कुत्सित कर्म वाले लोग, अन्धे, बहरे झौर राजपुरुष झादि को भी साक्षी 
के रूप में पेश नहीं कियां जा सकता था ।? सवाही देने से पूर्व साक्षी को सत्य-बोलने 
की शपथ प्रहुण करनी होती थी। यदि साक्षियों की यवाही में भेद हो, तो अहुसंख्यक 
गवाह जो बात कहे, या झुत्रि त्र॒ सम्मानित यवाहों की जो गवाही हो, उसके भाभार 


4. 'तिबद्ध पावसुत्युज्यान्य पर्द सहकासति, पूर्वोक्‍्त परिचसेलायेंन शाधिसस्कध्यते। 
परवाक्ममनभिपम्राह्ममरभिप्राह्मावततिष्ठते । प्तिश्ाप्र देग॑ 'निदिश' इृत्युकते त निर्ेशति । , 
, निषिष्टोदशादत्यदेशभुपस्थापयति . उपस्यिते देखें।यंसचर्त व्‌ इत्यचव्ययते ।. 
साह्षिभिरवयूत तेच्छति | भसभ्थाके देशे साकिंमिमियसअसभापते । कौ० अर्थ, पैप१ 
१. “तर्स्पां अतिबुवतशित्रसत्न सप्तरामिति। शंद उऊह जिपयायराध्य दा्देशरणपरं दाद कमा ६ 
«.. शिपक्षाइ्मतिदुपत- परोक्तााइकृता 7) कौ* अरब औेइ 2 हा ' 
, है. को अर्थ० काम पे हे 


१३६ प्राचीन भारत की क्ासन-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


घर निर्णय किया जाता भा त ' ' 

न्वायाणीक्षीं को स्योंग॑ करते हुए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेती थी । यहदिं थे 
ठीक प्रकार से न्याय कार्य न करें, तो उन्हें मी दण्ड मिले सकंतों था । कौर्टल्य ने इस 
सम्बन्ध में लिखा है---'यदि न्यायाधीश परस्पर विवाद करते हुए बादियों व प्रतिवादियों 
को डॉटे-डप्टे, उनकी भत्सेना करें, उन्हें (न्यायालय से) मिकांस दे, था बोलने ने दे, 
तो सबसे पूर्व उसे ही “पूर्व साहस दण्ड' दिया जाए। यदि वह उनके प्रति बाकृपांरुष्य 
(कठोर वाणी) का प्रयोग करे, तो दुगना दंड दिया जाए | यदि (स्यायाधीक्ष) पूछने 
योग्य बात को ने पूछे, न पूछने योग्य बात को पूछे, पूछकर बीच में ही छोड़ दे, 
सिखाये, याद दिलाये, या किसी द्वारा पहले कही गई बात को दोहराएं, तो उसे 
भ्रष्यम साहस दंड' दिया जाए। यदि (न्यायाधीश) उचित परिस्थिति के सम्बन्ध में 
न पूछे, श्रनुचित परिस्थिति के विषय में पूछे, बेमौके बात को टाले, छल करे, देरी 
करके दोनों पक्षों को थकाये, जिस बात पर मुकदमे का फैसला हो सकता हो उसे बीच 
में छोड जाए, गवाहों को संहायता दे, या निर्णय हुई बात को फिर से उठाए, तो 
उसे 'उत्तम साहस दण्ड' दिया जाए । यदि कोई न्यायाधीश बार-बार ऐसे श्रपराध करे, 
तो उसके दण्ड की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, भौर उसे प्रपने पद से च्युत कर 
दिया जाए ।' 

न्यायालय में लेखक आदि जो अन्य कर्मचारी होते थे, अपने कार्य मे शिथिलता 
करने पर उनके लिए भी दंड की व्यवस्था कौटलीय भ्र्थज्ञास्त्र में की गई है। * 

मुकदमो के निर्णय के लिए कौटल्य ने केवल साक्षियों पर निर्भर रहना पर्थाप्ले 
मही माना है। इसके लिए अर्थशास्त्र मे गुप्तचरों की सहायता लेने का भी विधान 
किया गया है। ग्रुप्तचर मुकदमें की वास्तविकता का पता लगाने का प्रयत्न करते थे, 
ओर पता लगाकर न्याबाधीश को सूचना देते थे । उनकी सूचमाओ्रों को मानना या ने 
भान॑ता न्यायाधीश के हाथ में था, पर इसमें संदेह नहीं कि गृप्तचरों की सूचनाओं का 
निर्णय के लिए यथोचितर उपयोग अ्वहय किया जाता था । 

न्यायाधीश रिश्वत तो नही लेते, या किसी के प्रति पक्षपत तो नहीं करते, 
इसको जानने के लिए भी उन पर गुप्तचर नियत करने की व्यवस्था कौटल्य ने की 
है। अर्थशास्त्र में लिखा है-- सजी (गृप्तचर) घर्मस्थ या प्रदेष्टा का विश्वासपात्र बन 
कर उसे जाकर कहें--'मेरा यह बन्धु अभियुक्त है। उसके बन॑र्ध को दूर कर दीजिए 


क्लीन ना 

१ 'साकिभेदे मतों बहुवा शुत्रयोध्मूमता था ततो नियच्छेयु. ।' को० श्र ० ३।११ 

२. '“प्रमेल्थश्वेह्िंददभानं पुरुष तजेयत्ति। भस्सेयत्यपसारयति, श्रभिश्नसते वां, पूर्वमस्मे साहतदरण्ड 
कुर्यात्‌ । बाक्पारु्मे द्विगणम्‌ । पृच्छायं न पृच्छत्यपृच्छर्य पृज्छाति, पृष्दवा विशर्जति, शिक्षयतति, 
स्मारयति, पूर्व ददाति वेति, मध्यममस्मे साहसदष्ड कुर्यात्‌ ! देय देंशे न पति, भ्रेर्थ देश 
पृज्छति, कार्येमदेश्नेनातिबाध्यति, छलेवातिहरति, कालहरणेन आन्तमप्वाहुबति, भार्याणं वाक्‍्य- 
मुत्कमति, भतिसाहाव्य साजिध्यी ददाति, तररतिवानुशिव्ट कार्य पुनरपि गृह्लति, उत्तमस्थ 
साहस दब्ड कुर्मात्‌ 4 पुनरपराधे हिंगुण, स्थानप्रयपरोहण थ ।” को» भरंधे० ४६ 

३, कौ० झर्थ० ४।६ 


। ' कानून झौर न्याय॑व्यवस्था , .... रेहेक 


ओर बदले में. यह श्रन ले लीजिए । ब्रदि वह इसे स्वीकार कर ले, तो- रिश्वत का 
अभियीय लगाकर उसे पंद्रक्युत कर दिया जाए ।” 

कौटलीय अधेशास्त्र में न्‍्याय-कार्य के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ विद्यमान हैं, वे 
बड़े महत्व की हैं। उसके भ्नुशोीलन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि 
प्राचीन भारत में स्वायालय भ्ती:भाँति व्यवस्थित थे, और न्‍्याग करते हुए उलमें 
निश्चित कार्यविधि का ऋनुसरण किया जाता था। सुनिश्चित कानूनों भौर उनका 
उल्लंघन करने पर॑ सुनिर्धारित दण्ड-व्यवंस्था की संता भी ग्र्यशास्त्र से सूचित होती 
है। मनुस्मृति के भ्नुसार न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले भ्रभियोगों के प्रठारह वर्ग 
घे--ऋणदान, निश्षेप, प्रस्वामिविक्रय, सम्भूयसंमुत्थानम्‌, दत्तस्यानपाकर्म, वेतत का ते 
देता, संविदा का व्यतिक्रम, क्रय-विक्रयानुशय, स्वाभी और भृत्य के विवाद, सीमा- 
विवाद, द्डपारुष्यम्‌, स्तेय, साहसम्‌, स्त्री-संग्रहण, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध, दायमाग, पारु- 
ष्यम्‌ू भौर दूत ।* व्यवहार या वाद के ये झ्रठारह पद या स्थान प्रायः भर्थशास्त्र मे भी 
दिये गए हैं, यद्यपि कौटल्य की सूची अभ्रधिक विशद है । धर्म-ग्रंथों श्र स्मृतियों मे भी 
वे कानून व दण्ड प्रतिपादित हैं, जिनके झनुसार न्यायालयों को न्‍्थायकार्य करना था । 

प्राचीन भारतीय न्याय-व्यवस्था का विवेचन महाभारत के इस इलोक के साथ 
समाप्त करना उपयुक्त होगा--'जब् राजा निग्रह और अनुग्रह के कार्य सम्यक रीति 
से करता है, तभी राज्य में मर्यादा की सुचारु रूप से स्थापना होती' है ।/* राज्य को 
झशिष्टों का निग्रह करना है, और शिष्ट पुरुषों के प्रति अनुग्रह । 


श्र 


१ 'प्रमस्थ प्रदेष्डार वा विश्वासोपयतं 'सत्ी श्रूगात्‌ू--'शसौ में बस्धुरभियुक्तः, तस्थायमनर्ञ: 
प्रतिक्रियताम्‌ ्य चार्थ: प्रतिगृद्मताम्‌” इति। स॒ चैसवा कुर्यात्‌ “पबदाग्राहुक:” इति प्रवास्येत्‌ । 
कौ० प्र्थ ० ४४ 
२ मनुस्मृति २-७ 
३. निग्नहे अन्रहे सस्मग्यदा राजा प्रवर्तते । 
ज़दा भवति लोकस्य मर्बाद्य सृव्यवस्थिता ह महा बतवर्ण १५२६६० 
४. चुद्धया स्वशतिपन्‍्नेदु कु्मात्सायुलनुप्रहत्‌। 
निभ्रह जाप्मशिष्टेयु सिर्भयादिषुःकारपेत्‌ 4' सहा०» बनपक पृ४सहह - 


बीसवां ग्रध्याय 
राक्‍्यों के पारस्परिक सम्बन्ध ओर व्यवहार 


(१) बेदिक झोर उत्तर-धंदिक युग 


प्राचीन समय में सम्फूर्ण भारत एक राजनीतिक सूत्र में संगठित नहीं था। 
यद्यपि इस देश के निवासियों में भारत को अपनी मातृमूमि और धर्म भूमि मानने की 
भावता विद्यमान थी, झौर उनमें सांस्कृतिक एकता की भी सत्ता थी, पर मौर्य, गुप्त 
झादि कतिपय राजवंशों के शासन के श्रतिरिक्त अन्य समयों मे इस देश मे शासन» 
सम्बन्धी एकता का प्रायः अभाव रहा । यहाँ बहुत-से छोटे-बडे जनपद झौर राज्य 
विद्यमान रहे, जो प्राय: पारस्परिक संघर्ष मे ब्यापृत रहते थे । प्रत: यह प्रश्न भी महत्त्व 
का है, कि इन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का क्‍या स्वरूप था, और वे परस्पर 
* श्यवद्वार करते हुए किन नियमों का अ्रनुसरण करते थे । 
बेदिक काल में भारत मे बहुत-से जनपदोी की सत्ता थी, जिन्हें 'राष्ट्र' कहते 
थे। इन राष्ट्रों के राजाश्रो मे प्रायः सघर्ष होता रहता था, और शक्तिशाली राजा 
अन्य राष्ट्रो को जीतकर एकराट्‌ू, सम्राट्‌ व भ्रधिराज का पद प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्तशील रहते थे। ऋग्वेद के एक मन्त्र मे इन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है--- 
'तुम इस सम्पूर्ण भुवन के एकराट्‌ होकर विराज रहे हो ।'* ऋग्वेद के ही भ्रन्य मन्त्रों में 
इन्द्र की सम्राट के रूप से प्रार्थना की गई हैं। एक मन्त्र के अनुसार सम्राट मघवान्‌ 
(इत्र) भन्‍्य पार्थिवों (राजाशों) से दक्षिणा ग्रहण करता है ।* केवल इन्द्र ही वैदिक 
युग में सज्जाट्‌ के रूप में प्रसिद्ध नही था, त्रसदस्यु को भी एक मन्त्र में सम्राट कहा 
गया है।* एक मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है, कि जो हमारे शन्रु हैं उन्हे हम इन्द्र 
और अझगिनि की सहायता से पराभूत करते है, वसव', रुद्र, आदित्य श्रादि देवता हमारे 
सर्वोपरि उग्र 'अ्धिराज' का अतिक्रमण न करें ।£ वैदिक साहित्य के ये निर्देश स्पष्ट 
रूप से यूचित करते हैं, कि वैदिक काल से ही अन्य राजाप्नरो को वशवर्ती बनाकर 
अधिराज, सआट व एकराट बनने का विचार विकसित होता प्रारम्भ हो चुका था। 
'एकराड्श्य भुवतस्थ राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरतिशि- ।' ऋ”्वेद ६।३७। 
यस्थ ऋतुविदेध्यों न सज्नाद साह्ठां तझुत्नो भ्रभ्यस्ति कृष्टी: ।' ऋग्वेद ४।२१॥२ 
. द्वयां प्रस्ते रधिनों विशेति गा वघूसत्तों मघवा महा सराद । 
अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दुणाणेय दक्षिणा पाधिवानाभ्‌ ४' ऋन्वैंद ६२८ 
४. 'तमागन्म सोभरय: सहसखमुण्य विभिष्टिंमंवंसे । सम्आाज तासदस्थ वयस्‌ ।! ऋश्वेंद प्य१६३२ 
५. 'प्रेल ते: सपत्नों क्षप ते भवन्त्विदाम्ििक्यासवधाधासहे कं | 
बसवो द्रा झगोदिस्मा उपरित्पूर्श मोत्र बेत्तारमधिरफ्जककन्‌ ॥ कूमेद ६०।१२०४६ 


य््ण खप 9 


रची के वारंस्पोरिक सेम्नस्ध और वेवर्चहारे “|... ३३६ 


पर पद क / दिव्ाशस,: देवंबात, सुदार्स औदि भ्रेनेक राजांन्री का उल्लेख हैं; 
पजन्हरति कि भन्‍्प राजाओों को पएरास्त करें भायिशाज अरदि की स्थिति आप्ते कर लीं 
थी) इसे राजोभों ने प्रधानतर्भा सिल्धु चेकटी की सम्येता के लोगों को परास्त करने सें 
अपनी शक्ति का प्रदर्शने कियो था । भारत के इने झादिग्निव्रासियों के साथ युद्ध करते 
हुए ये झा विजेता किन्‍्दरी ऐसे सिशरसों का पालन नहीं करते थे, जिन्हें वर्तमान समयें 
के अ्तेर्शष्ट्रीय कानूने के अ्नुकंल सममझा जा सके । वेदिक' धांहित्य में ऐसे मिदेश' 
विंश्वमान हैं, जिनमें वि से बुके हुए बाणों का प्रंयोग भी सूचित होंता हैं ।' सम्भवत:, 
मे बाण 'श्रोर्य-भिन्‍त  दस्थु जातियों के लिए ही प्रयुक्त किये जाँते थे, श्रार्यों के विशद्ध 
नहीं । 

उत्तर-बैदिक युत में भ्रायं जाति के विधि राष्ट्र वा जनपद पारस्परिक संधर्ष 
में तत्पर रहे, भौर इसके कारण अनेक श्रक्तिशाली राजा सआद, चक्रवर्ती या सावेभौम 
का पद प्राप्त करने में समर्थ हुए । इन शक्तिशाली सम्रा्टों का उल्लेख हम पहले कर 
चुके हैं। भ्रन्य राज्यों को जीत कर ये राजा वाजपेय और भव्वमेघ यजों का श्रनुष्ठान 
करते थे, भौर संम्राद पद को प्राप्त करते थे। शतपथ ज्ञादि ब्राह्मण-ग्रन्थों में इन 
यज्ञों का विद्द रूप से निरूपण किया गया है। पर प्राचीन भारत के ये सम्राट्‌ शअन्य 
रॉजाशों को परास्त कर उनेका मूलोच्छेद नहीं करते थे । वे अन्य राजाझों के 'राज- 
पितर' (राजाओं के पितर, पालक या श्रेष्ठ) बनकर ही संत्तुष्ट हो जाते थे।* ससुद्र- 
पर्यन्त प्रथिवीं का एकराद होना ये शक्तिशाली राजा अपना आदश्श समझते थे । 
सार्वभौम सज़्ाट्‌ उसी को कहा जाता था, जो आासमुद्र पृथिवी का एकराट्‌ हो।* 
वेदिक और उत्तर-वैदिक युगों की राजनीति का यह एक भहत्त्वपूर्ण तस्व था, कि अन्य 
राजाओं का उच्छेद न किया जाए, केवल उन से भ्रधीनता ही स्वीकृत करा ली जाए । 
यही इन सम्नाटों की झाये-मर्यादा थी | 






है &। 


(२) प्रायू-बोद काल 

बोद्ध यूग से पूर्व के भारत के इतिहास में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कॉ 
क्यो स्वरूप था, इसका परिज्रय स्मृति प्रस्थों, महाभारत श्र सूत्रग्रत्थों से प्राप्त किया 
जा सकता है। इस युग में आर्यों झौर भ्ार्य-भिन्त जातियों के युद्रों की भावश्यकता 
नहीं रहे मई थीं । जो भी युद्ध हीते थे, ये भागे जनपदों के पोरस्परिंक घुद्ध ही थे। 
अंत: इसे थुग के भर्मसूत्रों भौरे स्मृत्तियों में युद्ध:सम्बन्धी जो नियम प्रतिपादित हैं, 
बड़े मृदु हैं । प्रापस्तम्ब धर्मसूज के भनुसार जो दाधु शंस्त-विंहीन ही गये हों, या सिर 
के बाल खोले हुए भौर हाथ जोड़कर दया की प्रार्थना करते हों, या भाग रहे हों, उन्हें 


थृ. झ्रालाक्ता था अदशोष्ष्मेतों यस्था सयोमूखन्‌ । 
हुए मर्जत्यरेतस दइ्ये दैंक्ये गृहस्तम: ॥' ऋसोद ६9४0१5५ 
' ई, राजन राजपितर पारमेप्टथम । ऐकरेव दर... *' ह 
२. आर्वशौम: सर्वादुष भान्यदापरस्ात पुंचिव्दे संभुगपजॉन्तीयां दुकरॉट)' करें कर्ण 


३४० श्रात्नीन भारत की झासन-संस्याएँ तथा राजनीतिक. विचार 


नहीं मारना चाहिये ।' नौघायन सूत्र में खिला है, कि राजा को चाहिये कि शत्रु के 
विरुद्ध विष से बुके हुए बाणों का प्रयोग न करे । इसी प्रकार युद्ध के समय बच्चों, 
स्त्रियों तथा व॒द्धों पर प्रहार न किया जाए ।' ग्रोतम धर्मंसूत्र में लिखा है, कि राजा 
और क्षत्रियो के लिए यह ग्रावश्यक है कि वे युद्ध क्षेत्र से कभी मुँह न मोड़ें, सदा अचल 
और निर्भेय होकर युद्ध करें। युद्ध में शत्रु को मारता या घायल करना पाप नहीं है, 
पर युद्ध में भी ऐसे व्यक्तियों का घात करना उचित नहीं है, जिनके घोड़े मारे गये 
हों, जो शस्त्रविहीन हो गये हीं, जो हाथ जोड़ कर खड़े हों, जो सिर के बाल खोल 
कर भागने लगे हों, जो पीठ दिखाकर बैठ जाएँ, जो भाग कर वृक्षो या पर्वतो पर चढ़ 
जाएँ, और जो यह कहें कि हम ब्राह्मण या गाय है ।? गौतम के भनुसार विजयी 
योद्धाओं को रणक्षेत्र मे पड़ा हुआ जो धन मिले, वह उन्हीं का अपना होगा, पर यदि 
युद्ध में विजय निरन्तर युद्धों के प्रनन्तर प्राप्त हुई हो, तो शत्रु के धन मे राजा का भी 
भाग होगा, और शेष धत को योद्धाओं में विभक्त कर दिया जायगा ।* वाहिष्ठ सूत्र 
के अनुसार जो योद्धा युद्ध में मारे जाएँ, उनकी विधवाश्शो भौर सन्‍्तान का पालन- 
पोषण राजा को करना चाहिये ।* 

मनुस्मृति में भी युद्ध-सम्बन्धी श्रतेक नियम प्रतिपादित किये गए हैं। मनु के 
अनुसार श्रन्य राज्यों के प्रति नीति के अंग निम्नलिखित हैं---झासन, यान, सन्धि, 
विग्नह, हधीभाव भौर संश्षय ।* जब राजा की शक्ति क्षीण हो, तो उसे भ्रपनी वर्तमान 
स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिए, तब उसे युद्ध से बचना' चाहिये । 
इसी को 'आासन' कहा गया है । अपने किसी मित्र राजा के भ्रनुरोध से भी राजा 
झआसन' की नीति का अनुसरण कर सकता है। जब राजा दात्रु के विरुद्ध प्रक्रम करे, 
तो उसे 'यान' कहते थे। यह यान भी मित्र-राज्य के साथ 'संहत' (सन्धि द्वारा 
सम्बद्ध) होने के कारण हो सकता था, या राजा स्वयं भी इसका उपयोग कर सकता 
था। भ्रव्य राज्यों के साथ सन्धि या विग्रह (युद्ध) करना भी परराष्ट्रनीति के महत्त्वपूर्ण 
भंग थे। एक राजा से सन्धि करके अन्य के विरुद्ध युद्ध करने को 'दैघ' कहते थे । 
प्रात्मरक्षा के प्रयोजन से किसी शक्तिशाली राजा के सम्मुख प्रपने को अपित कर 
देने का नाम 'संश्रय” था। भन्य राज्यों या राजाश्ं से बरतते हुए ये छ: प्रकार की 
नीतियाँ ही प्रयोग में लायी जाती थीं । इन्ही को 'पाड्गुण्य' भी कहते थे। मनु ने 
इनका संक्षेप के साथ प्रतिपादन किया है, पर कौटलोय अर्थशास्त्र में इनका विदश्वद रूप 
से निरूपण किया गया है। अगले प्रकरण मे हम इस घाड्गुण्य पर अधिक विशद रूप 





« आपस्तम्ब २४।१०११ 

- बौधासन १॥१०। १८११ 

गौसम सूत्न १०११८ 

गौतम सूच् १०२०-२३ 

« वाशिष्ठ सूत्र १६२० 

, 'झासन चेन यान उ्व सन्धि विश्रहंमेण भर । 

कार्य वीजय प्रयुण्डीत देश संश्रयमेव व ॥ मनु ० ७१६१ 


बह खूद बे ७ २ २० 


.' ज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध भौर व्यवहार | ३४है 


' से लिखेंगे। पर युद्ध के सम्बन्ध में मनु के जो विचार हैं, वे उल्लेखनीय हैं। मनुस्मुति 
में लिखा है कि राजा साम, दान और भेद को नीति की एक-एक करंके या सम्मिलित 
रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का अयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं ।' युंदध 
से प्राय. दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है ।* पर मनु यहू भी भली-भाँति समझते 
थे, कि कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अतिवाये होता है | अतः जब भ्रावश्यक हो तो 
निःशंक होकर युद्ध का भी ध्ाक्रय लिया जाए, यद्यपि यह युद्ध घर्मानुकूल (सुधुद्ध) होना 
भाहिये ।* युद्ध किस ढंग से लड़ा जाए, भौर किस प्रकार ध्यूह की रचना श्रादि की 
जाए, इसका भी भनुस्मृति में निरूपण किया गया है। मनु शत्रु के प्रति किसी भी 
प्रकार की दया प्रदर्शित करने के पक्ष मे नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक लिखा है, कि 
शश्नुराष्ट्र को भली-भाँति पीड़ित किया जाए, और उसके पझनन, जल तथा ईंघन तक को 
दूषित कर दिया जाए ।* पर जब शत्रु परास्त हो जाए, तो उसके राजव॒श का मूलोच्छेद 
कर देना मनु को भी भ्रभीष्ट नहीं था । इसी कारण उन्होंने प्रतिपादित किया है, कि 
पराजित राज्य के राजवंश के ही किसी व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाया जाए, और 
उसके साथ सन्धि कर ली जाए ।* जिस ढग से धम्मंसूत्रों में शस्त्र विहीस या असावधान' 
शच्रु के विरुद्ध लड़ने का निषेध किया गया है, वैसा हो विधान मनुस्मृति में भी 
विद्यमान है । 
महाभारत मे भी युद्ध के सम्बन्ध मे इसी प्रकार के नियम' प्रतिषादित हैं। 
शान्तिपवं में लिखा है, कि ऐसे छत्रु को नहीं मारना चाहिये जिसके प्राण निकलने 
वाले हों, जो सन्तानहींन हो, जिसके शस्त्र टूट गये हों, जो विपद्ग्रस्त हो, जिसके घनुष 
की डोरी टूट गई हो, या जिसके वाहन (घोड़े आदि) मर गये हो; ऐसे शत्रु को बा 
तो उसके घर पर पहुँचा देना चाहिए, और या उसका इलाज कराना चाहिये | जब 
वह स्वस्थ हो जाए, तो उसे मुक्त कर देता चाहिये ।* महाभारत में इस बात पर बहुत 
जोर दिया गया है, कि युद्ध धर्म के भ्रनुसार ही लड़ना उचित है। वहाँ लिखा है, कि 
राजा कभी पश्रधर्म से पृथिवी के विजय की इच्छा न करे । अ्रधर्म से जो विजय की 
जाती है, वह न स्थायी रहती है भौर उसके कारण स्वर्ग की प्राप्ति भी सम्भव नहीं 





१. 'सास्ता दानेन भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ ! विजेतु अ्ग्तेतारीस्त युद्धेन कदाघन ॥| मनु० ७१६८ 
२. “नाशों भवति मुझ्ेत कदाचिदुभमोरपि ।' कासल्दक ६।११ 
३. 'सुयुद्धभेव रेत्राईपि निविशंक: समात्ररेत्‌ ।' मनु ० ७१७३ 
४, “उपस्थ्यारिमासीत राष्ट्र प्रास्पोपपीडगरेत । 

दृषगेध्चास्य सतत यवसाम्नोदकेन्धनंस्‌ ॥' मनु० ७१६४ 

'स्वापयेतल तहंक्यं कुर्याच्च सम्रयक्रियाम्‌ । मनु० ७२०२ 

६. “निष्थाणों ताभिहन्तब्यों सानपत्य: केसंत । भब्वशस्तो विपृन्तश्द कृत्तस्थों हृतवाहम: ॥ . 


_चिकित्स: सात स्वसियंे प्रोप्पों मा स्वभूदें भर्वेत्‌ । लिर्शभएद स' मोजतम्ध एच घभमे समातत: | 
महा० शान्ति० ६३/१७-ब८ 


पा 


श्डर प्राचीद भारत की शासन-संस्थाएँ तथा यजदीबिक़ विार 


रहती ।' युद्ध के ये धर्मानुकूल निम्रम कोस-से है, इसका भी भह्ठाभारत में पिल्सण | 
किया गया है । इसके अनुखर कवच पहन कर ऐसे योद्धा से नहीं लड़ता चाहिये, जिसने 
कवच न पहना हुआ हो । अकेले योद्धा से सेना लेकर नहीं लड़ना चाहिये। परदाति 
से श्रश्वारीहो को नहीं लडना चाहिये, और जिसका शस्त्र टूट जाए उससे शा 
साथ नहीं लड़ना चाहिये।* * 

महाभारत के अ्रनुसार युद्ध एक यौरव की बात है। क्षत्रिय का धर्म ही बुद्ध 
करना है । शैय्या पर लेटकर या रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता उम्रके लिए 
गौरव का कारण नहीं है।* पर उसे युद्ध धर्मपूर्वक ही करना है, भरधर्म से नही । 
महाभारत मे भ्रधमंपूर्वक युद्ध को पाप कहा गया है । 


(३) साम्राज्य के विकासकाल में परराष्ट्र नीति 


बौद्ध युग मे भारत में महाजनपदों व साम्राज्यों का विकास प्रारम्भ हो यया 
था । पर ये महाजनपद भी घिजय करते हुए परास्त राजा का मूलोच्छेद करना धर्म 
के विरुद्ध मानते थे। एक जातक कथा के भ्रनुसार जब कोशल के राजा ने काश्नी पर 
झाक्रमण करने की तैयारी की, तो काशी के मन्‍्त्री ने राजा कों समभाते हुए कहा-- 
महाराज, भ्राप डरिये नही, प्रॉपका भ्रनर्थ तहीं होगा, आपका राज्य आपकी ही रहेगा, 
झापको केवल कोशल के राजा की श्रधीनता ही स्वीकार करनी होगी ।* पर मगध के 
सप्नाटो ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भ्रन्य राजाओं का मूलोच्छेद किया, 
इसीलिए पुराणों में उन्हें 'प्रधाभिक' कहा गया है । महाप्म तन्‍्द जैसे सागध सम्रादों 
ते जिस प्रकार अन्य राजाझों का उच्छेद कर श्रपने विद्याल साम्राज्य का निर्माण किया 
था, वह प्राचीन आरयों की धममं-मर्यादा के विरुद्ध ही था । 
भारतीय इतिहास के साम्राज्यकाल की परराष्ट्रनी ति का सुविशद रूप स्ले परि- 
सब हमें कौटलीय अथंशास्त्र से मिलता है। बहाँ परराष्ट्र नीति सम्बन्धी पराड़्युण्य 
का बड़े विस्तार के साथ निरूपण किया गया है। भारतीय विचारकों के भ्रनुसार सन्धि, 
खिग्रह, प्रासन, यान, सश्रय और दधीभाव को षाडुगुण्य कहा जाता था। जब पण 
(प्रतिज्ञा) पूर्वक किसी अन्य राज्य से कोई सम्बन्ध स्थापित किया जाए, तो उसे सन्धि 
कहते थे। दूसरे राज्य पर आक्रमण का नाम विग्नह था। उदासीन वृत्ति (तटस्थता) 
को प्रासन कहते थे। शत्रु के विरुद्ध तैयारी की संज्ञा 'यान” थी । अपने को दूसरे 
(अ्रधिक शक्तिशाली) राजा के अपंण कर देने का नाम संश्रथ था। एक के साथ सन्धि 
१ 'ताधर्मेण मही जेतु लिप्सेत प्‌चिवीपति' । 0 ' 
अधर्े विजय लब्धवा को नु मन्येत्त भूसिष ॥ 
श्रधर्म युक्तो विजयी ह्यप्रुवोउस्वग्य एवं चु ।' यहा ० शर्मस्‍न्‍्ति० ६६।९-२ 
२. महा» शात्ति० झ्र० ६३।७।१३ ।, 
३ 'प्रधमं: क्षत्रिवस्पैष यच्छम्यामरण भवेत । न्‍ 3 
विसृज अबसेआर फितानि कुफण प्रस्यिदतस्‌ । महा" शास्सि० ३७४२३ कह हा 
$. गा भाष्ति महाराज ब्रार्पि दे परिपत्थों ढक रज्यं तेज सविस्सति क्रेकल सकोजरक्क्ो ससवती 
 द्ोहिए पृझड उमा ४., 9. 36. 


राज्यों के पारस्परिक तेम्दन्स और खबहार “४३ । 


बूसरें के साथ: विभ्रह की तीति को पइवीभाव कहते शे'।* कौटत्य ने लिखा है, 

झत्प' राज्यों से चरतते हुए मिम्नलिलित नीति को अनुसरण किया जाए--जबे दूसरे 

घाउय को शक्ति अधिक हो, तो उससे सन्धि कर ली जाए; यदि प्रपमे राज्य की शक्ति 

अधिक हो तो किग्रह किया जाए; जब यह देखा जाए कि न दूसरा हमें प्रात कर 

सकता है और न हम दूसरे पर विजय पा सकते हैं, तो कौसव (उदासीन नीति) का 

उपयोग किया जाए; जब, अपने राज्य में पर्याप्त शक्ति हो, वो दूध की तेयारी की शीर , 
ध्यांन दिया जाए; दि अपना शज्य शक्तिहीन हो, तो किसी अन्य राज्य का संश्रय 
(ध्राश्रण) शिया जाए; और जब साध्य (उदहेश्य) के साथन के लिए किसी भ्रम्य राज्य 
के साहाग्य की आवश्यकता हो, तो उससे सन्धि करके दूसरे के साथ विग्रह इस प्रकार 
देघीभाव की नीति को झपनाया जाए ।* समय की परिस्थिति के अनुसार इनमें से 
जो भी नीति उपयुक्त हो, राजा को उसी का श्रनुस्रण करना चाहिए । किन परि- 
स्थितियों मे किस नीति का अनुसरण उपयोगी होगा, इसका भी कौटक्य ने विशद 
रूप से विवेचन किया है। विजिगीशु राजा के लिए युद्ध की उपयोगिता प्रवश्य थी, 
पर कोौटल्य के मन्‍्तव्य के झनुसार यदि सन्धि आर विश्नह--दोनों नीतियों से एक 
समान लाभ सम्भावित हो तो सस्धि की नीति अधिक उत्तम है, क्योकि युद्ध से शक्ति 
का क्षय, धन का व्यय, जनता का प्रवास आदि किसनी ही हानियाँ होती है।* 
विजिगीयु राजा के लिए केक्‍्ल युद्ध ही एकमात्र उपाय नहीं है, परिस्थिति के भ्नुसार 
पाड़गुण्य के सभी उपायो का उसे प्रयोग करना चाहिये। जो श्र्थ राजा बल मे 
अपने तुल्य व अपने से श्रेष्ठ हों, उनके प्रति सन्धि की नीति उपयुक्त है । बल में अपने 
से हीनों के प्रति ही विश्रह करना चाहिए। ग्रदि अभ्रपने से बलक्षाली के साथ युद्ध 
किया' जायगा, तो उसकी वही गति होगी जो पदाति की हस्ति से लड़ते हुए होती है । 

: कच्चे बरतन जैते परस्पर टकराकर टूट जाते हैं, बसे ही बराबर बल बाले राजा 
ग्रापस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं। झ्त. सन्धि की नीति का अ्रनुसरण ही श्लेयस्कर 
है । थे सन्धियां भ्रमेक प्रकार की होती हैं .--(१) निम्नेल राजा बलवान राजा से 
आकान्त होने पर उसे घन, सेन। झौर अपनी भूमि देकर सन्थि कर सफता है । (२) 
इस शर्ते पर सन्बि करना, कि विजेता को ज़ब आवश्यकतः होगी विजित राजा अपने 
सैनिकों की निश्चित संख्या को साथ लेकर उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जायगा । 
(३) इस शर्त पर सन्धि करना कि राजा स्वयं तो नहीं, पर उसका स्रेनापति भौर 
राजकुमार सैनिकों के साथ विजेता की सहायता के लिए प्रस्तुल रहेंगे। (४) इस शर्ते 
पं. 'पंणबन्ध: सन्धि:, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्र, प्रभ्युच्चयों यान, प्रार्षणं संक्रय:, सल्धरि- 

विग्रहोपावान ईंधीभाव इति पढगंपा: | कौ० अर्बे० जप... 
२. 'परस्माक्षीयमान: संदर्धीत । अ्युक्दीयमानो दिगृहदणीवात्‌ । ,“त मदर परी वाह परअपहन्त शक्तः 
इत्यासीत । गृणातिशयवुक्तों यायात्‌, शक्तिहीनः संकेत । सहायसाध्यकार्यदध्रीशा् कक्छेत 
»+... करै5 भें ७. 
के  सन्यिदिफ्रम्रोस्तुल्थायो, शुद्ध सन्धरिमुपेयात्‌ ! विश्रहे हि क्यच्यय अवास प्रत्यवादा भवन्ति ध 
कौर भरे॥ आर ' 


इे४४ प्राचीन भारत की शासकश्तंस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


पर संधि करना, कि राजा और उसकी सेना को जहाँ जाने का प्रादेश दिया जाएगा, के 
तहाँ चले जाएँगे। (५) धन देकर सन्धि कर लेना । इस प्रकार की सन्धि में शजा धन 
देकर भ्रपने राज्य के सब अंगों की रक्षा कर सकते में समर्थ होता है। (६) इतना 
अधिक घन देकर सन्धि कर लेना, कि धन की सस्पूर्ण मात्रा की भ्रदायगी सुबंस त हो । 
(७) अपने राज्य की मूमि का एक भाग वेकर सन्धि कर लेना। (८) राजधानी के 
अतिरिक्त सब भूमि देकर सन्धि करना । (&) राज्य की आमदनी को झमानत के रूप 
में. रखकर सन्धि करना। (१०) राज्य की श्रामदनी से भी अ्रधिक प्रदान करने की 
बात के भ्राधार पर सन्धि करना ।* ये विविध प्रकार की सन्धियाँ देश और काल की 
परिस्थिति के भ्रनुसार की जाती थी । निःसन्देह, कौटल्य के समय के विविध राजा 
श्रापस मे बरतते हुए भ्रपनी शक्ति के अनुरूप सन्धियाँ करते में तत्पर रहते थे। इन 
सन्धियों के सम्बन्ध मे कौठलीय अर्थशास्त्र मे बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया 
है, पर उसे यहाँ लिख सकना' सम्भव नहीं है । 

युद्ध के सम्बन्ध में भी कतिपय सूचनाएँ अर्थशास्त्र से प्राप्त होती हैं, जिनका 
उल्लेख उपयोगी है । कौटल्य ने दो प्रकार के युद्ध लिखे है---प्रकाशयुद्ध और कूटयुद्ध । 
जिस राजा की शक्ति प्रबल हो, जिसने अपने षड़यन्त्रो द्वारा शत्रु पक्ष मे प्रवेश कर 
लिया हो, और जिसने अपने पक्ष की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली हो, उसे प्रकाश- 
युद्ध का प्रयोग करता चाहिए । जब राजा की स्थिति ऐसी सुदृढ ने हो, तो कूटयुद्ध का 
श्राश्षय लेता भी उचित है।* कूटयुद्ध में शत्र्‌ को धोखा देने का प्रयत्न किया जाता 
था। विजिंगीषु राजा की पराजय हो रही है, श्ौर शत्रु की विजय हो रही है--यह 
प्रकट करने के लिए अ्रतेक उपाय किये जाते थे, ताकि शत्रु विजय के मद में असावधान 
हो जाए, श्रौर फिर अचानक हमला करके उसे जीत लिया जा सके । शत्रु के सैनिको, 
सेनापतियो झौर अन्य पुरुषों को भी अपने पक्ष में लाने के लिए पश्ननेक उपाय प्रयुक्त 
किये जाते थे । 

शुक्रनीतिसारः में भी धर्मयुद्ध और कटयुद्ध भे भेद किया गया है। भर्मयुद्ध में 
हाथीसवार क़ो हाथी सवार से, पदाति सैनिक को पदाति सैनिक से, भ्रश्वारोही को 
अ्रश्वारोही से, और रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिए । यही नहीं, जिसके पांस 
जो हथिमार हो उसे उसी हथियार वाले से बुद्ध करना उचित है । धर्म युद्ध मे इन 
लोगों का घात नहीं करना चाहिए--भय से छिपकर बैठे हुए, सपूसक, हाथ जोडते 
हुए, जिसने सिर के बांल खोल दिए हों, मैं तेरा हूँ ऐसा. कहने वाले, सोथे हुए, कवच 
से विहीन, नंगे, निराश, जो लड़ाई में सम्मिलित न हो, जो केवल युद्ध को देख रहा 
हो, जो किसी दूसरे से युद्ध कर रहा हो, जो खा-पी रहा हो, जो डरा हुआ हो या जो 
भाग रहर हो | साथ ही, युद्ध के भ्वसर पर बालक, वृद्ध तथा स्‍त्री की भी हत्या नहीं 
थ्‌ृ. कौ? प्रथें० ७३ 
२. “बल विशिष्ट: कृतोपजाप प्रविविहितकतुस्स्वभूग्यां प्रकाशयुद्धमुेयात्‌ बिपर्यपे कपट्युद्स । 


कौ० अर्थ १०४४ 
३. शैकमीतिसार ४७३४ ४-३५८ 


। 
| 


राज्यों के पारस्परिक सम्बेस्ध और स्येबहार, 7... इडई ४ 


करती चाहिए । पेर शुके के अंतुसार ये निमंस केवल चर्मचुद्ध के लिए हैं। 
का एकसा्र उद्देश्य, जिस प्रकार भी सम्भव हों, शत्रु का विनाश करना ही होता हैं। 
अत: उसमें सब अकार के सेपायों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण देकर 
छुआ ने बताया है कि राम कृष्ण और इन्द जैसे महापुरुषों ने भी बाली और यत्रन नामुचि 
का कूटनीति द्वारा चात किया था ।* इस प्रसंग में शुक्र ने कूटयुद्ध के भ्रनरेंक उंपायों 
का निर्देश किया है, जितमें धन का लोभ देता, घोखा देना, अन्रु सैचा में फूट डालना 
आदि सम्मिलित हैं। कौटल्य ने भी क्टयुंद्ध के इन्हीं उपायों का वर्णन किया है । 
परास्त शत्रु के संनिकों भौर भ्रन्य व्यक्तियों को दास बनाने के सम्बन्ध में भी 
कतिपय निर्देश प्राचीन अंथों में विद्यमान हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र मे विविध प्रकार 
के दासों का परिगणन करते हुए ध्वजाहुत' दासो का भी उल्लेख है ।* ध्वजाहुत दास 
उन्हें कहते थे, जिन्हे युद्ध में विजय के कारण दास बनाया गया हो | नारदस्मृति 
में पन्‍्द्रह प्रकार के दासों का उल्लेख है, जिनमें शक युद्ध में प्राप्त भी है। ध्वजाहुत 
दासों का उल्लेख सूचित करता है, कि प्राचीन भारत में विजित राज्यों के निवासियों 
को दास बना लेने की प्रथा का भी स्वंथा अभाव नहीं था, यद्यपि दासों का क्रय-विक्रय 
प्रधानतया श्रार्यभिन्न म्लेच्छ जातियों मे ही विद्यमान था। 


(४) शान्ति के काल में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 


युद्ध के समय विविध राज्यों में किस प्रकार का सम्बन्ध प्राचीन भारत में 
होता था, यह प्रतिपादित करने के असन्तर यह बताना भी आवध्यक है कि शाति के 
समय मे वे परस्पर क्या सम्बन्ध रखते थे। श्रन्य राज्यों में अपने दूत रखने व भेजने की 
प्रथा प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी। कौदल्य ने तीन प्रकार के दूतों का उल्लेख 
किया है--निसुष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर ।* जिसमें पभ्रमात्य के सब ग्रुण 
विद्यमान हों और जो प्रमात्य की स्थिति रखता हो, ऐसे दूत को “निसुष्टा्थ' कहते 
थे। निसृष्टा्थ का भ्रर्थ है, जिसे कतिपय कार्य सुनिश्चित रूप से सुपुर्द किये गए हो । 
परिमितार्थ दूतों की स्थिति भमात्यों से कुछ कम (एक चोभाई कभ) भानी जाती थी, 
' और शासनहर दूत की स्थिति और भी हीन समझी जाती थी। निसुष्टार्थ दूत को 
अपने राजा की ओर से विवादश्रस्त विषय का निर्णय करने का पूरा-पुरा भ्रधिकार 
प्राप्त 'होता था। परिमितार्थ दूत केबल वही निर्णय कर सकता था जो उसे निदिष्ट 
किया गया हों; और शासनहर दूत रॉजा का सन्देश तथा भ्रषीतता स्वीकृत करने बाखे 
१ धर्मशथुद्धेतु कूटे वे ल सस्ति नियमा अ्रमी । ह ह - 
थे सुद्धकूटसट्रश भाशन बलवबंद्रिपों: 
रामकृष्णेस्द्रादिदेव: कुंठमेंबाद्रित पुरा । 
कटेत निहुर्तों बालियंबनो नामुचिस्तक्ा । शर्कु> ४/७३५६०३६० 
२. कौ० प्रश्नें० ३९१ 
है. कसात्यसम्पदोप्रेतों सिसृष्छार्थ: । पादहीन गुण: भरिमिसाथे: । भर्घेगुण हीनः आसमहूर: २ * 
' ' कौ झ्रथें७ ११६ 


। 
४ 


! ४६ .. प्राचीन -भारत की झासव-अंस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार 


राजाों की सेवा में झधिफ्ति राज़ का शासन (राजाज्ा) ले जाने भौर, उसका उत्तर 
लाने का ही कार्थ करता था; दूतों का यह कार्य भी था, कि ने जिस राज्य में नियुक्त 
हों, उसकी भौगोलिक दशा, क्षेत्रफल, सेन्‍्य संगठन, छावनी, दुर्ग, युद्ध के साधन, उस 
राज्य की गुप्स बांतों झोर निर्भेल व सबल स्थितियों का भी पता करें, और इन सब 
बातों से अ्रपने राजा को सूचित करते रहें । इन बालों का परिचय प्राप्त करने के लिए 
दूल चारों (मुंप्तचरीं) का भी प्रयोग करते थे। उन्हें जो कुछ इस प्रकार ज्ञात हो, 
उसे बह गुप्त लिएप (चित्र लेख्यं संज्ञा) द्वारा प्रपले राजा की सेवा में भेज देते थे 4 
दूत तभी दूसरे राज्य की राजथानी में प्रवेश करता भा, जबकि वह अनुमति प्राप्त 
कर ले। प्रनुशात होकर बह उस कार्य का निवेदन' करता था, जिसके लिए उसकी 
नियुक्ति की गई हो । यदि दूध देखता था, कि उससे मिलते हुए (बूसरे देश के) राजा 
की वाणी, मुख, आँख ओर हांवभाव में प्रसाद गुण है, उसका समुचित रीति से सत्कार 
किया गया है, उससे कुशल प्रश्न किये गये है, उसमे (दूत को भेजने बाले राजा व 
उसके सम्बन्धियों, मित्रो श्रादि के सम्बन्ध मे) मंगलस्मरण की बातें यूछी गई है, 
ओर उसे राजसिहासन के समीप प्रासन दिया गया है, तो समभना चाहिए कि राजा 
सन्तुष्ट है। यदि यह श्रनुभव किया जाए कि राजा सन्तुष्ठ नहीं है, तो दूत को उससे 
कहना चाहिए---'दूत तो राजाशो के मुख के समान होता है । यदि उसके सामने शस्त्र 
भी उठा लिया जाए, तो भी उसे राजा की बात कहनी ही पडती है । दूसरों की बात 
कहना ही दुत का धर्म है। उसके तो साथी भी ब्रवध्य होते है, उसकी तो बात ही 
क्या ?” जब तक दूत दूसरे राज्य मे रहे, उसे वहाँ प्राप्त होने वाले सत्कार से अपनी 
वास्तविक स्थिति को भूल नहीं जाना चाहिए । उसके लिए यह भी प्रावश्यक है कि 
बह सद्य और स्त्रियों से अचकर रहे, भ्रकेला सोए और (इसरे राज्य के) राजा की 
शक्ति तथा वैभव के रोब मे न आये ।" वतंसमान समय के समान प्राचीन भारत मे 
भी दूत को श्रवध्य माना जाता था। रामायण और महाभारत मे भी दूत को भ्रवध्य 
कहा गया है ।*? मनुस्मृति के श्ननुसार सन्धि आदि के कार्य दूत द्वारा ही किये जाते 
हैं, भ्रत' उसका महत्त्व अमात्य के ही समान है। परराष्ट्र-नीति का प्रयोग प्रायः दूत 
के हाथो में ही होता था । 
प्राचीन भारतीय इतिहास मे दूतों की सत्ता के भी अनेक निर्देश विद्यमाल हैं । 
यवन राजा सैल्यूकस ने मंगरथनीज को अ्रपना राजदूत बनाकर चल्धगुप्त मौर्य के 
दरबार में भेज। था। . डायमेच्स बिन्दुस्लार मौर्य के दरबार में पवत राज्य के राजदूत 
के रूप मे रहा था-। मौर्य राजाशों ने भी अपने दूत यबन राज्यों में भेजे थे । तक्षक्षिला 
के यवत राज। अन्तलिखित (एंटिअलकाइडीस) ते हैलिभोदोरस को भ्रपना डूंत बनाकर 
विदिशा के शुगवंशी राजा भागभद्र की सेवा में भेजा था। समुद्गुप्य के दरबार में 
सिहल के राजा ने और चालुक्यराज पुलकेशी द्वितीव के दरबार में ईरान के राजा! ने 
पे के पर्चेण्पापरए 
२ महाभारत, सभाप्व, ८५॥२६ 
है अनु० ७॥६५६ 


कर खामों के प्ररस्परिक फ़कस घौर कऋल्यहाए |  . '. शेहछ, 
' 'हुंतः जैसे से । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण प्रानीन इतिहास कें:विस्मान 
हैं। पर ग्रे, दूत प्राय: विक्षेक प्रसोजसे से और कुछ निशिचत समय के लिए ही भेजे जाते 
' जे ३, वर्तंधान समय के दूतांतासों के ससान प्रावीज अरल में भी दुलावासों की का 
“शी, यह बलौ-आँव्ि स्पष्ट नहीं है, बल्पि कौसलीफ अर्शास्व में दूतों का फिस उंस से 
बेन है, उससे सूचित होता है कि ने अपने साथियों के साथ विभिन्‍न राज्यों में पर्वाष्त 
समय के लिए निवास किया करते थे 


(५) सण्डल का सिद्धान्त 

प्राचीन काल सें जब्च भारत ्रें बहुत-से छोटे-बढ़े राज्यों की सता थी और 
कतिपय महत्काकांक्षी तथा शक्तिशाली राजा अपने पड़ोस के राज्यों को जीत कर 
साम्राज्य विस्तार के लिए तत्पर थे, तब इस देश के राजशास्त्र-प्रणेताभ्ों से राज्यो 
के पारस्परिक सम्बन्धों के विधय में एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, जिसे 
'फ्ण्डल सिद्धान्त' कहते हैं । इस सिद्धान्त द्वारा जिस सण्डल का निरूपण किया जाता है, 
उसका केन्द्र एक ऐसा 'विजिगीष' राजा होता है जो पड़ोस के राज्यों को जीतकर भपते 
अधीन कर लेने के लिएं प्रयत्नशील हो | कौटल्य के अनुसार विजिगीषु राजा के लिए 
ग्रह भ्रावश्यक है कि उसका चरित्र त्ति्मेल हो, उसमे व्यक्तिगत शक्ति-्ामथ्यं हो और 
कह नीति-निषुण हो । पढोस के राज्यो को जीतकर अपने भ्रधीन कर लेने की श्राकाक्षाः 
रखने बाले राजा के राज्य की सोमा पर जो राज्य स्थित होमा, वह स्वाभाविक रूप 
से भारि या गत्रुराज्य होगा । पर इस शत्रुराज्य की परली सीमा पर जिस अन्य राज्य 
की स्थिति हो, विजिनीय्‌ राज्य उसे श्रपना मित्र समझ सकता है क्योंकि बह “भरि' 
का अवश्य हौ भ्ररि' होगा | इस मित्रराज्य के पडोस में जो राज्य होगा, बह भिन्नराज्य 
का श्षत्रु होगा और विजिगीष्‌ राजा के पढ़ौंसी भ्ररिराज्य की उससे मित्रता होगी। 
कौटल्य ने इसे “भ्रि मित्र” (छत्र-राज्य का मित्र) की सज्ञा प्रदान की है। इसी प्रकार 
'मिन्न-सित्र” (विजियीषु के भित्र राज्य का सित्र) और “झरिमित्र-मित्र' (विजिगीषु के 
पढ़ौसी शत्रुराज्य के मित्र का सित्र-राज्य) का कौठल्य ने बिवेचन क्रिया है। इस प्रकार 
मण्डल में पाँच राज्य हुए---( १) भरि राज्य-विजिमीषु राजा के राज्य के पड़ौस में स्थित 
राज्य जिसे जीतकर वह अपने झबीतय करता जाहता है, और स्वाभाविक रूप से जो 
विजिगीधु का दातु है। (२) सित्र राज्य---जिसकी सीमा विजिगीशु के राज्य के साथ 
ज्हीं समती, पर अरिराज्य के पड़ौस में स्थित होने के कारण जो विजिगीयु के झजु- 
झाज्य का दंत है। (३) आरि मित्र -- जिस शाउस की सीमा दातु राज्य से नहीं लगती, 
झत: जो विजिगीषु के अभु का मित्र है।.(४) सित्र-भित्ञ---जिस राज्य की विजिमीषु के 
मित्र राज्य के साथ मित्रता हो । (५) भरिमिजर-मित्र-> जो राज्य विजियीयु के आज के 

सित्र का दिल्र हो । । 
इसेप के शाधुतिक इतिहास के एक उदाहरण देकर इन पाँच अकार के राज्यों 
... को स्पष्ट सिवा जा शकता है. 4. ३६३६-४४ के अक्षादुद्ध में जरसंती एक विजिगेतु राज्य 
बर। बह सड़ौश् के रफफ्यों को जीत कर अपने साअपन्य के विस्वार के लिये प्रबस्तक्षील 


पथ... आच्ीन भारत की सासन-संस्थाएँ तंथा राजनीतिक विचार 


आ 3. उसकी सीशा चेकोस्लोवाफिया के साथ लगती थी झौर बह इस राज्य को जीत 
'कर झेपने अधीन कर लेता चाहता था | अतः चेकौसलोबाकिया जरमंनी का भरि-राज्य 
हुआ | इस युद्ध में इटली जर्मती का मित्रराज्य था, क्योंकि इटली की सीमा' जर्मनी 
के साथ नहीं लगती थीं और जर्मनी के साम्राज्य-विस्तार के क्षेत्र सें इंटली नहीं झाता 
था; फ्रांस चेकोस्लोबाकिया का मित्र था । अत' जमनी के लिये वह प्ररि-मित्र था.। 
रूस और ग्रेट ब्रिटेन फ्रास के सित्र थे, अतः उन्हें अरि-मित्र-मित्र कहा जा सकता है । 
भारत की वर्तमान राजनीति मे चीन और पाकिस्तान भारत के झरि राज्य हैं, क्योकि 
इन दोनों की सीमाएँ भारत के साथ लगती हैं । रूस भारत का मित्र है, क्योंकि चीन 
झौर रूस मे भी सीमा प्रदेशों के सम्बन्ध मे विवाद हैं। प्रफगानिस्तान को भारत का 
'मित्र-राज्य समझा जा सकता है, क्‍योंकि पस्तूनिस्तान के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान 
के साथ उसका मतभेद है । 

विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा पर किसी ऐसे राज्य की भी स्थिति हो 
सकती है, जिसे वह तुरन्त अपने भ्रधीन करने का प्रयत्न न कर रहा हो | पर वह भी 
स्वाभाविक रूप से विजिगीषु राजा के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, और किसी भी 
समय विजिगरीषु राज्य पर आक्रमण कर सकता है, विशेषतया ऐसे अवसर पर जबकि 
'विजिभीषु प्ररि-राज्य की विजय के लिए तत्पर हो। ऐसे पडौंसी राज्य को कौटल्य ने 
“पाष्णिग्राह' की संज्ञा प्रदात की है। पाष्णिग्राह राज्य विजिगीषु का शांत्रु होता है, 
और पा््णिग्राह का परवर्तो पडोसी राज्य विजिगीषु का मित्र । इसे कौटल्य ने 
आजन्द कहा है। आक़न्द राज्य का पडौसी 'पा४्णिग्राहासार' विजिगीषु का शत्रु शौर 
पा४्णिग्राह का मित्र होता है। पाष्णिग्राहासार राज्य के साथ जिस राज्य की सीमा 
लगती हो उसे 'झ्राकन्दासार' कहते है, और वह विजिग्ीषु का मित्र होता है। इस 
प्रकार मण्डल मे कुल मिलाकर दस राज्य होते हैं, जिनमे केल्वीमूत स्थिति विजिगीधु 
की होती है। इनमें से पाँच विजिगीषु के श्र होते हैं भ्रौर चार भित्र । पर इनके 
अतिरिक्त दो प्रन्य प्रकार के राज्य भी होते हैं, जिन्हे कौटल्य ते 'मध्यम' और “उदासीन' 
की संज्ञा दी है। जिस राज्य की सीमा विजिगीषु राज्य और उसके शत्रु राज्य दोनों 
के समीप हो और जो दोनो में से किसी की भी सहायता कर सकता हो, उसे 'मध्यम' 
कहते हैं। जिस राज्य की सीमा न विजिग्नीषु के अपने राज्य से और न उसके किसी 
मित्रराज्य के साथ लगती हो, भ्ौर न ही शत्रुराज्य व उसके मित्र राज्यों के साथ, 
लगती हो, पर जो दोनों का विरोध करने या दोनों की सहायता करने में समर्थ हो, ऐसे 
राज्य को 'उदासीन' कहते है। इस प्रकार मण्डल के अन्‍्तर्गंत राज्यों की संख्या बारह हो 
जाती है| विजिगीषु राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह झपने मण्डल के अतिरिक्त 
सब राज्यों में कौन उसके शत्र हैं, कोन मित्र हैं, और कौन मध्यम या उदासीनः की 
स्थिति रखते हैं, इसका भली-माँति विद्वेक करके अपनी नीति का निर्भाण करे | 
कौटल्य के अनुसार जब अरिराज्य व्यसन या विपत्ति से प्रस्त हो, तय कहे श्ाकमणथोत्य 
होता है। जब उसे समुचित सहांवता प्राप्त न हो या जो सहायता प्राप्त हीं बह 
धर्याष्त न हों, सब उसका उच्छेद कर सकता सम्मव होते है । पर जब जहँ विषात्तियस्स 


,' शाज्यों के पारस्परिक सम्बस्ध और व्यवहार. , इ४छ :. 


ले हो झौर उसे सहायता भी प्राप्त हो सो उसे पीड़ा तो दी जा सकती है, परउसका 
बिनाश नहीं किया जा सक्ता। विजिगोदु राजा तभी साआ्राज्य“विस्तार के प्रथत्त' 
में सफलता भ्राप्त कर सकता है, जबकि बह ग्रह' ज्ञान लें ,कि उसकी अपनी, उसके 
झअरिनाज्य, की, : मध्यम राज्य की और उदासीन राज्य, की दक्ति कितनी है। यह 
विचार किस प्रकार किया जागे, कौटल्य में इसका भी तिरूपषण किया है । विजिगीषु 
राजा जिनके सहयोग पर पूरा-पूरा भरोसा कर सकता है, वे मिन्न-राज्य और भिंज्र- 
सिज्र-राज्य ही हो सकते हैं। इस तीनों प्रकार के राज्यों (विजिभीशु का झ्ंपना राज्य, 
मित्र-राज्य और मित्र-मित्र-राज्य) की श्रमात्य शक्ति, जनपद्षग्ति, दुर्मेशक्ति, कोश 
शक्ति, और दण्ड (सेन्‍्य) छाक्ति का विवेचन कर पिज़ियीषु राजा यह जान सकता है, 
कि उसके झपने मण्डल की कुल शक्ति कितनी है 4 इसी प्रकार भ्ररि-राजा के मण्डल 
की शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाये भौर साथ ही मध्यम और उद्दासीन राजाओं के 
मण्डलो की शक्ति का भी । युद्ध के समव मध्यम और उदासीन राजा भी सुंद्ध की 
परिस्थिति से लाभ उठा कर भ्रपने उत्कर्ष के लिए त्रयत्मशील हो सकते हैं। भ्रत: 
उनकी शक्ति को दृष्टि में रक्षन! भी झवध्यक है। बविजिगीएु, भ्ररि, मध्यम भौर 
उदासीन-चारों प्रकार के राज्यो के अपने-प्रपने मण्डल होते हैं, जिनमे से प्रत्येक मे कुल 
मिलाकर प्रठारह तत्त्व रहते हैं। जैसे विजिगीघु के मण्डल में--विजिभीषु राजा, 
विजिमीषु राज्य की प्रमात्य शक्ति, विजिगीषु राजा की जनपद शक्ति, विजिग्रीयु राजा 
की दुग्ग शक्ति, विजिगीषु राजा की कोश झक्ति, विजिगीषु राजा की संन्यशक्ति, मित्र” 
राजा, मित्र राजा की अ्रमात्य शक्ति, सित्र राज्य की जनपद शक्ति, मित्र-राज्य की 
दुर्ग क्षक्ति, मित्र राज्य की कोश क्षक्ति, मित्र राज्य की सैन्य शक्ति, मित्र-मित्र राज्य, 
मित्र-मित्र राज्य की अ्रमान्य शक्ति, मित्र-मित्र राज्य की जनपद दाक्ति, मित्र-मिन्र 
राज्य की दुर्ग शक्ति, मित्र-मित्र राज्य की कोश शक्ति और मित्र-मित्र की सैन्य शक्ति 
ये अ्रठारह तत्त्व होंगे । इसी प्रकार के प्रठारह-पझ्ंठारह ,तत्व भ्रि-राज्य, मध्यम राज्य 
और उदासीन राज्य के मण्डलों से भी होंगे । विजिगीबु राज। तभी झपने साआ्राज्य 
विस्तार के प्रयत्न मे सफलता प्राप्त कर सकेगा, जब कि वह चारों मण्डलों (विजिनीयु 
राजा का मण्डल, आरि राज्य का मण्डल, मध्यम राज्य का मण्डल और उद्यासीन 
राज्य का मण्डल) के भरठारह-अठारह (कुल मिलाकर बहत्तर) तत्वों के बल श्र 
अ्बल का विवेज्ञनन कर अपनी नीति का निर्धारण करे । यदि विजियीजु गह देखे कि. 
उसका अरि राज्य निरबेल है, अरि का भण्डल उसके अपने मण्डल की तुलना में शक्ति- 
हीच है, ती' उसे जीतकर अपने भ्रधीन कर लिया जाब । यदि विजिगीधु, यह देखे कि 
भरि राज्य और उसके मण्डल को शक्ति तो बहुत अधिक है, पर इस बात की 
सम्भावना है कि शत्र्‌ राजा निकट सिम में अपने उल्ृण्ड व्यवहार, चूत, मद्य, स्त्री 
झादि के सेवन झौर . इसी अकार के प्रन्य व्यसनों के कारण निर्बंश हो जामसा, 

जी बह उस पर ग्राकमण करते में संकोच त.करे + कौटल्य ने बड़े विस्तार के साथ 
उस वीति का प्रतिपादन किया है, खिसका अनुसरण कर, विजिमीष राज अपने उप्ेदस: 
में सकलता अससे कर श्कता है। इस नीति का आ(बार -'सण्डल' ही है । आचीन' . 


जूक ... आजीन भशरेत की आसन सस्थाएँ तथा राजतीतिक विचार 


आरत के राजश|स्त्रप्रणेतान्रों मे 'मध्डल' द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय सभ्वस्धी को विकेजर्स 
किया है। जब देश में बहुत-से राज्यों की सत्ता हो, तो स्वाभाविक कप से सर्वअरच्े' 
एक ऐसा भष्ठेल बते जाता है, जिसमें कुल मिलाकर यांरहे राज्य हों। मे बारह स्य' 
निम्नलिखित होते हैं, विजिगीषु, भरि, मित्र, अरि-मित्र, मित्र-मित्र, भरि-मिजन्सिके, 
पमिज्रउमित्र/सित्र, पाटिणग्राह, आकन्द, पाष्णिन्राहासार, मध्यम भौर उद्रासीस । फिर 
इस बारह में सेभी जार (विजिगीधु, झरि, मध्यम भोर उदासीन) के अपने-अपने सण्डल' 
होते हैं। त्रिदेशी राजनीति की सफलता के लिए इन सबंकी शक्ति को दृष्टि में रखना 
आवश्यक है । कौटल्य के अनुसार जिस शक्ति का विवेवन करके विजियीदु सफलता 
प्राप्त कर सकता हैं, वह तीन प्रकार की होती है, मन्त्र शक्ति, प्रभु शक्ति भौर उत्साह 
शक्ति । जब तक इन तीनों प्रंकार की शक्तियों को दृष्टि में रखकर श्रपनी नीति का 
निर्धारण नहीं किया जायग।, विजिगीषु कभी अपने उद्देश्य की सिद्धि नहीं कर सकेगा । 
मण्डल सिद्धास्त का यहीं सार हैं । 


(६) सामन्त पद्धति के काल में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 


जिस मण्डल के सिद्धान्त का पिछले प्रकरण में उल्लेख किया गया है, कह उसी 
युग में प्रयुक्त हो सकता था जब कि भारत में बहुत-से जनपढों या राज्यों की सत्ता 
थी | पर॑ जब सगध के सम्राटों ने मारत के बंहुते बड़े भांग पर श्रपता एकच्छवत्र 
दशसेत स्थापित कर लिया, तो इस सिद्धान्त की विशेष उपयोगिता नहों रह गई । भौयें' 
समझ्राज्य के पतन के पदरचात्‌ भारत पर विदेशी जातियों के श्राक्षमण प्रारम्भ हो गये, 
जिनसे उत्पन्न अराजकता' के कारण इस देश्ष में भी सामन्त पद्धति का विकास हुझा । 
गुप्तवंश के शक्तिशाली सम्राट भारत में एक बार फिर एक विद्याल साम्राज्य की 
स्थापना करने में समर्थ हुए थे, पर गुप्त साम्राज्य का स्वरूप भौ्य साम्राज्य से बहुत 
भिंस्न था| उसके अच्तगेत बहुत-से ऐसे राज्य थे, जिनके शजा पर्वाप्त प्रंश में स्वतत्न 
स्थिति रखते थे । दक्षिण कोसल, सहाकान्तार, पिष्टपुर, कीट्टूर, देवराष्ट्र, एरड पल्ल 
, आरादि अनेक राज्य गुप्त सम्लाटों की भ्रघीनता में पृथक्‌ रूप से विधमान थे, भौर यौभेय, 
मद श्रादि अनेक गणराज्य भी गुप्तों की श्रघीनता स्वीकार करते हुए भ्रपती स्वतस्त् 
सत्ता को कायम किये हुए थे। झसम, नेपाल, क॒तु पुर, उत्तर-पद्चिमी भारत का 
कुशाण राज्य भौर सिहलद्दीप भी भुप्त सज्नाटों को अपना अ्धिप्ति मावते थे । इन सब 
विविध राज्यों के शासक झपनी क्षक्ति के प्रनुसार महाराजा व राजा कंहाते ये, भौर 
उनकी स्थिति गुप्तसआटों के अधीन सामन्त राजाओं की थी। यें संघ आत्तरिक शासंने' 
सें.स्वतन्त्र थे । बस्तुतः, इस काल में भारत में सामन्‍्त पद्धति (फ्यूडलिज्म) को विकांसे 
हों गया था। बडे सामन्‍्तों के भ्रधीत छोटे सामस्त और उसके भी अधीन झौर छोटे 
सामन्त होते थे । इन साभन्तों की अपनी सेनाएँ भी होती थीं। ये प्रपंता राजकीय कर 
भी स्वयं वसूल करते थे । गुप्तों के काल में जिस प्रकार की सामस्त पद्धति भारत॑ में 
विकसित हो गई थी, यह श्राव: संस्यूर्ण"मध्यकाल में कार्यम रही । इस काल के विभिनें 
सहाराजा, राजा, महांसा|मन्त, सॉमन्त और मण्श्लेश्वर भ्रादि दोखक अपने-अपने सच में 


# ६५ 
ही 


राज्यों के पफारस्थारिक सम्बंन्व और व्यवहार ९, इं४३ | 


रकेतर३ होति हुए भी भेपने भपिपति के साथ जिक्षेष अकार के सम्वन्धों से अंधे हुए भे, .. 
और इस सम्बासों का अ्राथार उनकी झपनी शक्ति तथा आपने अधिपति की शक्ति हीं -:" 
होती थी ।:अ्ंभिषति सजा, जिसे 'महाराजधिराज' कहा जाता भा । अपने प्रधीयवनर्ती 


शजाओं, महराजत्ों व सामन्‍्तों से कया सम्बन्ध रखे, यह उसकी अपनी दाक्ति पर हीं 


मिर्भर करता भा । 

पर इन अपीनस्थ राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि. वे महाराजाधिराण 
या प्रपने से उच्चतर भ्रधिपत्ति के वशव्तो होकर रहें, उसके आदेशों का पालले करें, 
शमय-समय पर भेंठ-उपहार आदि उसकी सेवा में भेजते रहें और विशेष झवसरों पर 


* राजदरबार में उपस्थित होकर अ्धिपति के श्रति झपनी भक्ति तथा सम्मान प्रदर्शित 
» ऋरते रहें। जब्र महाराजाधिराज या सामन्त का अधिपति कहीं भ्राक्मण करता था, 
' किसी राज्य को जीतने या भ्रधीनस्थ राजा के विद्रोह का दमन करने के लिये सैन्य शक्ति 


का प्रयोग करता था, तो सामन्तो से बह भी श्रपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी-अपनी 
सेनाश्रो को साथ लेकर युद्ध में अपने भ्रधिपति की सहायता करें । सामनन्‍्त राजाभों पर 
नियन्त्रण रखने के लिये महाराजाधिराज की झोर से कतिपय पदाधिकारियों की वियुक्ति 
भी की जाती थी, जिन्हे सामन्‍्त की स्थिति के अनुसार 'उपरिक महाराज कुमारासात्य' 
व 'विषयपति कुमारामात्य' आदि कहा जाता था। थे पदाधिकारी सामन्त राजा की 
राजधानी में नियुक्त होते थे, भौर उसके कार्यकलाप पर दंष्टि रखते थे। सहाराजा- 
'घिराज और श्रधीनस्थ-सामन्स राजाओो मे परस्पर सम्बन्ध बनाए रखने के लिये इन 
पदाधिकारियों का बहुत उपयोग था। 

सब सामन्‍्त-राजाओों की स्थिति एक समान नहीं होती थी। कतिपम बड़ें 
सामन्त अपने राज्य मे निक्रमात्मक इष्टि से स्वृतन्त्र स्थिति रखते थे । इन्हे महाराज 
व महासामन्त कहा जाता था। इसका महाराजधिराज से केवल इतना सम्बन्ध होता 
था, कि विशेष अवसरों पर वे मेंट, उपहार भ्रांदि भेजकर अधिपति के प्रति अधीनता 
भ्रदर्शित करते रहे भौर भ्रावश्यकता पड़ने पर उसे सैनिक सहायता प्रदान करने के लिये 
भी उद्यत रहे | उनके अपने भी सामन्त होते थे, कि जो अपने क्षेत्र में स्वतस्त्र राजाधों 
के समान आचरण किया करते थे। ये बड़े सामन्‍त झपने राज्य से स्वयं राजकीय कर 
असूल करते थे और अपनी इच्छानुसार उसे व्यय कर सकते थे । 

पर भहाराजाधिराज़ के भ्रघीन ऐसे सामन्त-राजा भी होते थे, जिनकी स्वतस्त्रता 
बहुत सीमित होती थी । इन्हें अपने क्षेत्र से राजकीय कर वसूल करने भौर खर्च करने 
के सम्बन्ध में भ्रपने अंधिपति से झनुस्ति प्राप्त करनी होती थी, भ्ौर यदि उत्हें क्रिसी 
मूंमिखण्ड को दान देना हो तो उसके लिये भी वे महाराजाधिराज द्वारा नियुक्त पदा- 
घिकारी से प्रनुमति ग्रहण किया करते थे । इसी कारण इन खामन्तों द्वारा दिये गये 
दानों के सम्बन्ध में जो दानपत्र उत्कीर्ण कराये जाते थे, उस पर सामन्त राजा के अति- 
रिक्त भहाराजाधिराज हारा नियुक्त राजपदांधिकारी की सहायंता भी उल्लिखित की 
जाती थी। . . 


१४५१ प्राचीन भारत की झ्ासव-संस्थाएँ तथा राजनीतिक विचार . 


.'' * सामच्त-राजा अपने स्रपनिषति के विरुद्ध विश्रेषह करने के: लिये भी शत्वर रहते 

थे। भहाराजादिसज या अपने भभिपति की निर्बंलता से लाभ उठाकर वे अपनी गाफ्ति 

व ल्थिति. को बढ़ाने का प्रथत्त करते रहते थे। थदि इस प्रयत्न में वे असफल ही जाएं... 
तो उनके प्रति भ्रत्यन्त कठोर व्यवहार किया जाता था । न केवल उन्हें राज्यच्युत कर' 
दिया जाता था, भ्रपितु उन्हें बहुत हीत दशा में जीवन बिताने के लिये विवश किया 
जाता था 4-पर यदि वे अपने प्रयत्त मे सफल हो जाएँ, तो वे अभिपति की ऑधीनता से 
मुक्त होकर स्वतन्त्र स्त्रिति प्राप्त कर लिया करते थे । । 


